








त्रिस्कन्धात्मक ज्योतिष शास्त्र का प्रथम स्कन्ध 
(भाग) हे होरा या जातक। प्रस्तुत 'सारावली? 
में इसी का विवेचन किया गया है । इस विषय पर 
वराहमिहिर ने वृहज्जातक का निर्माण किया था 
किन्तु उसमें विषयों का विभाजन संक्षेप में मिलता 
है। इसके उपरान्त कल्याणवर्मा की यह सारावली 
ही दूसरा ग्रन्थ हे जिसमें जातक के जीवन से सम्बद्ध 
सभी प्रकार के सुख दुःख अच्छा-वुरा आदि का विस्तृत 
विवरण सम्यकू प्रकार से विवेचित हुआ है । इस एक 
मात्र ग्रन्थ के विवेकपूर्वक अध्ययन से जातक के 
सम्पूणं जीवन का वास्तविक फलादेश कहा जा सकता 
हँ । यवनजातक आदि ग्रन्थों का सार भी इसमें 
संगृहीत हे। इस महत्ता के कारण ही यह ग्रन्थ 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में ज्योतिष-पाठचग्रन्थो में 
निर्धारित हे । 

मूल ग्रन्थ संस्कृत में होने से सामान्य जन उसका 
उपयोग नहीं कर पाते थे अतः सर्वप्रथम हिन्दी में 
अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है । अपनी प्रामा- 
णिकता एवं प्राचीनता की दृष्टि से यह ग्रन्थ अद्भुत 
एवं अनूठा है। 


, रु० १ (सजिल्द) 
कय: ३० ४५ (भ्रजिल्द) 


se 


a) 











श्रोसत्कल्याणवस-विरचिता 


सारावली 


“कान्तिमती” हिन्दी व्याख्या सहिता 





व्यास्याकार ३० 
डाँ० सुंरलोधरचतुवेंदी 
ज्योतिषाचार्यः ( सिद्धान्त, फलित ), 
विद्यावारिधि : ( पो-एच० डी०.) 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली : वाराणसी : पटना 


मोतीलाल बनारसीदास छै 
भारतीय संस्कृति साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता । कु 
सुरुय कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ र 
शाखाएं : ७ चोक, वाराणसी-१ ( उ० प्र० ) र 
७ अशोक राजपथ, पटना-४ ( बिहार ) + 


प्रथम संस्करण : वाराणसी, १६७७ ` ७ 
द्वितोय संशोधित संस्करण : वाराणसी, १६८१ bs 


सूल्य : रु० ४५०० अजिल्द 
२० ६५०० सजिल्द 


भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये 
रियायती मूल्य के कागज पर मुद्रित । 


श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा गौरीशंकर प्रेस, 
भष्यमेदवर, वाराणसी द्वारा “मुद्रित । 





॥ श्री हनुमते नमः ॥ 
भूमिका 
ज्योतिःशास्रफल पुराणगणकेरादेश इत्युच्यते' 


यह तो सर्वेविदित है कि वेदाङ्गों में ज्योतिषशास्त्र सर्वेश्रेष्ठ शास्त्र है। इस 

शास्त्र के बल पर ही जगत्‌ का शुभाशुभ ज्ञात हो सकता है। इस शास्त्र के मुख्य 
तीनइभाग [ १. सिद्धान्त, २. संहिता, 3. होरा ] हैं। ये तीनों भाग महषियों 
द्वारा प्रणीत होने के कारण ही जीवन में होने वाली घटनाओं का सत्य परिचय 
देने में पूर्ण समर्थ होते हैं। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। सिद्धान्त, संहिता 
इन दोनों के लक्षण तत्तद ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ होरास्कन्ध के अन्तर्गत हे । अतः जिज्ञासा होती है कि होरा किसे 
कहते हैं ? उत्तर--'होराथं शास्त्रं होरा तामहोरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति । अहश्च 
रात्रिश्च अहोरात्रो होरा शब्देनोच्यते' अहोरात्र शब्द के पूव वणं ( अ ) तथा पर 
वर्ण (त्र ) का लोप करने से होरा शब्द निष्पन्न होता है। पुनः यह जिज्ञासा होती 
है कि अहोरात्र शब्द से ही होरा शब्द क्यों निष्पन्न होता है। उत्तर--प्रवह वेग 
से १ दिन में ही १२ मेषादि राशियां उदित होकर अस्त होती हैं अर्थात्‌ दिन 
रात्रि में काल के वश से १२ राशियों का भ्रमण होता है काल अहोरात्र के 
अन्तर्गत होता है । इन्हीं को लग्न भी कहा जाता है। लग्न के आधार पर ही 
शुभाशुभ फल का ज्ञान जिस शास्त्र से होता है अर्थात्‌ जीव की जन्मकालीन ग्रहस्थिति 
अथवा तिथि नक्षत्रादिकों द्वारा उसके जीवन के सुख दुःखादि का निर्णय जिस शास्त्र 
से होता है उसे होराशास्त्र या जातक या जातकशास्त्र कहते हैं । 

बृ० जा० में कहा है--होरेत्यहोरात्रविकल्प० । 

तथा च प्रस्तुत ग्रन्थ में भी-आदचन्तवर्णलोपाद्धोरास्माकं भवत्यहोरात्रात्‌ । तत्प्र- 
'तिबद्धश्रायं ग्रहभगणार्चिन्त्यते यस्मात्‌ ॥ 

एवं बृहत्संहिता में भी-होराऽन्योऽङ्गविनिशचयश्च कथितः स्कच्धस्तृती योऽपरः’ 
(१ अ० ९ इलो० ) ॥ 

इस होराशास्त्र का क्या प्रयोजन है । उत्तर--लघुजातक में कहा हे--'यदुपचित- 
'मन्यजन्मनि शुभाऽशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌ । व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप 
इव' (१ अ० ३ इलो०) प्राणियों के पूर्वजन्माजित शुभाशुभ कमें का ज्ञान इस होरा 
शास्त्र से होता है । जैसे अन्धकार में इष्ट पदार्थे का ज्ञान दीपक की सहायता से. 
होता है, उसी प्रकार जीवन में आनेवाले शभ वा अशुभ समय का ज्ञान होराशास्त्र 
से होता है । इस शास्त्र के फलादेश कथन में दैवज्ञ ही समर्थ होता है।. . 


(RE) 


ग्रन्थकार ने कहा है--विधात्रा लिखिता याऽसो छलाटेऽक्षरमाखिका । दैवज्ञस्तां . 


तथा शम्भुहोराप्रकाश में भी--वर्णाबळी तु लिखिता भुवि मानवानां धात्रा 
ललाटपटले किल दैववित्ताम्‌' इत्यादि प्राणियों के मस्तकों पर ब्रह्माजी द्वारा लिखित 
शुभाशुभ फल को होराशास्त्र को ज्ञानरूपी चक्ष्‌ से दैवज्ञ ही देखकर सुख व दुःख का 
ज्ञान कराने में समर्थ होता है, न कि नक्षत्रसूची फलादेश में समर्थ होता हे । दैवज्ञ 
कौन होता है । उत्तर | । 
होरापारसमुद्रपारगमने नून समर्थो भहान्‌ 
पाट्याखये गणिते च बीजगणिते यो दभगर्भाग्रधी: । 
सिद्धान्ते स्फुटवासनाप्रकयने भेदेरनेकँयु ते, 
गोले स्यात्कुशलः स एव गणको योग्यः फरादेशके ॥ 
त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीयः प्रान्तः श्रौतस्मार्तोपासने निष्ठचित्तः । 
निदंस्भो यः सत्यवादी प्रसन्नो दैवज्ञो वे स स्सृतो नेतरशच ॥ 
इसलिये त्रिस्कन्ध का ज्ञाता ही दैवज्ञ होता है। यह होराझाञ्न अन्य स्कन्धों से 
महान्‌ है: र. ॐ न 79 कसी 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता. है कि फलित के 
मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों में वराहमिहिर के बाद अर्थात्‌ बृहज्जातक के अनन्तर ही कल्याण 
वर्मा विरचितः सारावली का ही नाम आता है । ग्रन्थ में कहा है- 
विस्तरकृतानि मुनिभिः परिहृत्य पुरातनानि शास्त्राणि । | 
. होरातन्त्रं रचितं वराहमिहिरेण संक्षेपात्‌ ॥ ( ९ अ० २ इलो० ) | 
इससे सिद्ध होता है कि आचाय वराहमिहिर ने संक्षेप में होराशास्त्र का वर्णन 
किया है । इस संक्षेप वर्णन से विषयों का विभाग स्पष्ट न देखकर कल्याण वर्मा नते 
यवनाचार्यादि द्वारा बनाये गये विस्तृत ग्रन्थों से सार हीन वस्तुओं का त्याग करके सार 
मात्र पदार्थो का ज्ञान इस प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है । 
कहा है --'सकलमसारं त्यकत्वा तेभ्यः सारं समुद्ध्चियते ॥ 
ग्रन्थकार का परिचय 
ग्रत्थकार ने अपने जन्मस्थान के विषय में व ग्रन्थ रचना काळ के विषय में 
स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा है । केवल ग्रन्थारम्भ में लिखा है कि 
^देवग्रामपुरप्रपोपणबलाद्‌ब्रह्माण्डसत्पञ्जरे' इत्यादि इलोक से ज्ञात होता है कि 
देवग्राम नगर निवासी श्रोमद्‌ व्याघ्रपदीइवर कल्याण वर्मा इस प्रस्तुत ग्रन्थ का ग्रन्य- 
कार है । 
इसलिये व्याघ्रपदीसवर शब्द से ग्रन्थकार बघेल वंशीय सिद्ध होते हैं । 





( ३ ) 


बघेल शब्द की उत्पत्ति 

१--बघेलखण्ड जनपद को अनुश्रतियों के आधार पर रीवाँ के बघेल वंशीय 
-क्षत्रियों का मूल पुरुष व्याघ्रदेव था ! उसका मुख वाघ के मुख के समान था और 
इसी कारण उसकी सन्तान 'बाघेल, या “बघेल” कहलाई । आज भी रीवाँ महाराज 
की ओर से प्रकाशित कैलेन्डरो में बघेलवंश चित्रावली छापी जाती है, जिसके मध्य में 
स्थित व्याप्रदेव का मुख बाघ के समान रखा जाता है । 

२--स्थानीय लेखों के आधार पर रीवाँ-जनपद के वघेल क्षत्रिय गुजरात से आये 
हुए सोलंकी हैं । 

गुजरात के पाँचवें सोलंकी राजा भीभदेव के चार पुत्र थे। जिनमें चोथे पुत्र 
सारङ्गदेव हुए, जिनके पुत्र वीर सिह हुए। जिस समय गुजरात के शासक सिद्धराज 
जयसिह (वि० स० ११५२-११९६) थे, उन्होंने वीर सिंह के पुत्र बाघ राव को जागीर 
में बघेला गाँव दिया था, जिसके आधार पर बाघराव की सन्तान बघेल नाम से 
विख्यात हुई । 

३---'रीवाँ राज्य का प्राचीन इतिहास” देखने से पता चलता है कि गुजरात से 
असंतुष्ट होकर बाघराव 'व्याघ्रदेव' वि० सं० १२३४ में रीवाँ की ओर आये और 
कालिञ्जर से १६ मील उत्तर पूर्वं की ओर पहाड़ी पर एक मरफा नाम का किला था । 
च्याघ्रदेव ने अपना प्रभुत्व इसी किले में स्थापित किया था । कुछ दिनों के बाद व्याध्र- 
देव ने भर राजा से कालिञ्जर छीन लिया । तथा पाइवंवर्ती राज्यों पर भी अधिकार 
जमा छिया । व्याघ्रदेव की परिहारिन ठक्राइन से दो पुत्र हुए ज्येष्ठ कणेदेव व कनिष्ठ 
'कन्धरदेव थे । व्याघ्रदेव का स्वर्ग वास वि० स० १२४५ के आस पास हुआ था । 

४--व्याघ्रदेव के बाद कर्णदेव राजा हुए । इनकी राजधानी गहोरा में थी । 
करणदेव संस्कृत के धुरन्धर विद्वात्‌ थे। इन्होंने 'सारावली' नामक ज्योतिशासत्र का 
एक अच्छा ग्रन्थ लिखा है । इनके आश्रित अनेक संस्कृत के धुरन्धर विद्वान रहा करते 
थे । जिनमें ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान्‌ था । 
इनका स्वर्गवास वि० सं० १२६० के आस पास हुआ । इनके मरने पर उनके 
उत्तराधिकारी उनके पुत्र सौहागदेव हुए । 

रीवाँ के बघेरों का वंशवक्ष 


वीरसिह ( बघेला गाँव गुजरात ) 


बाघरावञ=व्याघ्रदेव 

| | 
कणदेव कंधरदेव 

१--वत्तंमान मध्य प्रदेश के चार उत्तरी जिलों--१. रीवाँ, २. सतना, ३ सीधी 


और शहडौल से सीमित बघेलों की बोली का जनपद । : 
२--क्षत्रियों की शाखा विशेष देखिये रीवां स्टेट गजेटियर पृ० १२१ विस्तृत 








चर्चा के लिये देखिये 'ओरिजिन आफ दी चालुक्याज । ३-पृ० २८-२९ . 


४-री० ३० पृ० ३१ । * 


(? ४८) 


यही कर्णेदेव कल्याण वर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए । “रीवाँ राज्य का इतिहास व 
“बचेलखण्ड के संस्कृत काव्य' नामक ग्रन्थों से सिद्ध होता है कि गुजरात के पाटन जिले 
के अन्तर्गत व्याघ्रपल्ली नामक ग्राम से आये हुए बघेल वंशी आज तक राज्य करते 
चले आये थे । इसलिए रीवाँ जिला जन्मस्थान ग्रन्थकार का सिद्ध होता है । किन्तु 
देवग्राम नगरसिद्धि में 'नोहरा' व 'वान्धवगढ़' नामक राजधानी बाधक सिद्ध होती 
हैं। मैंने पता लगाया है कि करबी से उत्तर की ओर एक देवल नामक ग्राम है । 
उसमें बघेलवंशी लोग रहते हैं । रीवॉ जिले में ही करबी तहसील है । 

काल 

ग्रन्थकार व ग्रन्थ रचना-काल के विषय में ग्रन्थ में किसी भी प्रकार का संकेत 
प्राप्त नही होता है। इस विषय में म० म० सुधाकर ह्विवेदीजी ने “श्रीचापवंशतिलके 
श्रीव्याप्रमुखे नुपे शकनृपालात्‌' इस ब्रह्मगृप्त के पद्य से “व्याप्रपदीश्वरो के स्थान पर 
“्याप्रभटेश्व रो' यह पाठान्तर ज्ञात करके 'व्याघ्रमुख' व 'व्याघ्रभट' में समानता मान- 
कर ब्रह्मगुप्त के काल से पूर्व ही इनका काल अर्थात्‌ ५०० शक माना है । 

१- शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने इतिहास में लिखा है किं भट्टोत्पल ने 
बृहज्जातक की टीका में सारावली ग्रन्थ के अधिक वचन उद्धृत किये हैं तथा उनमें 
एक स्थान पर ( ७ अ० १३ इलोक की टीका ) वराहमिहिर का नाम आया है अतः 
सारावली ग्रन्थ वराहमिहिर के बाद का और ८८८ शक से पहले का हैं। सारावली 
नामक एक ग्रन्थ मैंने देखा है, उसमें उत्पलोद्धृत वचन नहीं हैं। उसके कर्ता का 
नाम कल्याण वर्मा है। उन्होंने अपने को बटेश्वर कहा है । बटेश्वर नाम के ज्योतिषी 
शक ८२१ के लगभग थे अतः उत्पलोद्धत सारावली ही बटेशवर या कल्याण वर्मा कृत 
सारावली है ओर इसका रचनाकाल लगभग ८२१ शक हे । 

आचार्य सुधाकर ने ५०० शक, शंकर धालकृष्ण दीक्षित ने ८२१ शक के आस- 
पास होना स्वीकार किया है किन्तु “रीवाँ के इतिहास” से वि० सं० १२४५ के बाद 

ये कल्याण वर्मा गद्दी पर आसीन हुए और उसी समय में ग्रन्थ रचना इन्होंने की ऐसा 


प्रतीत होता है । ब्रह्मगुप्त इनको सभा में थे इस लेख का कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है तथा 
ब्रह्मगुप्त का जन्म काल ५२० शक है । इस लिये वि० सं० १२४५ से सामञ्जस्य होने 


में पुर्ण कठिनाई है । हाँ इनके काल के विषय में इतना तो स्पष्ट ही है कि भट्टोत्पल व 
बलभद्र मिश्र के पूर्वं ही इनका जन्म हुआ है । क्योंकि बृहज्जातक की भट्टोत्पली टीका 


में वलभद्र द्वारा संगुहीत होरा रत्न ग्रन्थ में सारावली के वचन अधिक प्राप्त होते हैं । 
किन्तु बृहज्जातक की प्रथम शलोक की टीका में 'तरणिकिरणसङ्गादेष पीयूषपिण्डो' 


इस सिद्धान्त शिरोमणि के पद्य को देखने से प्रतीत होता है कि १०३६ शक के 
बाद ही उत्पलाचाये का जन्म हुआ है। परन्तु उत्पल ने अपनी भट्रोत्पली टीका के 
अन्त में “वस्त्रष्टाष्टमिते' कहकर ८८८ शक ही सिद्ध किया है। यदि यहाँ पर 

“वस्वष्टाष्टमिते' यह पाठान्तर मान लिया जाय तो बलभद्र के १५१४ शक के वाद 


१. “भारतीय ज्योतिष’ पृष्ठ ६३७-६३८ । 


(५८-८६) 


उत्पलाचायें का जन्म सिद्ध होता है। यह भी होरारत्न ग्रन्थ देखने से सिद्ध 
इसलिये नहीं होता कि भट्टोत्पली के ग्रन्थान्तरों के वाक्य इस होरा रत्न में अविकळ 
उपलब्ध होते हैं। यदि वि० सं० १२४५ के बाद इनका ग्रन्थ माना जाय तो 
उत्पलाचार्य का जन्म कर्ण देव ( कल्याण वर्मा ) से पूर्वे सिद्ध होगा । यह भी असंभव 
है क्योंकि भट्टोत्पल ने सारावली के बचन अपनी बृहज्जातक की टीका में उद्धृत 
किये हैं। शिशुपाल वध की मल्लिनाथी टीका में तथा दिवाकर की जातक पद्धति 
में भी कल्याण वर्मा का नाम आया है। ऐसा आफ्रेट सूची में है। | 

हमारा अपना अनुमान है कि ये कल्याण वर्मा ( सारावली के प्रणेता ) उपर्युक्त 
“'रीवां का इतिहास” में दिये हुए कल्याण वर्मा से भिन्न हैं। जैसा कि उन्होंने अपना. 
स्थान देवग्राम बताया है और अपने को व्याघ्रपदीइवर कहा है इससे यह सिद्ध होता है 
कि गुजरात के चौलक्य वंशी ( सोलंकी ) राजा कल्याण वर्मा गुजरात के व्णाघ्रपल्ली 
स्थान के निवासी थे जिसके समीप देवग्राम ( देवग्राम पुर ? ) आज भी विद्यमान है। 
रीवाँ का बघेल वंश इसी परम्परा में सं १२३४ के बाद यहाँ आया । प्रकृत कल्याण 
बर्मा इससे बहुत पहले गुजरात के शासक थे और व्याघ्रदेव इनके मूल. पुरुष थे । 
इनका काल शक ५०० से ८२१ के मध्य था । उत्पलदेव, जिन्होंने अपना कालं 
८८८ शक लिखा है, इनके बाद हुए और ब्रह्मगुप्त इन्हीं सारावली कार कल्याण वर्मा 
के सभा पण्डित हो सकते हैं, रीवाँ के इतिहास में दिये हुए कन्धरदेव या कल्याण वर्मा: 
की सभा के नहीं । बड त 

इस कल्याण वर्मा के अतिरिक्त राजनक कल्याण वर्मा कश्मीर शैव दशन के विद्वान हुए 
हैं। जिनका उद्धरण जयरथ ने वामकेश्वरी मत विवरण में दिया है, और विवाह वृन्दावन . 
के टीकाकार तथा व्यवहार प्रदीप के रचयिता भी कल्याण वर्मा नामक विद्वानु हैं। ' 

मैंने निर्णण सागर से प्रकाशित मूल ग्रन्थ का व संस्कृत विश्वविद्यालय 
के सरस्वती भवनस्थ ३६४७७ ग्रन्याङ्क का आश्रय लेकर इसकी हिन्दी व्याख्या करके 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की है। और साथ में यह भी चेष्टा की है कि इस ग्रन्यकार' 
ने कहां से ग्रहण किया है तथा इस ग्रन्थकार के बाद जिन ग्रन्थकारों ने इसका आशय 
लेकर ग्रन्थ रचना की है उन सबों के उद्धरण यथा स्थान दिये हैं। वैसे वैद्यनाथ ने. 
इसको मुख्यतन्त्र मानकर जातक पारिजात की रचना की है । ऐसा स्वयं उन्होंने लिखा 
है। मेरे इस महात्‌ कार्य में श्रद्धेय पं० जनादेन शास्त्री पाण्डेय जी ने जो सहायता 
की है । उससे मैं परम उपकृत हूं । 


अन्त में मैं विद्वदूजनों क्षमा मागता हूँ कि मेरे दृष्टिदोष से अल्पन्नतावश कोई 
त्रुटि रह गयी हो तो उसे क्षमा कर सूचना देने का कष्ट करे । 


विदुषामनुचरः 
मथुरावास्तव्य-श्रीमद्भागवताभिनव शुक- 
भा० शु० राधाष्टमी पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजः-- 
भौमवार, सं० २०३४ मुरलीधर चतुवद: . 


सं० वि० वि०, सरस्वती भवन वाराणसी । 


विषय सुची 


प्रथम अध्याय--मङ्गलाचरण १ 
द्वितीय अध्याय--मस्तक पर विधाता द्वारा लिखी गई अक्षर पंक्ति को पढ्ने 

की सामथ्यं, होरा शब्द की व्युत्पत्ति, होरा शब्दार्थ, जातक व होरा में अभेद, होरा 
शास्त्र की आवश्यकता । २-३ 
तृतीय अध्याय--१२ राशियों के नाम, राशियों के स्वरूप, काल पुरुष के 
अवयव, अवयवों का प्रयोजन, १२ राशियों के नामान्तर, राशि के पर्याय, मण्डल व 
चक्रा्धे स्वामी, चक्राधं स्वामी के आधार पर फल, १२ राशियों के स्वामी एवं नवांझा- 
धिपति, स्पष्टार्थं स्वामी चक्र, स्पष्टार्थं नवांश चक्र, भवनाधिप के विना फलादेश नहीं 
होता, वर्गोत्तम नवांश तथा द्वादशांश का वर्णेन, द्रेष्काण एवं होरा स्वामी, स्पष्टार्थं 
द्रेष्काण चक्र, स्पष्टार्थं होरा चक्र, त्रिशांश के स्वामी, स्पष्टार्थं त्रिशांश चक्र, सप्तमांश 
के स्वामी, स्पष्टार्थं सप्तमांश चक्र, राशियों में वर्गेभेद संख्या का ज्ञान, वर्गभेद का 
आनयन, राशियों को क्र्राक्र्र, पुरुष, स्त्री, चर, स्थिर, द्विस्वभाव तथा गण्डान्त संज्ञा, 
गण्डान्त में जायमान का फल, राशियों की दिशा व फल, कौन-कौन राशि किस दिशा 
व समय में बली, राशियों की दिन रात्रि पृष्ठोदयादि संज्ञा, राशियों का बल १२ 
भावों के नाम, १२ भावों के नामान्तर, चतुरस्र, केन्द्रादि संज्ञा, चतुर्थ व दशम के 
चामान्तर, नवम, पञ्चम, सप्तम के नामान्तर, ६, ३, १२, २ भावों के नामान्तर, 
फणफर, आपोक्लिम संज्ञा, उपचय, अनुपचय संज्ञा, ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, उच्च 
नीचादि ज्ञान, राशियों की हुस्व, मध्य, दीघो दय संज्ञा, हस्वोदयादि का फल, राशियों 
का प्छव व प्रयोजन, राशियों के वर्ण तथा प्रयोजन । ४-१६ 


चतुर्थ अघ्याय--कालपुरुष के आत्मादि विभाग, आत्मादि का प्रयोजन, द्रेषकाण- 

वश काळाबयवों की उत्पत्ति, लग्न के आधार पर वाम दक्षिण अंग तथा निर्वेल-सबल 

संज्ञा, लग्न द्रेष्काणवश कालावथव ज्ञान, अंग ज्ञान का प्रयोजन, ग्रहों के राजत्वादि 

अधिकार व प्रयोजन, कोन ग्रह किस दिशा का स्वामी, ग्रहों की शुभ पाप संज्ञा, सूर्य, 

चन्द्रमा, मंगळ और बुध के नामान्तर, गुरु, शुक्र, शनि, के नामान्तर, सूर्यादि ग्रहो के 
वर्ण और अधिदेवता, अधिदेवताओं का प्रयोजन, प्रहों की पुरुष, स्री, नपुंसक तथा 
विप्रादि संज्ञा एवं तत्त्वों के अधिपति, ग्रहों के रस तथा स्थान, ग्रहों के वस्त्र तथा धातु, ` 
काळ एवं ऋतुओं के स्वामी ग्रह, कालाधिपति प्रयोजन, वेदों के अधिप, लोक स्वामी 
ग्रह, सूर्य का स्वरूप और गुण, चन्द्रमा, मंगल. बुध, गुर, शुक्र, शनि का स्वरूप और 
गुण, नैसगिक मित्र, सम, शत्रु, ज्ञान, ग्रहों के तात्कालिक मित्र व शत्रु, पञ्चधा मैत्री 
विचार, ग्रहों की साधारण दृष्टि, विशेष पूर्ण दृष्टि, ग्रहों के चार प्रकार के बल, दिगृबल 


त 


(७) 

एवं स्थान बल, काल बल व चेष्टा बरू, आयन वल, द्रेष्काण बल, दिन रात्रि त्रिभाग 
बल, नेसगिक बल, सात प्रकार के बल का कथन, ग्रहों की अफलता। १६-३१ 

पचम अध्याय-ग्रहों की दीप्तादि ९ प्रकार की अवस्था कथन, दीप्तादि का 
ज्ञान, दोस्त अवस्थागत ग्रह का फल, स्वस्थ, मुदित, शान्त, शक्त, पीडित, भीत, 
विकल, खल ग्रह का फल, उच्च राशि में वक्री होने-पर विशेष, उच्चादि बल में 
श्रेष्ठादि कथन, पूर्ण चन्द्र होने पर राजा, आयु मध्य में सुख योग, राशि भेद फल 
कथन, फल भेद का निर्णय, राशियों में उच्च, मुल त्रिकोण व स्वगृह के अंश उच्च 
नीचादि राशि स्थित शुभ ग्रहों के शुभफल में न्युनाधिक्य, नीचादि राशि स्थित पाप 
ग्रहों के अशुभ फल में न्यूनाधिकता, शुभ फल का अभाव और अशुभ फल पूर्ण, उच्च 
च मूल त्रिकोण बल से युक्त ग्रह फल, स्वराशि, मित्र राशि व स्वहोरा वल से युक्त 
ग्रह फल, स्वद्रेष्काण व स्वनवांश बल से युक्त ग्रह फल, सप्तमांश व द्वादशांश बल से 
युत ग्रह फल, त्रिशांश बल से युत व शुभ ग्रह से दृष्ट ग्रह फल, पुरुष, स्त्री राशि बल 


से युत ग्रह फल, स्थान वल, दिग्‌ वल, अयन बल, चेष्टा बल से युत ग्रह फल, शुभ, 
पाप वक्र ग्रह फल, निष्कण्टक राज्यप्रद ग्रह फल, दिन रात्रि बल से युत ग्रह फल, 


वर्षेशादि ग्रह फल, पक्ष बल से युत ग्रह का फल, बलवान्‌ शुभ ग्रहों का फल, बलवान्‌ 
'पाप ग्रहों का फल, स्वमित्रादि राशिगत ग्रहों की दशा के नाम, बालादि दशा का फल, 


विषम राशिगत ग्रह फल, समराशि गत ग्रह फल । ३१-४० 
षष्ठ अध्याय-परस्पर कारक ग्रह कथन,कारक ग्रह का उदाहरण, अन्य कारक 
ग्रह कथन, कारक ग्रह का फल, समस्त योगों में कारक की प्रधानता! ४०-४२ 


ससम अध्याय--वारेशादि कथन, प्रथम वर्षेश व होरेश से द्वितीयादि तथा 
अभीष्ट दिन में वारेश कथन, सौर-चान्द्रमाम कथन, भावोक्त कमं करने का समय, 


सूर्य के विषय, चन्द्रमा के विषय, मङ्गल के विषय, बुध के विषय, गुरु के विषय, शक्र 
के विषय, शनि के विषय, ग्रहों के देश । ४२-४५ 


अष्टम अध्याय--आधानाध्याय का कथन, गर्भाधान योग्य रजोदशंन कथन, 
रजोदर्शन का कारण, गर्भाधान में अक्षम रजोदर्शन, स्त्री- पुरुष संयोग कथन, सम्भोग 
ज्ञान प्रकार, गर्भ सम्भव योग, प्रकारान्तर, गर्भस्थिति का स्वरूप, गर्भ में पुत्र व कन्या 
का ज्ञान, अन्य प्रकार, गर्भे में यमल योग, पुत्रयोग ज्ञान, नपुंसक योग ज्ञान, प्रकारान्तर 


से यमल योग ज्ञान, गर्भ में तीन वालक के जन्म का योग, माता-पिता मौसीं-चाचा 
ग्रह, मातादि संज्ञा का प्रयोजन, गर्भाधान के बाद प्रत्येक मास में गर्भ का स्वरूप, गर्भ 


के १० मासों के स्वामी, गर्भपात योग, गर्भपुष्टि ज्ञान, गर्भे के साथ गर्भवती मरण योग 


ज्ञान, अन्य प्रकारान्तर, गर्भं वुद्धि योग ज्ञान, गर्भ समय से प्रसव मास ज्ञान, अन्य 
प्रकार से प्रसव ज्ञान, जन्म राशिज्ञान, तीन व बारह वर्ष के बाद प्रसव योग ज्ञान, 


प्रसव के दिन-रात्रि काल का ज्ञान, प्रसव के लग्नादि का विचार, नेत्रहीन योग ज्ञान, 


पुन: नेत्र हीन योग ज्ञान, मूक योग ज्ञान, जड, सदन्त योग ज्ञान, अधिकाङ्क योग ज्ञान 
वामन व कुव्ज योग ज्ञान, पङ्गु योग ज्ञान । ४५-६० 





(८) 
नच्च अधघ्याय--मस्तकादि से जन्मयोग ज्ञान, प्रसवस्थान का ज्ञान, प्रकारान्तर 
से प्रसव स्थान ज्ञान, प्रकारान्तर से प्रसवदेश ज्ञान, पुनः अन्य प्रकार से जन्म स्थान का 
ज्ञान, सूतिका के गृह का ज्ञान, सूतिका गुह्‌ में शयन स्थान ज्ञान, प्रसव गृह में वरामदे 
का ज्ञान, सूतिका गुह्‌ स्वरूप ज्ञान, सूतिका गृह के द्वार व समीप के घर का ज्ञान 
सूतिका की शय्या का ज्ञान, सूतिका का भूमिशयन व उपसूतिका ज्ञान, सूतिका घर में 
दीपक का स्थान व स्वरूप, दीपक की वत्ती व तेल का ज्ञान, अधिक दीपक ज्ञान, प्रसव 
समय के अन्धकार का ज्ञान, पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग ज्ञान, कष्ट में प्रसव वः 
माता सुख ज्ञान परजात जन्म योग ज्ञान, प्रसव समय में मातृकष्ट का ज्ञान माता से 
त्यक्त योग ज्ञान, प्रकारान्तर से ज्ञान, नालवेष्टित जन्म योग ज्ञान, सपंवेष्टित जन्म योग 
ज्ञान, यमल जन्म योग ज्ञान, जातक के शरीर व वर्ण का ज्ञान, जातक की प्रकृति का 
ज्ञान, जातक के पिता व माता के मरण योग का ज्ञान, माता पिता के सुख योग 
का ज्ञान । ६०-७१ 
दशम अध्याय--पुरुष वनिता ग्रहों के बल का ज्ञान, तीन प्रकार के अरिष्टो का 


कथन, तृतीय व द्वितीय वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, नवम वर्षे के वाद अरिष्ट ज्ञान, १ मास में 
अरिष्ट ज्ञान, एक, छै, चार वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, दो मास में अरिष्ट ज्ञान, शीघ्र अरिष्ट 


ज्ञान, जन्माधिपति के द्वारा शरीर पीड़ा ज्ञान, सात वषं में अरिष्ट ज्ञान, शरीर पीडा 
ज्ञान, १० या १६ वषं में अरिष्ट ज्ञान, शीघ्र मरण ज्ञान, स्वल्प काल में मरण ज्ञान, 


अन्य अरिष्ट ज्ञान, १,४, ८ वर्ष में, १, ६, ८, मास में, अन्य, नवम वर्ष मे, चतुर्थ 
मास में, पुनः अन्य, प्रकारान्तर से, अन्य, पुनः अन्य, माता के सहित, शीघ्र, नवमः 


वर्षं में अरिष्ट ज्ञान, मातृ पितृ, पिता के, माता के साथ मरण योग ज्ञान, जन्म के 
समय पिता का ज्ञान, पिता के मरण योग काज्ञान, पुनः माता के साथ मरण योग का 


ज्ञान, माता त्र जातक में १ के मरण का ज्ञान, नेत्र हानि योग ज्ञान, प्रकारान्तर से 
नेत्र हानि योग ज्ञान, कणे रोग योग ज्ञान, चन्द्रराशि से कर्ण रोग ज्ञान, तीन दिन 
जीवन योग ज्ञान, १ दिन व सात दिन जीवन योगज्ञान, रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान, 
पुनः रोगारम्भ से, जन्मा5ड्धु से अरिष्ट ज्ञान, एक मास व सात दिन आयु योग ज्ञान, 
मृतजातक योग ज्ञान, त्रिकोणगत पाप ग्रह से अरिष्ट योग ज्ञान, पुनः अरिष्ट योग ज्ञान, 


शीध्रमरण योग ज्ञान, १०८ वर्ष की आयु योग ज्ञान, १२० वर्ष की आयु योग ज्ञान, 


अरिष्ट ज्ञान, देवतुल्य आयु योग ज्ञान, गतायु योग ज्ञान, अनुक्तकाल योगों में मरण 
समय ज्ञान, पुनः पाँचवें वर्ष में अरिष्ट ज्ञान, ११, ७, ४, ३, ९ वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 


- ५, १२, ७ वषं में, दुमुहतं में, अल्प समय में, प्रत्येक राशि में चन्द्रकृत अरिष्ट ज्ञान, 


कथित अंशों में मरण समय ज्ञान । ७२-९२ 
एकादश अध्याय--पुणंचन्द्र होने पर अरिष्ट नाश योग ज्ञान, प्रकारान्तर सेः 
रिष्टभङ्ग योग ज्ञान, पुनः प्रकारान्तर से रिष्टभङ्ग योग ज्ञान । 5३-४६ 


द्वादश भध्याय--गुरु की स्थितिवश अरिष्टभङ्गयोग ज्ञान, प्रकारान्तर से राहु 


से, प्रकारान्तर से अरिष्ट भङ्ग योग ज्ञान, केन्द्रस्थ गुरु व शुक्र से अरिष्ट भङ्ग योग 
ज्ञान, अमितायु योग ज्ञान । &७-१०९ 


Sst so = ~ 


( २९८") 


त्रयोदश अध्याय--सुनफा-अनफा-दुरुधरा योगलक्षण, केमद्रुम योग ज्ञान, 
प्रस्तार विधि से - सुनफादिभेद संख्या ज्ञान, दुरुधरा योग के १०८ भेदों की सारिणी; 
सुनफा योगफल, अनफा, दुरुधरा योगफल, केमद्र म योगफल, सुनफादि योगो का केन्द्र 
में प्रधानत्व कथन, सुनफा योग कारक भौम का फल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का फरु,, 
अनफा योग कारक भौम का फल, वुध, गुरु, शुक्र, शनि का फल, दुरुधरायोग कारक 
भौम वुध का फळ, भौम गुरु, भौम शुक्र, भौम शनि, वुध गुरु, बुध शुक्र, वुध शनि, ` 
गुरु शुक्र, गुरु शनि, शुक्र शनि का फल, स्वल्प-मध्यम-उत्तम धनादि योग ज्ञान का फल 
चन्द्रमा से उत्तमादि धन योग ज्ञान, प्रकारान्तर से उत्तमादि धन योग ज्ञान । 
१००११२ 
चत॒दंश अध्याय--वेशि, वाशि, उभयचरी योग लक्षण, वेशि योग फल, वेशिः 
योग कारक गुरु, शुक्र, वुध, भौभ, शनि, का फल ज्ञान, वाशियोग फल, वाशि 
योग कारक गुरु शुक्र बुध भौम शनि का फल, फलादेश में विशेष कथन, उभयचरी' 
योग का फल । ११३-११५ 
पञ्चदश अध्याय--सूर्य चन्द्र युति का फल, सूर्यं भौम, सूर्यं बुध, सूर्यं गुरु, 
सूर्य शुक्र, सूर्यं शनि, चन्द्र भौम, चन्द्र बुध, चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भोम 
बुध, भोम गुरु, भोम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, गुरुः 
शनि, शुक्र शनि युति का फल । ११५-१२१ 
षोडश अध्याय --सूर्य चन्द्रमा भोम, सूर्य चन्द्रमा वुध, सूर्यं चन्द्रमा गुरु, सूर्य 
चन्द्रमा शुक्र, सूर्यं चन्द्रमा शनि, सूर्य भौम वुध, सूर्य भौम गुरु, सूर्ये भौम शुक्र, 
सूर्य भौम शनि, सूर्य बुध गुरु, सूर्य वुध शुक्र, सूर्य बुध शनि, सूर्य गुरु शुक्र, सूर्ये शुक्र 
शनि, चन्द्रमा भौम वुध, चन्द्रमा भौम गुरु, चन्द्रमा भोम शुक्र, चन्द्रमा भौम शनि,. 
चन्द्रमा बुध गुरु, चन्द्रमा वुध शुक्र, चन्द्रमा बुध शनि, चन्द्रमा गुरु शुक्र, चन्द्रमा गुरु 
शनि, चन्द्रमा शुक्र शनि, चन्द्रमा बुध गुरु, चन्द्रमा बुध शुक्र, चन्द्रमा बुध शनि, 
चन्द्रमा गुरु शुक्र; चन्द्रमा गुरु शनि, चन्द्रमा शुक्र शनि, भौम वुध गुरु, भोम वुध 
शुक्र, भौम वुध शनि, भौम गुरु शुक्र, भौम गुरु शनि, भौम शुक्र शनि, बुध गुरु शुक्र, 
बुध गुरु शनि, वुध शुक्र शनि, गुरु शुक्र रानि, युति का फल, माता व पिता के सुख 
का ज्ञान, शुभ ग्रहों की युति का फल, पापग्रहो की युति का फल । १२१-१२७ 
सप्तम अध्याय--सू० चं० मं० वुध, सू० चां० मं० गुरु, सू० चं० मं० शुक्र,- 
सू० चं० मं० शनि, सू० चं० बुध गुरु, सू० चन्द्र बुध शुक्र, सू० चन्द्र बुध शनि, 
सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र, सूर्ये चन्द्र गुरु शनि, सूर्य चन्द्र शुक्र शनि, सूर्यं भोम बुध गुरु, 
सूर्य भौम बुध शनि, सूर्यं भौम गुरु शुक्र, सूर्यं भौम गुरु शनि, सूर्ये भौम शुक्र शनि, 
सूर्य बुध गुरु शुक्र, सूये बुध गुरु शनि, सूर्ये बुध शुक्र शनि, सूर्य गुरु शुक्र शनि, चन्द्र 


' भौम बुध गुरु, चन्द्र भौम बुध शुक्र, चन्द्र भौम बुध शति, चन्द्र भोम गुरु 


शुक्र, चन्द्र भौम गुरु शनि, चन्द्र भौम शुक्र शनि, चन्द्र बुध गुरु शुक्र, चन्द्र 


( १० ) 


बुध गुरु शनि, चन्द्र त्रुध शुक्र शनि, चन्द्र गुरु शुक्र शनि, भौम बुध गुरु शुक्र, भोम वुध 
गुरु शनि, भोम बुध शुक्र शनि, भोम गुरु शुक्र शनि, बुध गुरु शुक्र शनि युति का फल । 
१२८--१३३ 
अष्टादश अव्याय --सूयं चन्द्र भौम बुध गुरु, सूर्यं चन्द्र भौम बुध शुक्र, सूर्यं चन्द्र 
भोम बुध शनि, सूर्य चन्द्र भौम गुरु शुक्र, सूर्य चन्द्र भौम गुरु शनि, सूर्य चन्द्र भौम 
शुक्र शनि, सूर्यं चन्द्र बुध गुरु शुक्र, सूर्य चन्द्र बुध गुरु शनि, सूर्यं चन्द्र बुध शक्र शनि, 
सूयं चन्द्र गुरु शुक्र शनि, सूर्य भौम वुध गुरु शुक्र, सूर्यं भौम बुध गुरु शनि, चन्द्र 
भोम बुध शुक्र शनि, सूयं भौम बुध शुक्र शनि, चन्द्र भौम गुरु शुक्र शनि, सूर्यं भौम 
गुरु शुक्र शनि, सूर्ये बुध गुरु शुक्र शनि, चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र, चन्द्र भौम बुध गुरु 
शनि, चन्द्र भौम बुध शुक्र शनि, चन्द्र बुध गुरु शुक्र शनि, भौम बुध गुरु शुक्र शनि 
युति का फल । १३४-१३७ 
एकोनविश अध्याय-सू० चं० मं० बु० गृ० शु०, सू० चं० मं० बु० गु० शनि, 
सू० चं० मं० बु० गुरु शुक्र शनि, सूर्यं चं० मं० गुरु शुक्र शनि, सू० वं० बुध गुरु शक्र 
शनि, सूर्ये भौम बुध गुरु शुक्र शनि, चं० मं० बु० गु० शु० शनि युति का फल, एकत्रित 
५ या ६ ग्रहों का फल । १३८-१३६ 
विश अध्याय--संन्यास योगों का वर्णन, तपस्वी योग ज्ञान, प्रब्राजक योग ज्ञान, 


तपस्वी, ब्रती योग ज्ञान, वनपर्वतस्थ तपस्वी, भन्नत्यागी मुनि, ब्रती योग ज्ञान, यशस्वी 
मुनि योग ज्ञान, तपस्वी योग ज्ञान, फल-मूलभक्षक तपस्वी योग ज्ञान, वहकल, चीरधारी 


ब्रती योग ज्ञान, शान्त तपस्वी योग ज्ञान, फलभक्षक यती योग ज्ञान, पर्वत वनवासी 
तपस्वी योग ज्ञान, दुःखी मुनियोग ज्ञान, जटाधारी वहकल वस्नधारी मुनि योग ज्ञान, 
तपस्वी योग ज्ञान, प्रब्रज्या भङ्गयोग ज्ञान, चार आदि ग्रहों के बिना प्रब्रज्या योग ज्ञान, 
, भ्रकारान्तर से प्रब्रज्या योग ज्ञान, भाग्यहीन प्रत्रज्या योग ज्ञान, दुःखी संन्यासी योग 
ज्ञान, नूप संन्यासी योग ज्ञान, दुःखित संन्यासी योग ज्ञान, प्रकारान्तर से संन्यास योग 
ज्ञान, प्रत्रज्या कारक सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, गुरु, शक्र, शनि का फल । १३९-१४७ 

एकविश अध्याय--३२ नाभस योगों के नाम, ७ की संख्या संज्ञा का कथन, 
दल व आकृति संज्ञक योग ज्ञान, आश्रय, आकृति, संख्या, दल योग का फल, नौ, 
कुट, छत्र, चाप, यूप, शर, शक्ति, दण्ड, बद्धं चन्द्र वस्र व यव योगों का लक्षण, 
शकट, विहग, हल व श्रुङ्खाटक, चक्र व समुद्र, नल, मुसल, रज्जु, माला व सपं योगों 
'का ज्ञान, नाभस योगफल प्राप्ति ज्ञान, नौका, कूट, छत्र, चाप, अद्ध चन्द्र, वज्ञ, यव, 
कमळ, वापी, शकट, विहग, गदा, श्वृज्भाटक, हल, चक्र, समुद्र, यूप, शर, शक्ति, 
“दण्ड, माला, सर्पे, रज्जु, मुसळ, नल, गोल, युग, शूल, केदार, पाश, दामिनी, वीणा 
योगों का फल । १४७--१६४ 

द्वाविश अध्याय--मेपस्थ सूर्ये का फल, भौम राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि 
'के फल, वृष राशिस्थ सूर्य का फळ, शुक्र राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की हृष्टि के फल, 


tnt SY कळ. > है दा कनत तत त विना २ Sf 


( ११ ) 


मिथुन राशिस्थ सूर्य का फल, बुध राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कके 
राशिस्थ सूर्यं का फल, कर्के राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिह राशिस्थ 
सूर्य का फल, सिह राशिस्थ सूर्ये पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 
राशिस्थ सूर्य का फल, गुरु राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल, मकर राशिस्थ 
सूर्य का फल, शनि राशिस्थ सूर्ये पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कुम्भ राशिस्थ, मीन 
राशिस्थ सूर्य का फल । १६५-१७६ 
त्रयोविश अध्याय--मेष राशिस्थ चन्द्रमा का फल, मेष रारिस्य चन्द्र पर 

ग्रहों की इष्टि के फल, बुष राशिस्थ चन्द्र का फल, वृष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की 
इष्टि के फल, बुषस्थ चन्द्रमा के पूर्वार्ध व पराधं का फल, मिथुन राझिस्थ चन्द्र काः 
फल, मिथुन राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की हृष्टि के फल, ककं राशिस्थ चन्द्रमा का फल, 
ककं राशिस्थं चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिंह राझिस्थ चन्द्रमा का फल, सिंह 
राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, कन्या राशिस्थ चन्द्रमा का फल, कन्या: 
राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल, तुला रादिस्थ चन्द्रमा का फल, तुला: 
राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, वुर्चिक राशिस्थ चन्द्र का फल, वुर्चिक, 
राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों.की दृष्टि के फल, धनु राशिस्थ चन्द्र का फल, धनु रागिस्थ; 
चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, मकर राशिस्थ चन्द्रमा का फल, मकर राशिस्थ चन्द्रमा. 
पर ग्रहों की इष्टि के फल, कुम्भ राशिस्थ चन्द्र का फल, कुम्भ राशिस्थ चन्द्र पर ग्रहों: 
की दृष्टि के फल, मीन राशिस्थ चन्द्रमा का फल, मीन रासिस्य चन्द्र पर ग्रहों की 
दृष्टि के फल, कथित फलों का निर्णय । १७६-१९२: 
चतुर्विंश अध्याय-भौम राशि. नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, ' 
शुक्र राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, बुध राशि नवांशस्थ चन्द्र पर 
ग्रहों की दृष्टि के फल, कर्क राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, सिंह 
राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल, गुरु राशि नवांशस्थ चन्द्र पर ग्रहों” 
की दृष्टि के फल, फल कथन में विशेषता । | १९२-१६६. 
' पर्चाविश् अघ्याय--मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ भौम का फल, स्वराशिस्थ भोम पर ग्रहों की दृष्टि: 
के फल, शुक्र राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल, बुध, कर्क, सिंह, गुरु, शनि 
राशिस्थ भोम पर ग्रहों की दृष्टि के फल । १९६-२०६ 
षड विश अध्याय- मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 
मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ बुध का फल, भौम, शुक्र, बुध, कर्के, सिह, गुरु, शनि 
राशिस्थ बुध पर ग्रहों की हृष्टि के फल । २०७-२१६ 
सर्सावश अध्याय--मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिंह, कन्या, तुळा, वुश्चिक, धनु, 
मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ गुरु का फल, भोम, शुक्र, बुध, ककं, सिंह, स्वराशिस्थ, 
शनि राशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल । २१६-२२५ 


( १२ ) 


अष्टाविश अध्याय मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, 
सकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ शुक्र का फल, भौम, स्व, बुध, कर्के, सिंह, गुरु, शनि 
'राशिस्थ शुक्र पर ग्रहों की हृष्टि के फल । २२६-२३४ 

एकोनत्रिश अध्याय-मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ शनि का फल, भौम, शुक्र, बुध, कर्के, मिह, गुरु, 
-स्वराशिस्थ शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल । २३५-२४४ 

जिरा अधयाय--ग्रह भाव फलाध्याय का कथन, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 
पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम,दशम, एकादश, द्वादश भाव में सूर्य का फल, लग्नस्थ 
चन्द्रमा का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 
एकादश, द्वादश भावस्थ चन्द्र का फल, ळरनस्थ भोम का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, 
'पत्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भावस्थ भोम का फल, लग्नस्थ 
बुध का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे, पञ्चम, शानु, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, 
दादश भावस्थ बुध का फल, रूग्नस्थ गुरु का फल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पच्चम, 
अष्ठ, सतम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भावस्थ गुरु का फल, लग्नस्थ शुक्र 
का फल, द्वितीयस्थ, ३-८ भावस्थ, 5-१२ भावस्थ शुक्र का फल, लग्न व 
धनस्थ, ३-८ भावस्थ, ९-१२ भावस्थ शनि का फल, भावों का शुभाशुभत्व 
ज्ञात । २४४-२६१ 

एकत्रिश अध्याय- केन्द्रस्थ सूर्य चन्द्र युति का फल, सूर्य भौम, सूर्यं वुध, 
सूरये गुरु, सूर्यं शुक्र, सूये शनि, चन्द्र भोम, चन्द्र बुध, चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, 


भोम बुघ, भौम गुरु, भोम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गुरु शुक्र, 
गुरु शनि, शुक्र शनि युति का फल । है २५७-२७२ 


द्वात्रिश अध्याय- भाग्यभाव विचार, भाग्यस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल, 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य भोम की दृष्टि का फल, सूर्य चन्द्र, सूर्य बुध, सूये शुक्र, सूयं शनि, 
चन्द्र भोम, चन्द्रबुध, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भोम बुध, भौम शुक्र, भौम शनि की दृष्टि 
का फल, बुध शुक्र, बुध शनि, शुक्र शनि, भाग्येश की व समस्त ग्रहों की दृष्टि का फल, 
शुभ राशि में बली ग्रहों का फल, नीचादि राशि में पाप ग्रहों का फल, भाग्य भाव में 
स्वराशिस्थ पाप ग्रहों का फल, भाग्यस्थ प्रधान राजयोग का ज्ञान, समस्त ग्रहों से दृष्ट 
अत भाग्यभाव का फल, नवमस्थ सूर्य चन्द्र योग का फल, सूर्य भोम, सूर्य बुध, सूयं 
गुरु, सूर्य शुक्र, सूर्यं शनि युति का फल, नवमस्थ चन्द्र भीम युति का फल, चन्द्र बुध, 
चन्द्र गुरु, चन्द्र शुक्र, चन्द्र शनि, भौम वुध, भौम गुरु, भौम शुक्र, भौम शनि, बुध गुरु, 
बुध शुक्र, वुध शनि, गुरु शुक्र, गुरु शनि, शुक्र शनि युति का फल, सु० चं० भौ०,- 
सू० चं० बुध, सू० चं० गुरु, सु० चं० शुक्र, सू. चं० शनि, सूर्य भौम बुध, स्‌० भौ० 
गुरु, सू० भौ० शुक्र, सु० भौ० शनि, सूर्ये बुध गुरु, सू० बुध शुक्र, सू० बुध शनि, 
सू० गुरु शुक्र, सू० गुरु शनि, सु० शुक्र शनि, चं० मं० बुध युति का फल, भाग्यस्थ 


en पलक थक PT NP 


( १३ ) 


चं० मं० गु०, चं० मं० शुक्र, चं० मं० शनि, चां० बु० गुरु, चां बु० शुक्र, चां० बु० 
शनि, च ० गु० शुक्र, च ० गु० शनि०, च ० शुक्र शनि, मं० बु० गुरु, मं० बु० शुक्र, 
मं० बु० शनि, बु० गु० शुक्र, बु० गु० शनि, गु० शु० शनि युति का फल, सू० च० 
म० वुध, सू० च ०म० गुरु, सू० च ० मं० शुक्र, सू० च्‌०म० शनि, सू०च ०बु० गुरु, 
सू० च ० वु० शुक्र, सू० च० बु० शनि, सू० मं० बु० गुरु, सु० मं० बु० शुक्र, सू० 
मं० बु० शनि, सू० मं० गु० शुक्र, सू० मं० गु० शनि, सू बु० गु० शुक्र, सू० बु० 
गु० शनि, सू० बु० शु० शनि, सु० गु० शु० शनि, च ० सं० च्चु० गुरु, च०मं० 
बु० शुक्र, च ० मं० बु० शनि, च ० मं० गु० शुक्र, च ० मं» गु० शनि, च० मं० 
शु० शनि, च'० वु० गु० शुक्र, च० बु० गु० शनि, चः बु० शुक्र शनि, 
च ० गु० शु० शनि, भौ० वु० गु० शनि, भौ” बु० शुक्र शनि, भौ० गु० शु० 
शनि, बु० गु० शु० शनि युति का फल नवमस्थ बुध के साथ तीन चरादि ग्रहों का 
फल, नवमस्थ बुध गुरु के अतिरिक्त ग्रहो का फल । . २६३-२९१ 
त्रयखश अध्याय--फल कथन में विशेषता का ज्ञान, चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्ये 

का. फल, भोम का, बुध का, गुरु का, शनि का, सूर्य भोम युति का फल, सूर्यं बुध, 
सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र का फल, चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्य शनि युति का बल, भौम बुध, 
भौम गुरु, भोम शुक्र, भोम शनि, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, गु० शुक्र, गुरु शनि, 
शुक्र शनि, सू० मं० बुध, सू० मं गुरु, सू० मं शुक्र, सू० मं० शनि, सू० बुध गुरु, 
सू० बुध शुक्र, सु० बुध शनि, सू० गु० शुक्र, सू० गु० शनि, सू० श्‌० शनि, मं० बु० 
गुरु, मं० बु० शुक्र, मं० बु० शनि, मं० गु० शुक्र, मं० गु० शनि, मं शुक्र शनि, बु० 
गु० शुक्र, बु० गु० शनि, बुध शुक्र शनि, गु० शु० शनि, सू० मं० बु० गुरु, सू० सं 
बु० शुक्र, सू० मं० बु० शनि, सू० बु० गु० शुक्र, सू० बु० गु० शनि, सू० बु० शुक्र 
शनि, सू० गु० शु० शनि, मं० बु० गु० शुक्र, मं० बु० गु० शनि, मं० बु० शुक्र शनि, 
मं० गु० शु० शनि, बु० गु० शु० शनि युति का फल, लग्न वा चन्द्रमा से शुभाशुभप्रद 
पाप ग्रहों का फल, लग्न व चन्द्र में बली से दशमभाव का फल, दशमस्थ में राशि के ' 
वर्ग का फल, वुष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन ; 
राशि के वर्ग का फल, लग्न वा चन्द्रमा से दशमस्थ सूर्यादि ग्रहों का फल । २९१-३०४ 
चर्तुख्चश अध्याय--सूर्य से दृष्ट लग्न का फल, चन्द्र से. भौम से, बुध से, 

[ गुरु से, शुक्र से, शनि से दृष्ट लग्न का फल, लग्तस्थ अपनी राशि को देखने का व शुभ 
पाप ग्रह से दृष्ट लग्न का फल, किसी भी ग्रह से अदृष्ट लग्न का फल,-दो आदि ग्रह 
से व एक शुभ ग्रह से दृष्ट लग्न का फल, समस्त ग्रहों से हष्ट लग्न का फल, लग्नस्थ 
तीन शुभ ग्रह व पाप ग्रहों का फल, लग्त से ६, ७, ८ में पाप ग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त 
| शुभ ग्रहों का फल, लग्नस्थ ग्रह के फल में व्यूनाधिक कथन, धनभाव में सू० श० भौम 
का फल, गुरु बुध का फल, शुक्र का फल, तृतीयभाव में पाप ग्रह राशि व पाप ग्रहों 
का फल, भ्रातृसंख्या का ज्ञान, तृतीय भाव में शनि व शुक्र का फल, बुध का फल 
सन्तान प्राप्ति वा अप्रासिका ज्ञान, पंचमस्थ शुभराशि में गुरु के षड्वगे का फल, 


( १४ ) 


सन्तान संख्याज्ञान, क्षेत्रज पुत्र योग ज्ञान, दत्तक व क्रीत पुत्र योग ज्ञान, ऋृत्रिम पुत्र 
प्राप्ति योग ज्ञान, अधम, गुढपुत्र, अपविद्ध, पुनभू , कानीन, संहोड पुत्रज्ञान पुत्र अप्राप्ति 
योग ज्ञान, दासो पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान, कन्या सन्तति योग ज्ञान, सन्तान हीन योग ज्ञान; 
पश्चमस्थ शुभ पाप ग्रह का फल, शत्रु भाव विचार, स्त्रीलाभ योग ज्ञान, स्त्रीनाश वं 


पुनभूँ स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान, स्त्री संख्या योग ज्ञान, प्रकारान्तर से, स्त्री वर्ण योग ज्ञानं 
स्त्री विनाश योग ज्ञान, विकलदार योग ज्ञान, कानी स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान, वन्ध्यापतिं 


योग ज्ञान, स्त्री पुत्र हीन योग ज्ञान, स्त्री के साथ व्यभिचार योग ज्ञान, पुत्र स्त्री हीन 
व अधिक अवस्था. में स्त्रीलाभ योग ज्ञान, अधिक धनाढ्य योग ज्ञान, सूरये से हृष्ट या 
युत लाभ भाव का फल, चन्द्र से, भोम से हृष्ट या युत लाभ भाव का फल, बुध से 
हृष्ट युत का व आयस्थ, बुध वर्ग का फल, गुरु के वर्ग में गुरु से हृष्ट युत का लाभ 
शुक्र के वर्ग में शुक्र से दृष्ट युत लाभ का फल, शनि के वर्ग में शनि से दृष्ट युत लाभं 
का फल, आयस्थ शुभ-पाप-मिश्र ग्रह को फल, समस्त ग्रहों से दृष्ट युत लाभ का फल, 
मित्र स्वगुहादिस्थ ग्रहों का फल, व्ययस्थ सूर्य चन्द्र भौम का फल, द्वादशस्थ गुरु-चन्द्र- 
शुक्र का फल, विशेष फल कथन, प्रकारान्तर से द्वादश भाव का फल, नेत्र विनाश 
योग ज्ञान, कान व दाँत विनाश योग ज्ञान, उन्माद योग ज्ञान । ३०४-३२४ 
` पञ्चत्रिश अध्याय--राजकुलोत्पन्न व निम्नकुलोत्पन्न राजयोग तथा धनी योगं 
क्रर कर्मा व सत्कृत राजयोग, नीचकुळोत्पन्त राजयोगों के ३२ भेदों का कथन, स्पष्ट भेद 
ज्ञानार्थं सारिणी, अधमवंशोत्पन्न राजयोग, अधिक भूमण्डल पालक योग, अन्य राजयोग 
विज्ञान कुशल, सद्भूपाल, अधिक लक्ष्मी से युत, इन्द्र तुल्य, सकल कलाढ्य, शत्रु से 
अजेय, शत्रु पराजित कर्ता, अन्य, स्वभुजबल से, अन्ये, अधि राजयोग, अन्य राजयोग; 
अपार कीतियुत, अन्य, प्रसन्न, अन्य, इन्द्रतुल्य बली अन्य, अखण्ड भूपति योग, अन्य, 
प्रकारान्तर से, यशस्वी व समस्त शत्रु हन्ता, अन्य, सावभौम, देवदानवों से बन्दित, 
शत्रु रहित, अन्य, सावंभोम, प्रकारान्तर, से सगरादि तुल्य, तपस्वी, गुरु बुद्धि तुल्यं; 
ुर्वारशत्रुमारक, अन्य राजयोग, अन्य, यशस्वी, अधिक हाथी युक्त, स्वकीति से दिशाओं 
का शुभ कर्ता राजयोग, शत्रुजेता, सार्वभौम, अंधिक हाथी युक्त, अपूर्वं यशस्वी, निषाद 
कुलोत्पन्न, महाराज योग, अन्य, ग्रामीण, अन्य राजयोग, अधिक यशस्वी, नींचकुळोत्पन्नः 
देवतुल्य, अन्य राजयोग चीचकुलोत्पन्न, लक्ष्मी युत, प्रसिद्ध, ब्राह्मण कुलोपन्न, गाय- 
पालक, सकल नपपालक, अन्य, यशस्वी, अन्यजात, कुत्सित, नीचकुलोत्पन्न, शत्रु जेता, 
निराकुछ, चक्र व समुद्र, अन्य, अधिक सम्पत्तिवान्‌, नगर नामक, प्रशान्त, कलशसं£ त, 
पूर्ण कुम्भनामक, सब संसार से वन्दित, स्थिर लक्ष्मीवान्‌, अधिक लक्ष्मीवान्‌, चन्द्रांशु 
तुल्य यशस्वी, अपने गुणों से विख्यात, अन्य, अधिक यशस्वी, अन्य, पराक्रम धन वाहन 
से युक्त, सर्पराज के तुल्य प्रतापी, राजेश्वर, शत्रुजित, अन्य, लक्ष्मीपति, अन्य, ब्राह्मण 
कुल में, अंग देशाधिप, मगधाधिप, शत्रुदमन, गोप कुलोत्पन्न, समस्त भूमण्डल का स्वामी 
अन्य, काइमीराधिप, अन्य, प्रसिद्ध कीतिमान्‌, शत्रुजित, अन्य द्वीपाधिप, अन्य, 
त्रिभुवनाधिप, अन्य, शत्रुजित, विमल कीतिमानु, प्रसिद्ध यशस्वी, स्वभुज विजयी, 


a” आसन सक त SSS 


बह कन उ+ 


( १५ ) 


प्रसिद्ध, अस्थिर स्वभावी, अजेय, द्विजदेव भक्त, सवँबन्दित, शत्रुजेता, अन्य, की तिमानु, 
सफल पुष्कल नामक, अन्य, शतयोजन भूस्वामी, अन्य, सार्वभौम, वधित श्री शत्रुजेता, 
अन्य, संसार का कल्याणकारी, अन्य, प्रसिद्ध, वीर अन्य, अजेय, सावंभोम, अन्य, 
अतुल्य बलवानु, अहङ्कारी, कुबेर के समान धनी, त्रिसमुद्रपारग, अन्य, सिहासनाधिशायी 


अन्य, स्वबाहुव्रल से भूमि का जेता, समस्तनुपवन्दित, अन्य, सुनफादि योग में; अतुल 
कीतिमान्‌, सार्वंभौम, अन्य, स्फीत महीपति, अन्य, अन्य राजयोग । ३२२४-३६८ 
षट्‌ त्रिश अव्याय--प्रहों की रश्मि संख्या का ज्ञान, प्रकारान्तर से, अभिमुख 


पराडःमुख रश्मि कथन, स्पष्ट रश्मि का आनयन, आनीत रह्मि संख्या में संस्कार 
विशेष, पुनः संस्कार विशेष का कथन, १-५ रश्मि योग का फल, ६-१० तक, ११-१५ 


तक, १६-२० तक, २१-२५ तक, २६,३० तक, ३१ से ३६ तक, ३६ से ४३ तक, 
४४ से ४५६ तक, फल में विशेषता का कथन । ३६६-३७५ 


नश्चत्रिश अध्याय--पञ्चममहापुरुष लक्षण, शुक्रादि से फल ज्ञान, सतोगुणी के 
प्रधान लक्षण, रजोगुणी के, तमो गुणी के, समस्त पृथ्वी पालक का ज्ञान, चात्रुजेता 
राजयोग, विशेष राजयोग, राजा का वणं ज्ञान, तत्व ज्ञान, आकाश-जल, वायु-अरिन 
तत्त्व का फल, भूमि तत्व का फल, आकारश-जल-वायु, वह्वि छाया का, भूमि छाया का, 
वात पित्त-प्रकृति का, कफ प्रकृति का, राजयोग में विशेष कथन, मालव्य-रुचक, 


शश-हंव, भद्र योग फल, अन्य फल । ३७५-३८५ 
अ्टत्रिश अध्याय-राजपोग भंग, अपशकुन से राजयोग, अन्य राजयोग, 
प्रकारान्तर से राजयोग, फल में विशेष कथन, राजयोग भंग ज्ञान । ३८५-३८९ 


एकोनचत्वारश अध्याथ-आयुर्दायाध्याय का कथन, तीन प्रकार की आयु 
में कब किसका ग्रहण, अंशायु साधन, लग्नायुर्दाय में विशेष संस्कार, पुनः विशेष 
संस्कार, चूडामणि के मत में विशेष संस्कार, पुनः विशेष संस्कार, आयु में हानि, 
चक्राधे हानि ज्ञान, ग्रहों की पिण्डायु का कथन, पिण्डायु का साधन, पिण्डायु साधन 
में विशेष, लग्न पिण्डायु साधन में विशेष, लग्नस्थ पापग्रह होने पर हानि, ग्रहों की 


निसर्गायु का कथन, परमायु योग ज्ञान, अमितायु योग ज्ञान, मनुष्यादि के परमायु 
प्रमाण का ज्ञान, परमायु प्राप्त करने के अधिकारी । ३८६-३६६ 


चत्वारिश अध्याय--दशाध्याय का कथन, दशाविषय में मणित्य का कथन, 
दशा विषय में सत्याचाये का मत, स्वकीय मत का कथन, शुभफल, अशुभफल देनेवाली 
दशा, अवरोहिणी व आरोहिणी दशा का ज्ञान, दशा कथन में विषय, चन्द्र महादशा 
में चन्द्रराशिपश फल, समस्त ग्रहों की दशारम्भ काल में चन्द्रराशिवश फल, दशारम्भ 
में चन्द्र पर ग्रहों की दृष्टि का फल, दशा स्वामी का लग्नस्थ व उपचयस्थ होने पर फल, 
दशास्वामी से चन्द्र स्थिति वश फल, शब्रु-नीचांशस्थित ग्रह दशा फल, लग्न दशा का 
शुभाशुभ फल ज्ञान, ग्रहों की नैसगिक दशा का क्रम, नैसगिक दशा का फल, सूयं. 
की शुभ दशा का फल, सूर्य की अशुभ दशा का फल, चन्द्रमा की शुभाशुभ दशा का 


( १६ ) 


फल, भोम की शुभाशुभ दशा का फल, बुध की शुभ दशा का फल, बुध की अशुभ 
दशा का फल, गुरु की शुभाशुभ दशा का फल, शुक्र की शुभाशुभ दशा का फल, शनि 
की शुभ दशा का फल, शनि की अशुभ दशा का फल, दशा कथन में विशेष, पाँच 
प्रकार को सूर्ये दशा का कथन, छग्नस्थ केन्द्रस्थ सूये दशा का फल, नीचस्य सूर्य दशा 
का फल नीचस्थ सूर्य दशा का फल, उच्च-मूलत्रिकोण व शश्रुगुह व अष्टमस्थ सूर्यं दशा 
का फल, विशेषता से चन्द्रदशा का फल, उच्च-नीच-मित्र-शत्रृस्थ व क्षीण चन्द्र दशा 
का फल, पूर्णं व बली एव अष्टम तथा दात्रुराशिस्थ चन्द्र दशा का फल, लग्नस्थ व 
उच्चस्थ एवं केन्द्रस्थ ग्रहों की दगा का फल, षष्ठस्थ व अष्टमस्थ व अस्त ग्रह की दशा 
का फल, वक्री ग्रह की दशा का फल, ग्रहों की स्थिति से दशा का फल, शत्रु राशिस्थ 
ग्रहों की दशा का फल, निर्बल ग्रह की दशा का फल, षष्ठ-क्रोण-द्यन-निधनस्थ व शत्रु- 
गुहुमत ग्रह दशा का फलू, नीचस्थ ग्रह दशा का फल, शून्य बली ग्रहों की दशा का 
फल, दशाफल प्राप्ति कथन | ३४७-४११ 

एकचत्वारिश अध्याय-अन्तर्देशा पाक ज्ञान, अन्तर्दशा साधन में विशेष, 
सत्याचाये का मत, अन्तर्देशा साधन, दशाधीश के साथ रहने वाले ग्रह की अन्तदेशा 
का फल, दशाधीश से सप्तमस्थ व अष्टमस्थ ग्रह की अन्तर्देशा का फल, केन्द्र त्रिकोण 
के विना एकस्थ २, ३, ४ पाप ग्रहों की अन्तदेशा का फल, दशाधीश से चतुर्थस्थ ग्रह 
की अन्तर्दशा का फल, सूर्य की महादशा में चन्द्र भोम बुध गुरु की अन्तर्दशा का 
फल, सूर्य की महादशा में शुक्र व शनि की अन्तदंदशा का फल, चन्द्रमा की महादशा में 
सूयं भौम बुध गुरु की अन्तदेशा का फल, चन्द्रमा की महादशा में शुक्र व शनि की 
अन्तर्दशा का फल, भोम की महादशा में सूर्य चन्द्र बुध गुरु की अन्तर्देशा का फल, 
भोम को महादशा में शुक्र शनि की अन्तर्दशा का फल, बुध की महादशा में सूर्य 
चन्द्र भौम गुरु शुक्र की अन्तेदशा का फल; बुध की महादशा में शनि की अन्तर्दशा 
का फल, गुरु की महादशा में सूर्ये चन्द्र भौम बुध की अन्तर्दशा का फल, गुरु की महा- 
दशा में शुक्र शनि की अन्तदेशा का फल, शुक्र की महादशा में सूर्य चन्द्र भौम बुध की 
अन्तदेशा का फल, शुक्र की महादशा में गुरु व शनि की अन्तर्देशा का फल, शनि की 
महादशा में सूर्यं चन्द्र, भौम बुध की अन्तदेशा का फल, शनि की महादशा में गुरु व 
शुक्र की अन्तर्देशा का फल दशा फलादेश में विशेष, अस्तग्रह की दशा का फल, लग्नेश 


व राशीश के शत्रुग्रह की दशा का फल, राज्यप्रद दशा का कथन, भोगी व शवराधिप 
योग ज्ञान । ४११--४२१ 


द्विचत्वारिश अध्याय-पापग्रह की महादशा में पापग्रह की अन्तर्दशा का फल, 
भोम की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल, क्रूर राशिस्थ पापग्रह षष्ठ में वा 


अष्टमस्य होने पर दशा का फल, लग्नाधीश के शत्रु की दशा में लग्नेश की अन्तर्दशा 
का फल । ४२१-४२२ 
त्रिचत्वारिश अध्याय--दशारिष्टभङ्ग ज्ञान । ४२२ 


शै 
क जन SASS HS SE Rss SOS पाका अक्की होतू आ मिति, | ५ चा 


( १७ ) 


चतुइचत्वारिश अध्याय--उच्चस्थ सूर्यं चन्द्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि का फल, 
सूल त्रिकोणस्थ सूर्य चन्द्र का फळ, मूल त्रिकोणस्थ भौम वुध गुरु शुक्र शनि का फल, 
स्वराशिस्थ सूर्य चन्द्र का फल, स्वराशिस्थ बुध गुरु शनि का फल, मित्रगुहस्थ सूय 
चन्द्र भौम वुध गुरु शुक्र का फल, मित्रगुहस्थ शनि का फल, नीचस्थ सूर्य चन्द्र भौम 
बुध गुरु शुक्र शनि का फल, शत्रु राशिस्थ सूर्य चन्द्र का फल, शत्रु राशिस्थ भौम वुध 
गुरु शुक्र शनि का फल, उच्च नीचादि नग्रांश फल का न्युनाधिक्य, उच्चस्थ दो तीन 
ग्रहों का फल, उच्चस्थ ३, ४, ५, ६ व समस्त ग्रहों का फल, मुळत्रिकोणस्थ दो ग्रहों 
का फल, मूलत्रिकोणस्थ ३, ४, ५, ६ व समस्त ग्रहों का फल, स्वराशिस्थ दो तीन 
चार पाँच ग्रहों का फल, स्वराशिस्थ ६ ग्रहों का फल, मित्र राशिस्थ २-३-४-५-६ व 
७ ग्रहों का फल, नीचस्थ २-३-४-५-६-७ ग्रहों का फल, शत्रराशिस्थय दो तीन चार 
ग्रहों का फल, शत्रुराशिस्थ ५-६-७ ग्रहों का फल । ४२३-४२३२ 

पञ्डचत्वारिश अध्याय-स्त्रीजातकाध्याय का कथन, भाव विशेषों से विशेष फळ 
ज्ञान, पतिव्रता सुशीला रूपवती व पुरुषाकृति योग ज्ञान, बली त्रिशांशवश फल 
कथन भौमराशिस्थ त्रिशांशों का फल, दुध शुक्र व चन्द्र राशिस्थ त्रिशांशों का फल, गुरु 
व शनि राशिस्थ त्िशांशों का फल, स्त्री स्त्री संभोग ज्ञान, समभाव का फल, पर- 
पुरुषासक्त योग ज्ञान, माता के साथ कुलटा योग ज्ञान, सरोग नीरोग भंग ज्ञान, सप्तम- 
भावस्थ शनि, भोम शुक्र वुध राशि व नवांश का फल, सप्तमभावस्थ चन्द्र गुरु सूर्य 
राशि व नवांश का फल, लग्नस्थ ग्रहों का फल, अउ्टमस्थ ग्रहों का फल, अल्प पुत्र 


योग ज्ञान, पुरुषाकृति योग ज्ञान, संन्यासिनी योग ज्ञान, ब्रह्मवादिनी योग ज्ञान । 
| ४३२-"४४० 
षटचत्वारिश अध्याय- अष्टमभावस्थितिवश मृत्यु, पर्वत वा पत्थर वा 


कूपादि पतन से मृत्यु, जलोदर रोग व शस्त्र व अग्नि से मृत्यु, रक्त जन्म रोग व सूखा 
रोगसे मृत्यु, फाँसी लगाकर वा अग्नि या कूदने से, प्रकारान्तर से मृत्यु, स्त्री हेतु मरण, 
शुरू रोग से, काष्ठ के आघात से, लाठी वा धूम, अग्नि, वत्धनादि से, शस्त्र अग्नि राजा 
के प्रकोप से, कीड़ा रोग वा आघात, मदिरा पान से मरण ज्ञान, यन्त्र पीड़ा से, विष्ठा 
में, गुल्मादि रोग व पक्षियों अघात से, पर्वेतादि पतन से, मृत्यु स्थान का ज्ञान, 
सरण कारक योग, मेषस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल, वुषस्थ तीनों 
द्रेकाणों का फल, मिथून व ककं राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल, सिह व कन्या 


राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल, तुला वृश्चिक, धनु रादिस्थ, द्रेष्काणों का फल, 
सकर, कुम्भ, मीन राशिस्थ द्रेष्काणों का फल । ४४०४५२ 


ससचत्वारिश अध्याय--नष्ट जातकाध्याय का कथन, मेष लग्न में उत्पन्न 
के स्वभावादि का ज्ञान, वृष व मिथुन लग्न में, ककं सिंह लग्न में, कन्या लग्न में, 


तुला व वृश्चिक लग्न में, धनु व मकर लग्न में, कुम्भ व मीन लग्न में स्वभावादि का 
ज्ञान । | ४५३-४६० 


( १८ ) 


अष्टचर्त्वारश अध्याप--मेष व वृषराशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा फल, मिथुनः 
व कक, सिंह रारिस्थ, कन्या, तुला, वृश्चिक राशिस्थ, धनु व मकर राशिस्थ, कुम्भ 


व मीन राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा फल, होराफल प्राप्ति ज्ञान । ४६०-४६४ 
एकोनपश्चाश अध्याय- मेष, वुष, मिथुन, कके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशि छग्नस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल । ४६५-४७० 


पञ्चाश अध्याय--मेष वृद, मिथुन, कक, सिह, कन्या राशि लग्नस्थ ६ नवांशों 
का फल । तुलाराशिस्थ १-६ तक नवांशों का फल, ७-९ तक, वृश्चिक राशिस्थ 
१-३ तक, ४-४ तक, धनु राशिस्थ १-६ तक, ७-८ तक, मकर राशिस्थ १-३ तक, 
४-९ तक, कुम्भ राशिस्थ १-६ तक, ७-९ तक, मीन राशिस्थ १-३ तक्र ४-६ तक 
७-९ नवांशों का फल । ४७१-४८० 

एकपचाश अध्याय--प्रश्‍त लग्न से जन्म के अयन का ज्ञान ऋतु व मास, 
तिथि व जन्म काल, जन्म संवत, प्रकारान्तर से जन्मेष्ट, मतान्तर से जन्म राशि, जन्मः 
लग्न, प्रकारान्तर से जन्म लग्न, नक्षत्र, समस्त नष्ट जातक ज्ञान प्रकार, उपसंहार, 
चन्द्रराशि से कालादि का ज्ञान । डर्द०-४९५ 

द्विपचाश अध्याय--सुर्य व चन्द्र अष्टकवर्ग ज्ञान, भोम व बुध, गुरु व शुक्र, 
शनि अष्टकवर्ग ज्ञान । 

त्रिप्डाश अध्याय--वियोनि जन्माध्याय का कथन, सृष्टि के समय योग ज्ञान, 
स्थावर जङ्गम की अभिव्यक्ति, मनुष्येतर जन्म, वर्णाकृति भेद, पशुशरीर में राशि 
विभाग, वियोनि का वर्ण व चिह्न, ग्रहों के वर्ण, प्रकारान्तर से वणं, पक्षी जन्म, वृक्ष 
जन्म योग, छग्नांशपति से वृक्षों के भेद, वृक्ष के शुभाशुभ फल, वृक्षों की संख्या, 
प्रकारान्तर से वियोनि जन्म, वियोनि ज्ञान में विशेष रीति से वियोनि जन्म, जन्तुओं 
की आकृति व यमलादि, एक से अधिक वियोनि जन्म लोक विपरीत प्रसव, वृश्चिक 
लग्नस्थ द्विपद वा नवम नवांश का फल, धनु लग्न व नवांश व द्वादशांश का फल 
सकर लग्नस्थ मकर नवांश वा मकर द्वादशांश का, मीन लग्नस्थ मोन नवांश वा मीन 
द्वादशांश का फल, मेष वा वृष लग्नस्थ मेष वा वृष नवांश का फल । ५००-५०४ 


चतुःपच्चाश अध्याथ-प्रस्तार चक्र का ज्ञान, प्रस्तार से फल, सूर्याष्टकवगे 
चन्द्रमा व भोम व बुध के अष्टकवगे का फल, गुरु, शुक्र, शनि के अष्टकवगे: का फल । 


५०८-५१२ 


३ | 





~ 


॥ श्रीहनुमते नम: ॥ 
द्वितीय संस्करण की भूमिका 


आज मुझे परम प्रमोद का अनुभव इसल्यि हो रहा है कि प्रस्तुत सारावली 
ग्रन्थ का प्रथम संस्करण इतने स्वल्प काल में ही समाप्त हो गया । इससे इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता एवं महत्त्व आँका जा सकता है कि फलित ज्योतिष विद्यानुरागियों 
ने संस्कृत विद्या के समुद्धारक प्रकाशक महोदय को शीघ्र ही द्वितीय संस्करण सुलभ 
कराने को प्रेरित किया है । 


वेसे यह ग्रन्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी तथा राष्ट्रीय 
संस्कृत संस्थान की आचार्य परीक्षा में निर्धारित है और फलित ज्योतिष जगत में 
आचार्ये वराह मिहिर के अनन्तर इसी ग्रन्थ की उपलब्धि होती है । 


उक्त ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि पराशरादि मुनियों द्वारा विस्तार पुर्वक 
लिखे गये प्राचीन ग्रन्थों को छोड़ कर मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों में प्रथम वराह मिहिर 
ने संक्षे' में फलित ग्रन्थ का अर्थात्‌ होरातन्त्र का निर्माण किया किन्तु उस होरातन्त्र 
से दशवगं, राजयोग और आयुर्दाय से दशादिकों का विषय विभाग स्पष्ट नहीं किया 
जा सकता । इसलिये विस्तृत ग्रन्थों से सारहीन वस्तुओं का त्याग करके सारमात्र 
विषयों का इसमें ग्रन्यकार ने समावेश किया है। ऐसा ईस ग्रन्थ से मालूम 
होता है । जैसे-- 
सकलमसारं त्यक्त्वा तेभ्यः सारं समुद्ध्रियते' । 


इतिहास दृष्टि से मैंने उक्त ग्रन्थकार का परिचय प्रथम संस्करण की 
भूमिका में ही लिख दिया है। मेरे व्याख्यान के समय मुद्रित दो (निर्णयसागर 
व वाराणसी ) स्थानों से इसका प्रकाशन हो चुका था । तीसरा हस्तलिखित ग्रन्थ 
मैंने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय के सरस्वती भवन से प्राप्त करके हिन्दी में 
व्याख्या की है। वाराणसी से मुद्रित संस्करण में तो यत्र तत्र ग्रन्थ के पद्यों को छोड़ कर 
अपनी बुद्धि द्वारा निमित इलोंकों का समावेश किया गया है । इस विषय का ज्ञान 
प्रायः अध्ययन अध्यापन में जुटे हुए मनीषियों को है । जैसे तृतीय अध्याय में १७ वें 
पद्य से प्रतीत होता है कि वाराणसी के संस्करण में यह भिन्न रीति से प्राप्त. 


होता है । 


१ सा० व० १ अ० ४ इलो० । 


(eo!) 


मैने निर्णेयसागर से प्रकाशित व वि० वि० की मातृका का सहारा लेकर 
इसकी व्याख्या की थी । किन्तु प्रथम संस्करण में ज्योतिष विद्या स्नेही पाठकों को 
यह जानकारी न दे सका कि मातृका से मैंने किन-किन पद्यो का इसमें नवीन 
समावेश किया है अर्थात्‌ उक्त प्रकाशनों से अतिरिक्त तथा मातृका में अनुपलब्ध 
कितने इलोक हैं। इस विषयवस्तु का कथन इस संस्करण में भूमिका देखने पर 
ही पाठकों को हृदयङ्गम हो जाय, इसलिये इसमें उन विषयवस्तुओं का देना 
अनुचित न होगा । 


जैसे--४ अ० ३ इलोक में 'भुरि विकल्पनानाम्‌' के स्थान पर/ऽभूत त्रिविकल्प- 
कानाम्‌? तथा/शैलनवाष्ट' के स्थान पर “शेलनगाष्ट' यह परिवर्तेन किया है । 

८ अ० ११ श्लोक में 'समांशसंप्राप्ती' की जगह पर '“स्वमँशक प्राप्ती' । 

८ अ० २१ वें इलो० का पाठान्तर वि० वि० की मातृका में जो उपलब्ध 
हुआ है उसका भी समावेश हिन्दी टीका के बाद किया है। तथा इसके आगे 
प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त जो हस्तलेख ग्रन्थ में मिला है वह भी पाठान्तर 
के अनन्तर समाविष्ट करके व्याख्या की है । यह अधिक वाला पद्य बृहज्जातक के 
“छन्नेन्दूनुनिरीक्षितो च समणो' इत्यादि पद्य के अनुरूप है किन्तु बृह० ४ अ० १४ 
इलो० की भट्टोत्पली टीका में सारावली के नाम से उद्घृत है। फिर भी प्रकाशित 
ग्रन्थों में इसका अभाव है । उत्पल टीका में इसका जो पाठ प्राप्त होता है वह भी 
यथा स्थान पर दे दिया है। इसी आठवीं अध्याय के ४४-४५ संख्यक पद्य मातृका 
में नहीं प्रास होते हैं। तथा ५० वें श्‍लोक का उत्पल टीका में जो पाठान्तर है वह 
भी समाविष्ट है । ६१ वाँ पद्य भट्रोत्पली में जो प्राप्त हुआ है वही मूल में देकर 
प्रकाशित वाला भी उसी स्थान पर दे दिया है । € वीं अध्याय के चोथे इलोक में जो 
मातृका में पाठ है वहीं भट्रोत्पली में है। इसी अध्याय के ३३ वें पद्य के अनन्तर 
एक अधिक इलोक की उपलब्धि होती है। एवं ४३ वें का भी भट्रोत्पली में भिन्न 
पाठान्तर है। १० वीं अध्याय के १३ वें व १४ वें पद्यो के आगे भी एक पद्य मातृका 
में अधिक प्राप्त होता है । 

वि० वि० की मातृका में ११ वें अध्याय के ११-१७ तक इलोक अनुपलब्ध 
हैं । तथा ११ वें पद्य के स्थान पर जो पद्म था उसका समावेश १८ वें में किया है। 
यह १८ वाँ प्रकाशित ग्रन्थों में नहीं मिलता है । 

१२ वीं अध्याय के ८।१३।१४। पद्यो का मातृका में अभाव है । इसी प्रकार 
जो भी पाठान्तर मुझे प्राप्त हुए हैं उनका समावेश तत्तत्‌ स्थानों पर किया है । 


मेरी दृष्टि में इस ग्रन्थ के उद्धरण बृहज्जातक की भट्टोत्पली में, होरारत्न में 
तथा जातकसारदीप में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कहीं-कहीं पर पद्यो में अधिक 





(RE) 


असमानता मिलती है। उनका समावेश यहाँ कठिन है। पाठकों को स्वथं देखकर 
उचित का उपयोग करना चाहिये । 

मैने अपनी होरारत्न की टीका में यत्र तत्र निर्देश किया है । इस ग्रन्थकार 
ने किन-किन ग्रन्थों को सहायता से इसका निर्माण किया है। यह विषयवस्तु पाठकों 
को सहसा ज्ञात हो जाय इसलिये उनका समावेश हिन्दी टीका के पश्चात्‌ इसमें 
किया गया है। तथा इसका आश्रय किसने ग्रहण किया है, ऐसे वाक्य भी कुछ 
इसमें दिये गये हैं । 

इस द्वितीय संस्करण में मैंने इस ग्रन्य के वाक्य होरारत्न नामक ग्रन्थ में 
कहाँ-कहाँ प्राप्त होते हैं, उनका भी टिप्पणी में निर्देश कर दिया है । 

अन्तमें मैं निवेदन करता हूँ कि यदि इसमें मेरी कहीं असावधानी व 
अज्ञान वश कोई त्रुटि अवशिष्ट हो तो विद्वानु पाठक गण उसे सुधार कर मुझे 
सुचित करने का कष्ट करें । 


दि० प्रबोधिनी एकादशी सं० २०३८ बिदुषामनुचरः मुरलीधर चतुर्वेदी 





॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


सारावली 


प्रथमोऽध्यायः 
ग्रन्थकत्तु: मङ्गलाचरणम्‌ 
यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति 
सध्यस्थिते प्रसरति प्रक्षतिक्रियासु । 


अस्तं गते स्वपिति चोच्छवसितैकमात्रं 
भ्भावत्रये स जयति प्रकटप्रभावः ॥ १॥ 


मङ्गलाचरणस्‌ 


ग्रजशच्च सथुराजातं निर्गुणं गुणसन्दिरम्‌। 
साक्षाद ब्रह्मात्मकं नोसि नन्दानन्दननन्दतस ॥ १॥ 
गोपालं गणनायकं दिनपति सास्बं शिवं मारुतिम्‌ । 
श्रीसत्केशददेचनासपितर पौराणिकाग्र सरम्‌ । 
वन्द्यान्‌ दष्णवपीठपान्‌ कुलगुरून्‌ श्रीदिष्णदत्ताभिधान, 
वन्देऽहं सुप्रसादकान्‌ निञगुरून्‌ श्रोसङ्कटानासकान्‌ ॥ २॥ 
सीठालालपदाभिधान्‌ गुरुवरान सल्लेखशिक्षाप्रदान्‌, 
नुत्वा श्रोमथुराजनिद्विजवरः काशीप्रवासी ह्यहम्‌ । 
श्रीकल्याणकवर्मशा विरचिते सारावलोीग्रन्थके 
व्याख्यां कान्तिमतीं करोमि सरलां विद्याथिविद्वत्प्रियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुरलीधरप्रमाढ्यो सुरलीधरनासकः । 
सुरलोधरपादाब्जे व्याख्यामेतां ससपंये ॥ ४ ॥ 
जिसके उदय होने पर समस्त संसार जागृत होता है, तथा मध्याकाश में पहुंचने 
पर अपने स्वाभाविक कर्मों में लग जाता है, और अस्त हो जाने पर केवल श्वास 
प्रवास मात्र जिसमें रह जाय ऐसे सो जाता है। इस प्रकार जिसका प्रभाव प्रकट है; 
ऐसे भगवान्‌ सूयं की जय हो ॥ १॥ 
दिस्तरकृतानि मुनिभिः परिहृत्य३ पुरातनानि शाख्ाणि। 
होरातन्त्रं रचितं वराहमिहिरेण संक्षेपात्‌ ॥ २॥ 


१. मात्रै, २. भानुःस एष जयति, ३. परिगृह्य । 








२ सारावली 


मुनियो द्वारा विस्तार पूर्वक लिखे गये प्रचीन ग्रन्थों को छोड़ कर वराह मिहिर ने 
संक्षेप में होरातन्त्र की रचना की है॥ २ ॥ 
राशिदशवगभूपतियोगायुर्दायतो दशादीनास्‌) । 
विषयविभागं स्पष्टं . कतुं न तु शक्यते यतस्तेन ॥३॥ 
अत एव विस्तरेभ्यो यवननरेन्द्रादिरचितशास्त्रेभ्यः । 
सकल्मसारं त्यकत्वा तेभ्यःः सारं समुद्ध्रियते॥ ४॥ 
क्योंकि उस होरातन्त्र से राशि, दशवगं, राजयोग और आयुर्दाय से दशादिकों 
का विषय विभाग स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अतः यवनाचार्यादि द्वारा बनाये गये 
विस्तृत ग्रन्थों से सारहीन वस्तुओं का त्याग करके सारमात्र ले रहा हूं ॥ ३-४॥। 
देवग्रामपुरप्रपोषणबलाद्‌ब्रह्माण्डसत्पञ्षरे 
उक्कीतिहसबिळा्तिनीब सहसा यस्येह भात्यातता! । 
श्रोमद्रद्याप्रपदीश्वरो रचयति स्पए्टां स सारावली 
होरादाखविनिमंछीक्ृतमनाः कल्याणवर्मा कृती ॥ ५॥ 
देवग्राम नामक नगर में पालन पोषण होने से इस ब्रह्मःण्डरूपी सुन्दर पिंजरे में 
हंसिनी की तरह फँछो हुई जिसकी कीति शोभित हो रही है, होराशाल्न के द्वारा 
जिसका चित्त निर्मळ हो गया है, ऐसा श्रीमद्व्याघ्रपदीसवर विद्वान कल्याणवर्मा इस 
सारावली की स्पष्टरूप से रचना कर रहा है ॥ ५॥ 


होराठृष्णार्तानां शिष्याणां स्फुटतरार्थदिरिरजला । 
कल्याणवमदोलाचदीव सारावली प्रसृता ॥ ६ ॥ 
होरा रूप प्यास से सताये हुए शिष्यो के लिये स्पष्टार्थ रूप ठण्डे जलवाली सारा- 
वलीरूप नदी कल्याणवमंरूप पर्वत से निकल रही है ॥ ६ ॥ 
इति कल्याणवभंविरचितायां सारावल्यां शास्त्रावतारो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ।। 


द्रितीयोऽव्यावः 


मस्तक पर विधाता द्वारा लिखी गई अक्षर पंक्ति को पढ्ने की सामर्थ्य 
। १बिधात्रा लिखिता याऽसौ छछाटेउक्षरमालिका । 
देवज्ञस्ता पठेद्ट चत्ते होरानिमंरुचल्लुषा ॥ १॥ 
` जीवमात्र के लाट अर्थात्‌ मस्तक पर ब्रह्माजी जो अक्षर पंक्ति ( जीवन में आने 
वाले सुख-दुःख ) अङ्कित कर देते हैं, उसको होराशास्त्र ज्ञान से निर्मल दृष्टिवाले दैवज्ञ 
(न कि नक्षत्रसूची ) स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हँ॥ १॥ 


१. गोचरदश्गनाम्‌, २. वक्ष्ये सारं समुद्धृत्य, ३. सिहविलासिनीव, ४. भंक्त्वा, 
५. हो० र० १ अ० ४० इलो०। 





द्वितीय अध्याय ३ 


होरा शब्द को व्युत्पत्ति 
'आद्यन्तवर्णलोपाद्धो राशास्त्र॑ भवत्यहोरात्रात्‌ः । 
तत्प्रतबद्धश्चायं ग्र हभगणश्चिन्त्यते यस्मात्‌ ॥ २॥ 


अहोरात्र शब्द के आदि के अ, व अन्त के त्र अक्षर का लोप करने से होरा शब्द 
चता हे । दिन व रात्रि इनको अहोरात्र कहते हैं। इस अहोरात्र में वारह लग्न 
व्यतीत होते हँ । समस्त शुभाशुभ फल लग्न के अधीन हे । लग्न, समय व ग्रह (सूर्ये) 
के वशीभूत हैं। समय ( काल ) दिन रात्रि में रहता है। इसलिये अहोरात्र शब्द से 
होरा शब्द निष्पन्न होता हे । उसी में वेचे हुए ग्रह व राशियों की शुभाशुभता का 
विचार करते हैं ॥ २ ॥ वृहत्पाराशर में भी कहा है-- 

“अहो रात्रस्य पूर्वान्त्यलोपाद्‌ होराश्वशिष्यते' (४ अ० १ इलो०) । तथा बृहज्जातक 
में भी--'होरेत्यहोराश्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌' (१अ०३ इलो ०) ॥२॥ 


होरा शब्दार्थं 
कर्मफर्लाभहेतुं चतुराः संवर्णयन्त्यन्ये । 
होरेति शास्त्रसंज्ञा लग्नस्य तथार्धे रारोश्च ॥ ३ ॥ 


अन्य चतुरगण शुभाशुभ कर्मफल प्राप्ति सूचक शास्त्र को (होराथ शास्त्रं) होराशास्त्र 
कहते हैं । एवं लग्न व राशि के आधे भाग (१५ अंश) की होरा संज्ञा होती है ॥३॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'होरेति लग्नं भवनस्य चाद्धंम्‌' ( २ अ० ६ इलो० ) । 
जातक व होरा सें अभेद 
जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह कीत्यते होरा। 
अथवा देवविमदानपर्यायः खल्वयं शाब्दः ॥ ४ ॥ 
जो कि संसार में प्रसिद्ध जातक शास्त्र है, वही होरा शास्त्र है। अथवा होरा यह 
शब्द भाग्य विचार का पर्यायवाची है ॥४॥ 


होरा शास्त्र की आवश्यकता 

उन्नर्थाजिने सहायः पुरुषाणामापदर्णवे पोतः। 
यात्राससये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ॥ ५॥ 
मनुष्यों को धन अजित करने में यह ( होरा शास्त्र ) सहायता करता है ( शुभ 
दशा में लाभ, अशुभ में हानि ) । विपत्ति रूप समुद्र में नौका वा जहाज का कार्य 
करता है। एवं यात्रा के समय में मन्त्री अर्थात्‌ उत्तम सलाहकार होराशास्त्र को छोड़- - 
कर अन्य कोई नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ | 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां होराशाब्दार्थचिन्ता 

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ` 


` १. हो० र० १ अ० २५ इलो०, २. त्यहोरात्रमु, ३. हो० र० १ अ० ७ पृ०। 





¥ सारावली 


तृतीयोऽध्यायः 


तमसावृते समन्ताज्जलभूते सूतछे ततोऽकस्मात्‌ । 
उदितो भग्इसन्‌ भानुः प्रकारायन्‌ स्वप्रकाशेन ॥ १॥ 
प्रलय काल में जब सम्पूर्ण संसार अन्धकार से व्याप्त था और जल ही जल इस 
पृथ्वी पर था, उस समय अचानक अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करतेः 
हए भगवान्‌ सूर्यं का उदय हुआ ॥ १॥ 
व्यसृजज्जगत्समस्तं ग्र हक्ष संघातकल्पितावगतम्‌' । 
२दादराभेदेश्चित्रः काल: संप्रस्तुतस्तस्मात्‌ ॥ २॥ 
सूये के उदय से संसार की रचना हुई, और ग्रहों का राशिचक्र पर भ्रमण देखनेः 
से उस राशि चक्र के १२ भेद विचित्र ( भिन्न-भिन्न ) समय के अधार पर प्रस्तुत हुए. 
अर्थात्‌ नक्षत्रों के आधार पर राशियों के १२ भेद हष्टिपथ पर आये ॥ २॥ 
बारह राशियों के नाम ( भेद ) 
सेषवृषमिथुनककर्टासहाः कन्या तुराथः वृश्चिककः । 
धन्वी मकरः कुम्भो मीनस्त्विति राशिनामानिः॥ ३॥ 
मेष), बुष, मिथुन, कर्के», सिह”, कन्या“, तुला“, वुरिचिक«, धनु ', मकर" » 
कुम्भ”, मीन "` ये क्रम से नाम ( भेद ) हैं॥ ३॥ 
विशेष--अश्विनी भरणी तथा कृत्तिका का प्रथम चरण, इन नक्षत्रों से मेष कीः 
सी आकृति देखने पर इसकी मेष संज्ञा कल्पित की, इसी प्रकार अन्य राशियों की भीः 
कल्पना हुईं ॥ ३॥ 
राशियों के स्वरूप 
कुम्भः कुस्भधरो नरोऽथ मिथुनं वीणागदाभुन्न रो 
मीनो सीनयुगं घनुश्च सधनुः पश्चाच्छरीरो हयः । 
एणास्यो मकरः प्रदीपसहिता कन्या च नोसंस्थिता 
शेषो राशिगण:स्वनामसहशो धत्ते तुलाभ्रुतुलामु ॥ ४॥ 
कुम्भराशि--घट को धारण किये हुए पुरुष है। मिथुन-सतरी पुरुष का जोड़ा है 
जो कि वीणा और गदा धारण किये हुए है। मीन--२ मछली मिली हुई हैं । 
धनु--धनुषधारी कमर के ऊपर मनुष्य और कमर के नीचे घोड़े के सहश है ४ 
मकर--हिरन के समान मुख वाला है। कन्या-हाथ में दीपक लिये हुए नौका पर बैठी 
हुई कन्या है । तुला- हाथ में तराजू लिये हुए पुरुष । शेष राशियों के स्वरूप नाम : 
सह्श हूँ। वृ० जा० में कहा है-'मत्स्यौ घटी नृमिथुनं सगदं सवीणं चापी नरोऽइव- 
जघनो मकरो हयास्यः । तौली ससस्भदहना प्लवगा च कन्या शेषाः स्वनामसदशाः 
खचरारच सवं ( १ अ० ५ इलो० ) ॥ ४ ॥ > 


१. वयवम्‌, २. ग्रहभवनाच्चै:, ग्रहदशभेदै:, ३. तुलाऽलयश्चैव, ४. हो. र. १अ. १४पू. | 








तृतोय अध्याय -५ 


काल पुरुष के अवयव 
दोर्षास्यबाहुहुदयं जठरं कटिबस्तिमेहनोरुयुगम्‌ । 
१जान्‌ जद्ध चरणो कारस्याङ्कानि राशयोऽजाद्याः॥ ५ ॥ 

१२ राशियां, काल पुरुष के शरीर के अवयव इस प्रकार हैं । मेषम्=मस्तक, 
चृष=मुख । मिथुन=हाथ=भुजा । कर्क =हृदय । सिंहञ=पेट । कन्या = कमर । 
तुला =नाभि से उपस्थ पर्येन्त। वुरिचिक =उपस्थ । धनु=जांघ। मकर=ठेहुना =षेंटू। 
कुम्भ = पींड्री >ठेहुना से नीचे मोटा भाग । मीन==पैर। वृ० जा० में कहा है--- 
'कालाङ्गानि वराङ्गमाननमुरो हृत्कोडवासो भृतो' इत्या (१ अ० ४ इलो०) ॥ ५॥ 

विशेष- जन्मकाल में जो लग्न हो उसे मेषादि कल्पना करके उस पुरुष के 
अङ्गो का वर्णन अर्थात्‌ तत्तदङ्गों का शुभाशुम फल कहना चाहिए । 

अवयवों का प्रयोजन | 
*कालनरस्यावयवान्युरुषाणां कल्पयेत्प्रसवकाले । 
सदसद्ग्रहसंयोगात्पुष्टान्सोपद्रवांइचापि ॥ ६ ॥ 
जीवों के जन्म काल में पूर्वोक्त अवयवों का विचार इस प्रकार करना चाहिए, 
जो अवयव शुभ राशि से वा शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो वह अङ्ग जातक का पृष्ट 
होगा । पापग्रह से पीड़ित या दृष्ट हो तो उस अङ्ग को दुर्वेल, कमजोर, पीड़ा युक्त 
समझना चाहिए ॥ ६ ॥ 
विशेष--यह एलो० लघुजा० १ अ० एवा हे ६ 
१२ राशियों के नामान्तर 
3मेषादीनां. क्रियतावुरुजु तुमकुली रळेयपाथोनाःऽ । 
संज्ञास्तु जूकको पिकतोक्षाकोकेरहृदयरी गान्त्याः ।। ७॥ 
मेष=क्रिय । वृष==तावुरु । मिथुन=जुतुम । ककं = कुलीर । सिहन्टछेय । 
कन्या =पाथोन । तुला = जूक। वृरिचिक =कौपिक । धनु =तौक्ष । मकर=आकोकेर । 
कुम्भ न्नहृदयरोग । मीन=अन्त्य । ये नामान्तर हैं ॥ ७॥ 
बिशेष--आचार्यं वराह मिहिर ने वृहज्जातक में भी कहा है-(१ अ० 
८ इलोक ) । 

जातक पारिजात में राशियों के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं--- 

मेष=अज = विशव== क्रिय =त्‌ं बुर = आद्य । .वृषम्=्उक्ष = गो=तावुर= 
गोकुळ । मिथुन ==इ्द्व =न, युग्म =जुतुम = यम ==युग = तृतीय । ककं -्=कुलीर = 
कर्काटक =्=कर्कंट । सिंह==कण्ठीरव ==मृगेन्द्र = लेय । कन्या = पाथोन=रमणी == 
तरणी । तुला =तौली =वणिक्‌ = जूक =धट । वृरिचिक ्5अलि=अष्टम=कोपि == 
कीट । धन > चाप==शरासन । मकर-मृगास्य=नक्र । कुम्भव्=घटम्=तोयधर । 
मीन=अन्त्य=मत्स्य = पृथुरोम =झष । ( १ अ° ४-६॥ इलोक ) 





१. जान्‌क। २. हो० र०१अ०१६प्‌०। ३. हो० र० १ अ० २७ पू० । 
"४. पाथेयाः । ह 








६ सारावली 


राशि के पर्याय 
ऋक्षः भवननामानि राशि; क्षेत्रं भमेव वा । 
उक्तानि पुर्वेमुनिभिस्तुल्याथप्रतिपत्तये ॥ ८ ॥ 


राशि = ऋक्ष=क्षेत्र=भ==भवन ये समानार्थं बोधक नाम पृर्वमुनियों ने 
कहे हैं । यथा बृहज्जातक में--- 
| “राशिक्षेत्रगुहक्षंभानि भवन चेकार्थसंप्रत्यया:ः ( १ अ० ४ श्लोक ) ॥ ८ ॥ 
मण्डल व चक्राध स्वामी 


द्वादरामण्डलभगणं' तस्याध सिहतो रविर्नाथः । 
ककंटकात्प्रतिलोमं शशी तथान्येर्जप तत्स्थानात्‌ ॥ ९ ॥ 


द्वादश राशियों के १ मण्डल ( भ्रमण ) को भगण कहते हैं, अर्थात्‌ जो ग्रह १२ 
राशियों पर भ्रमण कर लेता है, उस ग्रह का वह भगण होता है । उस चक्र के आधे 
सिह से क्रमवार ६ राशियों ( सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर ) का स्वामी 
सूर्ये तथा कर्क से विलोम ६ राशियों ( ककं, मिथुन, वृष, मेप, मीन, कुम्भ ) का 
-अधिप चन्द्रमा होता है । एवं तारादि ग्रह कर्क सिंह को छोड़ कर अन्य राशियों के 
स्वामी होते हैं ॥ &॥ 

चक्राधं स्वामी के आधार पर फल 
भानोरधे विहगेः श्रास्तेजस्विनश्च साहसिकाः । 
शशिनो भृदवः सोम्याः सोभाग्ययुता प्रजायन्ते ॥ १०॥ 

जन्माङ्ग में सूर्ये के चक्राध में सव ग्रह होने से जातक शौर्य गुण से युक्त तेजस्वीः 
( कान्तिमानु ) व अत्यन्त साहसी होता है। चन्द्र के चक्रां में ग्रह होने पर मृदु. 
सरल स्वभाव और सुन्दर भाग्यवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 

१२ राशियों के स्वामी एवं नवांशाधिपति . 
"कुजभृगुबुधेन्दुर विशञरिसुतसितरुधिरारयंमन्दणनिजीवाः । 
गृहपा नवभागानामजमृग3धटककटाद्याश्च ॥ ११॥ 
मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सुर्य, वुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु, ये 
मेषादि क्रम से राशियों के स्वामी है । ८ ते 
नवाँश- मेष, सिंह धनु, राशियों में प्रथम नवांश मेप का द्वितीय वृष का इसी 
क्रम से आगे भी । एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है । 
वृष, कन्या, मकर में मकर से प्रारम्भ होता है । मिथुन, तुला, कुम्भ में तुला 
से, कक, वृश्चिक, मीन में ककं से आरम्भ होता है ॥ ११ ॥ 





4. भगण: २. हो० र० १ अ० पृ० ३१ ३. तुलककटांश्चाद्याः । 





10. RONSON ISOS SERIES है +००२:०० केबल 





तृतोय अध्याय ७ 


स्पष्टाथ स्वामी चक्र 





स्पष्टार्थ नवांश चक्र 


थ | - 


राशि हे 
अं० >. 


३।२० 


८ 


. तु. कि. मे. म. तु. 


व” 
ठर 
व्ठा 





pT 







६४० वृ. कि. वि. [सि.वृ 
१०॥० ।मि.|मी.|ध. कि. मि.मी ः 


ज्ञ & 
a 
भः 
a 
व्र. 






( 


ब्र 


१६।४० | वृ वु. |सि.|वु, कं k सि चु 
२०।० मि.|मी.|ध. 'क. |मि.|मी.|ध. क. मि 
२३।२० तु. कि म. तु 


२६।४० वु. |सि.|वु. क॑. वृ. सि.वु. कू. 
३०1० |ध. क. मि.मी, ध. कि. 


मी 





न 


रज 

[ल 

ठं तन 

कु 

हा ८ 
to. द oH म a a क = 











भवनाधिप के विना फलादेश नहीं होता 
भदनाधिपेः समस्तं ' जातकविहितं विचिन्तयेन्मतिमान्‌। 
एभिविना न राक्यं पदमपि गन्तुं महाशास्त्रे॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी को होराशास्त्र में वणित फलादेश का भावाधिपति के आधार 
पर ही विचार करना चाहिये । क्योंकि भावेशों के विना इस जातक शास्त्र में १ पद 
भी चलना अशक्य है॥ १२॥ 
वर्गोत्तम नवांश तथा द्वादशांश का वर्णन 
वर्गोत्तमा नवांझास्तयादिमध्यान्तगाश्चराद्य षु । 
सुतो ` कुलमुख्यफरा द्वादशभागाः स्वरांइयाद्याः। १३॥ 
चर राशियों में (मेष, कर्के, तुला, मकर ) प्रथम नवांश वर्गोत्तम नवांश होता है। 
स्थिर राशियों में ( वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ ) मध्य अर्थात्‌ ५ वां नवांश वर्गोत्तम; 








¢ सारावरूी 


एवं द्विस्वभाव राशियों में ( मिथुन, कन्या, धनु, मीन ) अन्तिम नवांश वर्गोत्तम 
होता है । सारांश-स्वराशि नवांश ही वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है । यथा-मेष मैं 
मेष का, वृष में वृष का, मिथुन में मिथुन का, इसी प्रकार अग्निम भी । आचार्ये वराह 
मिहिर ने भी कहा है-- 

( वर्गोत्तमाश्चरगुहादिषु पुर्वमध्यपर्यन्तगा:, इति ( बृह० १ अ० १४ इलोक ) । 

तथा च यवनेश्वर:--स्वे स्वे गुहेपु स्वगृहांशका ये वर्गोत्तमास्ते यवनैनिरुक्ता:' । 

अन्यच्च-सत्यः--'चरभवनेष्वाद्यंशाः स्थिरेषु मध्याद्विमुतिषु तथान्त्या: । 

वर्गोत्तिमा प्रदिष्टा***? 


यदि जन्मलग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक कूल में मुखिया होता है, अर्थात्‌ 
परिवार में प्रधान होता है । 


द्वादशांश--प्रत्येक राशि में अपनी राशि से प्रारम्भ होता है । १ द्वादशांश = 


२ अं० ३० क० ॥ १३ ॥। 


द्रेष्काण एवं होरा स्वामी 
स्वक्ष सुतनवमभेशा द्रेक्काणाना क्रमाच्च होराणाम्‌। 
रविचन्द्राविन्दुरवी विषमसमेष्वर्घराशीनाम्‌ ॥ १४॥ 


जिस राशि का द्रेष्काण विचार करना हो तो प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का, 
द्वितीय द्रेष्काण उससे पञ्चम राशि का, तृतीय नवम राशि का, उक्त तीनों राशियों के 
स्वामी ही द्रेष्काण स्वामी होते हैं। राशि तृतीय भाग को द्रेष्काण कहते हैं । यथा-- 
मेष राशि में प्रथम तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंश तक मेष का, द्वितीय ११-२० तक 
सिंह का, तृतीय--२१-३० तक धनु राशि का द्रेष्काण होता है। इसी प्रकार अन्य 
राशियों में भी समझना चाहिए । 


होरा--विषम राशियों ( १, ३, ५, ७, ९ / ११ ) में प्रथम होरा सूर्य की, द्वितीय 
चन्द्रमा की । सम राशियों ( २, ४, ६, ८, १०, १२ ) में प्रथम होरा चन्द्रमा की 
द्वितीय होरा सूर्य की होती है। होरा १५, १५ अंश की होती है ॥ १४ ॥ 


स्पष्टाथं द्रेष्काण चक्क 
| राशि में. कु भिक सिक ठ वा नाह का मि: छि मि क. ॥ तु. ध. म. मी. 


त | 
अ० मे. वु. मि. क. [सि. क. तु. वृ. |ध. म क्‌. मी. 


१-१० | | | 
११-२० सिक तु. वृ. ध. [ कू. मी. मे. वु. |मि.|क. 


| प्न 











द्र 


२१-३० |ध. म. क्‌ं. 0०३० वि. म. कु. मी.मि. वृ. मिक. सि. क. तु. वृ. । « वु. सि.|क. ॥ 2 | 
——— क तु. वृ. | 





eit > क्क "1 
af अ 40 bk 


ह ITN, 8) 2० कु के) i १३ त" | 0 ७०४ क ळे ES SE) न, क 2302002222.्हओळयामअ2229 अद. aie ili daniihans 2७ wins uf ind ote Se oe allah Sus abs Pe 
hr RE Me iC "९७०७७०७६३2. weve sist cd is adie PP YM 


001 107 


त ७ रड { i ( 
< २४: 


तृतीय अध्याय ह 


स्पष्टार्थं होरा चक्र 
बु. मि.|क. |सि.|क. तु. वृ. | ध. म ४ मी 


अ० १-१५ सू सू. |चं. |स. |च | सू. चं. सू. ' च॑ र चं 


| राशि मे.त्र. मिक सिक त. बाघ माकासा 








१६-२० च. स्‌. चं. |सू. चं. सू. चं. सू |चं. | सू. चं. सू 


त्रिशांश के स्वामी 

"शा रपःच्ाष्टमुनीन्द्रियभागाखिशांशकास्तु । 

युग्मेवृत्क्रप्रगण्या: कुजाकिजीवज्ञशुक्राणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
वियम राशियों ( १, ३, ५, ७, ९, ११ ) में ५, ५, ८, ७, ५, अंश क्रम से 
अर्थात्‌ १ अंश से ५ अंश तक मंगल, ६-१० तक शनि, ११-१८ तक गुरु, १९-२५ 
अंश तक बुध, २६-३० तक शुक्र त्रिशांश स्वामी, एवं सम “राशियों में ५ अंश तक 
शुक्र, ६-१२ तक बुध, १३-२० तक गुरु, २१-२५ तक शनि, २६-३० तक मंगल, 
'त्रिशांशपति होता है ॥१५॥ 


स्पष्टार्थं त्रिशांश चक्र 
ओजत्रिशांश युग्म त्रिशांश 
| ओज | ५| ५| ८| ७| ५ युग्म | ५| ७| ८| ५| ५] | 


| 





4 अंश | ५ । १० | १८ | २५ | ३० अंश | ५१२२०१२५३० _ 
ग्रह | मं. | श. | गु. | बुः | शु- ग्रह शु. वु. गु. श. मं. 
राशि, १|११|-९| ३ | ४७१ राशि | २) ६१२११० ८ 


सप्तमांश के स्वामी 

रमेषाळिमिथुनमृगहरिमोनतुळावृषभचापधरकर्को । 

घदघरकन्यापुर्वाः सप्तांद्यानां भवन्तोशाः॥ १६॥ 
मेष राशि में प्रथम सप्तमांश मेष का, द्वितीय वुष का, तृतीय मिथुन का इसी 
क्रम से आगे । वृष में अलि = वृश्चिकादि से, मिथुन में मिथुन से, ककं में मकर से, 
सिह में सिह से, कन्या में मीत से, तुळा में तुला से, वृदचिक में वृष से, धनु में धनु से, 
'मकर में ककं से, कुम्भ में कुम्भ से, मीन में कन्या से, प्रारम्भ होकर सप्तम राशि तक 
-सप्तमांश होते हैं, उक्त राशियों के स्वामी ही सप्तमांश स्वामी भी होते हैं । 
निष्कषं-विषम राशियों में अपनी राशि से ही सप्तमांश प्रारम्भ होता है, तथा 
नसमराशियों में अपनी राशि से जो सप्तम राशि हो उससे प्रारम्भ होता है। 
जातक पारिजात में कहा है-- 

209९ 2०४० ओजे राशो यथा क्रमम्‌ 


प्‌; हो० र० १ अ० ३५ पूृ० 1 २. हो० र० १अ० ३.६ पु० || 


१० सारावली 


युग्मे लग्ने स्वरांशानामधिपाः सप्तमादयः ? ॥ (अ० १, इलो० ३१) । सर्वार्थे- 
चिन्तामणि में भी-- 
ससांशपास्त्वोजगुहे तदीदाद्यग्पे गुहे सप्तमराशिपात्त 1 (१ अ० १३ इलो०) ॥१६॥ 


स्पष्टाथ सप्तसाश चक्त 





न 











अंशादि ।१मं. | ८मं. !३वु. १०श | ५सू.|१ रगु. |ऽशु. |२शु. |ऽगु. |४चं.| श. दवु. 
४।१७।८ | १० १२ 
८।३४।१७२शु. | दगु. (४च.|११श.| ध्वु। १म. ८म. |३बु- | श. *सू. | गु. ७्शु. 
| ११ 
१२।५१।२५।३ब- |१०श. ।५सू. |१२गु. | ७शु, रशु. ९गु. ४चं. | श. ६वु. [१म. ८मं. 
१० १२ | 
१७।८।३४ |४चं- |११श.|६बु. | १मं.| ८मं.| ३बु. | श स्‌. | गु. ७शु. रशु. |९गु- 
। ११ १० 
२१।२५।४२|५सू. २गु. जशु. | रशु. | ९गु.] ४चं. | शः |६वु. (मं. ८मं. ३वु. | श. 
| १२ ११ 


१ टू 
मं. ।८मं.| ३बु. १ शश ५यू. | गु. ७शु. स्शु. |९गु. ¦४चं. | श, 
| 


२५।४२।५१|६बु- | 











३०।० ` |७शु. | २शु.:*्गु 
| की दा 
राशियों में दग भेद संख्या का ज्ञान 
षष्टिहोरात्रिरच्चुडपदानां द्विस्ततिसमेताः । 
हिसानामष्टादशारातानि परिवतनेः स्वगृहात्‌ ॥ १७॥ 
एक होरा अर्थात्‌ राशि में तीस अंश, १ अंशमें साठ कला होती हैं । इस प्रकार 
एक राशि में १८०० कला होती है । अपनी-अपनी राशि से इन्हीं १८०० कलाओं के 
परिवर्तेन से १ राशि में पड्वगं बनाने हों तो ६ भेद होते हैं इसलिये १२ राशियों 
में ७२ भेद होते हैं । यदि सप्तवर्ग अभीष्ट हों तो १२ राशियों में बारह भेद अधिक 
होते हँ । कुल स्तव संख्या १२ राशियों में ८४ होती है । यहां चूडपद से १२ अङ्क 
७२ में जोड़ने से ८४ ही होता है । चूड=अन्तिम । पद=स्थान, इसलिये राशियों 
की अन्तिम संख्या १२ ही है ॥ १७ ॥ 


वगसेद का आनयन 
ररनादीनां लिप्ता ज्ञेयाः स्वगृहादिवगंसंगुणिताः । 
अष्टादशशतभक्ताल्ळब्धः स्यादीप्सितो वर्ग: ॥ १८॥ 
एतेषां गुणदोषान्‌ विस्तरतो नंष्टजातके वक्ष्ये । 
एभिः स्पष्टतरं तत्पत्यक्षपरीक्षणं यस्मात्‌ ॥ १६ ॥ 


| | MR 
४चं. ११श| ६वु.(१मं. ८मं. ३वुः १० ।५सू. गृ, 


oe + 
a कछ ९ 
हक AES MS कब 


तृतीय अध्याय १% 


अभीष्ट भाव या अभीष्ट ग्रह में इच्छित वर्ग जानना हो तो स्पष्ट भाव वा 
स्पष्ट राश्यादि ग्रह की कला बनाकर उसको अभीष्ट जो वर्ग है उसकी संख्या से 
गुणा करके गुणनफल में १८०० का भाग देने से लब्धि अभीष्ट वर्ग राशि होती है ।. 
इनके गुण व दोषों का वर्णन नष्टजातक अध्याय में कहुंगा । जिस ग्रन्थ से साधित 
ग्रह प्रत्यक्ष परीक्षा करने में सिद्ध हों, उसी के द्वारा ग्रह स्पष्ट करके वर्गों का 
आनयन करना चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 

बिशेष- इस प्रक्रिया से सातो वर्गो की सिद्धि नहीं होती है। पाठक गण क्रियाः 

करके देख रू । 
राशियों को क्व राक्न र, पुरुष स्त्री, चर स्थिर द्विस्वभाव, तथा गण्डान्त संज्ञाः 

अजादितः क्रूरशुभौ पुमांज्नी चरः स्थिरो मि्तनुश्च हृष्टाः । 

कुलीरमीनालिगृहान्तर्सान्य वदन्ति गण्डान्तमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ २०॥: 


मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ राशियों की क्रूर संज्ञा । वुष, कर्क, कन्या, 
वृद्चिक, मकर, मीन राशियों की शुभ (अक्रूर) संज्ञा, इसी प्रकार से मेष मिथुनादि 
की पुरुप संज्ञा तथा वुष कर्कादि की खी संज्ञा अर्थात विषम राशियों की क्र्र 
व पुरुष संज्ञा एवं समराशियो की शुभ ( अक्रूर ) व खी संज्ञा होती है । मेष, कर्क, 
तुला, मकर राशियों की चर, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ राशियों की स्थिर, मिथुन, 
कन्या, धन्‌, मीन राशियों की द्विस्वभाव संज्ञा होती है । बृहज्जातक में कहा है-- 

'क्र रः सौम्यः पुरुषवनिते ते चरागद्विदेहाः' ( १ अ० ११ इलो० ) 

विशेष--इन संज्ञाओं का प्रयोजन क्या है । उत्तर--क्र र राशियों में जायमान 
क्रूर स्वभाव वाला, अक्रर में मृदु स्वभाव का होता है । पुरुष राशियों में पैदा हुआ 
जीव तेजस्वी व स्त्री राशि में सौम्य अर्थात्‌ मृदु स्वभाव का होता है । चर राशियों 
में चञ्चल प्रकृति, स्थिर में स्थिर प्रकृति, द्विस्वभाव में मिश्चित प्रकृति होती है । 


गण्डान्त--कके, मीन, वृश्चिक राशियों के अन्त भाग की गण्डान्त संज्ञा होती 
है॥ २०॥ 
गण्डान्त में जायमान का फल 
१जातो न जीवति नरो मातुरपथ्यो भवेत्स्वकुलहस्ता। . 
यदि जीवति गण्डान्ते बहुगजतुरगो भवेदुभूपः ॥ २१॥ | 


गण्डान्त में जन्म लेने वाला प्रायः जीवन नहीं पाता है, यदि जीवित रहे तो 
माता को कष्ट कारक या कुल का नाशक होता है, तथा बहुत हाथी घोड़े से युतः 
राजा वा राज-तुल्य सुख पाता है । २१ ॥ 


१. हो. र. १ अ० ५६ पृ । 


“१२ सारावली 


राशियों को दिशा व फल 
ऐन्द्राद्य परिवर्तेखितयं त्रितयं त्रिभिस्तु मेषाद्यः। 
एभिदिक्षु निबद्धेर्यात्रादि विकल्पयेत्कार्ये) ॥ २२ ॥ 


पूर्वादि चारों दिशा में मेषादि से ३ आवृत्ति करने पर १ दिशा में ३ राशि 
“होती हँ । यथा- मेष, सिंह, धनु पूर्व में, वृष, कन्या, मकर दक्षिण में, मिथुन, तुला, 
कुम्भ परिचम में, कक, वृश्चिक, मीन उत्तर में आती हैं । चारों दिशाओं में जो जो 
“राशि पड़ती है उन्हीं राशियों के चन्द्रमा व लग्न में यात्रादि कार्थं करना चाहिए । 
कहा भी है-- 


“सम्मुखे ह्यर्थलाभाय, और भी 'हरति सकलदोषं चन्द्रमा सम्मुखस्थः । 


विशेष--दिशाओं में राशि स्थापन का प्रयोजन क्या है । उत्तर-चुराई हुई वस्तु- 
*खोई हुई वस्तु, चोर दिशा, सूतिका गुहृद्वार आदि का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥। 


कोन-कोन राशि किस दिशा सें व समय सें बली 
नरपशुवृश्चिकजलजा यथाक्रमं प्राग्दिगादिगा बलिन: । 
निशि दिवसे सन्ध्यायां पशवः पुरुषो मृगालिर्काकझषाः । २३ ॥ 
पूर्वादि दिशाओ में अर्थात्‌ पूर्वं दिशा में द्विपद==नर ( कन्या, मिथुन, कुम्भ, 
"तुला, धनु का पुर्वाद्धै ) राशियाँ, दक्षिण दिशा में पशु==चतुष्पद ( धनु का पराधें, 
“सिह, वृष, मकर का पूर्वाद्ध , मेष ) राशियाँ, पश्चिम में वृश्चिक, उत्तर में जलचर 
( मकर का पराधं, मीन, कर्के ) राशियां बली होती हैं । 
समय वल--रात्रि में चतुष्पद, दिन में द्विपद, सन्ध्या में मकर, वृश्चिक, कर्के, 
“मीन राशियाँ बली होती हैं ॥ २३ ॥ 


राशियों को दिन, रात्रि, पृष्ठोदय, उभयोदय संज्ञा 


नक्तेबला सिथनककिमृगाजगोइवा 
दा. :भ्रेष्ठका हरितुलालिघटान्त्यकन्या । 
पृष्ठोदयाः समिथुना मिथुनं विहाय 
शेषाः शिरोभिदरयन्त्युभयेन मौनः ॥ २४ ॥ 
मिथुन, कर्क, मकर, मेष, वृष, धनु इनकी रात्रि संज्ञा, तथा सिंह, तुला, वृश्चिक, 
“कुम्भ, मीन, कन्या इनकी दिन संज्ञा, मिथुन के सहित जो ६ राशियाँ हैं उनमें मिथुन 
को छोड़कर ( कके, मकर, मेष, वृष, धनु ) ५ राशियाँ पृष्ठोदय, तथा मीन को 
छोड़कर मिथुन के साथ ५ राशियाँ ( सिह, तुला, कन्या, वृश्चिक, कुम्भ) शीर्षोदय 
संज्ञक हैं । मीन राशि उभयोदय संज्ञक है । 





व. त्कार्यमु । 


£ ES AS = = 


तृतीय अध्याय १३ 


वृहज्जातक में कहा है--“गोजाश्विककिमिथुना: समृगा निशाख्याः पृष्ठोदयाःः 
विमिथुनाः कथितास्त एव********- ' ( १ अ० १० इलो० ) 
विशेष--जिन राशियों का उदय पृष्ठ से होता है वे पृष्ठोदय, जिनका सिर से 
' उदय होता है वे शीर्षोदय, मीन का मुख और पूँछ से उदय होता है, इसलिये उभयोदयः 
संज्ञा कही है । जातक पारिजात में इसका प्रयोजन 
शीर्षोदयगतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत्‌ । 
पृष्ठोदयस्थः पाकान्ते सदा चोभयराशिगः ( २ अ० ८६ इलो० ) ॥ २४॥ 
राशियों का बल 
आत्मीयनाथहएः सहितस्तेनेव तत्पियेर्वापि । 
शशिसुतजीवाश्यासपि राशिर्बेलवान्न चेच्छेषः ।॥ २५॥ 
जो राशि, राशीश या राशीश के प्रिय अर्थात्‌ मित्र से दृष्ट युत हो एवं वुध 
और वृहस्पति से युत दृष्ट हो अन्य ग्रहों से युत दृष्ट न हो तो वह राशि बलवान होती 
है 1! २५॥ वृहज्जातक में भी कहा है--'होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैरच वीर्योत्कटा:' 
( २ अ० १६ इलो०) ॥ २५ ॥ 
लग्नादि १२ भावों के नास 
' तन्वथसहजबान्धवपुत्रारिख्रीविनाइापुण्यानि । 
कर्सायव्ययभावा लग्नाद्या भावतश्चिन्त्याः ॥ २६ ॥ 
१ तनु, २ अर्थ, ३ सहज, ४ वान्धव, ५ पुत्र, ६ अरि, ७ स्त्री, ८ विनाश, 
5 पुण्य, १० कमें, ११ आय, १२ व्यय ये, छग्नादि १२ भावों के नाम हैं ॥ २६॥ 
नामान्तर 
१गक्तिघनपोरुषग्रहप्रतिभाद्रणकामदेहविवराणि । 
गुरुमानभवव्ययमिति कथितान्यपराणि नामानि ॥ २७॥ 
१ शक्तिम्= कल्प, २ धन = स्व, ३ पौरुष = विक्रम, ४ गृह, ५ प्रतिभा, ५ व्रण; 
७ काम, ८ देह विवर = छिद्र, ८ गुरु, १० मान, ११ भव, १२ व्यय ये द्वादश भावों 
के नामान्तर है ॥ २७॥ 
पुनः संज्ञान्तर 
संज्ञा चेरमाष्टमयोश्चतुर्र बै तपश्च नवमस्य । 
होरास्तदशजलानां चतुष्टयं कण्टकं केंद्रस ॥ २८॥ 
चतुर्थ, अष्टमभाव की चतुरस्र, नवम की तप, १, ७, १०, ४, की चतुष्टय, 
कण्टक, केन्द्र संज्ञा होती है ॥ २८ ॥ 


१. कल्पस्वविक्रम हो० र० १ अ० पृ० ५६। 





ष्व्ड सारावली 


पुनः चतुथ दशस के नासान्तर 
नामानि चतुर्थस्य तु सुखजलपातालबंधुहिब्रुकानि । 
कर्माज्ञामेषरणगगनाछयं कीत्यते दशमम्‌ ॥ २६ ॥ ` 
चतुर्थेभाव के सुख, जल, पाताल, बन्धु, हिबुक नाम हैं। दशम के कर्म, आज्ञा, 
म्मेबुरण, गगन नाम हैं ॥ २३ ॥ 
पुनः नवम, प्च, सप्तम के नासान्तर 
धर्मसुतयोख्रिकोणं सुतस्य घीखित्रिकोणमिति' तपसः । 
दयून जायास्तमयं जामित्रं ससमस्याख्याः॥ ३० ॥ 
ॐ, ५ को त्रिकोण कहते हैं। पञ्चम भाव को धी (बुद्धि), नवम को त्रित्रिकोण, 
और सप्तमभाव को दून, जाया, अस्तमय, जामित्र कहते हैं ॥ ३०॥ 
६, ३, १२, २ के नामान्तर 
षट्कोणं रिपुभवनं तृतीयमथ कीतयन्ति दुश्चिक्यम्‌ । 
रिःफ द्वादशभवनं *्वितीयसंज्ञं कुटुम्बं च ॥ ३१॥ 
पष्ठभाव को षट्कोण, तृतीय को दुश्चिक्य, द्वादश को रिष्फ, द्वितीय को 
'कुट्म्व कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
पणफर, आपोक्लिम संज्ञा 
केन््रात्परं पणफरमापोक्लिमसंज्ितं तयोः परतः । 
बाल्युवत्थविरत्वे क्रमेण फलदा ग्रहास्तेषु॥ ३२ ॥ 
केन्द्र से आगे द्वितीय, पश्चम, अष्टम, एकादश भावों की पणफर संज्ञा है । 
तृतीय, षष्ठ, नवम, द्वादश इन भावों की आपोक्लिम संज्ञा है । केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
में बेठे हुए ग्रह बाल्यावस्था में, पणफर { २, ५, ८, ११ ) में स्थित ग्रह यौवनावस्था 
में और आपोक्लिम ( ३, ६, 5, १२ ) में स्थित ग्रह वृद्धावस्था में जातक को फल 
देते हैं ॥ ३२॥ 
भावों को उपचय और अनुपचय संज्ञा 
षट्दशभवडुश्चिक्यात्युपचयसंज्ञानि कीत्यन्ते । 
स्वतनुसुखसुतास्ततपशिछिद्रव्ययसंजिउतानि चान्यानि ॥ ३३ ॥ 


६, १०, ११, रे भावों की उपचय, २, १, ४, ५, ७, ९, ८, १२ इन भावों 
को अनुपचय संज्ञा है ॥ ३३ ॥ 


ग्रहों को सूलत्रिकोण राशि 
[सहवृषमेषकन्याः का्सुंक भृत्तोलिकुम्भघराः 1 
सुर्यादोनामेते नत्रिकोणभवनानि कथ्यन्ते ॥ ३४॥ 


१. मथ । २. कुटुम्बसंज्ञं द्वितीयमथ परतः । ३. भवनानि । 





तृतीय अध्याय ` वृष 


सूर्य की सिह, चन्द्रमा की वृष, मङ्गल की मेष, बुध की कन्या, गुरु की घनु, 
शुक्र की तुला, शनि की कुम्भ राशि, मूल त्रिकोण कहलाती है ॥ ३४ ॥ 
विशेष--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि सूर्य की सिंह राशि तो स्वगृह भी है । 
सूर्य मूलत्रिकोण का फल देगा या स्वगृह का, इसी प्रकार चन्द्रमा की वृष राशि उच्च 
है, एवं अन्य ग्रहों की भी । समाधान-५वीं अध्याय के २१ इलोक से २४ तक है । 
ग्रहों के उच्च, परमोच्च, नीच, परमनीच 
सूर्यादीनामुच्चा: क्रिपवृषमृगयुवतिर्काकमीनतुला: । 
स्वोच्चगृहकथितभागा यथाक्रमेण॑व परमोच्चा: ॥ ३५ ॥ 
दिग्वह्लू यष्टाविशतितिथिवाणत्रिघर्नावशतयः । | 
स्वोच्चात्सप्तमराशिरनीच: स्यादशकात्परमस्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूर्यादि ग्रहों की क्रम से मेष, वुष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला उच्च राशि हैं। 
एबं उक्त राशियों में क्रम से १०, ३, २८, ०, २७, २० अंशों में सूर्यादि ग्रह पर- 
'मोच्च होते हे । उच्च राशि से सप्तम राशि नीच स्थान व परमोच्च कथित अंशों में 
'परमनीच स्थान ग्रहों का होता है। यथा-सूर्य की उच्च राशि मेष १० वें अंश में 
परमोच्च मेष से सप्तम तुला राशि के १०वें अंश में परमनीच । चन्द्रमा का वुष राशि 
उच्च, में ३ अंश परमोच्च, वृष से सप्तम वृश्चिक राशि नीच, ३ अं० में परम 
-नीचस्थान इसी प्रकार अन्य ग्रहों की समझना ॥ ३५-३६ ॥ 
राशियों की ह्वस्व, सध्य, दीर्घोदय संज्ञा 
१ हुस्वास्तिमिगोजघटा मिथुनधनुःकाकिसुगमुखाइच समा: । 
वृह्चिककन्यामुगपतिवणिजो दीर्घाः समाख्याताः ॥ ३७॥ 
मीन, वृष, मेष, कुम्भ राशियाँ ह्वस्वोदय, मिथुन, धनु, कर्क, मकर, समोदय, 
वृश्चिक, कन्या, सिह, तुला राशियों की दीर्घोदय संज्ञा होती है ॥ ३७॥ 
विशेष--जातक पारिजात में-मीन राशि का समोदय में वर्णन किया है--हस्वा 
गोऽजघटाः समा मृगनृयुक्‌ चापान्त्यकर्काटकाः ( १ अ० १६ इलो० ) मनीषी गण 
इसका विचार करें ॥ ३७ ॥ 
ह्वस्वोदयादि का फल 
एभिलंग्नाधिगतेः शीषप्रश्रतीनि वै शारीराणि । 
सहानि विजायन्ते युतगगनचरंरच तुल्यानि॥ ३८ ॥ 
इन ह्वस्वोदयादि राशियों में जो राशि लग्नगत हो उससे जातक के मस्तकादि 


अङ्ग का विचार करना, तथा लग्नगत ग्रह के आधार पर भी शरीर के अवयवों का 
विचार करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


१. हो० र० १ अ० ४४ पृ०। 


१६ सारावळी 


बिशेष-यहाँ लग्न तो उपलक्षण मात्र है कालचक्र न्यास पद्धति से ग्रह व राशियों 

की स्थिति वश शरीर के प्रत्येक अवयव की परिस्थिति का ज्ञान करना चाहिए 1३८! 
राशियों का प्लच ( निम्न भूतल ) तथा प्रयोजन 
"भवनाधिपदिङ्नाम प्छव इति यवनैः प्रयत्नतः कथितः । 
तत्प्रबगो विनिहन्यादचिरेण महीपतिः शझत्रन्‌ ॥ ३९॥ 

राशि स्वामी की जो दिशा है वह उस राशि की प्लव दिशा मानी है ऐसा यवनों 
का कथन है। इसलिये जिस लग्न में यात्रा हो उस राशि स्वामी की दिशा में यात्रा 
करने से राजा शत्रु को शीघ्र पराजित करता है ॥ ३९ ॥ 

राशियों के वर्ण तथा प्रयोजन 
"छोहितसितशुकहरिताः पाटलपरिघस्रपाण्डुचित्राइच । 
कृष्णकनकाभपिङ्काः कबु रब भुत्वजादिवर्णाः स्यु: 11 ४० ॥ 
जन्मोदयगृहवर्णा तदधिपतेः पूजिता प्रतिमा । 
हन्ति हरेरिह शत्रूनिन्द्रध्वजिनीब देवरिएन्‌ ॥ ४१ ॥ 

१. लाल, २ सफेद, ३ तोते के समान हरा, ४ लाल उजाला मिला हुआ, ५ 
शरू, ६ पाण्डु, ७ अनेकवर्णं, ८ काला, 5 सुवणं समान, १० पिङ्गल, ११ चित्र, 
१२ भूरा वर्ण क्रम से ये मेषादि १२ राशियों के वर्ण हैं। जन्म कार में जो लग्न 
( राशि ) वा ग्रह हो उसके समान शरीर का रङ्ग होता है। अर्थात्‌ जिस भाव में 
हानि प्रतीत होती हो तो उस राशि सहृश वर्ण की प्रतिमा बनाकर पुजन करने से 
रोगादि समस्त शत्रुओं का नाश होता है, जैसे इन्द्र की सेना द्वारा देव रिपुओं 
( राक्षसों ) का नाश होता है ॥ ४०-४१ ॥ 

इति कल्याणवमंविरचितायां सारावत्यां होराराशिभेदो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


कालपुरुष के आत्मादि विभाग 
आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः इाशिजोऽथ वाणी । 
ज्ञानं सुखं शुक्रगुर मदश्च राहुः शनिः कालनरस्य दुःखन्‌ ॥ १॥ 
काल रूप पुरुष की आत्मा सूर्य ( सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ) है । चन्द्रमाः 

चित्त ( मन ), भौम वल ( सत्त्व ), बुध वाणी ( वचन ), वृहस्पति ज्ञान, शुक्र सुख,. 
राहु मद और शनि दुःख है ॥ १ ॥ 
१. हो० र० १ अ० ५२ पू० | 
२. हो० र० १ अ० ५३ पु० । 
३. ववेगुरुमंदरच शुक्रः । 


र चतुर्थ अध्याय १७ 


वृहज्जातक में भी कहा है--'कालात्मा दिनक्कन्मनस्तु हिमगुः सत्त्वं कुजो ज्ञो वचो” 
| जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःखं. दिनेशात्मजः ।॥” ` 
( २ अ० १ इलो० ) 
तथा जातक पारिजात में--'कालस्यात्मा भास्करश्चित्तमिन्दु: सत्त्वं भौम'***** 
( २ अ० १ इलो० ) 
एवं बृहत्पाराशर होरा में--सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदवान्धवः । 
सत्त्वं कुजो वुधैः प्रोक्तो बुधो वाणीप्रदायकः ॥। 
( ३ अ० १२-१३ इलो० ) ॥ १॥ 
आत्मादि का प्रयोजन 
आत्मादयो रगनगॅबॅलिभिबंलवत्तरा । 
दुर्बले दुर्बलास्ते लु विपिरीतं राने: फल्मु' ॥ २.॥ ॒ 
जन्म काल में आत्मादि ( सूर्यादि ) ग्रह बली हों तो जातक के आत्मादि भी 
बलवान होते हँ । यथा- जिसकी कुण्डली में सूर्य पूर्ण बली हो तो उसकी आत्मा बल- 
वान्‌ (कठोर) होती है । इसी प्रकार अन्य भी। यदि आत्मादि ग्रह निर्बल हों तो आत्मादि 
भी दुबल होते हं । एवं शनि का फल विपरीत होता है । अर्थात्‌ ऊपर के इलोक में शनि 
को दुःख बताया गया है । इसलिये यदि शनि निवल हो तो दुःख भी अल्प ही होगा ॥२॥ _ 
विशेष---उपर्युक्त दोनों पद्य लघुजातक (२ अ० १-२ इलो०) में मिलते हैं.॥२॥ 
द्रेष्काणवश कालाचयवों की उत्पत्ति 
यथा यथा छग्नगृहाश्रयाणा समुद्गमोऽभूत्त्रिविकल्पकानास्‌ः । 
तथा तथा शैलनगाएसंज्याः क्रमेण कालावयवाः प्रसुतोऽ॥ ३ ॥ 
जन्म समय में लग्न राशि के आश्रित जैसे-जैसे तीन द्रेषकाणों का उदय होता 
है, वैसे वैसे ही क्रम से कालपुरुष के ७, ७, ८, अवयव होते हैं । अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्काण 
में जन्म होने से ५ वें इलो० के आधार पर मूर्धादि ७ अवयव, २ य द्रेष्काण में ग्रीवादि 
७, रे य में वस्ति आदि ८ अवयव होते हैं ॥ ३॥ 
बिशेष-उक्त पद्य में भरि विकल्पनानास्‌' के स्थान पर जो अंश दिया गया 
है वह संस्कत वि० वि० सरस्वती भवन के ग्रन्थाङ्कः ३६४७७ में मिलता है तथा 
प्रसङ्गानुसार सङ्गति भी मिलती है। तृतीय चरण में 'शैलनवाष्ट' के स्थान पर 'दोलन- 
गाष्ट' जो दिया है इसकी सङ्गति ५ वे श्लोक से मिलती है, अर्थात्‌ ग्रीवादि भी अवयव 
७ ही हैँ॥ ३॥ | 
लग्न के आधार पर वास दक्षिण अङ्ग तथा नि्बल-सबल संज्ञा 
रग्ना्तत्कणमुदितं "वामाङ्गमयाबलमु । 
सव्यार्घादितरं तस्य नोद्गतं 'सदलं° च तत्‌ ॥ ४॥ 
सामायिक लग्न से पीछे की ६ राशियाँ जो उदित ( क्षितिज से ऊपर ) रहती हैं, वे 


१. स्मृतम्‌ । २. भुरिविकल्पनानाम्‌ । ३. शलनवाष्ट। ४. प्रसूताः । ५. ममङ्गम्‌, 
६. रत्तस्य । सकल । 


१८ सारावली 


जातक के वाम अङ्ग, तथा अनुदित ( क्षितिज से नीचे ) ६ राशियाँ दक्षिण अङ्ग 
समझना चाहिये । वाम अङ्ग निवेळ, दक्षिण अङ्ग सबल होता है ॥४॥ 
लग्नद्र ष्काणवश कालावयव ( जातकावयव ) ज्ञान 
मुर्घालोचनकणंगन्धवहने "गण्डो हनुश्चाननं 
ग्रीवास्कन्धभुज तु पाइर्वहृदयक्रोडाश्च नाभि: पुन: । 
बर्स्तिङङ्गगुदे च सुष्कयुगळ॑ चोरुट्रयं जानुनी 
जङ्घे पादयुगं विछग्नभवनात्पाइचंद्ये कल्पिता: ॥ ५॥ 
जन्मकाल के समय यदि लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न ( १ ) मस्तक 
( २ ) भाव दक्षिण नेत्र, १२ वां भाव वाम नेत्र, ३ भा० द० कान, ११बाँ भा० वाम 
कान, ४, १० नाक, ५, ९ गण्ड ( गाल ), ६, ८ ठुड्ढी ( ठोड़ी ) और सप्तम भाव 
उस जातक का मुख होता है। उक्त अवयवों का विचार तत्तद्‌ भाव से करना चाहिए । 
यदि द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न (१ ) ग्रीवा (कण्ठ), २, १२ कंधा, ३, ११, दोनों 


हाथ, ४, १० बगल, ५, ९ छाती, ६, ८ पेट, ७ सप्तम भाव नाभि समझना चाहिए । 
यदि तीसरा द्रेष्काण हो तो लग्न ( १ ) वस्ति ( उपस्थ और नाभि का मध्यभाग ), 
२ य लिंग, १२ गुदा, ३, ११ अण्डकोश, ४, १० जांघ, ५, ८, घुटना, ६, ८ पींड्री, 
सप्तम भाव पैर, इस प्रकार. लग्न के आधार पर दोनों तरफ कल्पना करके उक्त 
अवयवों की शुभाशभता समझना चाहिए ॥ ५ ॥। 
वराहमिहिर ने बृहज्जातक में कहा है-- 
'कंहक्‌च्छोत्रनसाकपोलहूनवो वक्‌त्रच होरादयः' ( ५ अ० २४ इलो० ) ॥५॥ 
अङ्कज्ञान का प्रयोजन 
पापा ब्रणं ळाञ्छनमेषुः सोम्याः स्वांशो स्वराशावथवा स्थितेषु । 
कुर्वन्ति जन्मोत्यितमेषु चिन्हमेषु३ ग्रहास्तद्विपरोतसंस्था: ॥ ६॥ 
` जिस अवयवस्थित भाव में पाप ग्रह हों उस अङ्ग में घाव वा चोट, जिसमें 
शुभ ग्रह हों तो उसमें तिळ मसा आदि चिह्न समझना । यदि ग्रह (शुभ वा पाप) अपनी 
राशि वा अपने नवांश में हो तो उक्त चिह्न जन्म के समय से ही समझना । यदि 
स्वराशि वा स्वनांश में ग्रह न हों तो अपनी २ दशा' आने पर घाव आदि चिह्न 
करते हैं ।। ६ ॥ | 
बृहज्जातक में भी कहा हे-'तस्मिन्पापग्रुते ब्रणं शुभयुते इष्टे च लक्ष्मादिशेत्‌’ ॥। 
| ( ५ अ० २५ इलो० ) ॥ ६॥ 
ग्रहों के राजत्वादि अधिकार और प्रयोजन 
राजा रवि: दाशधरइच“ बुंध: कुमारः 
सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ । 
भुत्यस्तयोशच रविजः सबला नराणां 
कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेव सत्त्वम्‌ ॥ ७॥ 


१. गण्ड । २. मेव। ३. मेष्य । ४. रस्तु । ५. रूपम्‌ । 





चतुर्थ अध्याय १६ 


` ग्रह समिति में सूर्य, चन्द्रमा राजा, बुध राजकुमार, भोम सेनानायक, शुक्र गुरु 
सन्त्री और शनि भृत्य ( सेवक ) है। जन्म काल में जो ग्रह बलबानु हो वह जातक 
को अपने समान बनाता है। २-३ ग्रह बली हों तो जातक में उतने गुण होते 
हैं ॥ ७॥ . 
वृहत्पाराशर में कहा है--“रविचन्द्रो तु राजानो नेता ज्ञेयो धरात्मजः' 
( ३ अ० १४ इलो० ) 
'एवं वृहज्जातक में-'दिनेशचस्द्रौ राजानौ सचिवौ जीवभागंवौ” (२ अ० १ इलो.) 
जातक परिजात में भी--'दिनेशचन्द्रौ राजानी सचिवो जीवभागँवौ' 

( २अ. २ इलो. ) 
सर्वार्थचिन्तामणि में--'दिनेशचन्द्रो नरपालमुख्यौ नेता कुजः सोमसुतः कुमार: 
'विशेष--यह पद्य ल्घुजातक ( २ अ० ३ इल्लो० ) में प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 

कोन ग्रह किस दिशा का स्वामी 
भानु: शुक्र: क्षमापुत्रः सेंहिकेयः शनि: शशी । 
सोझ्यस्त्रिदरामन्त्रो च प्राच्यादिदिगधीइवराः ॥ ८ ॥ 
पूवे का सूर्य, अग्नि कोण का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नैऋत्य का राहु, परिचम 
का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध और ईशान का स्वामी गुरु होता हे 
॥ ८ ॥ जातक पारिजात में कहा है-- 
'प्रागादिका भानुसितारराहुमन्देन्दुविद्देवपुरोहिताः स्युः ( २ अ० २३ इलो० ) । 
सथा वृहज्जातक में---प्रागाद्या रविशुक्रलोहिततमः सौरेन्दुवित्सूरय:! 
( २ अ० ५ इलो० ) । 
'एवं लघुजातक में भी--प्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाक्पतय: 
( २ अ० ४ इ्लो० ) ॥ ८ ॥ 
ग्रहों की शुभ, पाप संज्ञा 
गुदबुषशुक्रा; सोस्याः सौरिकजार्धास्तु निगदिताः पापाः । 
शशिजोऽशुभमंयुक्तः क्षीणश्च निशाकरः रपाप:॥ 2 ॥ 
गुरु, वुध, शुक्र ये शुभग्रह हैं । शनि मंगल और सूर्य पाप प्रह हैं। यदि वुध पाप 
ग्रह के साथ हो तो वह भी पाप ग्रह होता है । क्षीण चन्द्रमा भी पाप : ग्रह होता है । 
यदि पूर्णं चन्द्रमा हो तो शुभ ग्रह होता है ॥ 5 ॥ A, 
वृहत्पाराशरहोरा में कहा है--तत्राकंशनिशृपुत्रा: क्षीणेन्दु-राहुकेतवः । क्रूराः 
शेषग्रहाः सौम्याः क्रूराक्र्रः क्रूरयुतो बुध: ( ३ अ० ११ इलो० ) 
वृहज्जातक में भी क्षीणेंद्रकंमहीसुताकंतनया: पापा बुधस्तैयु'त:' (२ अ० ५इलो०) 
लघुजातक में भी 'क्षीणेन्द्रकंयमाराः पापास्तैः संयुतः सौम्यः (२:अ० ४ इलो०) 


१, निसर्गतः । २. हो० र० १ अ० ६५ पृऽ | 


२० सारावली 


तथा जातक पारिजात में 202 ह तात माजा: पापारतु”" | ॥ 
२ अ० छ 
विशेष--इस पद्य से प्रतीत होता हे कि विशुद्ध शुभग्रह गुरु व शुक्र हँ। बुध 
उदासीन है, पाप के साथ पाप और शुभग्रह के साग्निध्य से शुभ, शुभ पाप दोनों 
के सांथ रहने पर मध्य होता है । 
चन्द्रमा शुक्लपक्ष प्रतिपदा से १० (दशमी) तक मध्यबली, शुवलपक्ष की एका- 
दशी से कृष्णपक्ष की ५ पंचमी तक पर्ण बली और षष्ठी से अमावस्या तक बलहीन 
होता है । 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अद्ध भाग से शुवल पक्ष की अष्टमी के अद्ध भाग तक 
क्षीण चन्द्रमा होता हे ॥ ६ ॥ 
सुर्य, चन्द्रमा, मंगल ओर बुध के नामान्तर 
हेलिर्भानुः राशी चन्द्र: "क्रराक्ष: क्षितिनन्दन: । 
आरो रक्तस्तथा नक्रो हेम्नो विद्‌ ज्ञोऽथ बोधन: ॥ १०॥ 
सूर्यं के नाम--१ हेलि, २ भानु । चन्द्रमा के--१ चन्द्र, २ दाशि । मंगल के-१ 


क्र रहक्‌ २ क्षितिनन्दन, ३ आर, ४ रक्त, ५ वक्र । बुध के- १ हेम्न, २ विद्‌, हे ज्ञ, 
४ बोधन नाम हैं ॥ १० ॥ 


तथा वृहज्जातक में 'हेलि: सूर्यश्चन्द्रमाः शीतररिमिहेग्नो विउ्ज्ञो वोधनइचेष्दुपुत्रः । 
आरो वक्र: क्र रहक्‌ चावनेयः’ (३ अ० २ इलो०) । और भी सर्वार्थ चिन्तामणि में--- 

सूर्यो हेलिर्भानुमानु दीप्तरश्मिश्चण्डांशः स्याद्‌ भास्करोऽहस्करशच । 

अब्जः सोमर्चन्द्रमाः शीतररिम: शीतांशुः स्यात्‌ ग्लौमृ गाडू: कलेशः । 

आरो वक्रश्‍चावनेय: कुजः स्याद्‌ भौमः क्रूरो लोहिताङ्गोऽथ पापी । 

विउज्ञः सौम्यो वोधनश्चन्द्रपुत्रइचारिद्र' ( १ अ० ५२-५३ ) । 

अन्य भी जातक परिजात में 'रेलिः सूर्यस्तपनदिनकृद्भानुपुषारुणार्कः, सोमः 

तद्युतिरुडपतिरलोंमृगा ङ्क न्दुचळाः । आरो वक्रक्षितिजरुधिराङ्गारकङ्न रनेत्रा:, 

सौम्यस्तारातनयवुधविद्वोधनर्चेन्दुपुत्रः । ( २ अ० ३ इलो० ) ॥ 

विशेष- प्रन्थान्तर के आधार पर सूर्य के नाम--१ हेरि, २ भानुमान्‌, ३ दीघ- 
रदिमः, ४ चण्डांशुः, ५ भास्कर, ६ अहस्कर, ७ तपन, ८ दिनकृत्‌, दे भानु, १० 
यूषा, ११ अरुण, १२ अक हैं। चन्द्रमा के-१ शीतरदिम, २ अब्ज, ३ सोम, 
शीतांशु, ५ ग्लौ, ६ मृगाङ्क, ७ कलेश, ८ शीतद्य ति, ९ उडुपति, १० इन्दु, १० चन्द्र 
ये नाम हैं 

मंगल के--१ आर, २ वक्र, ३ क्र रहक्‌, ४ आवनेय, ५ कुज, ६ भौम, ७ क्र्र, 
< छोहिताङ्ग, दे पापी, १० क्षितिज, ११ रुधिर, ` २ अङ्गारक, १३ क्र रनेत्र, ये 
नाम हें । बुध के-१ हेम्न, २ विदू, ३ ज्ञ, ४ बोधन ५ इन्द्रपुन्न, ६ सौम्य, ७ चन्द्रः 

पुत्र, ८ चार्द्र, & तारातनय ये नाम हैं ॥ १० ॥ 


९ क्ररहक्‌ । 


| 


itis i ० ७ 
FOR, EROS ९०७21! 


चतुर्थ अध्याय २१ 


गुरु-शुक्त-शनि के नासान्तर 
इंड्येज्यावर्द्धिरा जीवो ह्यास्फुजिच्च सितो अगुः । 
सन्द: कोणो यसः कृष्णो विद्यादत्यानि लोकतः ॥ ११ ॥ 
गुरु के नाम--१ ईड्य, २ इज्य, ३ अङ्गिरा, ४जीव ये हैं । शुक्र के--१ आस्फु- 
जित्‌, २ सित, ३ भृगु, शनि के--१ मन्द, २ कोण, ३ यम, ४ कृष्ण ये नाम हैं। 
अन्य इसके नाम ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए ॥ ११ ॥ यथा बृहज्जातक में-- 
'कोणो मंदः सूर्यपु्नोऽसितश्च । जीवोऽङ्गिरा सुरगुरुवंचसां पतीज्यः शुक्रो 
भुगुभू गुसुतः सित आस्फुजिच्च' ( अ० २-३ इलो० ) । 
ओर भी सर्वार्थेचिन्तामणि में-'जीवोंगिरा देवगुरुः प्रशांतो वाचां पतीज्यत्रि दशेश- 
वंद्या: । भुगुशनो भार्गेवसूनवोच्छः काणः कविर्देत्यगुरुः सितश्च । छायात्मजः पङ्गुय- 
माकंसूनुः कोणोऽसितः सौरिशनी तु नीलः' ( १ अ० ५४-५५ इलो० ) । 
अन्य भी जातक परिजात में--“मन्त्री वाचस्पतिगुरुसुराचार्थेदेवेज्यजीवाः, शुक्र: 
काव्य: सित भृगुसुताच्छास्फुजिद्दानवेज्याः । छायासूनुस्तरणितनयः कोणशन्याकि मन्दाः, । 
( २ अ० ४ इलो० ) ॥ ११॥ 


सुर्यादि ७ ग्रहों के वणं और अधिदेवता 
तास्रसितारुणहरितकपीतविचित्रासिता इनादिनाम्‌ । 
१पावकजळगुहकेरावशक्रराचीचेधसः पतयः ॥ १२ ॥ 
सूर्थे का तामे के समान, चन्द्र का सफेद, मङ्गल का लाल, बुध का हरा, गुरु का 


पीला, शुक्र का अनेक रङ्ग, शनि का काला वर्ण हे । सूर्य का अग्नि, चन्द्रमा का जल, 
भौम का कातिकेय, वुध का विष्णु, गुरु का इन्द्र, शुक्र का इन्द्राणी और शनि का ब्रह्मा 


अधिदेवता होता है॥ १२॥ वृहत्पाराशर में कहा है--'रक्तश्यामो दिवाधीशो” 
( ३ अ० १६-१८ इलो० ) । 

वृहज्जातक में भी--वर्णास्ताञ्रसितारक्तहरितापीतकबु राः । कृष्णकान्ति- 
रिनादीनां नष्टादौ च प्रकीर्तिताः’ ( अ० १४ इलो० ) । अधिदेवता--'वरह्याम्बुषण्मुख 
इरीन्द्रशचीविरस्चि"' ( २ अ० २, इलो० ) ॥ १२॥ 

विदोष--ग्रहवर्ण के आधार पर हृत नष्ट वस्तु का ज्ञान होता है ॥ १२ ॥ 


अधिदेवताओं का प्रयोजन 
अर्कादिग्रहदेवतमंत्रः संपञ्य तामाशाम्‌ । 
कनकगजवाहनादीन्प्राप्नोति गतोऽरितः शीघ्रम्‌ ॥ १३॥ 
सूर्यादि ग्रह का जो देवता होता है उसी देव की पूजा उसके मन्त्र से करके उसी 
दिशा में ( जिस दिशा का वह स्वामी है ) यात्रा करने से शत्रु को जल्दी पराजित 
कर सुवर्ण, रत्त, हाथी आदि का लाभ होता है ॥ १३॥ 


FE MS] 
~» 


१, हो० र० १अ० ६४ पृ० ! 


२२ सारावलो 


ग्रहों के पं-स्त्री-नपुंसक तथा विप्रादि एवं तत्त्वों के अधिर्पात 
स्रीणां चन्द्रसितौ नपुंसकपती सोमात्मजार्कात्मजो 
पुंसां जीवदिवाकरक्षितिसुता विप्रस्य शुक्रोअद्धिरा । 
राज्ञां सूर्यकुजो विशां शशधरो मिस्य मन्दो बुध: 
शुद्राणां शिखिभूखतोयमरुतां भौमादथः कीतिताः ॥ १४॥ 
चन्द्रमा, शुक्र स्त्रियों के, बुध शनि नपुंसको के, गुरु, सूर्यं, भौम पुरुषों के अधिपति 
हं । शुक्र, गुरु ब्राह्मणों के, सूर्ये, मंगल क्षत्रियों के, चन्द्रमा वैश्यो के, शनि संकर जातिः 
के, बुध शूद्रों के स्वामी हैं। अग्नितत्त्व का मंगल, भूमि का बुध, आकाश का मुरु, 
जल का शुक्र, वायु तत्त्व का शनि मालिक है ॥ १४ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है-- वलीवौ दो सौम्यसौरी च युवतीन्दुभूग्‌ द्विज ? । नराः 
शेषाश्च विज्ञेया भानुभौमौ गुरुस्तथा’ ( ३ अ० १९-२१, इलो० ) । वृहुञ्जातक में 


भी--'बुधसूर्यंसुतौ नपुंसकाख्यौ शशिशुक्रो युवती नराश्च शेषाः... ( २ अ० 
६॥ इलो० ) ॥ १४ ॥ 
ग्रहों के रस तथा स्थान 
कटुरबणतिक्तमिश्रितमधुराम्शकषायरस'वशेषाणाम्‌ । 
१ सुरतोयारिनविहारार्थशयनपां सुत्क राणां च॥ १५४ 


सूर्य का कड़वा, चन्द्र का क्षार, भौम का तीता, वुध का मिश्चित, गुरु का मधुर, 
शुक्र का खट्टा और शनि का कसला रस है । देवालय, जलाल्य, अग्निस्थान, क्रोडा- 
स्थल, कोश, शयन, कतवारखाना ये सूर्यादि ७ ग्रहों के क्रम से स्थान हूं अर्थात्‌ इन 
स्थानों के स्वामी हैं॥ १५ ।॥ वृहत्पाराशर म कहा ह 
“देवालयजलं वह्िक्कीडादीनां तथैव च । कोशशय्योत्कराणान्तु नाथाः सूर्यादयः 
क्रमात्‌’ ( ३ अ० ३२ इलो० ) । 'कटु-क्षार-तिक्तमिश्चितमधुराम्ल-कषायाः' (३ अ० 
३४ इलो० ) 
तथा वृहज्जातक में--'कटूकलवणतिक्तमिश्रितमधुराम्लो च कपायाः ( २ अ० 
१४ इलो) । देवांब्वर्निविहारकोशशयनक्षित्युत्करेशाः क्रमात्‌ (२ आळ 
११ इलो ० ॥ १५ ॥ 
ग्रहों के वस्त्र तथा धातु 
बखाणां स्थुलाहतशिखिजहतमध्यदृढसुजीर्णानाम्‌ । 
तास्रसणिहेमसिश्रितरूप्यक्मुक्तायसां वा$पि॥ १६ ॥ 
सूर्य का स्थूल = मोटा, चन्द्र का अहत > नवीन= ( विना फटा हुआ) भोम का 
शिखिहत==जला हुआ, बुध का जलहत--भींगा हुआ (गीला, ओदा), गुरु का मध्य = 
मध्यम (न पुराना न नया), शुक्र का हढ़ = मजबूत, शनि का सुजीणे अत्यन्त फटा- 
पुराना वस्त्र है। धातु==द्रव्य, सूर्य का ताञ्र=तामा, चन्द्रमा का मणि, भौम कः 
सुवणं --हेम, बुध का मिश्रित (मिला हुआ), गुरु का रूप्यक ==चाँदी, शुक्र का मुक्त = 
“मोती, शनि का आयसस्-लोहा द्रव्य ( धातु ) हे ॥ १६॥ 





१. सुरग्रहकांग्नि हो० र० १अ० ७५ पृ०। 








’ 


चतुर्थ अध्याय २३ 


बृहत्पाराशर में इसके विपरीत है । यथा--'गुरोः पीताम्बर विप्र ? भगो: 
क्षोमं तथेव चः"? ( ३ अ० ४३-४४ इलो० ) । 
बृहज्जातक में अनुरूप है । यथा-'वस्त्रं स्थूलमभुक्तमरिनिकहतं मध्यं ढं स्फा- 
टितम्‌ । ताञ्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी ( २ अ० १२ इलो० ) 
तथा जातक पारिजात में भी--*स्थूलाम्बरं नुतनचारुचेळं कृशानुतोयाहतमध्य- 
मानि । इढांशुक जीर्णेमिनादिकानां""' (२ अ० २२ इलो०) । द्रव्य-द्रव्याणि ताम्र- 
सणिका-चनशुक्तिरौप्यमुक्तान्ययञ्च दिननाथमुखग्रहाणाम्‌' ( २ अ० २० इलो० ॥ १६॥ 
विशेष- वस्त्र एवं द्रव्य का प्रसव काळ में व प्रश्‍न काल में विचार किया जाता 
है । जो ग्रह उभय काल में वली हो उसके आधार पर आदेश करना चाहिए ॥ १६॥ 
काज एवं ऋतुओं के स्वामी ग्रह 
१ अयनक्षणदिवसतुकमासतदंशरदां दिनेशाद्या: । 
शिशिरादीनामीशाः दानिसितभोमेन्दुबु' धजीवा: ॥ १७॥ 
अयन का स्वामी सूर्य, क्षण=मुहु्ते का चन्द्र, दिवस=दिन-रात्रि का भौम, ऋतु 
का बुध, मास का गुरु, पक्ष का शुक्र, वर्ष का शनि स्वामी होता है । शिशिर ऋतु 
का स्वामी रानि, वसन्त का शुक्र, ग्रीष्म का भौम, वर्षा का चन्द्रमा, शरद का बुध, 
और हेमन्त का अधिपति गुरु होता है ॥ १७ ॥ वृहत्पाराशर में कहा है-- : 
'अयन्क्षणवारतु मासपक्षसमा द्विज । सूर्यादीनांः' ( ३ अ० ३३ इलो० ) । 
'भगोऋ तुवसन्तरच कुजभान्वोरच ग्रीष्मकः । चन्द्रस्य दर्षा' ``"? 
( ३ अ० ४५-४६ ) । 
वृहज्जातक में भी--*अयनक्षणवासरतँवो मासोद्धे च समाइच भास्करात्‌' 
( २ अ० १४ इलो० ) । १७। 
कालाधिपति प्रयोजन र 
लगनाधिपतेस्तुल्यः कालो लग्नोदितांशकसमाख्यः । 
वक्तव्यो रिपुविजयो ` गर्भेषु च कार्येसंयोगे ॥ १८ ॥ 
शत्रुओं से विजय, . गर्भे अथवा कार्यों के प्रश्‍न में प्रश्न लग्न के स्वामी का जो 
काल १७ वें शलोक में वणित है उस समय में कार्य सिद्धि होगी ऐसा ज्योतिषी को 
कहना चाहिए । समय कहने के समय लग्न के भुक्तांश से अनुपात द्वारा ( ३७ अंश सें 
यदि उक्त काल तो भुक्तां में क्या ) ठीक समय का ज्ञान करके ही आदेश करना 


चाहिये ॥ १८॥ 
पय वेदों के अधिप .' 
3ऋग्वेदाधिपतिजोबोी - यजुर्वदपतिः सितः। 
सामवेदाधिपो वक्रः इाईिजोऽथर्ववेदराट्‌ ॥ १६॥ 
ऋरवेद का वृहस्पति, यजुवद का शुक्र, सामवेद का भौम, अथर्ववेद का अधिपति 
बुध है ॥ १९ ॥ 


१. हो० र० १ अ० ७६ पृ०। २. चन्द्रसुंतः। ३. हो० र० १ अ० ६७ पृ० | 


२४ सारावली 


लघुजातक में कहा है-“क्रगथवंसामयजुषामधिपा गुरुसौम्यभौम-सिताः' 
( २ अ० ५ इलो० ) । तथा जातक पारिजात में भी--'शाखाधिपा जीवसितार- 
बोधनाः? ( २ अ० १५ इलो० ) ॥ १९॥ 
लोकस्वामी ग्रह 
सुरपूज्यः शशिशुक्रो दिनकरभौमो बुघाकंजी नाथाः । 
विबुषमनुष्यपितणां तियंड्नरकाधिवासानामु ॥ २० ॥ 
देव लोक का गुरु, मनुष्य लोक के चन्द्र व शुक्र, पितृलोक के सूर्य व भौम एवं 
पशु पक्षी व नरकलोक निवासियों के स्वामी वुध शनि हैं ॥ २० ॥ 
सूर्य का स्वरूप और गुण 
स्वल्पाकञ्चितमुर्घजः पडुमतिसुंख्यस्वरूपस्वनो, 
नात्युच्चो मघुपिङ्गचारनयन: शूरः प्रचण्ड: स्थिरः । 
रक्तइमामतनुनिगृढचरणः पित्तास्थिसारो महान्‌ 
गस्भी रइचतुरस्रकः प॒थुकरः कोसुस्भवाता रवि: ॥ २१ ॥ 
थोड़े घंघराले केश ( वाल ), सुन्दरबुद्धि व रूप, गम्भीर वाणी, अत्यन्त ऊंचा 
नहीं, सहत के समान छाल नेत्र, शूर प्रतापी, स्थिर, ( चञ्चल नहीं ), छाल और 
कृष्ण वर्ण शरीर, छिपे हुए पैर, पित्त स्वभाव, हड्डियों में तागत (वल), बड़ा, गम्भीर, 
चौखूंटा ( लम्वाई चौडाई सम ), विशाल किरण, केसर के रङ्कसदृश वस्त्र वाला 
सूर्य है ॥ २१ ॥ 
| चन्द्रमा का स्वरूप और गुण 
सौम्यः कान्तविलोचनो मधुरवाग्गौर: कुशाङ्गो युवा 
प्रांशुः सुक्मनिकश्छितासितकच: प्राज्ञो मृदु: सात्त्विकः । 
चारर्वातकफात्मकः प्रियसखो रक्तकसारो घृणी 
वृद्धखीषु रतइचलोऽतिसुभगः शुज्रास्बरइचन्द्रमाः ॥ २२ ॥ 
शान्त, शोभायान नेत्र, मीठा बोलने वाला, सफेद वर्ण, कुश शरीर, जवान, 
उन्नत, छोटे काले घुंधराले बाल, विद्वानु, मृदु स्वभाव, सत्त्वगुण से युक्त, सुन्दर, वात 
और कफ प्रकृति, मित्रो से प्रेम करने वाला, खून में बल, घृणा करने वाला, बुढूढी 
( बूढ़ी ) स्त्रियों में आसक्त, चचल, अत्यन्त सुन्दर, सफेद वस्त्र वाला चन्द्र हे ॥२२॥ 
मङ्गल का स्वरूप व गुण 
हस्व: पिद्धललोचनो हृढवपुर्दोप्ताग्निकान्तिइचलो 
मज्जावानरुणाम्बर: पटुतरः शूरद्च निष्पन्तवाक । 
हस्वाक ग्चितदीसकेशतरुण, पित्तात्मकस्तासस- 
इचण्ड: साहसिकोऽपि घातकराल: संरक्तगौरः कूज: ॥ २३ ॥ 





१. हिस: । 








चतुर्थ अध्याय २५ 


लघु कद, पिङ्गल आँख, मजबूत शरीर, जली हुईं अग्नि के: समान कान्ति, 
चचल, चर्वी में वळ, लाल वस्न, चतुर, शूर, सिद्ध वचन, छोटे घुँघराले चमकदार 


बाल, जवान, पित्त प्रकृति, तमो गुणी, पराक्रमी, साहसी, मारने में निपुण, लालिमा 
-से युक्त सफेद वर्ण वाला भौम है ॥ २३ । | 


बुध का स्वरूप और गुण 
रक्तान्तायतलोचनो मधुरवागदुर्वादऊ॒इयामल- 
स्त्वःसारो$तिरजोधिक: स्फुटवचा: स्फोतस्त्रिदोषात्मक:। 
हृष्टो मध्यमरूपवान्सुनियुणो वृत्तः शि राभिस्तत: 
सवंस्यानुकरोति वेषवचनं: पालादावासा बुध: ॥ २४ ॥ 
लाल विशाल नेत्र, मोठी वाणी, घास ( दूब ) के समान कृष्ण, त्वचा ( खाल ) 
में वळू, अत्यन्त रजोगुणी, स्पष्ट वचन, स्वच्छ, त्रिदोषात्मर्न ( कफ, पित्त, यात ) 
प्रकृति, प्रसन्नात्मा, मध्यम स्वरूप, चतुर, गोलाकृति, नसों से व्याप्त, अपने वेष व 
वाणी से सवका अनुकरण करने वाला एवं हरे वस्त्र वाला वुध हे ॥ २४ ॥ 
गुरु का स्वरूप तथा गुण 
ईषत्पि्धेळळोचनश्र तिघरः सिहाच्छनाद: स्थिरः 
सत्त्वाढ्य: सुविशुद्ध काचनवपुः पीनोच्चतोरस्थल: । 
हुस्वो धमरतो विनोतनिपुणो बद्धोत्कटाक्षः क्षमी 
स्यात्पीताम्बरघृदक*फात्मकतनुमंद:प्रधानो गुरु: ॥ २५ ॥ 
थोडे पीत नेत्र व कर्ण, सिह के समान गम्भीर शब्द, स्थिर, सतोगुणी ( सत्वगुण 
से युक्त ), तपे हुए सोने के समान शरीर वर्ण, मोटी व ऊंची छाती, लघु, धमे में 
तत्पर, नम्रता में चतुर, स्थिर उत्कृष्ट दृष्टि, क्षमावानु, पीला वख, कफ प्रकृति, चर्वी में 
बल्वाला गुरु है ॥ २५ ॥ 1 
शुक्र का स्वरूप एवं गुरण 
चारुदीधंभुज: पुथुरुवदन: शुक्राधिक: कान्तिमान्‌ 
कृष्णाकुचितसुक्ष्मछ *स्बिचिक्रो दृर्वादलइयासल:3 । 
कामी वातकफात्मको5तिसुभगश्नित्रास्व रो“ राजसो 
लीलावान्मतिमान्विशालनयन:" स्थुलांसदेशः सित: ॥ २६॥ 
मनोहर स्वरूप, लम्बे हाथ, विशाल वक्षस्थल व मुख, वीर्ये की अधिकता, चेष्टा- 
वानु, काले घुँघराले पतले लम्बे वाल, दूब के समान श्यामल वर्ण, कामी, वात व कफ 
प्रकृति, अत्यन्त सौभाग्य से युक्त, अनेक रङ्ग का वस्त्र, रजोगुणी, केलिकुशळ, बुद्धिमान, 
“विशाल नेत्र, मोटे कन्धा वाला शुक्र हे ॥ २६ ॥ 
शनि का स्वरूप ओर गुण 
पिङ्को निम्नविलोचनः कुशतनुर्दीघ: सिरालोऽलसः 
कृष्णाङ्गः पवनात्मकोऽतिपिशुनः स्तास्बाततो निघ्‌ ण: । 


१. भृत्क, २. लम्बितकचो, ३. दूवाङकुरश्यामलः ४. धिको, ५. लामदेहः । 


२६ सारावली 


सुखे: स्थुलनखद्दिजो5तिमलिनो रूक्षोऽशुचिस्तामसो 
रौद्रः कोधपरो जरापरिणत: कृष्णाम्वरो भास्करिः ॥ २७॥ 
कपिल गहरे नेत्र, पतला लम्बा शरीर, नसों से युक्त, आलसी, काला बर्ण, वातः 
प्रकृति, अत्यन्त चुगल खोर, स्नायु ( खाल ) में बळ, निर्दयी, मुखे, मोटे नाखून और 
दाँत, अत्यन्त मलिन वेश, चेष्टाहीन, अपवित्र. तामस प्रकृति, भयावह, क्रोधी, वृद्ध, 
( बुढा ) काले वस्त्र वाला शनि है ॥ २७॥ 
नोट--ग्रहों के स्वरूप ग्रन्थान्तर में अनुरूप न होने के कारण यहाँ प्रमाण रूप में 
नहीं दिये गये हैँ ॥ २७ !। 
ग्रहों के नेसगिक मित्र, शत्रु, सम ग्रह 
मित्राणि सूर्याद्गुरुभोमचन्द्राः सुयन्ढुपुत्रौ रविचन्द्रजीवा: । 
भानुः सशुक्र: शाशिसूर्यभोसा मन्देन्दुजी शुक्रबुधो क्रमेण ॥ २८ ॥ 
शुक्राकंजो चन्द्रमसो न कञ्चित्सोम्यः शशी शुक्रबुधो रवीन्दू ! 
सोमाकंवक्रा रवितस्त्वमित्रा मित्रारिरोषो न सुहुन्न शत्रु: ॥२९॥ 
सूर्यादि क्रम से मित्र ग्रह, यथा सूर्य के मित्र ग्रह--गुरु, भौम, चन्द्र, । चन्द्रमा के 
सूर्य, बुध । भौम के--सूर्य, चन्द्र, गुरु । बुध के--सूर्य, शुक्र । गुरु के--चन्द्रमा, सूर्य, 
मङ्गल । शुक्र के--शनि, बुध । शनि के--शुक्र, बुध मित्र हैं। सूर्यादि क्रम से शत्रु 
ग्रह- सुर्य के--शुक्र, शनि । चन्द्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है । भौम का--बुध । 
बुध का--चन्द्रमा । गुरु के- शुक्र, वुध । शुक्र के--सूर्य, चन्द्रमा । शनि के--सूयं, 
चन्द्रमा मङ्गल शत्रू ग्रह हे । मित्र शत्रु से वचे हुए ग्रह, उस ग्रह के सम ग्रह 
होते हैं ॥ २८-२६ ॥। 
बृहज्जातक में कहा है-'शत्रुमंदसितौ समञ्च शशिजो मित्राणि***” (२ अ० १६-१७) | 
सर्वार्थ चितामणि में भी-'भानोस्तु मित्राणि कुजेंदुजीवा:समो बुधःशुक्रशनीं विपक्षौ'* `" 
( १ अ० ८३-८७ इलो० ) । 
विशेष-प्रायः जातक ग्रन्थों में इसी के अनुरूप मित्र सम शत्रु का वर्णन है! 
बृहज्जातक में 'जीवो जीवबुधौ सितेन्दुतनयौ"*****? (२ अ० १५ इलो० ) यह किसी- 
किसी का मत है सवं सम्मत नहीं है। तथा अपनी-अपनी मूलत्रिकोण राशि से भीः 
मित्रादि का ज्ञान होता है ॥ २८-२९ ॥ 


नेसगिक मित्र, शत्रु, सस बोधक चक्र 




















ग्रहाः |सू. |च. मं. | बु. | गु. | शु. | श. 
|च क [कि | ककु 
सित्राणिमंगू | बु. चंग. | शुः चम. बु | बु 
। मागु: या म जिम < 
च. धुल दा गरा | 
| 





चतुर्थ अध्याय २७, 
ग्रहों के तात्कालिक सित्र व शत्रु 
व्ययाम्बुधनखायेषु तृतीये सुहृदः स्थिताः । 
तत्कालरिपव: पष्टसप्ताष्टकत्रिकोणगा: ॥ ३० ॥ 

अभीष्ट काल में जो ग्रह जिस राशि में विद्यमान हो उस स्थान ( राशि) से 
( व्यय ) १२, ( अम्बु ) ४, (धन) २, १०, ११, ३ स्थानों में ग्रह रहने पर उसका 
तात्कालिक मित्र होता है, तथा ६, ७, ८, १, ५, ९ इन स्थानों में स्थित ग्रह शत्रुः 

होता है ॥ ३०॥ | 

बृहत्पाराशर में कहा है--दशवन्ध्वायसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परमु"*'***! 
( ३ अ० ५६ इलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में भी--'अन्योन्यस्य धनव्ययायसहजव्यापारवन्धुस्थिताः"*-” 
( २ अ० १८ इलो० ) ॥ ३० ॥. 

नसगिक और तात्कालिक सित्रादि से पञ्चधा मैत्री विचार 
हितसमरिपुसंज्ञा ये निसर्गान्निङक्ता 
हिततमहितनव्यास्तेऽपि तत्कालभित्रेः । 
रिपुसमसुहुदाख्या: सूतिकाले ग्रहेन्द्रा 
अर्धिरिपुरिपुमध्याः रात्रुनिश्चिन्तनीया ॥ ३१ ॥ 

जिस ग्रह का जो ग्रह नैसशिक मित्र हो तथा तात्कालिक भी मित्र हो तो 
अधिमित्र होता है । यदि नैसगिक सम एवं तात्कालिक मित्र हो तो मित्र होता है । 
यदि नैसर्गिक रिपु और तात्कालिक मित्र हो तो सम होता है । यदि नैसगिक रिपु व 
तात्कालिक रिपु हो तो अधिशत्रु होता है। यदि नैसगिक मित्र व तात्कालिक शत्रू. 


हो तो सम होता हे । इन दोनों ( नेसगिक-तात्कालिक ) प्रकार के विवेचन से जन्म 
काल में शत्रुता व मित्रता समझनी चाहिए ॥ ३१॥ . 
वृहत्पाराशर में कहा है--'तत्काले च निसग च मित्रं चेदधिमित्रकम्‌ । 
मित्रं मित्रसमत्वे तु आतरः शत्रुसमत्वके ॥ 
समो मित्ररिपुत्वे तु... (३ अ० ५७-५८ इलो०) 1 
तथा वृहृज्जातक में भी ( २ अ० १८ इलो० ) । 
एवं सर्वार्थचिन्तामणि में भी--'तत्कालमित्रं तु निसर्गमित्र दयं भवेच्चेदधि- 
मित्रसंज्ञम्‌"""' (१ अ० ८९॥-९० इलो०) ॥३१; 
ग्रहों की साधारण दृष्टि 
संपइ्यन्ति\ स्थानात्सदा ग्रह्मश्यरणवृद्धितः सर्वे । 
त्रिदात्रिकोणचतुरख्रसष्षमानां पलं क्रमेणेव ३२॥ 
समस्त ग्रह जिन स्थानों में रहते हें उन-उन स्थानों से ३, १० स्थानों को एक 
पाद दृष्टि से तथा ५-8 को द्विपाद दृष्टि से, ४-८ को त्रिपाद दृष्टि से ओर ७वें स्थान 
को पुर्ण दृष्टि से देखते हैं, एवं चरणानुसार फल भी देते हैं ३२ ॥ 


१. सव्यं सपञ्यन्ति । 


२८ सारावली 


वृहज्जातक में भी कहा है-'त्रिदशञत्रिकोणचतुरख्रसक्षमान्यवलोकयन्ति चरणा- 
भिवृद्धितः' ( २अ० १३ इलो० ) । 
विशेष पूर्ण दृष्टि 
पणं परयति रविजस्तृतीयदरामं त्रिकोणमपि जीव: । 
चतुरस्र भूमिसुतो य नं च सिताकशशिबुधा: क्रमश: ॥ ३३ ॥ 
शनि ३-१० को, गुरु ५-८ को, भौम ४-८ को तथा शु. सू. चं. वु. ७ वें स्थान 
को पूणे दृष्टि से देखते हँ॥ ३३ ॥ लघुजातक में कहा है---'पूर्ण पश्यति रविजस्तृतीय- 
दशमे त्रिकोणमपि जीव: चतुरञ्रं भूमिसुतः सिताकंवृधहिमकराः कलत्रं हि! ( २ अ० 
१३ इलो० ) ॥ ३३ ॥ 

विदोष--३, १० स्थान को शनि पुर्ण इष्टि से क्यों देखता है? उत्तर-इसी 
अध्याय के ७वें इलोक में शनि को भृत्य ( सेवक ) कहा है। भृत्य का कतव्य है कि 
पराक्रम से राज्य की रक्षा करना । ३ स्थान पराक्रम का और १० वाँ राज्य व कर्म 
स्थान है, इसलिए पराक्रम करना व राज्य की रक्षा कमं से करने के लिए ही शनि की 
दृष्टि ३, १० स्थान पर रहती है । सच्चा सेवक अपने कर्तव्य पर सदा आरूढ रहता 
है । एवं गुरु ५-९ को मन्त्री होने के नाते अच्छी शिक्षा व धरम के रक्षार्थ पूर्ण दृष्टि 
'बनाये रहता है, तथा 'सेनापतिः क्षितिसुतः' मंगल को सेनानायक की संज्ञा मिलने के 
कारण सुख भूमि, यानादिं एवं आयु की रक्षा के लिए ४, ८ को पूर्ण दृष्टि से देखता हे । 
सप्तम स्थान स्त्री का है इसलिए अर्धांगिनी की रक्षा करना परम कत्तव्य है । इसलिए 

-सब ग्रह सप्तम को पूणं दृष्टि से देखते हैं॥ ३३ ॥ 

ग्रहों के ४ प्रकार के बल 
१ दिक्स्थानकाळचेष्टाकृतं बलं सर्वेनिर्णयविधाने । 
वक्ष्ये चतुःप्रकारं ग्रहस्तु रिक्तो भवेदबलः॥ ३४॥ 


समस्त शुभाशुभ फल निर्णय हेतु ग्रहों के दिक्‌, स्थान, काळ, चेष्टा इन ४ वल 
को मैं ग्रंथकार कहता हूँ । इन चारों वलों से हीन ग्रह निर्वल होता है ॥ ३४ ॥ 
दिगएबल और स्थानबल 
लग्ने जीवबुधी दिवाकरकजो व्योम्नि स्मरे भास्करि- 
बेन्धाविन्दु सितौ दिशाकृतमिदं स्वोच्चे स्वक्तोणे स्वभे । 
मित्रस्वांशकसंस्यितः शुभफलेह शो बलीयान्प्रह: 
ख्रीक्षेत्रे शशिभागंवों नरगृहे दोषा बले स्थानजे ॥ ३५ ॥ 
जन्मलग्न में गुरु और बुध, दशम में सूर्य व भोम, सप्तम में शनि एवं चतुर्थ 
भाव में चन्द्र व शुक्र बली होते हैं । इसे दिगूबल कहते हैं। जो ग्रह अपनी उच्च राशि 
में स्थित हो वा मूलत्रिकोण में वा अपनी राशि में वा मित्रगृह राशि में वा अपनी 
नवांश राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बलवान्‌ होता है। सम राशि 


१. हो० र० १ अ० ८८ पृ० | 


(डड I PO Re क छाला 


चतुर्थ अव्याय्र २९. 


में चन्द्रमा व शुक्र एवं शेष म 
sol करती हर विषम ( नर राशि ) राशि में वली होते हैं। 
विशीष--दिगुबल में लग्न को पुर्व, दशम को दक्षिण, सप्तम को पश्चिम और चतुर्थ 
को उत्तर दिशा समझना चाहिए, क्योंकि ग्रंथान्तरों में ऐसा ही विवेचन प्राप्त होता है ४ 
यथा--वृहत्पाराशर में कहा हे--'बुधेज्यी वरिनौ पूवे रविभौमौ च दक्षिणे । 
पड्चिमे सुयंपुत्रशच सितचन्द्रौ तथोत्तरे ॥' 
( ३ अ० ३५ इलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में भी--'दिक्षु बुधाञ्जिरसौ रविभौमौ सूर्यसुतः सितशीतकरो च ।' 
| ( २ अ० १९ इलो० ) । 
अन्य भी सर्वार्थं चिन्तामणि में--'लग्ने बुधेज्यौ बलिनो तु पूर्व...' 
(१ अ० १०॥-६१ ॥ इलो० )' 
एवं स्थान वल का भी वर्णन है वृहज्जातक में ( २ अ० १६ इलो० )। 
सांवर्थ चिन्तामणि में भी ( १ अ० ९० इलो० ) ॥ ३५॥ 
ग्रहों का काल बल व चेष्टाबल 
जीवार्कास्फुजितोऽह्व विच्च सततं मन्देन्टुभौमा निशि 
होरामासदिनाब्दपाश्च वलिनः सोम्याः सितेऽन्येऽसतिते । 
संग्रामे जयिनो विछोमगतयः संपुणंगावो ग्रहाः 
सूर्येन्दू पुनरुत्तरेण बलिनो सत्योक्तचेष्टाबले ॥ ३६॥ 
गुरु, सूर्ये, शुक्र दिन में, बुध दिन व रात्रि में अर्थात्‌ सवेदा, शनि, चन्द्रमा, भौम 
रात्रि में वली होते हैं होरा में होरेश, मास में मासेश, दिन में दिनपति, वर्ष में वषण 
र होता है । शुक्लपक्ष में शुभ ग्रह, कृष्णपक्ष में पापग्रह वली होते हँ, इसे काळ वल 
कहते हैं । 
वृहत्पाराशर में कहा है--'निशायां वलिनश्चन्द्र-कुज-सौरा भवन्ति हि। सवंदाज्ञो 
वली ज्ञेयो दिने शेषा द्विजोत्तम । कृष्णे च बलिनः क्रूराः सौम्या वीर्ययुताः सिते’ 
( ३ अ० ३६-३७३ इलो० ) 
बृहज्जातक में भी--'निशि शशिकुजसौराः सबंदा ज्ञो हि चान्ये ( २अ० २१ इलो०॥ 
चेष्टावळ--जो ग्रह युद्ध में विजयी हो, जो वक्रगति हो, जिन ग्रहों की किरण सम्पू गे 
हों वे ग्रह बली होते हैं । रवि और चन्द्रमा उत्तरायण में वली होते हैं । यह सत्याचायं 
जी के मत से चेष्टाबल है ॥ २६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'उदगयने रविशीतमयूखो...'(( २ अ० २० इलो० ) ॥३६॥ 
ग्रहों का आयन बल 
उत्तरमयनं प्राप्ताः शुक्रकजाकेन्द्रसन्त्रिणो बढिन: । 
याम्यं शशिरविपुन्नी येऽपि शशिजः स्ववगस्य: ॥ ३७ ॥ 
उत्तर अयन में शुक्र, मंगल, गुरु, रवि प्राप्त हों तो, चन्द्र, शनि दक्षिणायन में 
प्राप्त हों तो बली होते हैं । बुध अपने बगे में हो तो दोनों अयन में बली होता है॥ २७॥ 


३० सारावलो 


द्रेष्काण बल 
“पुंख्रीनपुँसकाख्या: क्षेत्रे ष्वाद्यन्तमध्यसंप्रात्ता: । 
सुर्याज्िगत्य सदा नवोदिता यवनराजसतस्‌॥ ३८ ॥ 
पुरुष ग्रह ( मं० गु० सू० ) किसी भी राशि के प्रथम द्रेष्काण (१० अं० तक) में, 
-स्त्री ग्रह ( चं० शृ० ) तृतीय द्रेष्काण में, नपुंसक ग्रह ( श० बु० ) द्वितीय द्रेष्काण में 
बली होते हैं । सूर्य के सानिध्य से निकलकर ही ग्रह बली होते हैं ऐसा यवन राज 
“का मत है ॥ ३८ ॥ वृहत्पाराशर में कहा. है--आदिमध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु स्थिताः 
*क्रमात्‌ । पुंनपुंसकयोषाख्या...( २७अं० ६ इछो० ) ॥ ३८ ॥ 
अथ दिन रात्रि त्रिभाग बल 
प्राग्रात्रिभागेऽतिबरुः शशाङ्क: श॒क्रो निशार्थेड्वनिजो निशान्ते । 
प्रातर्बुघधो मध्यदिने च सूर्य: सर्वत्र जीवोञ्कसुतो दिनान्ते ॥ ३९ 1 
रात्रि के प्रथम त्रिभाग में चन्द्र, मध्य रात्रि ( निशार्धे ) में शुक्र, अन्तिम त्रिभाग 
"में मङ्गल बली होता है । एवं दिन के प्रथम त्रिभाग में बुध, द्वितीय में सूर्य, तृतीय 
“भाग में शनि और गुरु सर्वदा बली होता है॥ ३३ ॥ वृहत्पाराशर में कहा है। 
:दिनत्र्यंशे तु सौम्याकेशनीनां...( २१ अं० १२ इलो० ) ॥ ३६ ॥ 
अथ नसगिक बल 
कृष्णा रबुधगुरुसिता: झदिसूर्यावुत्त रोत्तरं बलिनः । 
२स्वाभाविकबल्मेतद्दङ्सास्थे चिन्तयेत्प्राज्ञः ॥ ४०॥ 
दानि ( कृष्ण ) भौम, वुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, सूर्य ये क्रम से उत्तरोत्तर बळी होते 
रहै । अर्थात्‌ शनि से भोम, भौम से वृध इत्यादि । यह स्वाभाविक बल है । यदि अन्य 
बलों में समता हो तो जिसका स्वाभाविक बल अधिक हो वह बलवान्‌ होता है 


॥ ४० ॥ लघुजातक में कहा हे--( 'मन्दा रसौम्यवाक्‌ पति-सितचन्द्रार्का यथोत्तरं वलिनः । 
-नेसगिकवलमेतदु""`' ( ३ अं० १० इलो० ) ॥ ४० ॥ 
हों के सात प्रकार के बल 
3दिक स्थान-चेष्टा-क्षण-वक्र हटि स्वाभाविकं सप्तविधं वलं स्यात्‌ । 
तत्स्वप्रकारेण बळं ददाति रिक्तो हि शुन्योऽल्पबलोऽल्पवीर्यः 11 ४१ ॥ 
दिक्‌-स्थान-चेण्टादि सात प्रकार के ग्रहों के बल होते हैं। अपने कथित प्रकार से 
“यदि बल प्राप्त हो तो ग्रह वली होता है । यदि कुछ भी बल प्राप्त न हो तो ग्रह शून्य 
होता है । अल्प वल मे'अल्प वळी समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
हो को अफलता 
ऋराहत: ठाञ्रुजितो गतश्च नचे$रिभांशेष्वपि दुष्टचेष्टः । 
षष्टाप्टमे रिष्फगतेश्णुरूलो विनाइघिकारोप्यफलो ग्रहेन्द्रः ॥ ४२ ॥ 





१. युंस्त्री। २. साधारण। ३. ४१, ४२ सङ्घघक इलोक संस्कृत वि० वि० 
सरस्वती भवन की मातृका सं० ३६४७७ में अधिक विद्यमान हें । 


ES. hea "RP SES A ST EO I, SU SS I SOF SS र सा शा र कक त 


be वया 


का क र it sod mi iy gl ine 2०१०७० ००२००४०००३. fee 2.3. 


पंचम अध्याय ३१ 


पाप ग्रह से पीड़ित, शत्रु से पराजित, नीच राशिस्थ व नीचांशस्थ, दुष्ट चेष्टा 
चाछा, ६, ८, १२ में, अल्प स्वरूप व रूक्ष ग्रह, : विना बल वाला ग्रह, शुभाशुभ फल 
से रहित होता है ॥ ४२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां ग्रहयोनिभेदो 
नाम चतुर्थाऽध्याथः । 


पञ्चधोऽष्यायः । 
मिश्रक अध्याय कथन 


राशिप्रभेदसंज्ञः कथितो ग्रहयोनिभित्तिरध्यायः । 
सर्वव्यापकमघुना कथयिष्ये मिश्रकं नाम॥ १॥ 
राशिप्रभेद एवं ग्रहयोनिभित्ति ( भेद ) अध्यायों को कहा अब सब जगह व्यापक 
रूप से विद्यमान मिश्रक नाम के अध्याय को कहता हूँ ॥ १ ॥ 
ग्रहों को दीप्तादि ८ प्रकार की अवस्था 
दोसः स्वस्थो मुदितः शान्तः शक्तो निपीडितो' भीतः । 
विकलः खलश्च कथितो नवप्रकारो ग्रहो हरिणा ॥ २॥ 
१ दीप्त, २ स्वस्थ, ३ मुदित, ४ शान्त, ५ शक्त, ६ निपीडित, ७ भीत, ८ विकल 
ॐ खल ये ग्रहों की अवस्थ! हरि ने कही हैं ॥ २ ॥। 
दोप्तादिं का ज्ञान 
स्वोच्चे भवति च दोस: स्वस्थः स्वग॒हे सुहृदगहे मुदितः । 
शान्तः शुभवगस्थः क्तः ` स्फुटकिरणजाळश्च ॥ ३॥ 
बिकको रबिलुसकरो ग्रहाभिसूतो निपीडितश्चं जस्‌ । 
पापगणस्थश्च खलो नोचे भीतः समाए्यात:॥ ४॥ 
ग्रह अपनी उच्च राशि में दीत, अपनी राशि में स्वस्थ, मित्र की राशि में मुदित, 
'झुभग्रह के वर्ग में शान्त, अनस्तङ्गत शक्त, सूर्य की किरणों से अस्त ग्रह विकल, युद्ध 
"में पराजित निपीडित, पापग्रह के वर्ग में खल और अपनी नीच राशि में ग्रह भीत 
अवस्था प्राप्त करता है ॥ ३-४॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-—'स्वोच्चस्थः खेचरो दीसः स्वक्षें स्वस्थोऽधिमित्रभे । 
मुदितो मित्रभे शान्तः समभे दीन उच्यते ॥ ८ ॥ शत्रुभे दुःखितः प्रोक्तो विकलः पाप- 
संयुतः । खलः खलगुहे ज्ञेयः कोपी स्यादकंसंयुतः ( ४५ अ० ८-९ इलो० ) ॥ ३-४॥ 
विशेष--वृहत्पाराशर में अधिमित्र के घर में मुदित' मित्र के घर में शान्त 
इत्यादि विरोध प्रतीत होता है.।। ३-४॥ 


१. तिपीडितो । २. तऽप्रपीडितः । 


३२ सारावली 


दोप्त ग्रह का फल 
दीप्ते विचरति पुरुष: प्रतापविषसाग्निदगधरिपुवग:१ । 
लक्म्यालङ्कितदेहो गजमदसंसिक्तभूपष्टः ॥५॥ 
यदि जन्माङ्ग स्थित ग्रह ( जो कोई ) दीप्त अवस्था में हो तो वह मनुष्य अपनी 
प्रताप रूप असह्य अग्नि से शत्र, वर्ग को भस्म कर विचरण करता है, तथा लक्ष्मी 
से देह आलिङ्गित होता है, अर्थात्‌ समस्त सम्पत्ति सुख प्राप्त होता है। एवं उसके 
हाथियों के मद से पृथ्वी का ऊपरी भाग भींग जाता है॥ ५ ॥ 
स्वस्थ जवस्थागत का फल 
स्वस्थः करोति जन्मनि रत्नानि सुखानि कनकपरिवारान्‌ । 
नुपतेदेण्डपतित्वं गृह्धान्यकुटुस्बपरिवृद्धिस्‌ ॥ ६ ॥ 
जन्मकाल में स्वस्थ अवस्था में स्थित ग्रह अनेक सुवर्ण के आभूषण, रत्नादि 
विविध प्रकार के सुख करता है, और राज्य में न्यायाधीशादि अधिकार व घरमें 
धान्य एवं कुटुम्ब वृद्धि करता है ॥६॥ 
सुदित अवस्थागत ग्रह का फल 
सुदिते विछसति मुदितो विलासिनीकनकरत्नपरिपुर्ण:। 
विजितसकलारिपक्ष: समस्तसुखभाङ नरो" भवति॥ ७॥ 
यदि मुदित अवस्था में ग्रह हो तो प्रसन्न चित्त होकर विलास करता हे । तथा 
स्त्री सुवर्ण रत्न से पूर्ण, समस्त शत्रु पक्ष को जीतने वाला, समस्त सुखों का भोगकर्त्ता 
मनुष्य होता है ॥ ७ ॥ 
शान्त अदस्थागत गह का फल 
शान्ते प्रशान्तचित्त: सुखधनभागी महीपतेः सचिव: । 
विद्वान्परोपकारी घसपरो जायते पुरुषः3॥ ८ ॥ 


यदि शान्त अवस्था में ग्रह हो तो चित्त में अधिक शान्ति, सुख व धन का प्राप्त 
कर्ता, राजा का मन्त्री, मनीषी, दुसरे का उपकार करने वाला, धर्मपरायण एवं 
भाग्यवान होता हे ॥ ८1 


शक्त अवस्थागत ग्रह का फल 
खीवसमाल्यगन्धेदिलसति पुरुषः सदा विततकीति:। 
दयित: सर्वेजनस्य च दाक्ताख्ये भवति विख्यात: ॥ & ॥ 
यदि शक्त अवस्था में ग्रह हो तो जातक स्त्री, वस्त्र, माला, सुगन्धित द्रव्यो से 
आनन्द्रित होता है, उसकी कीति सदा विस्तृत होती हे, और समस्त जनो का प्रिय 
(प्यारा ) व संसार में ख्याति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
पीडित अवस्थागत ग्रह का फल 
दु:खेव्याधिभिररिभि: प्रपीज्यतेश पीडिताख्ये तु । 
देशाइंशं विचरति बन्धुवियोगाभिसंतत्त:ः ॥ १० ॥ 


१. निचयः । २. जनः ख्यातः । ३. सुभगाः । ४, पीडिते सदा पुरुष; । 


३ पंचम अध्याय ३३ 


यदि पीडित अवस्था में ग्रह हो तो जातक नाना प्रकार के दुःखों से रोगों से 
शत्रुओं से पीड़ित होता है और बन्धुओ के वियोग से दुःखी ( सतप्त ) होकर देश 
देशान्तर में विचरण करता है ॥ १० ॥ 
भीत अवस्थागत ग्रह का फल 
बहुसाधनोऽपि राजा प्रध्वस्तबलः प्रपोडितो रिपुणा । 
नाशमुपयाति विजितो भोते देन्यं परं प्राप्त॥ ११॥ 
यदि भीत अवस्था में ग्रह हो तो बहुत साधनों से युक्त राजा भो चत्रुओं से पीड़ा 
प्राप्त कर निवल और पराजित होकर नाश को प्राप्त होता हैं या परम दोनता को 
प्राप्त करता है 11 ११ ॥ 
विकल अवस्थागत ग्रह का फल 
स्वस्थानपरिश्रष्ट: क्लिष्टो मलिनः प्रयाति परदेशम्‌ । 
बिध्वस्तबलो' . बिकले रिपुव्लसंचकितचित्तश्च ॥ १२ ॥ 
यदि विकल अवस्था में ग्रह हो तो शत्रवलळ से चकित चित्त होकर अपने स्यान 


से पृथक्‌ होता है और क्लेश होने से मलीन चित्त करके दुसरे देश में जाता है, तथा 
उसका बल, अथवा धन नष्ट हो जाता है ॥1 १२ ॥ 


खल अवस्थागत ग्रह का फल 
स्त्रीभरण दुखतप्तः समस्तधन नाशकलुणितमनष्कः । 
न जहाति शोकभार कयमपि खलसंज्ञिते पुरुषः ॥ १३ ॥ 
यदि खल अवस्था में ग्रह हो तो जातक--स्त्री-पुत्रादि पालन में समर्थं न होकर 
उनके दुःख से दुःखी, सम्पूण घन नाश से कलुषित मनवाला कमी भी अन्तःकरण में . 
शोक रूपी भार का त्याग नहों करता है॥ १३॥ | 
उच्च राशि सें ग्रह का फल 
उच्चराशो विलोमे च फश3 नान्येरिहेष्यतेए । 
कालस्यातिबहुत्वाच्च तस्मात्स्वोच्चे$तिवक्रिते ॥ १४ ॥ 
यदि उच्च राशि में वक्री ग्रह हो तो अन्य आचाथों के मत में फल नहीं होता; | 
तथा उच्चराशि में अतिवक्र होने पर भी काल की अधिकता से फळ का अभाव 
होता है ॥ १४ ॥ | 
उच्चादि बल में श्रेष्ट, मध्य, अल्पबल का कथन 
स्वोच्चाधिताः श्रेष्ठबला भवन्ति सूऊन्निकाणे स्वगृहे च मध्याः । 
इष्टेक्षिता मित्रगृहाथिता वा वायं कनोयः समुपोद्रहन्त ॥ १५॥ 
ग्रह अपनी उच्चराशि में श्रेष्ठ बली, मुलन्रिकोणराशि व अपनी राणि में स्थित 
हो तो मध्यबली, मित्र ग्रह से दृष्ट वा मित्र की राशि में स्थित हो तो अल्पबली 
होता है ॥ १५॥ 


१. घनी । २. हरण । ३. बलं । ४, हरिष्यते । 


३४ सारावलो 


चन्द्र बल में श्रेष्ठादि कथन 
शुक्लप्रतिपदृके मध्यबलः कोत्यंते यवनवृद्ध पे 
श्रेष्ठी द्वितोयदशके स्वल्पबलश्रन्द्रमास्तृतीयें च ॥ १६ ॥ 
यवनाचार्यों का कथन है कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल दशमी तक चन्द्रमा 
मध्यबली, शुक्ल एकादशो से कृष्णपक्ष को पश्चमी तक उत्तम वली, ओर कृष्णपक्ष की 
षष्ठी से अमावस्या तक अल्पबली होता है ॥ १६॥ 
पुणंचन्द्र होने पर राजा 
आहितकलासमुहः प्रसन्ननिजसण्डलः सुपरिपुर्णः । 
अप्रतिहतमिह कुर्ते भूपतिबलमुइगणाधिपतिः ॥ १७ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा सम€त किरणों से युत प्रसन्नमण्डळ परिपूर्ण हो तो 
जातक को सामथ्यंवानु राजा बना देता है ॥ १७ ॥ 
आयु मध्य में सुख योग 
'वन्द्राध्यासितराशेनांथो लग्नाधिपोर्थप' चा यस्य | 
केन्द्रे सुरगुरुसन्त्री' वयसो मध्ये सुखं तस्य ॥ १८ ॥ 
जिसके जन्मकाछ में चन्द्रमा जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी लग्नेश भी 
हो, वा गुरु केन्द्र में हो तो उसे आयु के मध्य में पुणं सुख होता है ॥ १८ ॥ 
राशिभेद फल कथन 
राशेस्तदीइवरस्य च बलेन परिकल्प्यमुक्षभेदफलम्‌ । 
युगपत्फलोपलब्षेरदधृतिरेकस्य कतंव्या ॥ १९ ॥ 
राशि व राशीस के बळ से राशि भेद फल ( बल भेद ) का ज्ञान कर यदि 
एक सा दोनों का फल हो तो एक को ग्रहण करना चाहिए ॥ १९ ॥ | 
फल भेद का निर्णय 
होराग्रहबलसाम्ये निसगंजं चिन्तनीयमाचायेः । 
ञळग्नाधिपतेस्तु्यं बलमिह चूडामणिर्वदति ॥ २० ॥ 
लग्न ( राशि ) व ग्रह के बळ में समता हो हो नैसगिक बल के द्वारा जो बली 
हो उसके आधार पर फल कहना चाहिये ऐसा मत बहुत आचायों का है, किन्तु चूडा- 
सणि नामक आचायं का कथन है कि लग्नेश के बल के समान बली होता है अर्थात्‌ 
रनेश ही बली होता है ॥ २० ॥ 
कन्यादि राशियों में उच्च मूलत्रिकोण व स्वगृह के अंश 
.- उच्चबल कन्यायां बुधस्य तुङ्गांशकैः सदा चिन्त्यम्‌ । 
परर्तास्त्रकोणजातं पञ्चभिरंशः स्वराशिजं परतः ॥ २१ ॥ 
उच्चं भागत्रितयं वृष इन्दोश्च न्रिकोणमपरेऽश्ञाः । 
हादशभागा मेषे न्रिकोणमपरे स्वभं तु भोमस्य॥ २२ ॥ 


oom 


१. थवा । २. सुरमन्त्री वा । ३. धिपेन तु । 





पंचम अध्याय ३५ 


बशभागा ईज्यस्य च त्रिकोणमपरे स्वभ॑ चापे । 
शुक्रस्य तु त्रिकोण पञ्चभिरपरे स्वभं जूके ॥२३॥ 
'वशतिरंशाः सिहे त्रिक्तोणमपरे स्वभवनमकस्य । 
"कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्य यथा रवेः सिहे ।'२४॥ 
सूयं को सिंह राशि मुल त्रिकोण व स्वगृह भो हे तो सूयं सिह में मुळ त्रिकोण का 
'फळ देगा व अपने घर का (उत्तर) सिह राशि में सूयं १ अंश से २० अंश तक मूल- 
'त्रिकोण फळ, २१ से ३० अंय तक स्वगृह फळ देता है। चन्द्रमा ३ अंश तक उच्च का, 
४ से ३० अंश तक सुळ त्रिकोण का। मोम मेष में १२ अंश तक सुळत्रिकोण, और 
१३ से ३० तक अपने घर का। कन्या राशि में बुध १-१५ अंश तक उच्च का १६ 
अंश से २० तक मूलत्रिकोण का २१ से ३० तक अपने घर का । धनुराशि में गुरु 
१-१० अंश तक मुलत्रिकोण, ११ से ३० तक स्वमवन का, शुक्र तुला में १-५ अंश 
तक सूलत्रिकोण का ६ से ३० तक स्वमवन का । शनि कुम्मराशि में उसो प्रकार फल 
देता है जिस प्रकार सिंह में सूर्यं फल देता है अर्थात्‌ १-२० अंश तक सूलत्रिकोण और 
२१ से ३० तक अपने घर का फल देता है ॥ २१-२४ ॥ 
वृह्त्पाराथर में कहा हैं 'रवे: विहे नखांशाइव त्रिकोणमपरे स्वमस्‌। उच्च- 
मिन्दोवृंषे त्र्यंशास्त्रिकोणगपर यका”? ( ३ अ० ५१-५४ इलो ० ) तथा जातक- 
थरिजात में भो ( १ अ० ५१-५४ इलो० ) है ॥ २१-२४ ॥ 
उच्च नोचादि राशिस्थित शुभ ग्रहों के शुभ फल में न्युनाधिक्य 
स्वोच्चस्थितः शुभफळ प्रकरोति. पुर्ण | 
नीचक्षं गस्तु विफल रिपुमन्दिरेञ्ल्पम्‌ । 
पादं शुभस्य हितभे स्वगृहे तदघं 
पादत्रयं गगतगः स्थितवांस्त्रिकोणे ॥२५॥ 
यदि उच्चराशि में ग्रह हो तो शुम फल पूर्ण, नोच राशि में शुभ फल का अमाव | 
झनुराशि में अल्प शुम फळ, मित्र को राशि में चतुर्थाश, अपने घर में आघा और 
सुळत्रिकोण राशि में ३ चरण अर्थात्‌ ३ शुम फर होता है ॥ २५॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-- स्वोच्चे शुभं फळं पूर्ण त्रिकोणे पादर्वाजि तम्‌? 
( ३ अ० ५९-६० इलो ०: ) 
और लघुजातक में मी इष्टं पादविवृद्धया मित्रस्वगुहत्रिकोणतुङ्गेषु ``? त 
( १२ अ० ७ इलो० ) ॥ २५॥' 
नोचादि राशिस्थित पाप ग्रहों के अशुभ फल सें न्यूनाधिकता 
नीचक्षंगः सकलमेव करोति पापं 
न्यूनं च किचिवरिभे विफलं स्वतुङ्गे । 
पादत्रयं हितगृहे विहगोऽशुसस्य 


स्वक्ष दलं च चरणं स्थितवांस्त्रिकोणे । ।२६॥ 





१. हो० र० १ अ० ४६ पृ० | 


३६ सारावली 


नीच राशि में ग्रह होने पर अशुम फल पूर्ण, शत्रु राशि में पूर्ण अशुभ फल से कुछ. 
कम, उच्च में पुन्य, मित्र राशि में ३ चरण ३: अपनी राशि में आया बौर सुळ 


में एक चरण $ अशुम फल होता है॥। २६ ॥ 
बृहत्पा राशर में कहा है—'तद्वद्दुष्टफलं ब्रूयाद्‌ व्यत्ययेन विचक्षणः' 


( ३ अ० ६० इलो० } 
भ फल का अभाव ओर अशुभ फल पुण 
औत्पातिकाः सवितृलुसकरा विख्क्षा _ 
नीच गता रिपुगुहं च नभइचरेन्द्रा: । 
युद्धे जिताः शुभफलानि बिनाइपन्ति 
पापानि यानि सुतरां परिवर्धयन्ति ॥२७॥ 
जिन ग्रहों के योग से उत्पात हो, जो सूर्य के साथ अस्त हो, कान्ति हीन हो, नीचः 
राशि वा शत्रु के घर में हो, जो युद्ध में पराजित हो, इन परिस्थितियों मे ग्रह का शुभ 
फल नष्ट होता है तथा पाप (अशुम) फल निरन्तर बढ़ता है ॥ २७॥। 
उच्च व मूलत्रिकोण बल से युक्त ग्रह फल 
१उच्चबलेन समेतः परां विभूति प्रहः प्रसाधयति । 
पुःसामथ साचिव्यं त्रिकोणबलवान्‌ ळपतित्वम्‌. ॥२८॥ 
ग्रह उच्च बल से युक्त हो तो अत्यधिक सम्पत्ति जातक को प्राप्त कराता है । 
सुळत्रिकोण बळ से युक्त ग्रह राजा वा तत्सम व्यक्ति का मन्त्रो अथवा सेना-नायक 
बनाता है ॥ २८ ॥ वृहज्जातक में कहा है--- जनय ति नुपमेकोप्प्युच्चगो””””7 
( २१ अ० २ एलो०), 
स्वराशि, मित्रराशि और स्वहोरा बल से युक्त ग्रह फल 
स्वरक्षे बलेन सहितः प्रमुदितघनधान्यसंपदाक्रान्तम्‌ । 
मित्रबलेन च युक्तो जनयात कोर्त्यान्वितं पुरुषम्‌ ॥ १६॥ 
तेजस्विनमतिसुभगं 3 सुस्थिर्रावभवं नुपाच्च लब्धधनम्‌ । 
निजहोराबलयुक्तो जनयति विक्रान्तमिति चिन्त्यम्‌ ॥३०॥। 
अपनी राशि के बळ से युक्त ग्रह हो तो जातक प्रसन्नचित्त, धन-धान्य और लक्ष्मी 
से पूर्ण होता है । मित्र राशि बळ से युक्त ग्रह हो तो कीतिमानू, तेजस्वी, अत्यन्त सुखी, 
स्थिरलक्ष्मी और राजा से घनागम करने वाला होता है । स्वहोरा बळ से युत ग्रह 
पराक्रमी बनाता हे ॥ २६-३० ॥ 
स्वद्रेक्काण ओर स्वनवांशबल से युक्त ग्रह फल 
स्वद्रेक्काणबलेनाहीनो गुणभाजनं ग्रहः कुरुते । 
टि स्वनवांदकबल्युक्तः करोति पुरुषं प्रसिद्धं च ॥३१॥ 
अपने द्रेष्काण बल से युक्त-ग्रह हो तो गुणवान , अपने नवांशगत बळ से युक्त ग्रह 
हो तो पुरुष प्रसिद्ध होता है ॥ ३१॥ शक ड 


१ डू हो ० र्‌० ४ अ० पद पृ ० | 











पंचम अध्याय ३७ 


सप्तसांश व द्वादशांश बल से युत ग्रह फल 
सप्तांशकचलसहितः साहसिक वित्तकोर्त्याढयम्‌ । 
हिरसांशबलसमेत: फर्मरतपरोपकारकं चेव ॥३२॥ 
सप्तमांश बल से युत ग्रह साहसी, धनी, कीतिमानु बनाता है । द्वादशांश बल से 
युत ग्रह कर्मठ, परोपकारी बनाता है ।।३२॥ 
त्रिशांश बल से युत ओर शुभग्रह से दृष्ट ग्रह फल 
निशांशबलेन तया विकसत्सोख्यं गुणा'स्वतं कुर्यात्‌ । 
शुभदरानफल 'सहित; पुरुष कुर्याद्धनान्वित ख्यातम्‌ । 
सुभगं प्रधानमखिल ' सुरूपदेहं सुतोल्ये च ॥३३॥। 
त्रि्ांश बळ से युत ग्रह जातक को विकसित पूणं सुखी एवं गुणवानु कर देता 
है । शुम ग्रह से दृष्ट ग्रह पुरुष को धनो, प्रख्यात, सुन्दर भाग्यवान्‌, लोकमान्य सुन्दर 
देहृधारो, अच्छे सुख से युत करता है ॥३३॥ 
पुरुष सत्री राशि बल से युत ग्रह फल 
पु'स्त्रीसवनबलेन च करोति जनपूजितं कलाङ्गुशलभ्‌ । 
पुरुषं प्रसन्नचित्तं कल्य परलोकभीरु च ।।३४॥ 
पुरुष वा स्त्री राशिबल से युत ग्रह संसार में मान्यता, कलाओं में कुशलता, 
चित्त में प्रसन्नता, ( कल्य = वार्तो निरामयः कल्यः ) शरीर में आरोग्यता, परलोक 
से मयता, पुरुष ( जातक ) को देता है ॥३४।॥। 
स्थानबल से युत ग्रह फल 
स्थानबलेन समेत: स्थितिसोरुण्सुहच्च भागाढयः । 
घीरो निइचलचित्तः स्वतन्त्रकर्मा भवेन्मनुज; ॥३५॥ - 
स्थानबळ से युत ग्रह जातक को स्थिर व मित्रसुखी, भाग्यवान्‌, धेयंवानु, स्थिर 
चित्त एव स्वतन्त्र कायं कर्ता करता है ॥३५॥ 
दिग्बल से युत ग्रह फल 
आशझाबलसमुपेतो नयति स्वदिशं नभशचरः पुरुषम्‌ । 
नीत्वा चस्त्रविभूषणवाहनसौह्यान्वितं कुरुते ॥३६॥ 
दिशाबल से युत ग्रह पुरुष को अपनो दिशा में ले जाता हे और वहाँ ले जाकर 
जस्त्र, भूषण ओर वाहन सुख से युक्त करता है ॥३६॥ 
अयनबल से युत ग्रह फल 
आयनबलसमुपेतो दद्याद्विविधार्यसङ्गमं स्वदिशि ।।३७॥ 
अयनबल से युत ग्रह अपनी दिशा में अनेक प्रकार से धनलाम कराता है ॥३७॥ 
चेष्टाबल से युत ग्रह फल 
क्वचिद्राउ्यं दवचित्पूजां दवचिद्द्रव्यं क्वचिद्यशञः । 
ददाति विहगरिचित्रं 3 चेष्टावीर्यसन्त्रितः ॥३८॥ 


१. बल । २, ममलं । ३. स्पष्टवीयं । 


३८ सारावली 


चेष्टाबल से युत ग्रह जातक को, कमी राज्य, कभी पुजा; कहीं द्रव्य (धन), कही 
यश, ऐसा विचित्र फल देता है ।।३८॥ 
शुभ पाप, वक्र ग्रह फल 
वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्यप्रदा ग्रहाः । 
पापा व्यसनिनां* पु सां कुर्वन्ति च॒"बुथाटनम्‌ ॥३९॥ 
शुम ग्रह वक्री होकर अति बलवान होने से राज्य सुख को देते हैं । पापग्रह वक्रीः 
होने पर व्यसनी ( दुःखदायी ) और वृथा (व्यथ) घूमने वाला बना देते. हैं ॥३९।। 
निष्कंटक राज्यप्रद ग्रह फल 
स्वस्थशरोरसमागमसुकरोःडूचजयबलेन विदधाति । 
शुभमखिलं विहगेन्द्रो राज्यं च विनिजितारातिम्‌ ॥४०॥ 
यदि ग्रह का निर्मेल बिम्ब. या चन्द्र का सान्निध्य हो एवं युद्ध में विजयी हो तों: 
वह ग्रह सम्पूर्ण शुभ फल और चत्रुओ से न जीतने वाळे राज्य को देता है ॥४०॥ 
दिन रात्रिबल से युत ग्रह फल 
रात्रिदिवाबलपुर्णे भू गजलाभेन शौयपरिवृद्धधा । 
मलिनयति शत्रपक्षं भजति च लक्ष्मीं नभश्चरेः पुरुषः ॥४१॥ 
राशि दिन बळ से य॒त ग्रह भूमि व हाथी के लाम से एवं पराक्रम की अधिकता 
से, दात्रपक्ष को मलिन कर अर्थात्‌ जीतकर लक्ष्मी प्राप्त कराता है ॥४१॥ 
वर्षशादि ग्रह फल 
३द्विगुणं हिगुणं दद्यवर्षाधपमासदिवसहोरेशाः । 
क्रमपरिवृद्धया सौख्यं स्वदशासु धनं च कीति च ॥४२॥ 
वर्षेश, मासेश, दिवसेश और होरेश अपनी-अपनी दशा में क्रम वृद्धि से दुगुना 
सुख, कीति व घन को देते हैं अर्थात्‌ वर्षश से हि]ुण मासेश, मासेण से द्विगुण दिवसेश 
झर दिवसेश से द्विगुण होरा स्वामी पूर्वोक्त सुखाद फल देता है ॥४२॥ 
पक्षबल से युत ग्रह का फल 
पक्षबलाद्रिपुनारइं रत्नाप्बरहस्तिसंपदं दद्युः । 
स्त्रीकनकभूमिलाभान्कोति च शह्माद्भुकरधबलाम्‌ ॥४३॥ 
पक्षबळ से युत ग्रह छत्रु नाश, रत्न, वस्त्र, हाथी ( वाहन ) आदि सम्पत्ति अर 
शं सुवण, भूमि का लाम एवं चन्द्र की किरणों के समान स्वच्छ कीति को देता 
॥४३॥ 
समस्त बल से युत ग्रह का फल 
सकलकर * भारभारिर्तानमंलकरजालभासुरा; सततम्‌ । 
राज्यं ग्रहाः प्रदद्यः सौख्यं च अनोरथातीतस्‌ ^ ॥४४॥ 


जो ग्रह पूर्वोक्त बलों से युक्त तथा स्वच्छ किरणों के समह से शोभायमान हो तो 
जातक को इच्छा से भी अधिक राज्य और सुख को देता है ॥४४। 


१. व्यसनदः । २, पदाटनं । ३. द्विगुणा । ४. बलभार । ५. मनोरथादधिक ।- 


७". TN ०० .! Ne) ^< ० 
oR क. ->->> > ०० 


doen, 


पंचम अध्याय ३९ 


बलवान्‌ शुभ ग्रहों का फल 
` आचारसत्यशुभशोचयुताः सुरूपा- 
स्तेजस्विनः कृतिविदो द्विजदेवभक्ताः । 
सरवस्त्रगन्जलभूषणसंप्रियाइच 
सोम्यप्रहेबंलयुतेः पुरुषा भवन्ति ॥ ४५॥' 
यदि जन्मकाळ में समस्त शुम ग्रह बळवानु हों तो जातक शुभाचार, सत्य, शुभ 


पवित्रता से युत, सुन्दर स्वरूपवान्‌, तेजस्वी, कार्यकुशल, ब्राह्मण और देवता का भक्त, 
माला, घस्त्र, सुगन्धित जल, अलङ्कार में घ्रोति करने वाला होता है ॥ ४५ ॥ 


` बलवान्‌ पाप ग्रहों का फल 
लुब्धाः कुकर्म निरता निजकार्यनिष्ठाः 
साधुद्विषः सकलहाइच तमोऽभिभूताः । 
क्रा: सदा बघरता * मलिनाः कृतघ्नाः 
पापग्नहेर्बलयुतैः पिशुनाः कुरूपा; ॥ ४६ ॥ 
जन्मकाल में यदि समग्र पाप ग्रह बलवान्‌ हों तो जातक लोभी, दुष्कम में प्रीति, 
स्वार्थ परायण, सज्जन द्वेषी, कलही, ( कलह कर्ता ), तामसी, क्रुर, हिंसक, मलिन, 
कृतघ्न, चुगलखोर और कुरूप होता है ॥ ४६ ॥ 
स्वसित्रादि राशिगत ग्रहों की दशा के नास 
स्वमित्रक्षत्रसंस्थानां ग्रहाणां बालसंज्ञिका । 
स्वन्निकोणगतानां च कुमारी नास संज्ञिका ॥ ४७ ॥ 
ग्रहाणां स्वोच्चसंस्थानां युवराजासिधा भवेत्‌ । 
रन्रक्षेत्रयतानां च वृद्धा नाम तथेरिता ॥ ४८॥ 
नोचगानां ग्रहाणां च दशा मरणसंज्ञिता। 
तत्तत्फलसमायुक्ता ग्रहाणां तु दशा भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जो प्रह अपने मित्र को राशि में हो उसकी वाला नाम दशा, स्वमुल्रिकोणस्थ 
राशि में कुमारी नाम की दशा, अपनो उच्च राशि में ग्रह होने से युवती नाम दशा, 
अपनी शत्रु राशि में वृद्धा नाम दशा, स्वनीच राशि में ग्रहों की मरण नाम की दशा 
होती है । स्व-स्व फल से युक्त ग्रहों को दशा होती है ॥ ४७-४६ ॥ 
बालादि दशा का फल 
उबाल: सुखी सुशोलइच४ यौवनेरवनीइवरः^ । 
बुद्धव्याधिऋंणे वृद्धिमंरणे मरणं व्ययम्‌ ।। ५० ॥ 
बाला दशा में सुख, कुमारी में सुन्दर शीळवानु, युवती में राजा, वद्धा में रोगभय 
व ऋण ( कज ) वृद्धि, मरण में मरण वा अपव्यय ( व्यथं खर्चा ) होता है ॥ ५०॥' 


१. हो० र० १ अ० पु० ९६। २. वधकरा। ३. बाले । ४. स्यात्‌ । ५. ने रजनी ॥ 


"४० सारावली 


विषम राशिगत ग्रह फल , 
१प्राशिगेः शुभखगेर्घोराः `सङ्‌ग्रामरक्षिणो बलिनः । 
निइचेष्टे: सुकठोराः कूरा मूर्खाश्च जायन्ते ॥ ५१ ॥ 
जन्मकाल में यदि पुरुष ( विषम ) राशिगत बली ग्रह हों तो धैयंवानु, लड़ाई की 
इच्छा करने वाला होता है। यदि विषम राशिगत निर्बल ग्रह हों तो कठोर, क्र, 


' भूख होता है ॥ ५१ ॥ 
सम राशिगत ग्रह फल 
युवतिभवनस्थितेषु च मृदवः सङ्ग्रामभीरुकाः पुरुषाः । 
जलकुसुमचस्त्रनिरताः आम्याः कल्याः स्वजनहृष्टा: ॥ ५२ ॥ 
जन्मकाळ में यांद स्त्री (सम) राशिगत ग्रह हों तो सरल स्वमाव, लड़ाई से मय, 
जल-पुष्प वस्त्र में प्रीत, सौम्य, निरामय और अपने जनों का पोषक होता दै ॥ ५२॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां मिश्रकाध्यायः पञ्चमः ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
परस्पर कारक ग्रह कथत 
त्रक्षंत्रिकोणतुङ्गस्या यवि केन्द्रेषु संस्थिताः । 
अन्योन्यं कारकास्ते स्युः केन्द्ेष्वेव हरेमंतम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्मकाल में यदि ग्रह अपनी राशि वा मुळत्रिकोण राशि में या अपनी उच्च- 
राशि में स्थित होकर केन्द्र में ( १।४।७।१० ) विद्यमान हों तो वे परस्पर कारक होते 
डँ । ऐसा हरि नामक आचायं का मत है ॥ १॥ 
बृहुत्पाराशर में कहा है--“स्वक्षे स्वोच्चे च मित्रक्षें मिथः केन्द्रगता ग्रहाः” 
{ ३२ अ० २६ इलो० ) 
एवं बृहज्जातक में भी--“'स्वक्षेतुड्भमुलत्रिकोणगा: कण्टकेषु यावन्त आश्रिताः 
सवं एव तेऽन्योन्यकारकाः ।” ( २२ अ० १ इलो० ) ॥ १ ॥ 
कारक ग्रह का उदाहरण 
रबितनयो जूकस्थः कुलीरलग्ने बृहस्पतिहिमांशू । 
म्रेषे कुजो रवियुतःः परस्परं कारका एते॥ २॥ 
ककं लग्न में गुरु व चन्द्रमा हो, शनि तुळा में, मेष में भोम व सूयं होने से ये 
परस्पर कारक अर्थात्‌ राज्यप्रद ग्रह होते हैं॥ २ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--“ककटोदयगते यथोड्रपे'"“""“*" (२२ अ० २ एलो०) ॥ 


१. पुराशिशु ग्रहेन्द्रः । ३. संग्रामकांक्षिणो बलिभिः । ३. गविसितः । 








५ 


षष्ठ अध्याय ४१ 


ग्रन्थ के आधार पर कारक कुण्डली बृहज्जातक के आधार पर कुण्डली 
Pa 02 द्‌ रे चौ छन्न 

32 | > २26 ै 
| ६ < च० ४ गु० 















विशेष--यहाँ कके लग्न उपलक्षण मात्र है। जातक की कुण्डली में केन्द्र स्थित 
ग्रह यदि स्वरक्षादि में स्थित हों नो कारक होते हे ॥ २॥ 
अन्य कारक ग्रह कथन 
तुङ्गसुहुत्स्वगुहांशे स्थिता ग्रहाः कारकाः समाख्याताः । 
मेष्रणे च रविरिति विशेषतो वक्ति चाणवयः॥ ३॥ 
ग्रह किसी भी साव में उच्चस्थ या मित्रराशि में वा स्वनवांश में स्थित रहने पर 
कारक होता है एवं दशम भाव में सूयं मेष राशि में होने पर विशेष कारक होता है । 
शेसा चाणक्य ऋषि कहते हैं ॥ ३ ॥ 
बृहत्पाराशर में भी कहा है--“कमंगस्तु विशेषतः” (६२ अ० २६ इलो०) 
ऐसा ही बृहज्जातक में वर्णन है---“कमंगस्तु तेषां विशेषतः" 
( २२ अ० १ इलो० )॥ ३॥ 
बिशेष-कारक ग्रहों में १० स्थान की विशेषता यह है कि दशम भाव राज्य 
भाव है । इसलिए स्वोच्चादि स्थित ग्रह दशम माव में विशेष राजयोग कारक 
होता है ॥ ३॥ 
अन्य कारक ग्रह कथन 
लग्नस्थाः सुखसंस्था दशमस्थाश्चापि कारकाः सर्व । 
एकादशेर्शप केचिद्वाञळ्छन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम्‌ ॥ ४.॥ 
स्वोच्चादि से भिन्न राशि में ग्रह लग्न चतुथं दशम में स्थित हों तो भी कारक 
होते है । किसी आचाय के मत में एकादश माव में स्थित ग्रह भी कारक होता है । 
किन्तु यह मत श्रेष्ठ मुनियों का नहीं है ॥ ४॥ 
कारक ग्रह का फल 
नीचकुले संभूतः कारकविहगेः प्रधानतां याति । 
क्षितिपतिवंशसमुत्यो भवति नरेन्द्रो न सन्देहः ५॥ 


१. हो० र० ५ अ० ७०१ पृ० । 


४२ सारावली 


जिसके जन्मकाल में पुवं कथित कारक ग्रह हों तो वह नीच कुल में पैदा होकर 


भी प्रधान पद प्राप्त करता है । राजकुल में जन्म होने पर निश्चय ही राजा होता है । 


इसमें सन्देह नहीं है । 
वृहत्पाराञ्चर में कहा है-—''नोचान्वयेऽपि यो जातः विद्यमाने च कारके । 
सोप राजसमो विप्र धनवामु सुखसंयुतः ॥ 
राजवंशसमुत्पन्नो राजा भवति निश्‍चयम्‌""""""”” (३२ अ० २६-३० इलो०) ॥ ५।॥ 
. समस्त योगों में कारक को प्रधानता 
कारकभेदो बळवान्मुळलं योगेषु कोतितो हरिणा । 
' तस्मात्फलनिर्देदाः कारकवेघादिभिर्वाच्यः ॥ ६ ॥ 


समस्त योगों में कारक भेद ही बळवाच होता है। ऐसा इरि नामक आचाय काः 
कथन है । इसलिये कारक भेद से फलादेश करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


इति कल्याणवमेविरचितायां सारावल्यां कारकाष्यायः षष्ठ: ॥ 
सपमऽध्याथः 
वारेशादि कथन 
रविचन्द्रभौमबुधजोवशुक्रसौरा दिनादिपतयश्च? । 
मासे चाइवयुजादो दिनेइवरोऽब्दे दिनपतेश्च॥ १ ॥ 
सूयं, चन्द्रमा, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये दिनादि के स्वामी होते हैं। आदिवि- 
नादि वषं व मास से प्रथम वार ( सूर्यादि) जो होता है वही वर्षेश व मासेश' 


होता है ॥ १॥। 

विशेष--प्रथम वार सूयं का, द्वितीय चन्द्रमा का; तृतीय भौम का इत्यादि । 
यहाँ यह शंका होती है कि सूयं के बाद चन्द्रमा ही क्यों ? गुरु क्यों नहीं ? 

उत्तर- आकाश में सबसे ऊपर शनि की कक्षा है, तदन्तर क्रम से गुरु, मंगल; 
सुर्य, शुक्र, बुध, चन्द्रमा की कक्षा है । सूय सिद्धान्त में कहा है कि “मन्दादधः क्रमेण 
स्युरचतुर्था दिवसाधिपाः'' ( १२ अ० ७८ इलो ० ) । इस युक्ति से शनि से चतुथं सूये, 
सूयं से चतुथं चन्द्रमा; चन्द्रमा से चतुर्थ भौम इत्यादि सात बार होते हैं । ये ही सात 
वार वषश, मासे, वारेश ( दिनस्वामी ) व होरेश होते हैं। वर्षारम्म में जो सूर्यादि 
वार ही वही वषश, मासारम्म में जो | में 
जा व्य ल Sn वार हो वह मासेश एवं प्रथम होरारम्म में सी 


प्रथम वेश व होरेश से द्वितीयादि तथा अभीष्ट दिन में ( मास मध्य सें ) 
वारेश कथन--- 


अब्दाधिपाइचतुर्था: क्रम्रेण षष्ठास्तु कालहोरेशा। । 
हिर्दादशहोराः स्युदिवसास्त्वर्कादिकास्त्रिशत्‌ ॥ २ ॥ 


१. दिनाब्दपतयस्तु । 


Beri A लीक क PS es आह 7 मई A 


सप्तम अध्याय ४३ 


मासास्त्रिशद्गुणिता गतेदिनेः सप्तभाजिता दिवसा: । 
अब्दाधिपा: ऽगण्या गतेदिनाद्ः प्रयत्नतस्तु स्युः ॥ ३॥ 
प्रथम वर्षेश दिन से चतुथं ग्रह ( सूरये-चन्द्रादि वार क्रम से ) द्वितीय वर्षश होता 
हे । पुनः द्वितीय से चतुथं तृतीय वर्षेश होता हे। इसी प्रकार अग्रिम वषश का ज्ञान 
भी होता है । एक अहोरात्र में २४ घण्टे होते हैं। १ घण्टा-- १ होरा=२३ घटी । 
इसलिए ६० घटी = १ बहोरात्र। इन २४ होरा स्वाभयों का ज्ञान प्रथम होरा 
स्वामी से छटे-छठे ग्रह ( वार ) ब्रम से होता है । प्रथम से षष्ठ-द्वितीय, द्वितीय से 
षषठ-तृतीय, इस प्रकार आगे भी । ३० सूर्यादि ( सावन ) दिन का १ मास होता है । 


इसलिए जिस मास के मध्य में वारेश का ज्ञान करना हो वहाँ तक चैत्र गुक्र्लादि से 
गत मास सख्या को तीस से गुणा . करके गत दिन संख्या जोड़कर ७ का माग देने पर 


जो शेष हो, वह सूर्यादि क्रम से दिन का स्वामी (वारेश) होता है । एवं गत दिनादि 
से वर्षेश का ज्ञान प्रयत्न से करना चाहिए ॥ २-३ ॥ 


चिश्ेष- शुम अथवा अशुभ फल ज्ञान के लिए समय के चार भेद होते हैं 
१ होरा, २ अहोरात्र ( दिन रात्रि), ३ मास, ४ वषं । इन चारों में सूक्ष्म होरा है। 
क्रम वार चारों का उदाहरण-- 

वषं स्वामी जानने का ऊदाहरण- यदि [प्रथम वर्षं का स्वामी मंगल है तो द्वितीय 
वर्षे का स्वामी कोन होगा । उत्तर-- मंगल से चतुथं शुक्र है इसलिए द्वितीय वर्ष का 
शुक्र हुमा । एवं शुक्र से चतुर्थं चन्द्र है यह तृतीय वषं का स्वामी हुआ, इसी प्रकार 
आगे मी । इसकी उपपत्ति इस प्रकार से है। १ वषं में ३६० दिन होते हैं। अतः 


द्वितीय वर्षारम्भ में ३६१ दिन होंगे ३६१ में ७ का भाग देने पर ५१ लब्धि व शेष 
४ आता है । इस कारण से द्वितीय वषंश चतुथं ग्रह ( वार ) निश्चित हुआ । 


मास स्वामी जानने का उदाहरण माना यदि प्रथम मास का स्वामी मंगल है 


तो छठे मास का स्वामी कोन होगा । उत्तर---गत मास संख्या ५ को ३० से गुणा 
करने पर १५० हुआ इसमे षष्ठ मास प्रथम दिन संख्या १ जोड़कर ७ का भाग देने 


पर २१ लब्धि व ४ शेष बचा, इसलिये मंगल से चतुर्थ शुक्र छठे मास का स्वामी 
हुआ । 
होरा स्वामी जानने का उदाहरण मंगलवार के दिन चतुथ होरा का स्वामी 
कौन होगा । उत्तर मंगलवार के दिन प्रथम होरा मंगल को, द्वितीय मंगल से छठी 
सूर्य की, सूयं से छटी शुक्र की तृतीय होरा और शुक्र से छठी होरा बुध की अतः चतुर्थ 
होरा का स्वामी बुध हुआ । 
सूर्य सिद्धान्त में कहा है, 'होरेशाः सुयंतनयादधोऽघः क्रमशस्तथा' ( १२ अ 
७९ इलो० ) ॥ २-३ ॥ 
सोर व चान्द्रमास कथन 
एकस्त्रिशःद्वागेयंक्तइचत्रादीनां ग्रहादीनाम्‌ । 
प्रमशो चिज्ञातस्या शुवरप्रतिपत्प्रसह्यायाम्‌ || ४॥ 


22 1 सारावली 


तीस अंश का १ सौर मास होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चान्द्रमास ३० 
तिथि का होता है । मेष के सूयं में जो चान्द्र मास होता है उसकी चैत्र संज्ञा होती है, 
चुष में वैशाख इस प्रकार आगे भी जानना चाहिये ॥ ४ ॥। 

भावोक्त कर्म करने का समय 
यस्य ग्रहस्य भावो यस्तस्य गुहे प्रशस्यते कर्म । 
र्तास्मश्चोपचयस्थे तात्मल्लग्ने गुहे चास्य ५ ॥ 
यत्कमंग्रहदिवसे तदेव होराब्दभासकालेषु । 
पादचिवृद्धया वा स्यात्तेषां कालस्य संपाकः ॥ ६॥। 

जिस ग्रह का जो भाव हो अर्थात्‌ जो ग्रह जिस माव का स्वामी हो उस भाव 
के कमं उस ग्रह को राशि में ग्रह रहने पर, या भावेश राशि से उपचय राशि में ग्रह 
रहने पर, उसी राशि के लग्न में, उसी के दिन ( वार ), होरा, वषं, मास में भाव- 
जन्य कमं प्रशस्त होते हैं । किन्तु वर्षश, मासेश, दिवसे, होरेश के काळ में चरण वृद्धि 
से भावोक्त कमं की सिद्धि होती है॥ ५-६ !। 

सूर्य के विषय 
व्यालो गंकशे १ लसुवणंशस्त्रविषदहन भेषजनृपाइच । 
म्लेच्छाब्चितारकान्तारकाछमन्त्रप्रभुः सुर्य: ॥ ७॥ 
सपं, ऊन, पवत, सुवणं, शस्त्र, विष ( जहर ), अग्नि, औषधि, राजा, म्लेच्छ, 
समुद्र, तार ( मोती वा रजत ), वन, काष्ठ और मन्त्र का स्वामो सुयं है ॥। ७ ॥ 
चन्द्रमा के विषय 
कवि २कुसुमभोउ्यमणिरजतशंखलवणोदक्रेषु चह्त्राणाम्‌ । 
भषणतनारीघुततिलतेलकनिद्राप्रभुइचन्द्र: ॥ ८॥। 


कविता, फूल, खाने के पदार्थ, मणि, चाँदो, शङ्ख, क्षारजछ, वस्त्र, भूषण 
(अलंकार ) स्त्री, घी, तिळ. तेल ओर निद्रा का स्वामी चन्द्रमा है ॥ ८ ॥ 


संगल के विषय 
रक्तोत्पलता म्रसुवर्ण रधिरपारदमनःशिलाद्यानाम्‌ । 
क्षितिनुपतिपतनमूर्छपित्तिकचोरप्रभुभौमः ॥ ९॥ 
लाळ कमल, तांबा. सोना, रुधिर ( खून ), पारा, मैतसिळ ( पत्थर ), भूमि, 
राजा, पतन, मूर्च्छा, पित्त ओर चोर का स्वामी मोम है ॥ ६ ॥ 
बुध के विषय 
अतिलिखितशिल्पवेद्यकन पु णमन्त्रित्वदृतहास्पानाम्‌ । 
खगयुरमख्यातिवनस्पतिस्वणंमयप्रभुः  सौम्यः ॥ १० ॥ - 
वेद, लेख, कारीगरी, आयुवद, निपुणता, मन्त्रो दुत. हास्य ( हँसना ), पक्षो, 
यमल, ख्याति, वनस्पति और सुत्रण का स्वामी बुध है ॥ १० ॥ 


१. व्याळोत्क्रणंकशं । २. अपिकृसुम । 





अष्टम अध्याय ' ४५. 


गुरु के विषय 
माङ्गत्यधमपौष्टिकमहत्त्वशिक्षानियो गपुरराष्ट्रस्‌ । 
यानासनशयनसुवणंधान्यवेइमपुत्रपो जीवः ॥ ११ ॥ 
शुभ कम, धम, पौष्टिक ( पृष्टता ); महत्ता, शिक्षा, गर्माधान, नगर, राष्ट्र, 
सवारी, आसन, शय्या, सुवर्ण, अन्न, गृह और पृत्र का स्वामी गुरु है 1॥ ११ ॥ 
शुक्र के विषय 
- वज्ञमणिरत्नभूषणविवाहगन्धेष्टभाल्ययुबतोनाम्‌ । 
गोमयनिदानविद्यानिधुवन रजतप्रभुः शुक्र; ॥ १२॥ 
हीरा, मणि, रत्न भूषण, विवाह, गन्ध, ,मित्र, माला, स्त्री, गोबर, निदान: 
( निर्णय ), विद्या, सुरत, चांदो का स्वामी शुक्र है ॥ १२॥ 
शनि के विषय 
त्रपुसीसकलो हककुघान्यमृतबन्धुमन्दभुतकानास्‌ । 
नोचस्त्रोपण्यकदासदीनदोक्षाध्रभः सौरिः ॥ १३॥ 
रांगा, सीसा, लोहा, कुत्सित अन्न, मृतबन्धु, मुखं, नौकर, नीच, स्त्री, 
विक्रयवस्तु, दास, दीन और दीक्षा का स्वामी शनि है ॥ १३ ॥ 
ग्रहों के देश 
अकः कलिङ्गविषये यवनेषु च चन्द्रमाः । 
शुकः समतटे जातः सेन्घदेषु बृहस्पतिः ॥ १४ ॥ 
मगघेषु बुधो जातः सोराष्ट्रषु शनेशचरः। 
अज्भारकस्तुज्जयन्यां राहुः केतुइच द्राबिडे ॥ १५ ॥ 
सूयं का कलिङ्ग, चन्द्र का यवन, शुक्र का समानतल ( भोककर ) गुरु का सिन्धु, 
बुध का मगध, शनेरचर का सौराष्ट्र, भौम का उज्जैन और राहु केतु का प्रवि 
देश है ॥ १४-१५ ॥ 


इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां कारकाघ्यायः सप्तमः । 


अष्टगोऽःयाय, 


आधानाध्याय का कथन 
१ राइयादिफलविभागः कस्य चिघेयो विना समुत्पत्ते;? । 
आधघानमथोञ वक्ष्ये कारणभूतं समस्तजन्तूनास्‌ ॥ १ ॥ 
राशी आदि ( होरा, द्रेष्काणादि वर्ग ) के फलों का विभाजन उत्पत्ति ( जन्म ): 
काल के विना किसका कौन समझ सकता है, इसलिए मैं ( कल्याण वर्मा ) समस्त; 
जीवों के कारण भूत आधानाघ्याय ( निषेकाघ्याय ) को कहता हूँ ॥ १॥ 
१. हो० र० १ अ० १५४ पृ० । २. समुत्पत्तिम्‌। ३. मतो । 


४६ साराबलो 


गर्भाधानयोग्य रजो दर्शन कथन 
अनुपचयराशिसंस्थे कुमुदाकरबान्धवे रुधिरवृष्टे । 
प्रतिमासं युवतीनां भवतीह रजो न्रुवन्त्येके ॥ २ ॥ 
स्त्री की जन्म राखि से चन्द्रमा जव अनुपचय राशि में अर्थात्‌ राशि से १।२।४।५। 
७।८०९॥१२ इन स्थानों में हो और गोचर में स्थित मंगल की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि 
रहने पर प्रति मास स्त्री को मासिक धमं होता है। ऐसा बहुत आचार्यो का 
कथन है ॥ २॥। 
वृहज्जातक में कहा है--'कुजेन्दुह्देतुप्रतिमासमातंवं गते तु“""*""*”`` (४ अ. १ इलो०) 
| रजो दशन कारण 
इन्दुजंलं कुजोषग्निजंलमसृपथबारिनरेव पित्तं स्यात्‌ । 
एवं रक्ते' हीने पित्तेन रजः प्रव्रतंते स्त्रीषु ॥ ३ ॥ 
स्त्रियों को प्रत्येक मास में योनि से तीन दिन तक रुधिर बहता है। उसी को 
रजो दर्शन कहते हैं। उस रजो दशन का कारण चन्द्रमा और मंगल है । क्योंकि जल- 
अय चन्द्रमा और अग्निमय मंगल है । इसलिए जळ से रुधिर और अग्नि से पित्त उत्पन्न 
होता है ।.जब पित्त के द्वारा रुधिर ( खूब ) में हलचल होती है तो स्त्रियों को मासिक 
शमं होता है ॥ ३ ॥ 
गर्भाधान सें अक्षम रजो दर्शन 
एवं यदृसबति रजो गभस्य निमितमेब कथितं तत्‌ । 
उपचयसंस्थे चिफलं3 प्रतिमासं दशनं तस्य ॥ ४॥ 
इस प्रकार जो प्रत्येक मास स्त्रियों को मासिक घमं होता है वही गर्भ का कारण 
है । यदि स्त्री की राशि से ३।६।१०।११ वें चन्द्रमा हो तो वह मासिक धम निष्फल 
होता है, अर्थात्‌ गर्भधारण को क्षमता उस रजो दशन में नहीं होती है ॥ ४॥ 
स्त्री पुरुष संयोग कथन 
उपचयभवने शशभूद्‌ दृष्टो गुरुणा सुहुदूभिरथवासो । 
पुंसां करोति योगं विशेषतः शुक्रसंदृष्टः ॥ ५ ॥ 
पुरुष की राशि से उपचय ( ३।५।१०।११ ) राशि मे चन्द्रमा हो और उसपर 
शुरु की या अपने मित्र ग्रह की विशेष कर शुक्र की हृष्टि रहने पर यदि स्त्रो पुरुष 
संयोग होता है तो गर्भ अवश्य होगा ॥ ५ ॥ 
वृहुज्जातक में कहा है--'अतोऽन्यथास्थे शुभपुग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनो' 
( ४ अ० ७ इलो० ) 
इसकी भट्टोत्पछ टीका में बादरायण का भी स्पष्ट वाक्य इस प्रकार से है-- 
'पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दुस्यते हिममयुखः । 
| स्तरीपुरुषसंप्रयोगं तदा चदेदन्यथा नैव! ॥ ५ ॥ 
१. क्षुधिते । २. विहितं । ३. विपुलं । 








अष्टम अध्याय ४७ 


विशेष--तीन दिन तक रजोदशंन गभं धारण करने में समथ नहीं होता है तथा 
धमंयास्त्र में त्याज्य भी है । “मतुं: स्पृहया चतुथं ह्व’ चतुर्थ दिन भी निषेक के योग्य 
नहीं होता, कहा है “नाद्याइचतस्रोञ्त्र निषेकयोग्या' इसलिये ५ बे दिन से १६ वे दिन 
तक ही निषेक का समय होने से इसी में पुरुष स्त्री की राशि से चन्द्रमा को पूर्वोक्त 


रीति से जानकर निषेक करने पर सन्तान अवशय होती है । किन्तु 'न वन्ध्या वृद्धातु- 
राल्पवयसामपि चेतदि्टम्‌' ॥५॥ 


अन्य पुरुष संयोग कथन 
चन्द्रे कुजेन दृष्ट पुष्पतती सह चिरेन संयोगम्‌ । 
राजपुरषेण रविणा रचिजेनाप्नोति भृत्येन ॥ ६॥ 
एकेकेन फलं स्यादृदृष्टे नान्येः कुजादिभिः पापैः । 
सर्वेः स्वगृहं त्यक्त्दा गच्छति वेव्यापदं युवतिः ॥ ७ ॥ 
यदि उपचयस्थ चन्द्रमा रजोदशन के समय मंगल से दृष्ट हो तो धूत पुरुष से, 
सूर्य से दृष्ट हो तो राजपुरुष से, शनि से इष्ट हो तो नोकर से स्त्री का संयोग होता 
है । इस प्रकार एक-एक पाप ग्रह से इष्ट हो और अन्य (शुम ग्रह) से अदृष्ट होने 


प्र पूर्वोक्त फल समझना चाहिये । यदि भौमादि सब पाप ग्रहों की दृष्टि चन्द्रमा पर 
हो तो वह स्त्री घर का परित्याग करके वेश्या हो जाती है ॥६-७॥ 


वृहज्जातक के निषेकाध्याय के प्रथम इलोक की मट्टोत्पली टीका में मणित्थ नामक 
'आचायं के वचन भी इस प्रकार हैं--- 


ऋतु विरमे स्नातायां यद्युपचयसं स्थित: शशी अवति । बिना गुरुणा हष्टो भर्त्रा 
सह संगमरच तदा । राजपुरुषेण रविणा विटेन मौमेन वीक्षिते चन्द्रे । सौम्येन चपल- 
सतिना भृगुणा कान्तेन रूपवता । भृत्येन सुयेपुत्रेणायाति स्त्रीसङ्गमं हि तदा । एकैकेन 


फल स्याद्‌ हृष्टे नान्यैः कुजादिभिः पापैः। ( सर्वे; ) स्वगृहं त्यवत्वा गच्छति वेद्य़ापदं 
युवतिः ॥ ६-७॥। 


संभोग ज्ञान प्रकार 
दविपदादयो बिलग्नात्सुरतं कुन्ति स्मे यद्वत्‌ । 
तद्ृतस्त्रीपुदषाणां गर्भाधाने समादेश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अस्तेऽशुभयुतदृष्टेश सरोषकलहं भवेद्प्राम्यम्‌ । 
सोम्यं सौम्य: सुरतं घात्स्यायनसंप्रयोगिकाल्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्न शुभाशुभमिश्चेः कर्मभिरधिबासिता चिषयवृत्तिः । 
गर्भावासे ' निपतति संयोगे शुक्रशोणितयोः ॥ १० ॥ 
गर्माधान कालिक अथवा प्रश्‍न कालिक लग्न से सप्तममाव स्थित द्विपदादि राशि 
जिस रीति से संसोग करता है अर्थात्‌ यदि सप्तम में द्विपद राशि हो तो द्विपद की ` 
तरह, चतुष्पद हो तो चतुष्पद की तरह स्त्री पुरुष के सम्भोग को कहना चाहिये । यदि 
१. इष्टियृते । | 


४५ सारावली 


सप्तमभाव पर पाप ग्रह की इष्टि या स्थिति हो तो असमाजिक क्रोध व लड़ाई के साथ, 
यदि शुम ग्रह से युत इष्ट सप्तमभाव हो तो कामशास्त्र की रीति से शान्ति पूर्वक 
हासादि से युत, यदि शुभ पाप दोनों की दृष्टि या युति होतो शुक्र ( वीयं) 
शोणित ( रज ) संयुक्त गर्मावास ( बच्चे दानी ) में कर्मानुकूल विषय ' बृत्ति पतित 
होती है ॥ ८-१० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'यथास्तराशिमिथुनं समेति तथैव वाच्यो' 
(४ अ० २ इलो० )॥ ८-१० ॥ 
बिशेष - द्विपदादि राशियों का वर्णन पूवं में हो चुका है। यदि सप्तम में मेष राशि 
हो तो बकरा की तरह, वृष हो तो बैल की तरह इस प्रकार आगे भी ॥ ८-१०॥ 
गर्भ सम्भव योग 
उपचयगो रविशुक्रो बलिनो पु स: *स्वसंदक प्राप्ती । 
युवतेर्वा कुजचन्द्री यदा तदा ग्रंसंभवों भवति॥ ११॥ 
यदि गर्माधान के समय पुरुष की राशि से उपचय ( ३।६।१०।१ १) राशि में - 
अपने-अपने नवांश में स्थित बलवान सूर्य व शुक्र हों अथवा स्त्री की राशि से उपचय 
राशि में मंगळ व चन्द्रमा अपने-अपने नवांश में हों तो गरभस्थिति की संभावना 
होती है ॥११॥ 
लघु जातक में कहा मो है--'बळयुक्तो स्वगृहांदोष्वकंसितावृपचयक्षौ पु साम्‌ । 
स्त्रीणां वा कुगचन्द्रौ यदा तदा गमं संमवो मवति? ( ५ अ० ८ इलो० ) ॥११, 
बिज्ञेष--इस इलोक के द्वितीय चरण में प्रकाशित पुस्तकों में 'समांश-सं प्राप्तौ' यह 
पाठ प्राप्त होता है। ग्रन्थान्तर से इसकी संगति अळब्ध है । तथा संस्कृत वि० बि० के 
सरस्वती भवन ग्रन्यागार के ग्रन्थाङ्कः सं० ३६४७७ में जो पाठ प्राप्त हुआ है वही यहाँ 
दिया गया है । यह पाठान्तर ग्रन्थान्तर से मो समता रखता है ॥११॥ 
अन्य प्रकारान्तर 
शुक्राकंभोमझशिमिः ` स्वांशोपचयस्थितेः सुरेड्ये वा । 
२घर्मोदयात्मजस्थे बलवति गभस्य संभवो भवति॥ १२॥ 
गमं हे या नहीं इसके जानने का पुनः प्रकारान्तर --प्रश्‍न कालिक लग्न से अथवा 
आधान लग्न से यदि शुक्र, सूयं, मोम, चन्द्रमा स्वनवांश में स्थित होकर उपचय राशि 
में हों अथवा बळवानु बृहस्पति यदि नवम, लग्न या पञ्चम में स्थित हो तो गमं काः 
संभव होता है अथात्‌ गमं है ऐसा जानना चाहिये ॥१२॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'रवोन्दुशुक्रावनिजेः स्वमागगैगुरौ त्रिकोणोदयसं स्थितेऽपि 
वा ( ४ अ० ३ इलो० ) ॥१२॥ 
विशेष पूर्वोक्त योग नपुंसक को निष्फळ होते हैं। जैसे अंधे को चन्द्रमा की 
किरणों की शोमा विफल होती है ॥१२॥ 


१. समांशसंप्राप्तौ । २. हो० र० १ अ० ११९ १० । ३. धर्मेश्रवात्मजे वा । 








४ अष्टस अध्याय ४९ 


गर्भेस्थित का स्वरूप 
मिथुनस्य मनोभावो योहङसदलालसं भवति । 
इलेष्मादिभिः स्वदोषस्तत्तल्यगुणो निषिक्तः स्यात्‌॥ १३॥ 
आधान काल में स्त्री-पुरुष की जैसी मन की भावना, जिस प्रकार की इच्छा, कफ, 
वातादि दोष से युत होती है तदनुरूप गुण दोष से युत गर्भस्थ बाळक होता है ॥१३॥। 


गर्भे में पुत्र और कन्या का ज्ञान 
विषमे विषमांशगता होराशशिजीवभास्करा बढ्न; । 
कुर्वन्ति जन्म पुसां समे! समांशे तु युवतीनाम्‌ ॥ १४॥ 
यदि आधान काळ में अथवा प्रश्‍न काळ में बलवानु लग्न, चन्द्रमा, गुरु, सूर्य 
विषम राशि में व विषम राशि के नवांश में हों तो पुत्र का जन्म, यदि पूर्वोक्त लग्न 
चन्द्रादि समराशि व सम राशि के नवांश में हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ 
लघुजातक में कहा है 'विषमक्षें विषमांशे संस्थिताइच ग्रुरुशशाद्धूछूग्नार्का: । 
पु्जन्मकराः समभेषु' ( ५ अ० ११ इलोक ) । 
तथा वृहज्जातक में भी-'ओजक्षें पुरुषांशकेषु बलिभिछंग्नाकंगृविन्दुभिः' । 
पुअन्म प्रवदेत्‌, ( ४ अ० ११ इलोक ) ॥ १४॥ 
अन्य प्रकार 
ओजक्षें गुरुसुर्यो बलिनो पुंसः समे सितेन्दुकुजाः । 
कन्यानां जन्मकरा गर्भाधाने स्थिता बलिनः ॥१५॥ | 
यदि वलवान्‌ गुरु, सूर्यं विषम राशि में हों तो पुरुष का जन्म, यदि सम राशिस्थ 
बलवान्‌ शुक्र, चन्द्रमा, भौम हों तो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ १५॥ 
लघुजातक में कहा है--“वलिनौ विषमेऽकंगुरू नरं स्त्रियं समगुहे कुजेन्दुसिंताः' 
(५ अ० ११ इलोक ) । 
तथा वृहज्जातक में भी--गुर्वेकौं विषमे नरं शशिसितौ वक्रश्‍च युग्मे स्त्रियम्‌ 
( ४ अ० ११ इलोक ) ॥ १५॥ 
गर्भ में यमल योग 
मिथुने चापेऽकंगुरू बुघदृष्टौ दारकट्वयं कुरुतः ।. 
खरयुस्मं कन्यायां सितशशिभौसा झषे च बुघदृष्टा: ॥ १६ ॥ 
यदि प्रश्‍न काल में अथवा गर्भाधान काल में मिथुन राशि में या धनु राशि में 
गुरु-सूर्य हों और बुध से दृष्ट हों तो दो पुत्र का, यदि शुक्र, चन्द्र, मंगल कन्या या 
मीन मे बुध से दृष्ट हों तो दो कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥ १६॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'ढ.यङ्‌गरथा बुधवीक्षणाच्च यमलौ कुर्वेरिति पक्षे स्दके' । 
( ४ अ० ११ ६लोक ) ॥ १६॥ 
_ १. समा । २. युवती नरजन्म । 


५० सारावली 


पुनः पुत्र जन्म योग 
रूर्नं मुक्त्वा विएमे शनँश्चरः *पुरुषजन्मदो भवति। 
योगे विहगस्य बलं संवीक्ष्य चदेज्ञरं' खिय बाउपि ॥ १७ ॥ 
लग्न का त्याग करके यदि शनि विषम ( ३।५।७।९।११ ) भाव में हो तो पुरुष 
का जन्म कहना चाहिये । आधान काल में अथवा प्रश्‍न काल में ग्रह के वल को देखकर 
ही पुत्र या कन्या का जन्म कहना चाहिए ॥। 
बृहज्जातक में कहा है--'विहाय लग्नं विषमक्ष॑संस्थ: सौरोऽपि पुंजन्मकरो 
विळग्नातु । प्रोक्तग्रहाणामवलोक्य वीय’ ( ४ अ० १९ इलोक ) । 
एवं लघुजातक में भी कहा है ( ५ अ० १२) ॥ १७॥ 
नपु सक जन्म योग कथन 
अन्योन्य. रविचन्द्रौ विषमक्षगतौ निरीक्षेते । 
इन्दुजरविपुत्रौ वा इष्टो बलिनो नपुंसकं करत; ॥ १८ ॥ 
पझ्यति चक्रः समभे सुय चन्द्रोदयो3 च विषमक्षं । 
यद्य व॑ गर्भस्थः क्टीबो मुनिभिः समादिः ॥ १९ ॥ 
ओजसमराशिसंस्थो ज्ञेन्द्‌ षण्डं कजेक्षिती करुत: । 
नरभे विषमनवांरो होरेन्दुबुधाः सिताकिह्टा वा ॥ २० ॥ 


प्रश्‍न अथवा आधान समय में यदि बलवान विषम राशिगत सूर्य और चन्द्रमा 
परस्पर दृष्ट हों अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा को देखता हो और चन्द्रमा सूर्य को देखता हो तो 
गर्भ में नपुंसक का जन्म कहना चाहिये । यह एक योग है । यदि विषम राशिगत बली 
शनि और वुध परस्पर में दृष्टि सम्बन्ध रखते हों तो द्वितीय योग । यदि विषम राशि- 
गत भौम समराशिगत सूर्य को देखता हो तो तृतीय योग । यदि समराशिगत मंगल, 
विषम राशिस्थ लग्न और चन्द्रमा को देखता हो तो चतुर्थ योग । यदि विषम राशिस्थ 
बुध व समराशिस्थ चन्द्रमा को मंगल देखता हो तो पञ्चस योग । अथवा यदि विषम 
राशि में विषमराशि के नवांश में छग्न, चन्द्रमा, वुध हों और उन पर शुक्र शनि की 
दृष्टि हो तो भी नपुंसक का जन्म कहना चाहिए । यह छठा योग है ॥ १८-२० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है—'अन्योन्यं यदि पर्यत: शशिरवी यद्याकिसौम्यावपि वक्रो 
वा समगं” ( ४ अ० १३ इलोक ) । इनका विचार जन्माङ्ग में भी करना चाहिये 
॥ १८-२० ॥ 
विशेष--यहाँ पर ग्रन्थकार की उक्ति युक्तिसंगत प्रतीत होती है । क्योंकि वृह- 
ज्जातक में सूर्य चन्द्रमा को सम-विषम राशिगत कहकर योग का वर्णन किया है किन्तु 
पूर्ण दृष्टि वहाँ पर सूर्य चन्द्रमा में सिद्ध नहीं होती है, पाद दृष्टि के बल पर ही. योग 
बन सकता है । पाद,दृष्टि से योग में न्यूनता आती है । पूर्ण दृष्टि तो सूर्य चन्द्रमा की सप्तम 


१. पुत्र । २. हो० र० १ अ० १३२ पृ० । ३. दये । ४. स्तदा दृष्टः | 





अष्टम अध्याय ५१ 


पर होती है । इसलिये परस्पर में समराशिस्थ अथवा विषम राशिस्थ सूर्य चन्द्रमा 
सिद्ध होते हैं । विद्वान्‌ लोग इसकां विचार करें ॥ १८-२० ॥ 
प्रकारान्तर से यमल योग 
लग्ने समराशिगते चन्द्रे च निरीक्षिते बल्युतेन* । 
गगनसदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भस्थितं नित्यस्‌ः ॥ २१॥ 
समराशी शशिसितयोविषमे गुरुवक्रसीम्यलग्नेषु । 
द्विशरीरे चा विषु प्रवदेत्‌ खीपुरुषमत्रैव । २२ ॥ 
यदि लग्न व चन्द्रमा समराशिगत हों और बलवान्‌ ग्रह से दृष्ट हों तो गर्भ में 
यमळ ( दो ) का जन्म कहना चाहिये । यदि समराशिस्थ चन्द्रमा व शुक्र हों तथा 
विषम राशिस्थ अथवा हिस्वभाव राझिस्थ बली गुरु, भोम, बुध व लग्न हों तो भी 
यमल १ स्त्री १ पुरुष का जन्म कहना चाहिये ।॥। २१-२२॥। 
बृहज्जातक में कहा है--'युग्मे चन्द्रसितो तथौजभवने स्मुर्ज्ञारजीवोदयाः, लग्ने- 
न्टूनृनिरीक्षितो च समगो युरमेषु वा प्राणिनः ।' ( ४ अ० ४० इलो० ! ॥ 
विशेष--यहां २१ वें श्लोक में वळ्वान्‌ ग्रह से दृष्ट कहा है किन्तु बृहज्जातक में 
पुरुष ग्रह से दृश होने पर योग का वर्णन है । संस्कृत वि० वि० की पुस्तक में इसका 
£ २१ वें इलोक का ) पाठान्तर इस प्रकार है । 
“लग्ने समराशिगते चन्द्रेण निरीक्षिते बलयुतेन । 
गणितविदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भस्थितं नुनम्‌ ॥ 
अर्थ--यदि समराशि का लग्न हो और वली चन्द्रमा लग्न को देखता हो तो 
ज्योतिषी को गर्भे में दो वालक हैं ऐसा कहना चाहिये । इस पद्य के आगे सं० 
वि० वि० की पुस्तक में 
लग्नेन्दू समराशौ पुंग्रहृदष्टो च मिथुनजन्मक रौ । 
उदयज्ञवक्रगुरवो वलिनः समराशिगास्तर्थेवोक्ताः । यह शलोक अधिक प्राप्त होता 
है । यह 'ऊणनेन्दूनृनिरीक्षितो च समगौ, इत्यादि वृहज्जातकोक्त के अनुरूप ही है। 
किन्तु प्रकाशित ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है । उत्पलाचाय जी ने अपनी बृहज्जातक 
(४ अ० १४ रछो०) की टीका में इलो का पूर्वार्धे 'लग्नेन्दर वा समगौ पृंग्रहइष्टो च 
'मियुनजन्मक्ररौ इस प्रकार से उद्धृत किया है । इछोक का उत्तराध समान है ।२१-२२। 
गर्भ सें तोन बालकों के जन्म का योग 
हिरारीरांशाकयुक्तान्‌ ग्रहात्‌ विञग्नं3 च पश्यतीन्दुसुते । 
सिथुताँरो कन्यका दो पुरुषो ब्रितर्यमेबं स्थात्‌ ॥ २३॥ 
४द्विशरीरांझकयुक्तान्‌ ग्रहान्‌ विळग्नं च पश्यतीन्डरुसुते । 
कत्यांरो द्वे कन्ये पुरुषच निषिच्यते “गर्ने ॥ २४॥ 
६सिथुनधनुरंशगतान्‌ ग्रहान्‌ विळग्नं च पञ्यतीस्दुसुतः । 
मियुनांशस्थशच यदा पुरुषत्रितयं तदा गभें॥ २५॥ 


१. हो० र० १ अ० ११३ पृ०। २. नूनं ३. वतियतं । ४. इलोकाधे पुनरुक्त है ।: 
५. गर्भः । ६. नुमिथुनधन । | 


५२ सारायरी 


कन्यामीनाँ१शस्थान्‌ विहगानुदय च युवतिभागगत: । 
प्यति शिशिरगुतनयः फन्यात्रितय' तदा गर्भेर ॥ २६॥ 
यदि हिस्वभाव राशि के नवमांश में ग्रह व लग्न हों और मिथुन राशि के 
नवांद में स्थित बुध, लग्न व ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में १ कन्या व दो पुत्र, यदि 
कन्या राशि के नवांश में स्थित बुध, पूर्वोक्त स्थिति में स्थित ग्रह व छग्न को देखता 
हो तो गर्भ में २ कन्या एक पुत्र कहना ( समझना ) चाहिये । यदि मिथुन व धन्‌ 
राशि के नवांझ में ग्रह व लग्न हों और मिथुन राशि के नवांश में स्थित वुध लग्न 
व ग्रहों को देखता हो तो गर्भे में तीन पुरुष ही समझना । यदि कन्या व मीन राशि 
के नवांश में लग्न व ग्रह हों और कन्या राशि से नवमांदा में स्थित वुध देखता हो तो; 
गर्भ में तीन कन्या कहनी चाहिये अर्थात्‌ तीनों कन्या होती हैँ ॥ २३-२६ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'ग्रहोदयगतादृथंगांशकान्पर्यति । स्वांशे ज्ञे त्रितयं ज्ञगां- 
शकवशाद्‌ युभ्मं त्वमिश्रैः समम्‌’ ( ४ अ० १४ इलो० ) ॥ २३-२६ ॥ 
साता-पिता-मौसी-चाचा गह 
3दिवसे मातापितरौ शुक्ररवी शशिशनी निशायां च। 
मातुभगिनीपितृव्यौ विपयंयात्‌ कीर्तिती यवनः ॥ २७॥ 
यदि दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र की माता और सूर्य की पिता, यदि रानि में 
नर्भाधान हो तो चन्द्रमा की माता और शनि की पिता संज्ञा होती हे । इसके विप- 
रीत अर्थात्‌ रात्रि के ग्रह दिन में और दिन के रात्रि में मौसी चाचा संज्ञक होत हैं । 
यथा यदि दिन में गर्भाधान हो तो चन्द्रमा की मौसी और शनि की चाचा, यदि रात्रि 
में गर्भाधान हो तो शुक्र की मौसी और रवि की चाचा संज्ञा होती है ॥२७॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'दिवाकंशुक्रो पितृमातृसंज्ञितौ शनैरचरेन्द्र निशि तद्वि- 
पर्ययात्‌ । पितृव्यमातृष्वसृसंज्ञितों च' ( ४ अ० ५ इलो० ) ॥ २७ ॥ 
इन संज्ञाओं का प्रयोजन 
खुग्नाद्विषसक्षेगतः पितुः {पतृच्यस्य खेचरः रास्त: । 
श्सातृभगिनीजनत्यो: समग्ृहयोऽन्ये तथा भेषु ॥ २८॥ 
यदि पिता व चाचा (पितृब्थ) ग्रह लग्न (आधान, प्रश्‍न, जन्म) ते विषम राशि 
में हो तो उनके लिए शुभ अर्थात्‌ सुखकारक होते हैं। तथा माता व मौसी संज्ञक ग्रह 
लग्न से समराशियत हों तो माता व मौसी के लिए सुख कारक होते, हैं ॥ २८ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'तावथोजयुग्मक्षंगठौ तयो: शुभौ' ( ४ अ० ५ इलो०:का 
४ पाद ) ॥ २८ ॥ 
गर्भाधान के अनन्तर प्रत्येक सास में गर्भ का स्वरूप 
सासेष्वाधानादिषु गभ॑स्य यथा क्रभेण जाधन्ते । 
सपसु किराण्डकशाखास्थित्वग्रोसचेतनताः ॥ २६१। 





१. गतानु । २. गर्भेः। ३. हो० र० १ अ० १२२ पृ०। ४. जननीभ गिन्योः ॥ 





अष्टम अध्याय ५३ 


सासेऽष्से च तृष्णा क्षुधा च नवमे तथोद्वेगः। 
दशमे त्वथ सम्पूर्णः पक्वमिव फलं पर्तात गर्भ: ॥ ३०॥ 
आधान काल से ७ मास तक क्रम से गर्भे का रूप--प्रथम मास में कलल (शुक्र 
शोणित संमिश्रण ) । २ य में पिण्ड, ३ य में शाखा ( हस्तादि अवयव जन्म ), ४ थे 
नें अस्थि ( हड्डी ), ५ म में त्वचा ( चमं ), ६ वें में रोम, ७ म में चेतनता, होती 
है । ८ म में प्यास भूख ( माता की खाई हुई वस्तु का भोजन ), ९ म में उद्वेग 
( चलना ), १०वें मास में पूर्ण होकर पके हुए फल के समान गिरता है अर्थात्‌ 
गर्भ से बालक वाहर आता है ॥ २९-३० ॥ 
वृहज्जातक में कहा है 'कलल्घनाराङकुरास्थिचर्माङ्गजचेतनाः' (४अ० १६ इलो०) 
१ २६-३० ॥ 
गर्भ के १० मासों के स्वासी 
शुक्रा रजीवरविशादिसौरिबुघविलग्नपोडुपादित्याः । 
मासपतयः स्युरेतैगंभंस्य शुभाशुभं चिन्त्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१मकाशक्र, २ य का भौम, रे यका गुरु, ४ थे का सूर्ये, ५ म का चन्द्रमा, 


षष्ठ का शनि, ७ म का वुध, ८ मका लग्नेश, दे म का चन्द्रमा, १० वें मास का 
स्वामी सूर्य होता है इन मासेशों के शुभाशुभत्व से गर्भ की शुभता वा अशुभता का 
विचार करना चाहिये ।' ३१ ।। 


_ 


बहज्जातक में कहा है--'सितकुजजीवसूर्य `` "शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदृशम्‌ । 
( ४ अ० १६ इलो० ) ॥ ३१॥ 


गर्भपात योग 
उत्पातक्रूरहते तस्मात्‌ स्वस्याधपे पतति गर्भः। 
रग्नगुहुं वा हेतुर्योगोऽसो? गर्भपतनस्य ॥ ३२ ॥ 
अथवा निषेककाले विरूग्नसंस्थो यदा रुधिरमन्दो । 
तदग्रहगतेऽथवेन्दो तदीक्षिते वा पतति गर्भेः॥ ३३॥ 
यदि गर्भाधान समय में जो ग्रह दिव्यान्तरिक्षादि उत्पात से हत या पापग्रह से 
पराजित हो तो उस ग्रह के मास में गर्भपतन होता है। अथवा लग्न राशि गर्भपतन 
का कारण होता है। अथवा आधान कालिक लग्न में शनि मंगल हों अथवा शनि 


मंगल की राशि ( १०।११।१।८ ) में चन्द्रमा हो अथवा शनि मंगल से दुष्ट चन्द्रमा 
हो तो गर्भ का पतन होता हे ॥ ३२-३३ ॥ 


ब ज्जातक में कहा है -'मासाधिपतौ निपीडिते तत्काळ स्रवणं समादिशेत्‌' ( ४ 
अ० ९ इलो० ) ॥ ३२-३३ ॥ 


गर्भपुष्टि ज्ञान 
होरेन्दुयुतै: सौस्गैखिकोणजायार्थखास्बुसंस्थंवी । 
पापेखिलाभयातै: सुखी च गर्भो निरीक्षिते रविणा ॥ ३४॥ 


१. तथातिपूर्ण: । २. योगेशो । 


पड सारावली 


यदि आधान कालिक वा प्रश्‍नकालिक होरा 'होरेति लग्नं” अर्थात्‌ लग्न में शुभ- 
ग्रह हों या चन्द्रमा शुभ ग्रह से युत हो अथवा लग्न वा चन्द्रमा से 5।५।७।२।१०।४ 
इन भावों में शुभग्रह हों तथा ३।११ भाव में पापग्रह हों, लग्न ठा चन्द्रमा पर सूर्ये 
की दृष्टि हो तो प्रसव पर्यन्त गर्भ सुखी रहता है ॥ ३४॥। 
बृहज्जातक में कहा है 'शशाङ्कलग्नोपगतै : शभग्नहैस्त्रिकोणजायार्थसुखास्पदस्थितैः ॥ 
तृतीयलाभक्ष गतैरच पापकै'"'' ( ४ अ० १० इलो० ) ॥ ३४ ॥ 
गर्भ सहित गर्भवती सरण ज्ञान 
कूरान्तःस्थः सूर्यश्चन्द्रो वा युगपदेन मरणाय । 
सोम्यर दृष्टमुतिर्यवतीनां गर्भसहितानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि आधान समय में सूर्य या चन्द्रमा पाप ग्रह के मध्य में हो और उन पर शुभ 
ग्रह की दृष्टि का अभाव हो तो गर्भ सहित गर्भवती का मरण होता है ॥ ३५ ॥ 
विश्ष--आचार्य वराह मिहिर ने लग्न व चन्द्रमा को पापग्रह के मध्य में रहने 
पर सगर्भा स्त्री का मरण योग कहा है। यहाँ सूर्य व चन्द्रमा को पापद्वय मध्य में 
अरिष्ट कारक कहा है । सूर्य पिता कारक है । इसलिए पितृ कारक ग्रह पाप मध्य 
में रहने पर सगर्भा को अरिष्ट कथन युक्तसंगत प्रतीत नहीं होता है । आचार्य वराह 
ने कहा है 'पाप-द्वयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्दू न च सोम्यव्रीक्षितो' ( ४ अ० ७ इलोक ) । 
विद्वान्‌ लोग विचार करें 1 ३५ ।। 
खत्य प्रकारान्तर 
उदयास्तगते: पापे: सौम्यैरनवेक्षिदैश्च मरणं स्यात्‌ । 
उदयस्थितेऽकंजे वा क्षीणेन्दो भोमसंदृष्टे॥ ३६॥ 
यदि आधान समय में लग्न व सप्तम भाव में पाप ग्रह शुभ ग्रहों से अदृष्ट हों तो 
सगर्भा का मरण, अथवा लग्न में शनि हो ओर उस पर क्षीण चन्द्रमा व भौम की 
दृष्टि हो तो गर्भवती का मरण होता है ॥ ३६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'उदयराशिसहिते च यमे स्त्री विगलितोडूप तिभूसुतद्‌ष्टे 
( ४ अ० ६ इलोक ) ॥ ३६ ॥! 
पुनः अन्य प्रकारान्तर 
व्ययगेऽके "दिनि कृशे पाताळे रोहिते सगर्भा स्त्री । 
ख्रियते तस्मिन्नयवा शुक्र पापह्दयान्त:स्ये ॥ ३७॥। 
चन्द्रचतुर्थः क्र रेबिलगनतो वा विपद्यते गभः। 
होरायू ने क्षितिजे म्रियते गर्भ: सह जनन्या ॥ ३८॥ 
हिबुकगते धरणिसुते रिःफगतेऽके क्षपाकरे कीणे । 
रगर्भेण सह ख्रियते पापप्रहदर्शनं भाप्ते ॥ ३६॥ 


» 





१. च शशिनि कृशे. २. सहगर्भा स्त्री 





अष्टम अव्याय | प्प्‌ 


लग्ने रविसंयुक्त क्षीणेन्दौ वा कुजेऽथवा स्रियते । 
व्ययधनसंस्थेः पापस्तथे्र सोम्यग्रहादुष्टेः ॥ ४० ॥ 
जामित्रे गरवियुक्ते एग्नगते वा कुजे निषिक्तस्य । 
गर्भस्य भवति मरणं शस्रच्छेदे: सह जनन्या ॥ ४१ ॥ 
यदि द्वादश भाव में सूर्यं या क्षीण चन्द्रमा हो और भौम चतुर्थ भाव में हो, 
अथवा दो पापग्रह के बीच में शुक्र हो तो गर्भवती का गर्भ के साथ मरण होता है । 
चन्द्रमा या लग्न से चतुर्थ भाव में पापग्रह हों तो गर्भ नष्ट होता है। लग्न से सप्तम में 
भौम हो तो गर्भ के साथ गर्भवती का मरण होता है 
चतुर्थं भाव में मंगल हो तथा वारहवें भाव में सूर्य व क्षीण चन्द्रमा हो उन पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो तो सगर्भा का मरण होता है। लग्न में सूरय हो वा चन्द्रमा क्षीण 
हो अथवा लग्न में भौम हो १२ व २ भावों में पाप ग्रह शुभग्रह से अहृष्ट हों तो भी 
गर्भवती का मरण होता है । सप्तम भाव में सूर्यं हो और लग्न में मंगल हो तो शस्त्र 
के द्वारा ( आपरेशन से ) सगर्भा का मरण होता है ॥ ३७-४१ ॥। 
ठृहञ्जातक में कहा क्ररे शशिनइचतुर्ंगे रूग्नाद्वा निधनाश्रिते कुजे। बन्ध्वन्त्य- 
गयोः कुजार्कयोः क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्वंवत्‌' ( ४ अ० ८ इलोक ) । 'उदयास्तगयोः 
कुजार्कयोनिधनं शस्त्रक्रतं वदेत्तथा' ( ४ अ० ९ इलोक ) ॥ ३७-४१ ॥ 
गर्भ वृद्धि योगज्ञान 
वबलिभिबुंधगुरुशुऋ्रंद ष्टेऽकंण च विवर्धते गर्भः । 
सासाधिपबलतुल्येस्तेस्तैः संयुज्यते भावः :। ४२ ॥ 
मासि तृतीये स्त्रीणां दोहदक* जायते तथाऽवऱ्यम्‌ । 
मासाधिपस्वभावविळग्नयोगादिभिइचान्यत्‌ ॥ ४३॥ 


गर्भाधान कालिक लग्न पर यदि बली बुध, गुरु, शुक्र और सूर्यं की हृष्टि हो 
तो गर्भ बढ़ता है अर्थात्‌ गर्भ का पतन नहीं होता । एवं प्रत्येक मास में मास स्वामी 
के वलानुसार मासेश के स्वभाव व गुणोंसे युत गर्भ होता है । गर्भवती स्त्री को तीसरे 
महीने में निश्चय दोहद ( खान-पान की इच्छा ) होता है । वह ( दोहद) मास 
स्वामी के स्वभाव से व लग्न योगादि से भी जानना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
गर्भ समय से प्रसव मास ज्ञान 

निषेककाले चरराडिगेऽके गर्भप्रसुतिदंशमे च मासे। 

एकादरो च स्थिरराशिसंस्थे स्याद््ठादरो मास्युभयाश्रिते च॥ ४४॥ 

गर्भाधाने चरे राशो दशमासँ: प्रसूयते । 

स्थिरेणेकादशे मासे उभये द्वादश भवः ॥ ४५ ॥ 


१. जामित्रगेऽकंहृष्टे । २. दौहृदको । ३. दशमेऽथ । ४. सवः । 


५६ सारावली 


यदि आधान समय में सूर्य चर राशि में हो तो दशम मास में, स्थिर राशि में 
सूर्य हो तो ग्यारहवें मास में, द्विस्वभाव राशिस्थ सूर्य हो तो बारहवें मास में प्रसव 
होता है । अब चन्द्रमा के संचार से प्रसव का वर्णन--यदि गर्भाधान के समय चन्द्रमा 
चर राशि में हो तो दशम मास में, स्थिर राशिगत हो तो ग्यारहवें मास में, द्विस्व- 
भाव राशि में होने पर वारहवें मास में प्रसव होता है ॥| ४४-४५ ॥ 
विशेष--४४, ४५ इलोक सं. वि. वि. की मातृका में नहीं है ४४-४५ ॥। 
अन्य प्रकार से प्रसवज्ञान 
गर्भप्रसवविधानं तात्कालिकलूग्नवगंतदिचन्त्यमु । 
२आधानाज्जन्मक्ष दरामं वाञ्छन्ति केचिदाचार्याः ॥ ४६ ॥ 
आधानोदयशशिनोः सप्तमर्भ बादरायणो ब्रते ' 
तस्मान्नँकान्तोऽयं सवषां संमतं वक्ष्ये ॥ ४७॥ 


गर्भ से प्रसव का ज्ञान गर्भाधान कालिक लग्न के होरादि षड्वर्ग से करना 
चाहिये । आधान राशि से दशवीं जन्म राशि होती है ऐसा मत किस्री-किसी आचार्य 
का है । वादरायणाचार्यं का मत है कि आधान लग्न से सप्तम जन्म लग्न व आधान 
राशि से सप्तम जन्म राशि होती है । इसलिये इस कथन में मतैक्य न होने के कारण 
मैं ( ग्रन्थकार ) सर्वसम्मत मत को कहता हूँ ।। ४६-४७॥ 
सवसम्मत से जन्म राशि ज्ञान 
यस्मिन्‌ द्वादशभागे गर्भाधाने स्थितो निशानाथः । 
तत्तुल्यक्षे प्रसवं गर्भस्थ समादिशोत्प्राज्ञः ॥ ४८ ॥ 
गर्भाधान समय में चन्द्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि से आगे द्वाद- 
शांश संख्या तुल्य राशि में चन्द्रमा के होने पर संभव मास में विद्वान्‌ लोगों को प्रसव 
का आदेश करना चाहिये ॥ ४८ ॥ वृहज्जातक में कहा है-- 
'तत्काळमिन्दुस हितो द्विरसांशको यस्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाङके' 
( ४अ० २१ छो० ) 
और भी इस ( तत्काल० ) इलोक की उत्पल टीका में गागि का वचन--“यावत्संख्ये 
द्वादशांशे शीतरश्मिव्यंवस्थित: । तत्संख्यो यस्ततो राशिर्जेन्मेन्दौ तद्गते भवेत्‌' ४८॥ 
तीन वषं के बाद व बारह वष के बाद प्रसव योग 
लग्ने झानेरचरांदो शनेइचरे नगे यदि निषेकः । 
वषंत्रयेण सूतिद्वादशाभिः स्याच्छशिनि चेवस्‌ ॥ ४६॥ 
यदि आधान कालिक लग्न में शनि का नवमांश हो व शनि सप्तम भाव मे होतो 
तीन वर्ष में प्रसव होता है । यदि चन्द्रमा का नवमांश लग्न में हो ओर सप्तम भावगत 
चन्द्र हो तो बारहवें वर्ष में प्रसव होता है ॥ ४६ ॥। 


१. लग्नवच्चिन्त्यम्‌ । २. आधानजन्मऋक्ष, आधाने जन्मक्षें । 


Di 


a tts dts Frade हँ "७. सुलह है. 


अष्टम अध्याय ५७ 


वृहज्जातक में कहा है-- 
“उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे यदि भवति निषेक: सूतिरब्दत्रयेण । शशिनि 
'लु विधिरेष द्वादशाब्देऽपि कुर्यात्‌’ ( ४ अ० २२ इलो० ) ॥ ४९ ॥ 
प्रसव के दिन, रात्रि काल का ज्ञान 
"तात्कालिकदिवसनिझासंज्ञः संभुदेति राशिभागो य: । 
यावानुदयस्तावान्‌ वाच्यो दिवसस्य रात्रेर्वा ॥ ५० ॥ 
गर्भाधान कालिक लग्न दिन संज्ञक या रात्रि संज्ञक जो हो उस राशिके जितने 
अंश उदित हों अर्थात्‌ भुक्त हों उतना ही दिन या रात्रि व्यतीत होने पर प्रसव कहना 
चाहिये ॥ ५० ॥ वहज्जातक में कहा है-- ह 
'यावानुदेति दिनरात्रिसमानभागस्तावदुगते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म” ( ४ अ० 
२१ इलो ० ) ॥ ५० ॥ 
विशेष--'तत्कालमिन्दु स०' इसकी उत्पल टीका में यह इलोक इस प्रकार से है- 
'तत्काळदिवसनिशासंज्ञः समुदेति राशिभागो यः। यावानुदयस्ता...'। सं० वि०वि० 
की मातृका में केवल 'समुदयति' यह पाठान्तर है ॥ ५०॥ 
प्रसव के लग्नादि का विचार 
सुनिभागे दिवसनिरोर्जन्मनि छग्नं वदेद्य क्त्या । 
उदयगणात्‌ प्रसवः स्याहि नपक्षमुहुतेमाससंज्ञर्ष्तात्‌ ।। ५१ ।! 
२इत्याधाने प्रथमं प्रसुतिकाळं सुनिश्चित कृत्वा । 
जातकविहितं च विधि विचिन्तथेत्तत्र गणितज्ञः ॥ ५२ ॥ 
पूर्वे श्‍लोक से दिन रात्रि ज्ञान करके जन्म के समय में होरादि षड्वर्ग में स्थित 
"लग्न का ज्ञान युक्ति से कहना चाहिये । इस प्रकार उदय ( लग्न ) समुदाय ( षड्व- 
रादि ) से दिन ( वासर ) पक्ष मुहुर्तं मास संज्ञक राशि में प्रसव होता है । 
इस प्रकार आधान समय में प्रथम प्रसव समय का निश्चय करके ज्योतिषी को 
जातकोक्त फलादेश का विचार करना चाहिये ॥ ५०-५२ ॥। 
विशेष--दिन पक्षादि का ज्ञान चतुर्थाध्याय के १७वें इलोक में किया है ।।५०-५२॥। 
नेत्र होन योग ज्ञान 
व्स्यातां यद्याधाने रविदाशिनो सहराशिगो छर्ने । 
दष्टो कुजसोरिभ्यां जात्यन्धः संभवति तत्र ॥ ५३॥। 
अग्नेयसौम्यदृष्टौ रविशशिनी बुदुबुदेक्षणं करुतः । 
नयनविनाशोऽपि यथा तथाघुना संप्रवक्ष्याम ।। ५४॥ 
यदि गर्भाधान कालिक सिह लग्न में सूर्य व चन्द्रमा हों और उनपर मङ्गल व 
शनि की हृष्टि हो तो जातक अन्धा होकर जन्म लेता है । यदि सूर्य चन्द्रमा, मङ्गल व 


१. हो० र० १ अ० १३८ पृ ०। २. हो० र० १ अ० १३८ पृ० । ३. च ततो । 
४. हो० र० १ अ० १४१ पृ० | 


५८ सारावली 


बुध से दृष्ट हों तो बुद-वुद्‌ ( पुनः-पुनः खुलना व बन्द होना ) नेत्र जातक के होते हैं ४ 
जिन योगों में नेत्र का विनाश होता है अब उनको कहता हूँ ॥ ५३-५४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-- रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजाकिनिरीक्षिते, नयनरहितः 
सौम्यासौम्यैः सबुद्वुद्लोचनः' ( ४अ० २० इलो० ) 
पुनः-हीन योग ज्ञान 
व्ययभवनगतरचन्द्रो वामं चक्षुवनाशायति हीनः । 
सुयस्तथैव चान्य'च्छुभदृष्टौ याप्यतां नयतः ॥ ५५ ॥ 
यदि द्वादश भाव में क्षीण चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र, सूर्य निर्वल हो तो दक्षिण नेत्रः 
का विनाश करता है । यदि द्वादशस्थ सूर्य व चन्द्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो पूर्ण फल 
नेत्र हानि का नहीं देते हैं ५५॥ 
, बृहज्जातक में कहा है--“व्ययगुहगतङ्चन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रविन शुभगदिता । 
योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः’ ( ४ अ० २० इलो० ) ॥ ५५ ॥ 
सुक योग ज्ञान 
ऋ रंग हसन्धिगतेः शशिनि वृषे भोमसोरर*विदृष्टे । 
मूक: सोम्येदु'ष्टे वाचं कालान्तरे वदति ॥ ५६॥। 
यदि पाप ग्रह, राशि सन्धि में हों और वृष राशिस्थ चन्द्रमा, मङ्गल शनि रवि से 


= 


दृष्ट हो तो गर्भस्थ वालक गूँगा होता है ! यदि वृषस्थ चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की इष्टिः 
हो तो कालान्तर के बाद वालक बोलता है ।। ५६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'अवाग्गवीन्दावशू भैभंसन्धिग: शृभेक्षितैशचेत्कुरुते गिरं चिरात्‌' 
( ४अ० १७ इलो ० ) ॥ ५६॥। 
जड, सदन्त योग ज्ञान 
क्र रेषु राशिसन्धिषु दाशी न सोम्येनिरीक्ष्यते च जडः । 
बुधनवमभागसंस्थो दानिभौमो यदि सदन्तः स्यात्‌ ।। ५७ ॥ 
यदि समस्त पाप ग्रह राशि सन्धि में हों व चन्द्रमा शुभ ग्रहों की हृष्टि से हीन हो 
तो जातक जड ( मूर्ख ) होता है। यदि शनि, मङ्गल वुध के नवमांझ में हों तो गर्भस्थ 
बाळक दांत के सहित जन्म लेता है ॥ ५७ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सन्धौ पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत्सौम्यद्ृष्टः' 
'सौम्यक्षाशे रविजरुधिरौ चेत्सदन्तोऽत्र जातः' 
| ( ४ अ० १८ इलो० ) ॥ ५७.॥ 
अधिकाङ्कः योग ज्ञान 
सौम्ये त्रिकोणसंस्थे छग्नाच्छेषग्रहैबळविहीनः । 
ढिगुणास्यपादहस्तो योगेऽस्मिन्नाहितो भवति गर्भ: ।॥ ५८ ॥ 


यदि लग्न से बुध नवमभाव वा पश्चमभाव में हो और अन्य समस्त ग्रह निर्बल हों ,* 


तो गर्भस्थ बालक के मुख पैर हाथ दूने ( द्विगुण ) होते हैं ॥ ५८ ॥ 
१. सव्यं । २. संदेष्टे । 





igs 1B! 


शाह 77 


> ee 


अष्टम अध्याय ५९. 


वृहञ्जातक में कहा है--“त्रिकोणगे ज्ञे विवलैस्ततोऽपरैरमुखा ङ्घ्रिहस्त द्विगुणस्तथा 
भवेत्‌' ( ४ अ० १७ इलो० ) ॥ 
इस श्लोक की उत्पलटीका में भगवान्‌ गागि का वचन इस प्रकार है-- 
“बलहीनंग्रेहे: सवैनेवपश्चमगे वुधे । द्विगुणाङ्घ्रिशिरोहस्तो भवत्येकोदरस्तथा' ॥५८॥ 
वामन व कुब्ज योग ज्ञान 
वामनको सकरान्त्ये लग्ने रबिचन्द्रसोरिभिर ष्टे । 
राडिति निळर्ने ककिणि * कुजाकिहृष्टेऽथःवा कुब्जः ॥ ५६ ॥ 
यदि मकर राशि के अन्तिम नवांश में लग्न हो और सूर्य चन्द्रमा व शनि से दृष्ट 
हो तो गर्भस्थ वालक वामन ( छोटा कद ) होता है। यदि ककं लग्न स्थित चन्द्रमा,. 
मंगल व शनि से दृष्ट हो तो गर्भस्थ वालक कुवड़ा होता है ॥ ५९ ।। 
वृहज्जातक में कहा है-'सौरशशाङ्कदिवाकरहण्टे वामनको मकरान्त्यविळग्ने' 
( ४ अ० १९ इलो० ) ।: 
'कुव्जः स्वक्ष शशिनि तनुगे मन्दमाहेयहप्टे' (४ अ० १८ इलो० २ चर०) ॥५४॥।. 
पङ्गु योग ज्ञान 
मीनोदथे च दष्टे उकुजाकिश शिभि: पुमान्‌ भवति पङ्गुः । 
याप्या भवन्ति योगाः सोम्यग्रहवीक्षिताः सर्वे ॥ ६०॥ 
यदि मीन लग्न हो और उस पर मंगल, शनि, चन्द्रमा की हृष्टि हो तो गर्भस्थ 
बालक लंगडा होता है । कथित समस्त योग यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो कालान्तर 
में उपाय से निर्दोष वा कुछ अल्पता होती है ॥ ६० ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'पंगुर्मीने यमशशिकुजैर्वीक्षिते लग्नसंस्थे” 
(४ अ० १८ इलो० ३ च० ) ॥६०।। 
विशेष--सं० वि० वि० की मातृका में 'याप्या' के स्थान पर “व्यर्था' थह 
पाठ है ॥ ६० ॥। 
बिना शिर पेर, हाथ के जन्म का योग 


भोसयुता रे षकाणास्त्रिकोणळग्नेषु संहृष्टाः । 
विभुजाइघ्रिमस्तक्कः स्याच्छनि रविचन्द्र बंदेदगभः ॥ ६१ ॥ 


यदि गर्भाधान काल में पञ्चमभावस्थ द्रेष्काण मंगल से युत हो और शनि, चन्द्र. 
सूर्य से इष्ट होतो विना हाथ का गर्भस्थ को कहना चाहिये । यदि नवमभावस्थ द्रेष्काण” 
मंगल से युत व उक्त ग्रहों से दृष्ट हो तो विना पैर का, लग्नस्थ द्रेष्काण भौम युत वः 
उक्त ग्रह से हृष्ट हो तो विना मस्तक का गर्भस्थ वालक को कहना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'धीनवमोदयगइच हृककाणैः पापयुते रभुजाङघ्रिशिराः स्यात्‌? 
( ४ अ० १६ इलो० ): 

तथा उत्पल टीका में भगवानु गागि का भी वचन इस प्रकार हे-- 


१. कुजाक । २. तथा ३. कुजार्कशाशिभिः । 


Ko सारावली 


लग्ने द्रेष्काणगो भौमः सौरसूर्यन्दुवीक्षित: । 
कुर्याद विशिरसं तद्वत्पञ्चमे बाहुवजितम्‌ । 
विपदं नवमस्थाने यदि सोम्येने वीक्षितः’ ॥ ६१॥ 
विशेष-निर्णय सागर से प्रकाशित मूल पुस्तक में यह श्लोक इस प्रकार है-- 
क्रूरग्रहस्त्रिकोणे त्रिकोणलग्ने शभेषु वलवत्सु । 
विशिरोङघ्रिवाहुयुग्मः शेपैरवळैर्भवति गर्भः॥ ६१॥ 
किन्तु इसका अर्थ ठीक-ठीक नहीं लगता है । सं० वि० वि० की मातृका में पूर्वाद्धे 
“इस प्रकार है--“कू रग्रहदक्काणे त्रिकोणलग्ने शु"*`' । 
यहाँ जो इलोक दिया है वह उत्पल टीका में उद्धृत है तथा भगवान्‌ गागि के 
वचन से समता रखता है ॥ ६१ ॥। 
१इत्याधानविधानं प्रसूतिसमयेऽपि योजयेद्योग्यम्‌ । 
आधाने यन्नोक्तं प्रसुतिविहितं तदपि चिन्त्यम्‌ ॥ ६२॥ 
इस आधानाध्याय में जिन-जिन योगों का वर्णन किया है उन उपर्युक्त योगों का 
“विचार जन्मकालिक लग्न से भी करना चाहिए । एवं जिन योगों का विचार इस 
“अध्याय में नहीं है आगे के नत्रमाध्याय में है उन योगों का विचार आधान के समय 
में करना चाहिये । 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां आधानेऽप्टमोऽ४मायः ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


( सुतिकाध्याय ) 
*आधाने हि मयोक्तं प्रसुतिकाळस्य निणयार्थपरस्‌ । 
तस्मिन्‌ सुपरिज्ञाते जन्साध्यायं प्रवक्ष्यामि ॥ १॥ 
आधानाध्याय में मैंने जो वर्णन किया है वह निश्चय करके प्रसूतिकाळ के निर्ण- 
-यार्थं ही किया है । अव आधानाध्याय को कहकर जन्माध्याय को कहता हूँ ॥ १॥ 
सस्तकादि से जन्मयोग ज्ञान 
शीर्षोदये विळग्ने मूर्ध्ना प्रसबोऽन्यथोदये चरणे: । 
उभयोदये च हस्ते: शुभहृष्टे शोभनोऽन्यथा कष्ट: ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय शीर्षोदय संज्ञक लग्न हो तो प्रथम गर्भ से शिर, पृष्ठोदय हो तो 
“चरण, उभयोदय लग्न हो तो प्रथम हाथ से प्रसव (जन्म) होता है अर्थात्‌ पहले हाथ 
बाहर निकलता है । यदि लग्न, शूभ ग्रह से दृष्ट हो तो सुख पूर्वक, पापग्रह से दृष्ट 
हो तो कष्ट से जन्म होता है ॥ २॥। 





१. हो० रर १ अ० १४४ पृ । २. आधानं । ३. करम्‌ । 


~ = om ssn es ४५७५५ ४२७000 0 १) "टा चिती ७ >>> 


ः 
| 





नवम अध्याय 


प्रसव स्थान का ज्ञात 
१भवनांदासहदादेशे प्रसवो ज्ञेयः सदात्र युवतीनाम्‌ । 
मिश्रगृहांदो वर्त्मनि स्थयिरराइयंदो तथा *स्वग्रहे ॥ ३॥ 
स्वग्रहनवांरो लग्ने स्वगृहेऽन्यस्मिन्यदि प्रथमहरम्ये । 
जन्म लग्न की राशि व नवमांश के समान जगह पर प्रसव ( जन्म ) होता है।' 
यदि लग्न में ढविस्वभाव राशि का नवमांझ हो तो मार्ग में, स्थिर राशि के नवांश में 
जन्म होने पर अपने घर में जन्म कहना चाहिये। यदि लग्न में अपनी राशिका 
नवांश हो तो अपने घर में, अन्य राशि का नवांश हो तो दूसरे के घर में जन्म 
होता है ।॥३-३३॥ 
वृह० में कहा है--“राश्यंशसमानगोचरे मागं जन्म चरे स्थिरे गुहे । स्वक्षाशगते 
स्वमन्दिरे""*' ( ५ अ० १३ इलो० ) ॥ ३-३३॥ 
विदोष--वृ>? जाऽ में चर नवांश में मार्ग में जन्म कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
प्रकारान्तर से प्रसवस्थान का ज्ञान 
पितृमाठृग्रहबर*तस्तरात्स्वजनग्ृहेषु बळूघोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राकारतर्नदीषु च सुतिर्नीचा"श्रितेः सौम्यः । 
नक्षन्ते लग्नेन्दू यच्यकस्था ग्रहा महाटव्याम्‌ ॥ ५॥ 
सलिळभळग्ने' चन्द्रौ जळराशो वीक्षतेऽयवा पुणं: । 
प्रसवं सलिले विद्यात्‌ वच्धदणददामगइच यदा ॥ ६॥ 
यदि पितृसंज्ञक ( सूर्यं शनि ) ग्रह जन्मकाल में बली हों तो पिता या चाचा के 
घर में, मातृ संज्ञक ग्रह (चन्द्रमा, शुक्र) बल्वानु हों तो माता (मामा) या मौसौ के 
घर में वालक का जन्म होता हे । यदि समस्त शुभग्रह नीच राशि में हों तो घर के 
बाहर वृक्ष के नीचे, या काष्ठ के घर में, या नदी के तट पर जन्म समझना । यदि सव 
ग्रह एक स्थान में स्थित लग्न व चन्द्रमा को नहीं देखते हों तो निर्जन वन ( जहाँ 
कोई मनुष्य न हो ) में जन्म कहना । यदि जन्म लग्न में जलचर राशि हो ओर 
चन्द्रमा भी जलचर राशि का हो तो जळ में ( जल के ऊपर ) अर्थात्‌ जल के समीप 
में अथवा पुर्ण चन्द्रमा जलचर राशिगत लग्न को देखता हो तो भी जल में, अथवा 
जलचर राशि का लग्न हो और चन्द्रमा जलचर राशि का दशम वा चतुर्थ भाव में 
हो तो भी जल में प्रसव ( जन्म ) कहना चाहिये ।।३३-६॥ 
बृह० में कहा है--'पितृमातृग्रहेषु तद्वलात्तरुशाळादिषु नीचगैः शुभः । 
यदि नैकगतैस्तु वीक्षितौ लग्नेन्द्‌ विजने प्रसूयते ( ५ अ० १६ इलो० ) । 
'आप्योदयमाप्यगः शशी संपूर्ण: समवेक्षतेऽथवा । 
मेषुरणवन्धुळग्नगः स्यात्सृतिः सलिले न संशय (५ अ० & इलो०) ॥४-६॥। 
दिशेष-चतुर्थं इलोक का उत्तराद्धे सं वि० वि० की पुस्तक में 'पितृमातृग्रहवम 
तत्स्वजनगृहेषु बल्योगात्‌' । यह पाठान्तर है तथा उत्पल ने भी अपनी टीका में इसी 
2003056800 0002260002 अल कका र 


१. हो० र० १ अ० १४८ पृ० । २. तथान्यगृहे । ३. स्वगृहेऽन्यस्मिन्‌ प्रतिद्वन्द्व :. 
४. वर्गे । ५. चाश्रिते । ६. भवने । 


६२ सारावली 


प्रकार उद्धृत किया है । एवं पञ्चम इलोक क्रे चतुर्थ चरण में 'महाटव्यां' के स्थान 
पर “तदाटव्यामु यह उभयत्र पाठ है ।।४-६।। 
पुनः प्रकारन्तर से प्रसव देश ज्ञान 
सोम्यरळग्ने पुर्ण स्वशुहगते शशिनि सलिळसंयाते । 
पाताररस्थंश्च शुभेजळजे छम्नेऽम्बुगेहगे शशिनि॥ ७॥ 
दुश्रिककुळीरळग्ने सोरे चन्द्रेक्षि्ति त्वबटे। 
भवति प्रसव: स्रीणां बदन्ति यवनाः सह सणित्थैः ॥ ८ ॥ 
रविजे जरजदिळग्ने क्रीडोद्याने बुधेक्षिते प्रसवः । 
रनिणा देवागारे तथोऽ्रे संब चन्द्रेण ॥ &॥ 
यदि लग्न में शुभ ग्रह हों पूर्ण चन्द्रमा स्वराशि का हो या जलचर राशिका हो 
अथवा शुभ ग्रह चतुथं भाव में हों, लग्न व चन्द्रमा जलचर राशि के हों तो जळ में 
जन्म होता है । यदि वृश्चिक वा ककं रूग्त में शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो गड्ढे में 
स्त्रियों का प्रसव होता है । ऐसा मणित्थाचार्य के सहित यवनाचार्यो का कथन है। 
यदि शनि, जलचर राशिस्थ लग्न में बुध से दृष्ट हो तो क्रीडा के उद्यान में जन्म, उक्त 
शन्ति पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो देव मन्दिर की भूमि में जन्म, यदि चन्द्र से हृष्ट 
आनि हो तो ऊषर भूमि में जन्म होता है॥ ७-९ ॥ 
वृहज्जातक में क पूण शशिनि स्वराशिगे सौम्ये लग्नगते" " "``" 
( ५ अ० ऽ शलोक ) 
'अलिककियुते विळ्ग्नगे सौरे शीतकरेक्षितेऽवटे' ( ५ अ० १० इलो० ) 
“मन्देऽड्जगते विलग्नगे बुधसूर्येन्दुनि रीक्षिते क्रमात्‌ । 
क्रीडाभवने सुरालये सोखरभुमिषु च प्रसूयते 
( ५ अ० ११ इलो० ) ।। ७-९ ॥ 
पुनः अन्य प्रकार से जन्म स्थान का ज्ञान 
आरण्यभवनळने गिरिवनदुर्ग तथा नरविळम्मे । 
रुधिरेक्षिते इसशाने शिल्पकनिलपेषु सौम्येन ॥ १०॥ 
सूर्यक्षिते गोनृपदेववासे शुक्रेन्दुजाभ्यां रमणो यदेदो । 
रक्ेऽ्यदष्टे द्विजवह्विहोत्रे नरोदये सम्प्रवदन्ति सुतियु ॥ ११ ॥ 
यदि वनचर राशि का लग्न हो तो पर्वे, वन, किला ( दुगं ) में जन्म कहना 
चाहिये । यदि पुरुषराशिगत लग्नस्थ शनि भौम से दृष्ट हो तो इमशान में, बुध से 
दृष्ट हो तो शिल्पघर में, सूर्य से हृष्ट हो तो गोशाला या राजभवन या देव मन्दिर में 
जन्म होता है । यदि शुक्र या चन्द्रमा से हष्ट शनि हो तो सुन्दर स्थान में, गुरु से दृष्ट 
हो तो अग्नि होत्र शाला में जन्म होता है ॥ १०-११ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'नुलग्नगं प्रेक्ष्य कुजः रमशाने रम्ये सितेन्दू गुरुरग्निहोत्रे । 
रविनेरेन्द्रामरगोकुलेप्‌ शिल्पालये ज्ञः प्रसवं करोति’ ॥ 


( ५ अ० :१२ इलो० ) . 








नवम अध्याय ६३ 


दथा उत्पलटीका में भी बादरायण का वचन इस प्रकार है-- 
सूर्येक्षिते गोन्‌पदेववासे शुक्र न्दुजाभ्यां रमणीयदेशे । 
सुरेज्यदृष्टे द्विजवक्लिहोत्रे नरोदये संप्रवदन्ति सूतिमु ॥ १०-११ ॥ 
सुतिका के गृह का ज्ञान 
स्वोच्चे दशमे जीवे हित्रिचतुर्भमिके गृहे प्रसव: । 
मन्दर््षादाःदालं' चतुर्थदशमस्थितै सौम्य: ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म समय में कर्क राशि का गुरु दशम भाव में हो तो २, ३ या ४ तल्ले 
{ मञ्जिल ) के मकान में जन्म होता है। शुभ ग्रह यदि शनि के नवांश में स्थित होकर 
चतुर्थ दशम भाव में हों तो वरामदा रहित मकान में प्रसव होता है ॥ १२॥ 
लघुजातक में कहा हे-- गुरुरुच्चो दशमस्थो द्वित्रिचतुर्भूमिकं करोति गुहम्‌' 
( ६ अ० ८ इलो० ) ॥ १२ :। 
स्‌तिका गृह में शयन स्थान ज्ञान 
द्वौ द्वौ राशी मेषात्‌ पूर्वादिषु संस्थितौ गृहविभागे । 
कोणेषु हिशरोरा लूग्नन्तु भवेद्धि तत्प्रमुखे:3॥ १३॥ 
यदि जन्मकाल में मेष वृष लग्न हो तो घर के पूर्वे भाग में, मिथुन में अग्निकोण 
में, कर्क सिंह में दक्षिण में, कन्या में नेत्र त्य कोण में, तुला वृश्चिक में पश्चिम में, 
धनु में वायव्य कोण में, मकर कुम्भ में उत्तर मे, मीन में ईशान कोण में, सूतिका 
झायन स्थान होता है ॥ १३ ॥ बृह० में कहा है--- 
प्राच्यादि गृहे क्रियादयो द्वौ द्वौ कोणगता ह्विमूतेय:' (५ अ० २१ इलो०) ॥१३॥ 
विशेष- श्लोक का भावार्थ-मेष राशि से दो दो राशि घर के पूर्वादि दिशाओं 
में, तथा ४ द्विस्वभाव राशि चारों कोण में न्यास करना चाहिये । उन राशियों 
में लग्न प्रमुख होता है ॥ १३॥ 


प्रसव गृह में वरासदे का ज्ञान 
दिग्भाग रार मण्डर केन्द्रे षु खगेषु तच्छाला । 
झषमृगहयबलवत्त्वे गृहं द्विशाळ) त्रिशालं च॥ १४॥ 
पूवं इलोक से राशि चक्र का न्यास दिशाओं में करने से जिस दिशा के केन्द्र में 
अर्थात्‌ राशि में ग्रह हों तो उस दिशा के घर के आगे वरामदा कहना चाहिये । यदि 
मीन मकर धनु राशि बलवान हों तोदो या तीन वरामदे वाले घर में जन्म 
होता है ॥ १४॥ 
विदेष--तं० वि० वि० की पुस्तक में विशाळ के स्थान पर द्विशाल यह पाठ 
मिलता है । तया अथ के स्थात पर झष है॥ १४॥ . 


१. साले । २. लग्नस्य । ३. प्रमुखे । ४. अथ । ५. विशाल । 





६४ सारावली 


सृतिका गृह स्वरूप ज्ञान 
चित्रं नवं भुगुसुते च हढं गुरो च 
दग्ध कुजे दिनकरे परिपुर्णकाष्टम्‌? । 
चन्द्रे नवं च बहुशिल्पक्ृतं बुधे च 
जीण भवेद्गहमिहोष्णकरात्मजे च ॥ १५॥ 
यदि जन्मकाल में शुक्र बलवान्‌ हो तो विचित्र व नवीन, गुरु बली हो तो मजत्रूत,. 
मंगल सबल हो तो जला हुआ,, सूर्य बळी हो तो काष्ठ से पूर्ण, चन्द्रमा उरली होतो 
नवीन, बुध बली हो तो अत्यन्त शिल्प कला से युत, शनि बलवान्‌ हो तो पुराना घर 
सूतिका का होता है ॥ १५॥ 


बृह्‌० में कहा है--'जीण॑ संस्कृतमकंजे क्षितिसुते दग्धं नवं शीतगोः। काष्ठाढ्य' न 
दृढं'""' ( ५ अ० १६ इलो ० ) ॥ १५ 1! 
सुतिका गह के द्वार व समीप के घर का ज्ञान 
वासगृहे द्य नगतात्‌ द्वारो दिक्पाळकात्‌ दळोपेतात्‌ । 
भवनग्र हसं योगे: घ्रतिवेइमाश्चिन्तनीयाः स्युः ॥ १६॥ 
देवाळयाम्ब्रुपावकको शविहारस्तथोत्क रो? भूमेः । 
निद्रागृहं च भास्करशादिकुजगुरुभार्गवाकिबुधयोगात्‌ ॥ १७॥ 
जन्म काल में केन्द्र में जो ( यहाँ यन शब्द केन्द्र का द्योतक प्रतीत होता है 
ग्रन्थान्तर से समता के लिये ) ग्रह वलवान्‌ हो उस ग्रह की दिशा में सूतिका के घर 
का दरवाजा समझना चाहिये । तथा घर के देने वाले ग्रह ( चित्रं नवं १५ वें इलोक 
से) की जिस दिशा नें जैसी स्थिति में ग्रह हो उसी प्रकार से अन्य घर समझना 
चाहिये । यथा रवि से उस दिशा में देवालय, चन्द्रमा से जलाशय, मंगल से अग्नि घर 
( रसोईधर ) गुरु जहाँ हो अर्थात्‌ जिस दिशा में हो वहाँ धन सञ्चय घर, शुक्र हो तो 
बिहार स्थान ( रतिघर ), शनि से कतवारखाना, बुध से शयनागार सूतिका के घर 
से कहना चाहिये ॥ १६-१७ ) बृह० मं कहा है-- 
'द्वारः्च तद्‌ वास्तुनि केन्द्रसंस्थैज्ञेयं गृहैवीर्यसमन्वितर्वा ॥| १६-१७॥। 
विशेष--यदि केन्द्र में कोई ग्रह नहीं हो तो सबसे बली ग्रह की दिशा में द्वारः 
कहना चाहिये । तथा अन्य घरों को तत्तद्‌ ग्रहवश कहना चाहिये ॥ १६-१७॥ 
सुतिका को शय्या का ज्ञान 
३खर्‌वास्थितिर्भदनवद्य तविहगसमानि तत्र चिह्नानि । 
आस्तरणानि च विद्यात्‌ दृष्टिशुभकृतानि देवज्ञ:॥ १८ ॥ 
घ्राच्यादिगुहद्वितयं द्विरारीरा राशयश्च गात्राणि । 
आजानुशिर:शायनं ग्रहतुल्यं लक्षण तत्र॥१६॥ 
ग्रहयुक्त वा नियतं विनतत्वं च हिमूतिरारिषु च । 
षट्त्रि नवान्त्याः पादाः भ्पर्यङ्केऽङ्कानि राशय: दोषा: ॥ २० ॥ 


ज 


१, जीर्णं । २. उपस्करस्थानम्‌ । ३. हो० र० १ अ० १६६ पृ० । ४. पर्यन्ते ॥ 





शर नवम अध्याय ६५ 


सूतिका की शय्या का ज्ञान घर की तरह करना चाहिये । शय्या के जिस माग में 
ग्रह जिस स्थिति में हो उसो प्रकार से वहाँ चिह्नों को कहना, तथा बिस्तर का ज्ञान 
लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से देवज्ञ ( ज्योतिषी ) को जानना चाहिये । 
पूर्वादि दिशाओं में दो दो राशि एवं द्विस्वमाव राशियों ( ३।६।९।१२ ) को कोण 
में ( पायो पर ) न्यास करने से शय्या का स्वरूप होता है, अर्थात्‌ शय्या में १२ भावों 
का न्यास इस प्रकार से करना चाहिये -लग्त व द्वितीय माव को सिर की ओर, तृतीय 
भाव को सिर के दक्षिण पावा पर, ४, श्वाँ दक्षिण पाटी पर, षष्ठ भाव को पैर के 
दक्षिण पावा पर, ७, ८ वां भाव पेर को पाटी पर, देवां भाव पैर के वाम माग के 
पावा पर, १०, ११वाँ माव, वाम पाटी पर और बारहवें भाग को सिर के वाम माग 
के पावा पर न्यास करने से पाँय से सिर तक शय्या की स्थिति होती है । ग्रह के समान 
शय्या के लक्षण कहना चाहिये । द्विस्वमाव राशि जिस अंग (रय्या के ) में ग्रह युक्त 
हो वहाँ पर शय्या में टेढ़ापन समझना । पाप ग्रह से उस अंग में आघात कहना । 
६, ३, ६; १२ राशि भाव शय्या में पावा होती हैं और अन्य राशि शब्या के अंग 
होते हैं । ॥ १८-२० ॥ बृह० में कहा है-- 
'शय्यास्वपि वास्तुवद्ददेत्पादेः षट्‌्त्रिनवान्त्यस स्थित? ( ५ अ० २१ इलो० ) 
॥ १८-२० ॥ 
सुतिका का भूमि शयन व उपसुतिका ज्ञानः 
नीचस्थे भूशयनं चन्द्रे*प्ययवा सुखे विलग्ने वा । 
शशिलग्नविवरयुक्तग्रहतुल्याः सूतिका ज्ञेयाः ॥ २१ ॥ 


१अनुदितचक्राधंयुतरन्तबंहिरन्यथा वदन्त्येके । 
लक्षणरूपवि ूषणयोगस्तासां शुभेर्योगात्‌ ॥ २२ ॥ 


क्र विरूपदेहाः लक्षणहीनाः सुरौद्रमलिनाश्च । 
मिश्रमंध्यमल्पा बलसहितेः सवंमेवमवधायंम्‌ ।। २३॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा नोच राशि में होकर चतुर्थं माव में वा लग्न में स्थित 
हो तो सूतिका का निवास (शयन) भूमि में होता है । अब उपसूतिका का ज्ञान बताते 
हैं । लग्न व चन्द्रमा के मध्य में जितने ग्रह हों उतनी वहाँ उपसुतिका (प्रसव के समय 
अन्य स्त्री ) होती हैं। अनुदित चक्रार्द ( लग्न से सक्षम तक ) में 1जतने ग्रह हों 
उतनी सहायक ( उपसूतिक्रा ) स्त्री मीतर और सप्तम से लग्न तक जितने ग्रह हों 
उतनी उपसूतिका बाहर में समझना चाहिए । उन ग्रहों में मी जित) शम ग्रह हों जिस 
२ चक्काद्धं में हों उतनी सुलक्षणा सुरूपा, अलङ्कार युता समझना, क्ररग्रहों से कुरूपा, 
कुलक्षणा, मलिना, दुमंगा स्त्री कहना चाहिए । मिश्र ( शुमाशुम ) ग्रहे हों तो मध्यम 
रूप गुणादि से युत, इस प्रकार ग्रहों के बल के आधार पर तब फल कहना चाहिए 
॥ २१-२३ ॥ वृह० में कहा है-- 
१. हो० र० १ आठ १७० १० । 


६ सारावली 


“छग्नचन्द्रान्तरगतेग्रंहैः स्युरुपसूतिकाः । बहिरन्तश्च चक्रार्थे हब्याद्ये$न्यथा परे” 
“नोचसंस्थेश्च भूमौ’ ( ५ अ० १७ इलो० ) ॥ २१-२३ ॥। 
सुतिका के घर में दीपक का स्थान व स्वरूप 
द्वादशभागविभक्ते' वासगृहेऽवस्थिते सहत्रांशौ । 
दीपश्चरस्थिरादिषु तथेव वाच्यः प्रसवफाले ॥ २४॥ 
पूर्वोक्त रीति से सुतिका के घर में १२ राशियों को १२ भाग में विभक्त करके 
जिस राशि में सूर्यं जिस भाग में स्थित हो वहाँ दीपक समझना चाहिए । यहाँ भी राशि 
त्यास करते समय प्राच्यादि क्रम से ही न्यास करना चाहिए । यदि सूर्यं चरराशिगत 
हो ठो दीपक को चल, स्थिर में स्थिर, द्विस्वभाव में कमी चळ, कमी स्थिर, समझना 
चाहिए ॥ २४ ॥ वृहञ्जातक में कहा हैं -- 
'दीपोऽकंयुक्तक्ष॑ंवशाच्चराद्यः? ( ५ अ० १८ इलो २ च० ) ॥ २४॥। 
दीपक की वात्त व तेल का ज्ञान 
यावल्लग्नादुदितं वातिदंग्धा तु तावती भवति । 
दीपः पूर्ण पूर्ण: शशिनि क्षीणे क्षयस्तु तेलस्थ ॥ २५॥ 
जन्म काल के समय लग्न के जितने अंश उदित (शुक्त) हों उतना भाग बत्ती का 
जला हुआ समझना । यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो दीपक में तेल मी पूण, क्षीण चन्द्रमा हो 
तो तेल अल्प कहना चाहिए ॥ १५ ॥ | 
वृह० में कहा है-'स्नेहः शशाँकादुदयाच्च ्वात्त:' ( ५ अ० १८ इलो ० १ पादः ) ।२५। 
अधिक दीप का ज्ञान 
२*बलवति सुर्य दृष्टे बहून्‌ प्रदीपान्‌ बदेत्‌ कुपुत्रेण । 
अन्येरपिः गतवीयेः सुतौ ज्योतिस्तृणेभंवति॥ २६॥ 
यदि जन्मकाल में बलवान्‌ सुर्य, भौम से दृष्ट हो तो प्रसव काल में अधिक दीपक 
समझना, यदि अन्य ग्रह निबल हो तो प्रसव में तृण जल।कर प्रकाश होता है ॥२६॥ 
प्रसव के समय अन्धकार का ज्ञान 
सोरांशेऽत्र जलांशे चन्द्रेऽकजसंयुतेऽयवा हिबुके । 
तदृदृष्टे दा कुर्यात्तमसि प्रसवं न संदेहः ॥ २७॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा शनि के नवांश में वा जलचर राशि के नवमाँश में, या 
हानि से युत चतुथं भाव में अथवा दानि से दृष्ट चन्द्रमा हो तो अन्धकार में जन्म होता 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
वृह्‌० में कहा हैं--मन्दक्षांशे शशिनि हिबुके सरू दृष्टे$जगे वा, तद्युक्ते वा तमसि 
शयनम्‌’ ( ५ अ० १७ इलो ० ) ॥ २७ ॥ 
पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग का ज्ञान 
होरामनीक्षमाणे शशिनि परोक्षस्थिते पितर जातः । 
मेष्रणाच्च्यृते वा चरभे भानो विदेशगते॥ २८ ॥ 


१. भागच्छन्ने । २. हो० र० १ अ० १६० पु० । ३. रपगत । 








नवम अध्याय ६७ 


द्यनिशोरकासितयोः कुजेन सन्दृष्टयो: पितान्यगतः ) । 
चरराशी परदेशे युक्तेक्षितयोस्तु तत्र मृतः ॥ २९ ॥ 
पञ्चभनवमद्यू ने पापैरर्कात्तृ पापसदृष्टे; । 
वद्धः पिताऽन्यदेशे राशिवशात्‌ स्वेश्यवा सार्गे ॥ ३० ॥ 
यदि जन्म समय में लग्न, चन्द्रमा से अदृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना, 
-दशमभाव से च्युत (अर्थात्‌ ११, १२, वा ८, ६, माव में) सूर्य चरराशि में होतो 
परदेशस्थ पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए । यदि दिन में जन्म हो तो सूय, 
रात्रि में जन्म हो तो शनि, मंगल से दृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म । यदि सूयं, 
शनि, चरराशि में मौम से युत या इष्ट हों तो परदेश में पिता को मृत समझना 
चाहिए । सूयं से ५, ६, ७ भावों में पापग्रह, पापग्रह से दृष्ट हो तो पिता को बन्धन 
(जेल) में कहना, चर राशिस्थ ग्रह होने पर अन्य देश में, स्थिर में स्वदेश में, द्विस्व- 
भाव में मागं में समझना चाहिए ।! २८-३० ॥। 
वृह० में कहा है--'पित्तुर्जात: परोक्षस्य लग्तमिन्दावगर्य़ति । विदेशस्थस्य चरभे 
अध्याद्‌ भ्रष्टे दिवाकरे ( ५ अ० १ इलो० ) ॥ २८-३० ॥ 
कष्ट सें प्रसव व माता सुख ज्ञान 
जायात्रिकोणसंस्थेः छरेरानन्दर्बाजत: प्रसव: । 
दशमचतुर्थोपगतैः सौम्य: संपत्तयो विपुला: ॥ ३१ ॥ 


यदि जन्मकाल के समय में सक्षम, नवम, पंचम भावों में पापग्रह हों तो कष्ट से 
श्रसव होता है । यदि चतुर्थ, ददाम भाव में शुभग्रह हो तो सुख से प्रसव व अधिक 
सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ३१ ॥१ 
परजाव जन्म योग ज्ञान 
पश्यति न गुरुः शशिनं लग्ने च दिवाकरं सेन्दुम्‌ । 
पापयुतं वा सां चन्द्र यदि जारजातः स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
गुरुशशिरवयो नोचे सूतो लर्नेऽयवाकसुनुश्च । 
रूग्नोडपभुगुपुत्राः शुभेरदृ्टास्तथान्यजातश्चः ॥ ३३ ॥ 
यदि जन्म समय में लग्न व चन्द्रमा गुरु से अहृष्ट हों अथवा एकराशिगत सूय व 
न्द्रमा को गुरु न देखता हो तो, वा पापग्रह से युत सुर्य चन्द्रमा पर गुरु की हृष्टि 
का अभाव हो तो जातक जार से अर्थात्‌ दूसरे से उत्पन्न कहना चाहिए । यदि गुरु, 
चन्द्रमा, सुयं नोच राशि में हों अथवा शनि लग्न में हो व लग्न, चन्द्रमा, शुक्र पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि का अभाव हो तब मी परजात अर्थात्‌ अन्य से उत्पन्न जातक को 
समझना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
बृहे० में कहा है--“न लग्नमिन्दु च गुर्वाचरीक्षते न वा शशाङ्क रविणा सप्रागतम्‌ । 
सपापकोऽक ण युतोऽयवा शशी परेण जातं प्रबदान्ति तिश्चयात्‌ (५अ० ६ इछो ०) ।।३२-३३।। 


१. प्यसवत्‌ । २. जातः स्यात्‌ । 


६८ "अर सारावलो 


विज्षेष--इस पद्य के आगे सं० वि० वि० की पुस्तक में परजात योग के परिहार 
में एक पद्य अधिक इस प्रकार से प्राप्त है-- 
गुरुक्षेत्रगते चन्द्रे तद्युक्ते वान्यराशिगे । तद्द्रेष्काणे तदंशे वा न परेर्जात इष्यते ॥३४॥ 
अर्थ--यदि गुरु की राशि ( ९१२ में चन्द्रमा हो तो, अथवा अन्य किसी राशि 
में चन्द्रमा गुरु से युत हो तो, अथवा गुरु के द्रेष्काण में वा नवमांश में स्थित चन्द्रमा 
हो तो भी बालक दूसरे से उत्पन्न नहीं होता है किन्तु वृहू को उत्पल टीका में यह 
पद्य भगवान्‌ गार्गि के नाम से उद्धृत है । मनीषीगण इसका विचार करें कि किसका 
यह श्‍लोक है ॥ ३२-३३ ।। 
प्रसव समय में मातुकष्ट का ज्ञान 
क्लेशो मातुः करेबन्ध्वस्तगतेः शशाङ्धयुक्तेर्वा । 
चन्द्रात्‌ सप्तमर'शौ पापा सरणाय* वक्रसन्दृष्टाः ॥ ३४॥ 
चन्द्राहशमे भानुर्मातुर्मणं करोति पापयुतः। 
शुक्रात्‌ पञ्चमभवने'` सोरियुतस्तेनः वा दृष्ट: ॥ ३५॥ 
चन्द्रात्त्रिकोणराशी रविजो मातुर्वंधं दिशति रात्री । 
शुक्रा्तयेब दिवसे भोमः पापेन सन्दृष्टः ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में पापग्रह के साथ चन्द्रमा चतुथं वा सप्तम माव में होतो 
मातृकष्ट के साथ प्रसव (जन्म) समझना (कहना) चाहिए । अथवा चन्द्रमा से सक्षम 
राशि में भौम से हृष्ट पापग्रह हों तो माता का मरण होता है । चन्द्रमा से दशम स्थान 
में पापयुत सूयं हो तब मी माता का मरण होता है तथा शुक्र से पञ्चम स्थान में सूयं 
शनि से युत वा दृष्ट हो तो मो माता का मरण होता है। यदि रात्रि में जन्म हो व 
चन्द्रमा से पंचम वा नवम स्थान में शनि पापग्रह से दृष्ट हो तो भी मरण, अथवा 
दिन में जन्म हो, शुक्र से पंचम वा नवम माव में मंगल पापग्रह से दृष्ट हो तब भी 
माता का मरण कहना चाहिए ।॥३४-३६ ॥ 
बृह० में कहा है-' पापेश्चन्द्रस्मरसुखगतै क्लेशमाहुर्जनन्याः । (५ अ० ६७ इलो०) 
विशेष मातृकष्टकारक योग वृहत्पाराशार, सर्वार्थचिन्तामणि में भी इनसे मिन्नः 
प्राक्त होते हैं ।। ३४-३६ ॥ 
माता से त्यक्त योग का ज्ञान 
कुजसौरयोस्त्रिकोणे . चन्द्रऽस्तगते वियुज्यते मात्रा । 
दुष्टे सुरेन्द्रगुरुणा सुखान्वितो दीर्घजीवी च॥ ३७॥ 
श्रियते पापंदुंष्टे शशिनि विलग्ने कुजेऽस्तगे त्यक्तः । 


लग्नाच्च ५ लाभगतयोवं सुधासुतमन्दयोरेवम्‌ ॥ ३८॥ 
पश्यति सौम्यो बलवान्‌ याद्गगृह्वाति तादृशो जातः । 
शुभपापग्रहदुष्टे परेगहोता5थबा* स्रियते ॥ ३९ ॥ 


१. मरणाय निदिष्टा: । २. नवमे । ३. सौरियुतोऽकोऽथ । ४, त्स्वला, स्तला” 
५. गृहीतोर्शप स म्रियते । 





नवम अध्याय ६६ 


यदि जन्मकाल में सूर्यं व भोम एक राणि में हों और उस राशि से नवम वा 
पंचम वा सक्षम में चन्द्रमा हो तो माता जातक का त्याग कर देती है । यदि इस. योग 
में चन्द्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो माता के त्यागने पर भी जातक सुखी और दीर्घायु 
होता है। यदि लग्नस्थ चन्द्रमा व सक्षमस्थ मोम पापग्रह से दृष्ट हों वा लग्न से लाम 
साव में शनि-मंगल हों तो मी माता से बालक का त्याग होता है व वालक मृत-होता 
है । यदि इन योगों पर बली शुमग्रह की दृष्टि हो तो अर्थात्‌ चन्द्रमा पर शुभग्रह की 
दृष्टि होने पर शुमग्रह जिस वर्ण का हो उसी वणं के व्यक्ति के हाथ में जातक आकर 
जियेगा । यदि शुम पाप दोनों की दृष्टि हो तो दूगरे के हाथ में जाने पर भी बालक 
मर जाता है ॥ ३७-३६ ॥ " 
वृह्‌० में कहा है--आराकजयोस्त्रिकोणगे चन्द्रेऽस्ते च विसृज्यतेऽम्बया । 
हृष्टेऽमरराजमन्त्रिणा दीर्घायु: सुखभाक्‌ च स स्मृतः ॥ 
पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजेऽस्ते त्यक्तो विनश्यति कुजाकंजयोस्तुपापे । सोम्येऽपि "`` 
( ५ अ० १४-१५ इलो० ) ॥ ३७-३९ ॥ 
विशेष -सं० वि० वि० की पुस्तक में ३८ दोक का उत्तराद्धं इस प्रकार है-- 
“लग्नास्तलामगतयो वसु"'"।' बृह० के १५वें इलोक की टीका में लग्नाच्च लाभगतयो:' 
यह पाठ है इसलिये मूल में यही दिया गया है । लग्नात्स्वलामगतयो: इस पाठ में स्व 
शब्द का वास्तविक कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता है ॥ ३७-३९ ॥ 
प्रकारान्तर से ज्ञान 
१एकाँशस्थितयोर्वा यमारयोस्त्यञ्यतेऽयवा मात्रा । 
लग्नात्सप्तमभवने भोमे शझनिवीक्षिते नियतम्‌ ॥ ४०॥ 
याद्क्पश्यति सोम्यस्तत्तल्यगुणं सुत: समाधत्ते । 
पितृजननोसादृश्यं रवेः शशाङ्कस्य बलयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि शनि व भौम किसी मी राशि में एक अंश ( एक नवांश ) में हों तो माता 
चालक का त्याग कर देती है । लग्न से सक्षम भाव में मंगल शनि हो तो निश्‍चय माता 
त्याग कर देती है । जिस शुम ग्रह की दृष्टि लग्न व चन्द्रमा पर हो उस शुम ग्रह के 
गुण त्यक्त बालक में होते हैं। यदि रवि बलवान्‌ हो तो पिता के समान, चन्द्र बली 
हो तो माता के सदृश बालक का गुण व स्वमाव होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
वृहत्पारा० में कहा है—'एकांशकस्थो मन्दारौ यत्र कुत्र स्थितो यदा? ( ९ अ० 
३३ इलोक ) ॥ ४०-४१ ॥ 
नालवेष्टित जन्म योग ज्ञान 


सिहाजगोभिरुदये जातो नालेन वेष्टितो जन्तुः । 
लग्ने कुजेऽ्र सोरे राइयंशसमानगात्रश्च ॥ ४२ ॥ 


१. एकांश्ावस्थितयोरयंमारयोस्त्यज्यते मात्रा । २. सुतम्‌ । 


७० सारावली 


यदि जन्मकाल में सिह, मेष वा वृष लग्न हो और उस लग्न में भौम या शनि 


स्थित हो तो बालक का जन्म नाल से वेष्टित कहना । लग्न में जिस राशि का 


नवांश हो वह राशि कालपुरुष के जिस अंग में - हो उस अंग को नाल से वेष्टित कहना 


चाहिए ॥ ४२ ॥ 


बृहज्जातक में कहा हे--'छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरे$थवा कुजे । राइयंश-: 


सहशे गात्रे जायते नाळवेष्टितः' ( ५ अ० ५ इलोक ) ॥ ४२ ॥ 
सपंवेष्टित जन्म योग ज्ञान 
भौमरानिद्रेक्काणे पापे लग्ने स्थिते शशियुते) चा । 
इचेकादशगः सौम्येरभिवेष्टितको भुजङ्गेन ॥ ४३ ॥ 
यदि जन्मकालिक लग्न में शनि या भौम का द्रेष्काण हो, उसमें (लग्न में) पाप 
ग्रह वा चन्द्रमा हो व द्वितीय एवं एकादश भाव में शुभ ग्रह तो सपं से वेष्टित का 
जन्म होता है ॥ ४३ ॥ 


वृह० में कहा दै--चशाङ्क पापलग्ने वा वृश्चिकेशत्रिमागगे । शुभ: स्वायस्थि-. 


तैर्जातः सपंस्तद्वेष्डितोऽपि वा ॥ (५ अ० ३ इलोक ) ॥ ४३ ॥ 
विशेष - बृहज्जातक में केवल शोम के द्रेष्क्राण में लग्न को कहा है। यहाँ 
ग्रंथकार ने शनि के द्रेष्क्राण में भी योग का वर्णन किया है। उत्पल टोका में भगवानु 
गागि ने भी मंगळ के द्रेष्काण में ही योग कहा है) यथा-“मोमद्रेष्काणगे चन्द्रे 
सोम्यैरायधनस्थितैः । सरपस्तद्वेष्टितस्तद्वत्पापलग्ने विनिदिशेत्‌. ।॥ तथा उत्पल टोका 
में सारावली का वचन भी “मौमहृक्काणगतेन्दौ लग्ने वा संस्थिते वदेज्जातम्‌ । द्ये क़ा- 
दशगेः सौम्येरहिवेष्टितको भुजंगो वा ।। इस प्रकार है । किन्तु प्रकाशित पुस्तकों में व 
सं० वि० वि० की पुस्तक में उत्पल द्वारा उद्धृत पद्य नहीं प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 
यसरू जन्म योग ज्ञान 
सुर्यश्चतुष्पदस्थः शोषा द्विशरोरसंस्थिता बलिनः । 
कोशर्वेष्टितदेहो यमली खलु संप्रजायेते* ।। ४४॥ 
यदि जन्म समय में सूयं चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, धनु का पराद्धे और मकर 
का पूर्वाद्ध) राशि में हो व बली अन्य सब ग्रह द्विस्वमाव राशि में हों तो एक नाल 
से वेष्टित दो बालकों का जन्म कहना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
बृह० में कहा है--“चतुष्पादगते मानौ शोषेर्वीयं्मन्वितैः । द्वितनुस्थेशच यमलौ 
अवतः कोशबेष्टितो' ( ५ अ० ४ इलोक ) ॥ ४४ ।। 
जातक के शारीर व वर्ण का ज्ञान 
लग्ननवभागतुल्या मूतिबेलसंयुताद्ग्रहाद्वापि । 
नवभागाद्वर्णोक्ति: शशियोगात्तत्र सुतस्य 11 ४५ ॥ 


१. सुते । २, प्रसुयेते । 





नवम अध्याय ७१ 


बहवो यदि बलयुक्ता सिश्रा मूर्तिस्तदा वाच्या । 
कुळजातिदेशपुरुषान्‌ बुद्धचाऽऽदेशं समादिशेत्तञ्ज्ञः ॥ ४६ ॥। 


जन्मकालिक लग्न में जिस राशि का नवाश हो उसका जो स्वामी ग्रह हो उसके 
सहृद्य अथवा जन्मक्रालिक ग्रहों में जो सबसे बळी ग्रह हो ( ग्रह व राशि में जो बली ) 
उसके समान शरीर कहना चाहिए । चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में हो वा रादि स्वामी 
के तुल्य जातक का वणं कहना चाहिए । यदि अधिक ग्रह गली हों तो उन सबके समान 
मिश्चित देह और वर्ण समझना चाहिए । कुल, जाति, देश, व्यक्ति को समझकर विद्वानु 
ज्योतिषी को जातक के शरीर व वर्ण का आदेश करना चाहिए ॥४६-४६ ॥ 
बृह० में कहा है--'लग्ननवांश्पतुल्यतनुः स्याद्वीर्ययृतग्रहतुल्यतनुर्वा । चन्द्रसमेत- 
नवांशपवर्णः ( ५ अ० २३ इलोक ) ॥ ४५-४६ ॥ 
जातक को प्रकृति का ज्ञान 
त्रिशऱट्धागे भानुग्रहस्य 'यस्य स्थितो भवति। 
तत्तुल्याः प्रकृतिः स्यादेवं मुनयोऽध्यवस्यन्ति ॥ ४७ ॥। 
तत्कालसुहृदरित्वं बलं च नोचोच्चमध्यसं श्रितताम्‌ । 
ज्ञात्वा ग्रहस्वभावांस्तेभ्यः संचिन्त्यमन्यदपि || ४८ ॥ 
जिस ग्रह के त्रिशांश में सूर्य हो उत ग्रह के समान जातक की प्रकृति होती है ऐसा 
मुनियों का कथन है । जन्म समय में ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, बल, नीच, उच्च, स्थिति 
व ग्रह स्वमाव को जानकर अन्य विपथ का भी विचार करना चाहिए ॥४७-४५।। 
जातक के पिता व साता के सरण योग का ज्ञान 
२ क्षीणे शाकिनि सपापे माता ख्रियते पिता रवो तद्त्‌ । 
बलिभिदृष्टे भिश्चेवर्याधिः सौम्ये: शुभं भवति ॥ ४९॥ 
यदि जन्मकाछ में क्षीण चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो व पापग्रह से दृष्ट हो तो माता 
का मरण होता है । इसो प्रकार सूयं निबंल सपाप हो एवं पापग्रह से दृष्ट हो तो 
पिता का मरण कहना चाहिये । यदि शुम पाप दानों से युत हो तो क्लेश कारक, 
यदि शुम ग्रह से सूयं चन्द्रमा दृ हों तो पिता माता को शुम होता है || ४९ ॥ 
साता पिता के सुख योग का ज्ञान 
दिपुलविमल्भूतिः स्वोच्चगो वा स्वराशो 
गुरुसितयुतइन्दुर्वोधनेनानुदृष्डः । 
अतिशयशुभदाता पञ्चमे चाऽपि मातुः 
पितुरपि खलु तदह्ृत्‌ भास्करः सबंदेब ॥ ५०॥ 
यदि जन्म के समय पः्चम भाव में परिपूर्ण चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र से युत हो और 
बुघ से दृष्ट हो तथा अपनी राशि में वा उच्चराशि में स्थित हो तो माता के लिये 
अत्यन्त शुभफळ देता है । इसी प्रकार सूयं अपनी राशि में या स्वोच्च राशि में शुक्र 
गुरु से युत पंचम माव में बुध से € हो तो पिता को सुख देनेवाला होता है ॥५०॥ 
इति कल्याणवर्मविराचितायां सारावल्यां सूतिकाष्यायो नवमः ॥ 





१. यस्येह संस्थितो । २. हो० र० १ अ० १७४ पृ० । 


७२ सारावला 


दठासोध्याय? 


आयुर््ानाभावे सवं विफलं प्रकोतितं यस्मात्‌ । 
तर्मात्तज्ज्ञानाथे रिष्डाच्यायं प्रबक्ष्पामि ॥ १ ॥ 


जब तक आयु का ज्ञान नहीं होता है तब तक जातकोक्त समस्त फल ( विचार ) 
निष्फल होता है । इसलिए आयु ज्ञान के लिये में अरिष्टाव्याय ( बालारिष्ट ) को 
कहता हूँ ॥ १ ॥। 

पुरुष-बनिता ग्रहों के बल ज्ञान 
ओजे स्थिताः पुमांसः शुक्लेऽहनि सुरिभिः समाख्याताः । 
य॒ग्मभवनेषु सर्वे कृष्णे निशि योषितो बलिनः ॥ २॥। 
यदि जन्म शुक्ल पक्ष व दिन में हो तो विषम राशि में पुरुष ग्रह, कृष्ण पक्ष रात्रि 
में जन्म होने पर सम राशि में स्त्री ग्रह बली होते हैं ॥ २॥ 
तोन प्रकार के अरिष्टो का ज्ञान 
त्रिविधमिह शास्त्रकारा 'नियतमनियतं च योगजं प्राहुः । 
योगसमुत्थं तावद्दक्षमे पश्चात्तु परिशेषो ॥ ३॥ 

१ नियत, २ अनियत, ३ योगज ये तीन प्रकार के अरिष्ट शास्त्रकर्ताओं ने वर्णन 
किये हें । इन तीनों में प्रथम योगज अरिष्ट को कहता हूं । रोष नियत, अनियत 
अरिष्टो को पीछे कहूँगा ॥ ३॥ 

तृतीय वर्ष में अरिष्ट योग ज्ञान 
-२ बु हस्पतिभोंमगृहेऽष्टमस्थः  सूर्येन्दुभो माकंजदृष्टमृतिः । 
अब्देस्त्रिभिर्भागंबदूष्टिहीनो लोकान्तरं प्रापयति प्रसुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

जन्म काळ के समय यदि मोम को राशि (१, ८) में अष्टम माव में गुरु हो 
और सूर्य, चन्द्रमा, मोम व शनि से दृष्ट हो एवं शुक्र का दृष्टि से रहित (गुरु) हो 
तो जातक का तीसरे वषं में मरण होता है ॥ ४ ॥ 

जातकाभरण में कहा है-मोमालयेर्कारशनीन्दुहष्टे । (अरिष्टा० २ इलो०) ॥४॥ 

दूसरे वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
वक्री शनिभोंमगृहं प्रपन्नरचन्द्रेऽऽटषष्ठेऽय चतुष्टये वा । 
कुजेन सम्प्रा्बलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवयति प्रजातम्‌ ॥ ५॥ 

यदि जन्म समय में वक्री शनि भौम की राशि ( १, ८) में हो, एवं चन्द्रमा ६, 

८, १, ४, ७, १० में बली मोम से हृष्ट हो तो जातक २ वषं जीता है ॥ ५॥ 
जा० म० में कहा है-षण्ठाष्टमे वापि चतुश्ये वा, ( अ० ३ इलो० ) ॥५॥ 


१. नियमनियमं च । २. हो० र० ५ अ० ६१७ पृ०। 





> 
me ees he MS ~ सजकनबीकक- 4-9. FS ्नाएएंणो 1 I ¦ 
| जु 


हे TY COE खेली. RRS > COs ble pisihmintiabnesseinasnsuse क 


दशस अध्याय ७३ 


नवस वर्ष के बाद अरिष्ट ज्ञान 
भास्करहिसकरसहितः शनेइचरो मृत्युदः प्रसवकाले । 
वषेनंवभियतिरित्याह ब्रह्मशौण्डःख्य: ।। ६ ।। 
यदि जन्म समय मे सूर्य चन्द्रमा के साथ शनि हो तो नवम वषं के अनन्तर जातक 
को मृत्यु होती है । यह कथन ब्रह्माशौण्ड का है ॥ ६ ॥ 
जा० म० में कहा है-'चन्द्राकंयुग्जन्मनि भानुसूनुः करोति नूनं निधनं नवाब्देः'॥।६। 
१ सास में अरिष्ट का ज्ञान 
भौमदिवाकरसोराइ्छिद्रे जातस्य भोमगृहे' । 
ज्ियतेश्वश्ये स नरो यमकृतरक्षोपि मासेन ।। ७ ॥। 
यदि जन्मकाल मे मोम, सूयं, शनि, मङ्गल की राशि ( १, ८ ) में वा पाठान्तर 
से शुक्र की राशि (२। ७) में अष्टम माव में हों तो जातक यमराज से रक्षित 
होने पर भी १ मास में अवश्य मरता है ॥ ७ ॥ 
जा० म० में कहा है मासेन मन्दावनिसूनुसूर्या: ॥ ७ ॥ 
एक ( १ ) वषं में अरिष्ट ज्ञान 
एकः पापोऽष्टमग. शुक्रगृहे पापवोक्षितो वर्षात्‌ । 
मारयति नरं जातं सुधारसो येन पीतोऽपि॥ ८॥ 
यदि जन्म समय में शुक्र की राशि २। ७) में अष्टम भाव स्थित एक मी 
पापग्रह, पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक को १ वर्ष में मार देता है चाहे उसने अमृत 
का पान भी क्या हो तब भो मर जाता है ॥ ८॥। 
जा० भ० में बहा है--'एको$वि पापोऽष्टमगोऽरिगेहे’ ॥ ८ ॥ 
६ वषं में अरिष्ट ज्ञान 
रविशशिभवने शुक्रो द्वादशरिपुरन्ध्रगं^ शुभेः सर्वे: । 
दृ्ः करोति षड्भिर्वंषंमंरणं किमत्र चित्रं हि॥ ६॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र, सिह या कक रादि में स्थित होकर बारहवें, षष्ठ 
या अष्टम माव में शुमग्रहों से दृष्ट हो तो छठे वष में मरण होता है । इसमें विचित्रता 
को बात क्या हे ॥ ६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सुर्यन्दुगेहे दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाष्टमारिस्थितसौम्यखेटेः' ॥९। 
चतुर्थ वष॑में अरिष्ट का ज्ञान 
ककंटघामनि सौम्यः २ षष्ठाशमसंथितो विलग्नर्क्षात्‌ । 
चन्द्रेण दृष्टमूतिवंषंचतुष्केण मारयति ॥ १० ।; 
तीव्रफलराजयोगा यवनाद्यर्ये बिनि्मिताःतेष । 
जायन्ते खलु कुलजा रिष्टं तेषु प्रसुतानाम्‌ ॥ ११ ॥। 





१, यस्य शुक्रगृहे । २. रन्ध्रगः । ३. षष्ठाष्टव्ययगतो । 


७०४ सारावली 


यदि लग्न से ६, ८, १२ माव में कक राशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो चार 
वर्ष में मरण होता है। यवनादि आचार्यों ने जिन उत्कृष्ट फलवाले राजयोगों का 
वर्णन किया है उन योगों में कुलीनों की उत्पत्ति होती है किन्तु उन्हें अरिष्ट का मीः 
मय रहता है ॥ १०-११ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सोमस्य सुनुयंदि ककटस्थ.? ।। १०-११ ।। 
२ सास में अरिष्ट ज्ञान 
फेतुय स्मिन्नुक्षोऽभ्युदितस्तस्मिन्प्रसुयते यो हि । 
सासदयेन मरणं विनिदिशेत्तस्य जातस्य ॥ १२ ॥ 
जिस नक्षत्र में केतु का उदय हुआ हो, यदि उसी नक्षत्र में किसी का जन्म हो 
तो जातक का २ मास में निधन होता है ॥| १२ ॥ 
जा० म० में कहा है - 'केतुदयो भे प्रमवेच्च यस्मिनु” ॥ १२ ॥ 
शीज्ष अरिष्ट ज्ञान 
गगनस्यो दित्रसकरः 'पापेबंहुभिर्नरीक्षितः सद्यः । 
मारयति भौमधामनि दानिभे च न संशयो भवति ॥ १३ ॥ 
यदि भीम की राशि ( १, ८,) या शनि की राशि ( १०, ११ ) में दशममाक 
स्थित सूयं, बली पापग्रहों से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण होता है इसमें संदेह नहीं है ॥१३॥ 
जा० भ० में कहा है--'मेष्‌रणेऽको धरणीसुतस्य"''""'" ° || १३॥। 
जन्साधिपति के द्वारा शरीर पीड़ा ज्ञान 
जन्माधपतिः पापः पापक्षेः पापयुर्दुष्टः । 
पीडां जनयति पुंसां शुभदुष्ट्या न चातितराम्‌ ॥ १३ क॥ 
यदि राशीश पापग्रह हो वह पापग्रह की राशि में हो व पापग्रह से दृष्ट या युत 
हो तो शरीर पीड़ा देता है। यदि शुभग्रह की हृष्टिहो तो अधिक पीड़ा नहीं 
देता है ।। १३ क ॥ 
विशेष--यह इलोक सं० वि० वि० को पुस्तक में अधिक प्राप्त होता है । 
७ वषं में अरिष्ट ज्ञान 
लग्ने यदृद्रेषकाणा निगडाहिबिहङ्गपासधरसंज्ञाः । 
मरणाय सप्तवर्षे: क्ररयुता न स्वपतिदृष्टाः ॥ १४॥ 
यदि लगन में निगड़, सपं, पक्षी, पासधर संज्ञक द्रेष्काण पापग्रह से युत हो और 
्रेष्काणेश की दृष्टि न हो तो सक्षम वषं में निधन होता है ॥ १४ ॥ 
बिशेष--निगडादि द्रेष्काण “कुलीरमीनालिगताहगाणा मध्यावसानप्रथमा 
भुजङ्गाः । अलिद्वितीयो मृगलेयपुर्वे: क्रमेण पाशो निगडो विहङ्गः’ ॥ १४॥ 
शरीर पोड़ा ज्ञान 
लग्नं लग्नाधिपो यस्य पापयुक्तक्षितो भवेत्‌ । 
पीडां करोति जातस्य शुभयुरद्ष्टितोऽल्पिकाम्‌ ।। १४ क ॥ 


१, बर्लिमिः । 


13. तके ॥ 


“| ves 


ददाम अध्याय ७४ 


यदि जातक का लग्न व लग्तस्वामी पापग्रह से युत दृष्ट हो तो पीड़ा करता है । 
शमग्रह की दृष्टि व युति से अल्प पीड़ा होती हे ॥ 
विशेष--यह पद्य सं० वि० वि० की पुस्तक में अधिक है ;। १४॥। 
१० या १६ वर्ष सें अरिष्ट ज्ञान 
राहुइचतुष्टयस्थो मरणाय निरीक्षितो भवति पापे: । 
वर्षेबंदन्ति दशभिः षोडशभिः केचिदाचार्याः ॥ १५॥` 
यदि जन्मकाल में राहु १, ४, ७, १० माव में पापग्रह से दृष्ट हो तो किसी के 
मत से १० वषं में किसी के मतसे १६ वें वर्ष में मरण होता है ॥ १५॥ 
जा० मा० में वहा है--राहुमंवेज्जन्मनि केन्द्रवर्ती क्ररग्रहैश्चापि निरीक्षितञ्चेत्‌ 
करोति बषेंदंशमिविनाशं वदन्ति वा षोडशभिश्च केचित्‌ ॥ 
( आऑर० अ० ११ इलोक } ॥ १५ ॥. 
शीज्ञ मरण ज्ञान 
पापा रिन्नकोणके न्द्रे सोम्याः षष्ठाष्टमव्ययगताइच । 
सुर्योदये प्रसुतः सद्यः प्राणांस्त्यजति जन्तुः ॥ १६॥ 
यदि सूर्योदय के समय जन्म हो और पापग्रह ५, ६, १, ४, ७, १० भाव में हों 
तथा शभग्रह ६, ८, १२ भाव में हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है ॥ १६ ॥ 
स्वल्पकाल सें मरण ज्ञान 
अंशाधिपजन्मपती लुग्नपतिशच'स्तमुपगता यस्य । . 
संवत्मरेस्तु मरणं निर्व्याज॑ कत्तिपयरेव ॥ १७॥ 
यदि नवांश पति, राशि स्वामी, लग्नस्वामी ये तीनों जिस जातक के अस्त हों तो 
अल्प ही वर्षों में मरण होता है ॥ १७ 1! 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
राशिप्रमितेवषेर्मारय्रति चिलग्नपो रिपुस्थाने । 
सासेद्रवकाणपतिदिवसेरंशाधिपो हन्ति ॥ १८ ॥ 
सारयति षोडशाहाच्छनईचर: पापवोक्षितो लग्ने । 
संयुक्तो . मासेन तु वर्षाच्छुदधस्तु मारयति ॥ १९ ॥ 
यदि षष्ठ भाव में लग्न स्वामी हो तो षष्ठ माव स्थित राशि तुल्य वर्ष में, 
द्रेष्काणपति हो तो राशि तुल्य मास में, लग्ननवांशार्पात षष्ठ भाव में हो तो राशितुल्य 
दिन में मरण होता है। | 
यदि पापहृष्ट शनि लग्न में हो तो सोलह दिन में, पापयुत शनि होने पर १ मास 
में यदि पापदृष्ट युत शान न हो तो १ वषं मे मरण कारण होता है ॥ १८-१९ ॥ 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
क्षीणशरीरइचन्द्रो लग्नस्थः क्रवीक्षितः कुरुते । 
स्वगंगमनं हि पुंसां कुलीरगोऽजान्परित्यज्य ॥ २० ॥। 


७६ सारावलो 


यदि जन्म काल में क्षोण चन्द्रमा ककं, वृष, मेष राशि को छोड़कर पाप ग्रह से 
दृष्ट लग्न में हो तो जातक का स्वगंगमन होता है ॥ २० ॥ 
१, ४, ८ वषं में अरिष्ट ज्ञान 
वर्षान्मारयति शशी षष्ठाष्टमराशिसंस्यितो लग्नात्‌ । 


सद्यः क्र्रेदुष्ट: सौम्येरब्दाष्टकाच्चेव ॥ २१ ॥ 
>] = e दि ००७ 

'अशुभशुभः सन्दृष्टे वर्षचतुष्केण निदिशेदन्तम्‌ । 

अनुपात: कर्तव्य:  प्रोक्तादु*नंग्रंहेदृष्टे । २२ ॥ 


यदि चन्द्रमा लग्न से षष्ठमाव वा अष्टम भाव में पाप ग्रह से इष्ट हो तो शीघ्र ही 
१ वर्ष के मध्य में मरण, यदि शुमग्रह से हट चन्द्रमा हो तो अश्म वर्ष में निधन 
होता है । 
यदि शुभ पाप दोनों से दृष्ट हो तो चतुर्थ वर्ष में मरण होता है । ग्रहों का अल्पाधिक 
दृश्विश अनुपात द्वारा मरण काल का निश्‍चय करना चाहिए ॥ २१-२२ ॥ 
जा० म० में कहा है--सुतिकाले मवेच्चन्द्र: बष्ठे वाइश्मसं स्थित: । 
बालस्य कुरुते सद्यो मृत्युं पापविलोकित: ॥ 
शुमाशुमालोकनतुल्यतायां ` वर्षेश्‍चतुमिनिधनं तदानीम्‌ । न्यूनाधिकत्वे सुधिया 
विषेयस्त्रेराशिकेनेव विनिश्चयोऽयम्‌ । ( अरि० अ० १३-१४ इछोक० ) ॥ २१-२२ ॥ 
१, ६, ८ भास में अरिष्ट ज्ञान 
सौम्याः षष्ठाष्टमगाः पापेवंक्रोषसङ्गतेदृष्टाः 
मासेन मुत्युदास्ते यदि नः श्भेस्तत्र सन्दृष्टः ॥ २३॥ 
लग्नाद्द्वादशघनगेः क्र्रेस्रिपधते च रन्ध्ररिपुयुक्तेः । 
शु मसम्पकं मयातर्मासे षष्ठे$टमे चाऽपि ॥ २४ ॥ 
यदि शुमग्रह षष्ठ अम भाव में वक्रगति वाले पाप ग्रह से दृष्ट हों तथा शुभग्रह 
से अदृष्ट हो तो १ मास में निधन होता है । यदि रूग्न से १२, २, ८, ६ माव में 
पापग्रह, शुमग्रह से अदृष्ट व पृथक्‌ हों तो ६ या ८ वें मास में मरण होता है 1२३-२४। 
जा० म० में कहा है--धनान्तगेर्वाऽरिमृतिस्थितैर्वा धर्माष्ठमस्थैव्यंयशत्रुगर्वा । 
क्र्रग्रहे यो जननं प्रपन्नः षष्ठेऽष्टमे मासि मृति प्रयाति॥ षष्ठाष्टमस्था शुमखेचरेन्द्रा 
विळोमगेंः पापखगे: प्रदाः । शुभे रहृष्टा यदि ते मवन्ति मासेन नूनं निधन तदानोम्‌ । 
( अरि अ० १५-१६ इलो ० ) ॥ २३-२४ ॥ 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
लरनाधिपजन्मपती बष्टा्टर्मरःफगो प्रसवकाले । 
अस्तमितो मरणकरो राझिप्र मितेव देद्वर्षेः ॥ २५ ॥ 
होराधिपतिद्य ने पापजितो मरणमेव विदधाति । 
मासेन जन्मनाथस्तद्ृच्चन्द्रो न यदि शुभदृष्टः ॥ २६॥ 


१. अशुमैः शुभेश्च हो । २. न्यूनग्रहैहंः । ३. तेन शुमेंस्तु । 


दशम अध्याय ७७ 


यदि जन्मकाल में लग्न स्वामी व राशीश ६, ८, १२ माव में अस्त होकर 
स्थित हों तो राशि तुल्य वर्ष में मरण होता है | ,यदि लग्न स्वामी पापग्रह से परा- 
जित होकर सक्षम माव में शुमग्रह से अदृष्ट हो तो १ मास में मरण होता है । इसी 
प्रकार यदि राशीश वा चन्द्रमा सप्तम माव में पापग्रह से पराजित होकर शुमग्रह से 
अहृष्ट हो तो मी १ मास में मरण कारक होता है ॥२५-२६॥।। 
जा० भ० में कहा है--विलग्नजन्माधिपती भवेतामस्तङ्गतावष्टरिपुव्ययस्थौ । 
जातस्य जन्तोमंरणप्रदौ तौ वदन्ति राशिप्रमितँहि वर्षः ॥ होराधिप: पापयृतः स्मरस्थः 
करोति नाशं खलु जीवितस्य’ ( अरि० अ० १७-१९ इलो ० ) २५-२६ ॥ 
नवम वषं में अरिष्ट ज्ञान 
चन्द्रः कुनरवियुक्त: ' स्वसुतस्याने न चापि शुभदृष्टः । 
मरणं शिशोः प्रयच्छति वर्ष नदमे न सन्देहः॥ २७॥ 
यदि जन्मकाल में चन्द्रमा, भौम व सूय से युत वशुमग्रह से अदृष्ट मिथुन या 
कन्या में हो तो जातक का नवम वषं में मरण होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 
सर्वां चिन्तामणि में कहा है-तरणीन्दुकुजाः पुत्रस्थाने युक्ता न सौम्यगाः । 
जातो यमपुरं याति नवमेऽब्दे न संशयः ।।२७॥। 
जा० म० में कहा है- युक्तो मवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्चान्यखगैन हृष्टः । 
स्वसुनुगेहोपगतो विनाशं करोति वषं नवमेऽमकस्य' (अरि० अ० २० इलोक) ॥२७॥ 
चतुर्थ मास में अरिष्ट ज्ञान 
होरेशबरस्तु *मृत्यी पापेः सकलश्च दृइपते बलिभिः । 
मासि चतुर्थे मरणं जातस्य करोत मुनिवाक्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि लग्न स्वामी अष्टम भाव में समस्त पापग्रहों से दृष्ट हो तो चतुर्थं मास में 
निधन करता है ऐसा मुनियों का कथन है ॥ २८॥ 
पुनः अन्य अरिष्ट ज्ञान 
जन्माधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसहितोष्टमे भवति राशौ । 
वर्षै राशिप्रमितेमंरणाय सितेन॑ सन्दृष्टः ॥ २६ ॥ 
व्ययाष्टषष्टोदयगे शशाङ्क पापेन युक्त गुभर्दृष्टहोने । 
द्रेषु सौम्यग्रहवजितेषु प्राणवियोगं ब्रजति प्रजातः ॥ ३० ॥ 
यदि जन्म राह्योश सूयं, शनि से युत होकर अष्टममाव में शुक्र से दष्ट हो तो 
राशि तुल्य वषं में मरण कारक होता है। यदि १२, ८, ६, १ माव में चन्द्रमा पाप 
ग्रह से युत व शुम ग्रह से अदृष्ट एवं केन्द्र ( १।४।७।१० ) में शुमग्रह नहो तो. 
जातक का निधन होता है ॥२९-३०॥। 
जा० भ० में कहा है--'लग्नास्तरन्ध्रान्त्यगते शशाङ्के पापान्विते सौम्यखगेरहृष्टे । 
केन्द्रेषु सौम्यग्र हवजितेपु कीनाशदेशं हि शिशुः प्रयाति’ (अरि०अ० २१ इलो ० )॥२९-३०॥४ 


१. रविदृष्ट: । २. मूती । 





3८ सारावली 


प्रकारान्तर से अरिष्ट ज्ञान 
चक्रस्य पुर्वभागे पापाः सोम्यास्तथेतरे चेव । 
वृश्चिकल्ग्ने जाता गतायुषो वज्त्रमुष्टियोगेईस्मन्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षीणे शशिनि विलग्ने पापैः केन्द्रेषु मृत्युसंस्थेर्वा । 
भवति दिपत्तिरवश्यं यवनाधिपतेमंतं\ चेतत्‌ ॥ ३२॥ 
यदि मचक्र के पू्वंमाग में पाप ग्रह ब पश्चिम माग में शाम ग्रह हों और वृश्चिक 
लग्न में जन्म हो तो इस वत्त्रभुष्टि योग में जातक का निधन होता है। यदि लग्न में 
क्षीण चन्द्रमा हो और समस्त पाप ग्रह केन्द्र में वा अष्टम भाव में हों तो मरण 
अवश्य होता है, यह यवन राजा का मत है ॥ ३१-३२ ॥ 
जा० म० में कहा है-रन्ध्रालये वाथ चतुष्टयेपु खळग्रहाणां मिलनं यदि स्थात्‌ । 
कलानिधौ क्षीणकलाकलापे ऊग्नस्थिते नश्यति यः प्रसुतः !। लग्ने कुळोरेऽपययवाऽलि संज्ञ 
खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः । सौम्यः परार्धे खलु वज्त्रभुष्डिर्योगोऽयमुक्तः प्रकरोति 
रिष्टम्‌’ ( अरि० अ० २२-२३ इलोक ) ॥ ३१-३२ ॥ 
अन्य अरिष्ट ज्ञान 
राइयन्तगतेः पापैः सन्ध्यायां तुहिनरदिभिहोरायाम्‌ ` । 
मृत्यु: प्रत्येकस्यः केन्द्रेषु शशाङ्कपापैश्व ॥ ३३ ॥ 
यनचतुरस्रसंस्थेश पापहृयमध्यगे शशिनि जातः। 
विलयं प्रयाति न्यितं देवेरपि रक्षितो बालः ॥ ३४॥ 
यदि सन्ध्या काळ में जन्म हो व पाप ग्रह राशि के अन्तमाग में हों ओर लग्न 
में चन्द्रमा को होरा हो, एवं चारों केन्द्र में चन्द्रमा व पापग्रह हों तो मरण होता है । 
यदि चन्द्रमा दो पापग्रह के मध्य में स्थित होकर ७४८ साव में हो तो देवता से 
रक्षित होने पर भी जातक का निश्‍चय मरण होता है ।।३३-३४॥। 
जा० स० में कहा है-रन्ध्राम्बुजायाभवनेषु खेटा विधौ च पापद्वयमध्ययाते । 
यस्य प्रसूतिः स तु याति कामं यमस्य धामं प्रवदन्ति पूरवे । सन्ब्याद्वये भान्त्यगताञ्च 
पापाक्चन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले । चतुषु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स॒ याति बालः किल 
कालगेहम्‌ ( अरि० अ० २६-२७ ) ॥ ३३-३४ ॥। 
पुनः अत्य अरिष्ट ज्ञान 
पापद्वयमध्यगते होरासक्षा्मस्थिति चन्द्र । 
सोम्यरबलेदुंटे जातो स्रियते ध्रृबं ह्यत्र ॥ ३५॥ 
द्यूनाष्टमग: पापेः ङरग्रहबीक्षितेः सह जनन्या । 
स्रिपते शुभसंदृष्टेः सत्यस्य मताइदेद्व्याधिम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि दो पापग्रह के बोच में चन्द्रमा, लग्न वा सप्तम, वा अष्टममाव में निबंल शुम 


ग्रह से हष्ट हो तो निश्‍चय जातक का निधन होता है । यदि सक्षम अष्टम भाव में पाप: 


१० पतेनं सन्देहः । २. वेलायां । ३. संस्थः । ४. बालः । 








ददाम अध्याय ७९ 


ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह हों तो माता के साथ जातक का मरण होता है । यदि उक्त योग 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सत्याचाय के मत से व्याधि मात्र होती है ॥ ३५-६६ ॥ 
जा० म० में कहा - है-स्मराष्टमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साघुखगैनँ 
दृष्टा: । करोति रिष्टं त्वरयाभंकस्य साकं जनन्यामिमतं बहूनाम्‌’ ( आर० अ० 
२८ इलोक ) ॥ ३५-३६ ॥ 
साता के सहित अरिष्ट ज्ञान 
ग्रहणोपगते चन्द्रे सक्ररे लग्नगे कुजेऽष्टमगे। 
भात्रा सार्ध भ्रियते चन्द्रवदर्क च झास्त्रेण ॥ ३७॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा का ग्रहण हो और चन्द्रमा पापग्रह के साथ लग्न में व 
संगल अष्टम भाव में हो तो माता के सहित जातक का मरण होता है । यदि सूर्य ग्रहण 
काळ में जन्म हो व पाप ग्रह से युत सूयं लग्न में हो और अष्टम माव में मंगल हो तो 
साता के सहित जातक का निधन शस्त्र ( आपरेशन ) से होता है ॥ ३७ ॥ 
जा० भ० में कहा है-निजोपरागे त्वशुमान्वितेन्दुळंग्नस्थितो भूमिसुतोऽष्टमस्थः । 
ततो जनन्या सह बालकस्य मृत्यृस्तथाके सति शस्त्रघातः’ (अरि०अ० २९ श्लोक) ॥।३७॥ 
शीक्ल निधन अरिष्ट ज्ञान 
क्षीणे शशिनि बिळग्ने कष्टकनिधनाशरितेस्तया पापः । 
सौम्यादृष्टे मृत्युः सद्यः सत्यस्य निदेशः' ॥ ३८॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो, एवं पाप ग्रह, १।४।७।८।१० माव में शुम ग्रह से 
अदृष्ट हों तो शीघ्र मृत्यु होती है--ऐसा सत्याचार्य जी का कथन है ॥ ३८॥ | 
शीघ्र अरिष्ट ज्ञान 
सूनगतेऽकें लग्ने यमे कुजे चा विपर्यये वाऽपि। 
अन्यतरथुते येन्दावशुभे दृंष्टेऽचिरान्मृत्युः ॥ ३९ ॥ 
होरानिधनास्तगतेः पापे: क्षांणे व्ययस्थिते चन्द्र । 
जातस्य भवेन्मरणं सद्यः केन्द्रेषु चेन्न शुभाः ॥ ४० ॥ 
यदि जन्म समय में सक्षम मात्र में सूर्य हो व लग्न में शनि वा भौम हो तो शीघ्र 
मरण होता है । अथवा अष्टमभाव में शनि वा भौम हो और लग्न में सूयं हो तो शीघ्र 
मरण, यद्वा यदि चन्द्रमा भौम वा शनि से युत एवं पाप ग्रह से हृष्ट हो तो शीघ्र 
निधन होता है । यदि लग्न, अष्टम, सक्षम माव में पाप ग्रह हों तथा क्षीण चन्द्रमा 
व्यय (द्वादश) भाव में हो और केन्द्र में शुभग्रह न हों तो शीघ्र मृत्यु होतो हे ॥३९-४०॥ 
जा० भ० में कहा है--भूमोसुते वाकंसुते विळग्ने भानो स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा । 
युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रेञिरेण मृत्युः परिवेदितव्यः॥ पापैविलग्नाष्टकधामसस्थै; 
क्षीणे विधो द्वादशमावयाते | केन्द्रेषु सौम्या न भवन्ति नूनं शिशोस्तदानीं निधनं 
प्रकल्प्यम्‌? ( अरि० अ० ३०-३१ इलो ०) ।। ३६-४० ॥ 


१, निदेशात्‌ । २. व्यवस्थिते । ३. चेदशुभा । 


८० सारावली 


पुनः शीघ्ष अरिष्ट ज्ञान 
लग्नानत्यनवमन धनसंयुक्ता श्रन्द्र सुय॑सौराराः । 
जातस्य वघकृत:' स्युः सद्यो गुरुणा न चेद्द्ष्टाः॥। ४१ ॥ 
लग्ने चन्द्रेऽके वा पापा बलिनस्त्रिकोणनिधनेषु । 
सौम्यरदृष्टयुक्ताः२ सद्यो मरणाय कीतिता यवनः ॥ ४२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, द्वादश, नवम, अष्टम भाव में चन्द्रमा, सूयं, शनि, भौम 
से युत व गुरु से अदृष्ट हो तो जांतक का शीघ्र निधन होता हैं। यदि लग्न में चन्द्रमा 
वा सूयं हो और बलवान्‌ पाप ग्रह पञ्चम, नवम, अष्टम माव में शुम ग्रहों की हृष्टि व 
युति से हीन हो तो शीघ्र मरण होता हे--ऐसा यवनाचायों का मत है ॥ ४१-४२ ॥ 
नवस वर्ष में अरिष्ट ज्ञान | 
शुक्रो रविशनिसहितो सारयति नरं सदा प्रसवकाले । 
दृष्टोऽपि देवगुरुणा नर्वाभवर्षेनं सन्देहः ॥ ४३ ॥ 
यदि जन्म काल में शुक्र, सूर्यं शनि से युत हो तथा गुरु से दृष्ट मो हो तो जातक 
का नवम वषं में मरण होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४३ ।। 
जा० म० में कहा है--'भानुमानुतनयोशनसः स्यृश्चत्प्रसुतिसमपे खळयुक्ताः । 
यद्यपीन्द्रगुरुणा परिहृ धा रिष्टदास्तनुभृतां नत्रमेऽग्दे' ॐरि० अ० ३० इलोक) ॥ ४३ ॥ 
मात्‌ अरिष्ट ज्ञान 
यत्रस्थस्तत्रस्थो रुधिराक शनश्ररेक्षि तश्चन्द्रः । 
जननीमृत्युं कुर्यान्न तु सोम्यनिरोक्षितः सद्यः ॥ ४४॥ 
यदि जन्म के समय किसी भी माव में चन्द्रमा, भोम, सूर्यं, शनि इन तीनों से 
इष्ट हो तो माता का शीघ्र निधन होता है । यदि चन्द्रमा शुम ग्रह से दष्ट हो तो 
माता का निधन नहीं होता है ॥ ४४ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'त्रिमिः पापग्रहैः सूतौ चन्द्रमा यदि दृस्यते । मातृनाशो 
मवेत्तस्य शुमदृष्टे शुमं वदेत्‌' ॥ ( ९ अ० २४ इलो० ) ।। ४४ ॥। 
` पितृ-अरिष्टज्ञान 
रुधिरशनेशचरदृष्टो दिवसकरो दिबसजन्मनि तु यस्य । 
पापयुतो था हन्यात्‌ पितरं निःसंशयं जातः ॥ ४५॥ 
रहितो बुधगुरुशुक्रजन्मनि रुधिराङ्गसौरसहितोऽकं: । 
कथयति पितरमतीतं पितुरपि च शरोरकर्तारम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस जातक का दिन में जन्म हो और सूर्य, भौम शनि से दृष्ट हो अथवा सूर्य, 
पाप ग्रह से युत हो तो निश्चय पिता का मरण होता है । यदि जन्म के समय में सुर्य, 
मोम और शनि से युत ही तथा बुध, गुरु, शुक्र से युतन हो तो जातक के पिता व 
पितामह का मरण कहना चाहिए ॥ ४५-४६ ॥ 


१. वधं कुयुः । २. सौम्येरमिश्रृष्टाः । 





६ दशम अध्याय ८१ 


पिता के अरिष्ट का ज्ञान 
पापद्दयमध्यगतो दिवसकरो दिवसजन्मनिरतस्य । 
पापयुतो वा हन्यात्‌ पितरं निःसंदाय जातः ॥ ४७॥ 
सूर्यादष्रमराशी यदि युक्तो सौरलोहिती प्रसवे । 
सोम्या निधनं कुर्यातां सद्य एव पितः ॥ ४८॥ 
पापग्रहसंयुक्तशचररादिगतो दिवाकरः प्रसवे। 
विषदास्त्रजळान्मृत्यु कथयत्यल्पायुषं पितरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि जातक का जन्म दिन में हो और सूर्य दो पाप ग्रह के मध्य में हो, अथवा 
सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो अवश्य पिता का मरण होता है। यदि जन्म काळ में 
सूर्य की राशि से अष्टम राशि में पाठान्तर से सप्तम राशि में, शनि व भौम शुभग्रह 
से अहृष्ट हों तो पिता का शीघ्र मरण करते हें । यदि जन्माद्ध में चरराशि में सूर्य, 


पाप ग्रह से युक्त हो तो अल्पायु पिता की मृत्यु विषया शस्त्र या जल से होती 
है ॥ ४७-४९ ॥। 


माता के साथ मरण योग का ज्ञान 
चन्द्रादमराइो नवमे वा सप्तमेषपि वा पापाः । 
सर्वे तत्रान्यतमे हन्यर्जात॑ सह जनन्या ॥ ५०॥ 
यदि चन्द्रमा से अष्टम राशि में वा नवम में वा सप्तम में समस्त पाप ग्रह हों 
या एक पाप ग्रह हो तो माता के साथ जातक को मारते हैं अर्थात्‌ दोनों का मरण 
होता है ॥ ५० ॥ 
जन्म के समय पिता का ज्ञान 
चररारिगते सूर्ये दिनजन्मनि वीक्षिते कुपुत्रेण । 
कथयति विदेशायातं जातस्य इारीरकर्तारस्‌ ॥ ५१॥ 
चररारिगतं सोरं यद्यर्को रात्रिजन्मनीक्षेत । 
अत्रापि विदेशस्थं कथ यति पितर प्रसृतस्य ॥ ५२ ॥ 
यदि जातक का जन्म दिन में हो और चरराशिगत सूर्य, भौम से हृष्ट हो तो 
जन्म के समय पिता को परदेश में कहना चाहिए। यदि जातक का जन्म रात्रि में 
हो और चरराशिगत यदि सूर्य से हष्ट हो तो, इस योग में भी जन्म के समय पिता 
को परदेश में कहना चाहिये ॥५१-५२ ॥ 
पिता के सरण योग का ज्ञान 
रुधिरसहितस्तृ सौरश्चरभवने रात्रिजन्मनिरतस्य। 
कथयति पितरमतीतं परदेशी नान्न सन्देहः ॥ ५३ ॥ 
यत्रस्थस्तत्रस्थः स्वपुत्ररुघिराङ्गसङ्गतः सुयः। 
प्रागजन्मनो निवृत्त कथयति पितरं प्रसुतस्य ॥ ५४ ॥ 





१- सूर्यात्सप्तम । २. तु पुत्रेण । 


८२ सारावलो 


यदि जातक का जन्म रात्रि में हो और चरराशिस्थ शनि, भौम से युक्त हो तो 
पिता का मरण परदेश में होता है--इसमें सन्देह नहीं हैं। यदि जन्माङ्ग में जिस 
किसी भी राशि में सूर्य, शनि व भौम से युत हो तो जन्म से पूर्व ही पिता का निधन 
कहना चाहिये ॥ ५३-५४ ॥ 


पुनः माता के साथ मरण योग का ज्ञान 
जन्माष्टससषष्ठद्वादशसंस्थेषु चेन पापेषु । 
माता सुतेन साधं स्तरियते नास्त्यत्र सन्देहः ।। ५५ ॥ 
यदि जन्म के समय पाप ग्रह, प्रथम, अष्टम, सप्तम, षष्ठ, द्वादश, भाव में हों तो 
निःसन्देह माता के साथ जातक का निधन होता हे ॥ ५५॥। 


साता व जातक में १ के मरण का ज्ञान 
जोवति माता त्रियते सूनुः 'षष्ठाप्टमेषु पापेषु । 
जन्माष्टसप्तमेषु च जीवति सुर्नास्रयेत तन्माता ॥ ५६ ॥ 
यदि कुण्डली में ६।८ भाव में पाठान्तर से ६1१२ भाव में सब पापग्रह हों तो 
माता जीती है और बालक ( जातक ) मरता है । यदि लग्न, अष्टम, सप्तम भाव में 
पापग्रह हों तो वालक जीता है और उसकी माता का मरण होता है ॥ ५६॥। 
नेत्र हानि योग ज्ञान 
चक्रो वा सोरो वा द्वादशासंस्थो नयनहन्ता । 
दक्षिणनयनं सोरी वाममथाङ्गारको हन्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
य॒गपच्वन्द्रादित्यी द्वादशाभे निष्टितो* ग्रहो स्याताम्‌ । 
कुरुतः प्रसुतमन्धं पापः षष्ठेऽयवा निधने॥ ५८ ॥ 
अथवाप्यन्यतरयुते द्वादशभे वापि जायमानस्य । 
अत्रापि हरेन्नयनं दक्षिणमकः शशी सव्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वर्भानुनोपसृष्टा यदि होरा दिनकरश्च जामित्रे । 
जातस्तत्र मनुष्यो निःसन्दिग्धं 3भवत्यन्धः ॥ ६० ॥ 
जिस जातक के जन्मांग त्रक्र में द्वादश भाव में भौम अथवा शानि हो तो नेत्र 
हानि होती है । यदि शनि हो तो दक्षिण नेत्र की, भौम हो तो वाम नेत्र की हानि 
होती है । यदि वारहवें भाव में सूर्य चन्द्र दोनों ही हों तथा षष्ठ वा अष्टम भाव में 
पाप ग्रह हों तो जन्म से ही जातक अन्धा होता है। अथवा इन दोनों । सूर्य-चन्द्र ) 
में एक भी वारहवें भाव में हो तो नेत्र हानि होती है । यहाँ भी सूर्य दक्षिण नेत्र की, 
चन्द्र वाम नेत्र की हानि करता है । यदि राहु लग्न में हो और सप्तम भाव में सूर्य हो 
तो जातक निश्चय ही अन्धा होता है ।। ५७-६० ॥ 


१. षष्टान्त्यगेषु । २. विष्ठितौ । ३. भवेदन्धः । 





दशम अध्याय ८३ 


प्रकारान्तर से नेत्र हानि योग ज्ञान 


“धनराशी द्वादशभे चन्द्र: सुयंश्च *तिष्टितो यत्र । 
तत्रापि भवत्यन्धो यद्रष्टमवष्टयोः पापौ ॥ ६१ ॥ 


रजनिकरः षष्ठगतो निघने सूर्यो रवेः सुतस्तु' शुभे (व्यये) । 


चक्रः कुटुम्बर।रावत्राप्यर्‍्धो भवेज्जातः ॥ ६२ ।: 
रुधिराङ्गसो रयुक्तश्रन्द्रो निधनेऽयवाऽपि षष्ठे वा। 
इत्तवलेष्मविकाररंद ष्ट हन्यादशुभयुक्तः ॥ ६३ ॥ 


दक्षिणमएमसंस्थः सव्यं तु हरेत्समाश्रितः षष्ठम्‌ । 
सौम्येनिरीक्षिततनुः3 सद्यो न हरेत प्पश्चाद्वा ॥ ६४॥ 
दिनकरसुतेन सहितो निधने चान्त्ये" समाश्रितश्चन्द्रः । 
वातइलेष्मविकारंद टि हन्यावशुभदृष्ट: ॥ ६५ ॥ 


निधने दक्षिणनयनं त्यागे सव्यं हरेत्त नियमेन । 

सोम्यस्तु द॒इयमानेः न हरेदथदा हरेत्पशचात्‌ ॥ ६६॥ 

एतेनेब तु विधिना सौरारदिवाकराश्रितरचन्द्रः । 

कुर्यादुदुष्टिनिकारं नानारोगंभ्रवं जन्तोः ॥ ६७॥ 

यदि द्वितीय भाव में चन्द्र व द्वादशभाव में सूर्य हो तथा अष्टम व षष्ठ भाव में 

थाप ग्रह हों तो जातक अन्धा होता है। यदि षष्ठ भाव में चन्द्रमा व अष्ठम भाव में 
सूर्य, शनि व्ययभाव में व भौम द्वितीय भाव में हो तो इस योग में भी जातक अन्धा 
होता है । (यहाँ रवेः सुतस्तु शुभे, यह पाठ युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, शुभे के 
स्थान पर व्यये यह नेत्र विचार की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है सं० वि० वि० 
की मातृका में ६२ वां इलोक नहीं है) । यदि चन्द्रमा भौम व शनि से युत होकर 
'षष्ठ भाव में वा अष्टम भाव में हो अथवा किसी भी पाप ग्रह से युत होकर ६ वा ८ 
भे हो तो वित्त वा कफ के विकार से जातक का नेत्र नष्ट होता है। यदि अप्टम में 
स्थित हो तो दक्षिण नेत्र, षष्ठ में स्थित चंद्रमा हो तो वाम नेत्र नष्ट होता है। यदि 
योग शुभग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र अर्थात्‌ जन्म के समय में नहीं, पीछे कालान्तर में 
नेत्र नष्ट होता है । यदि चन्द्रमा सूर्यं के साथ अष्टम भाव में वा व्यय भाव में पाप 
ग्रह से दृष्ट हो तो वायु या कफ के विकार से नेत्र नष्ट होता है । यह योग यदि 
अष्टम में हो तो दक्षिण नेत्र, व्यय भाव में हो तो वाम नेत्र नष्ट होता है। इसी 
अकार यदि चन्द्रमा, शनि सूर्य से युत हो तो नाना प्रकार के रोगों से निश्चय ही 
जातक के नेत्र में विकार होता है ॥ ६१-६७ ॥ 


रोय विष्टितो । २. सुतो धनभे। ३. निरीक्षित । ४. नयनं हरेद्धरेत्वञ्चात्‌ । 
५. न्यतरमाश्रितश्चन्द्रः । ६. मानो । 


८४ सारावली 


कर्णे ( कान ) रोग ज्ञान 

एकादशी तृतीये होरायां पापसंयुते शशिनि । 

कर्णविकलो नरः स्यात्पापग्रहवीक्षिते सद्य: ॥ ६८ ॥ 

नवमे पतच्चमराशों पापग्रहवीक्षिती ग्रही स्याताम्‌ । 

श्रोत्रोपघातमतुळं कुर्यातां जातमात्रस्य ॥ ६६ ॥ 

नवमे दक्षिणकण वामं वै पञ्चमे ग्रहो हन्यात्‌ । 

अत्रेव सौम्यभे वा शुभदुष्टे वा शुभं वाच्यम्‌ 1 ७० ॥ 

यदि कुण्डली में पापग्रह से युत चन्द्रमा, एकादश, वा तृतीय, वा लग्नभाव में 

पापग्रह से दुष्ट हो तो जातक को शीघ्र ही कर्ण ( कान ) रोग होता है । यदि नवम 
भाव व पञ्चम भाव में ग्रह, पापग्रह से दुष्ट हों तो जातक के कानों में अधिक आघात 
(कष्ट वा रोग) करते हें । यदि नवम भाव में ग्रह पापग्रह से दुष्ट हो तो दाहिना 
(दक्षिण) कान, तथा पञ्चम में ग्रह हों तो वाम कान में रोग होता है अर्थात्‌ नष्ट 
होता है । यहाँ भी यदि शुभग्रह की राशि में, वा शुभग्रह से योग दुष्ट होने पर शुभ 
फल कहना चाहिये ॥ ६८-७० ॥। 


चन्द्र राशि से करां रोग ज्ञान 
राशो होरान्तरं प्राप्य यो यस्मिन्‌ व्याधिमाप्नुयात्‌ । 
तच्चास्य होराप्रसचे चन्द्रस्थानं च यऱ्धूचेत्‌ ॥ ७१॥ 
सव्यापसव्यभागे योगमथेव ग्रहास्तु संप्राप्ताः । 
कुयु नृणां च चिह्नं व्यङ्गभयं पापवील्षिताः सोम्याः ॥ ७२॥ 
विदित्वा त्रितयं ह्य तत॒ कृत्स्नस्य तु विशेषतः । 
शुभाशुभौ तु विज्ञेयो ग्रहसंयोगकारणो॥ ७३॥ 
यदि जन्मलग्न के अतिरिक्त जो व्यक्ति जिस राशि के चन्द्रमा में रोग प्राप्त व.रताः 
है उसे ही उस ( रोग ) का रूग्न समझ कर रोग का विचार करना चाहिये, और 
जन्मकालीन चन्द्रमा से भी विचार करना चाहिये । इस प्रकार योग कारक ग्रहों से 
दक्षिण या वाम भाग में सौम्य ( शुभ ) ग्रह चिह्न करते हैं यदि वे पापग्रह से दुष्टः 
हों तो शरीर के उस अङ्ग को विरूप करते हैं । इन तीनों (जन्म लग्न, जन्मराशि, 
रोगोत्पत्ति समय चन्द्रराशि, को समझ कर विशेष रूप से ग्रहों के संयोग का कारण: 
जानकर शुभाशुभ फल कहना कहना चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 


तीन दिन जीवन योग ज्ञान 


चन्द्रादित्यौ तृतीयस्थो `मीनक्षेत्रं स॒ यस्य तु। 
व्याध तत्र विजानीयात्‌ त्रिरात्रं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७४॥। 





प्‌. तस्माच्च । २. क्षेत्रस्य । 





दशाम अध्याय ८५ 


जिस जातक की कुण्डली में मीत राशि के सूर्य व चन्द्रमा तृतीय भाव में हों तो 
जन्म से ही व्याधि (रोग) प्राप्त करके ३ दिन में उसका जीवन समाप्त होता है ॥७४॥ 
१ दिन जीवन योग ज्ञान 
अतस्तृतीये नक्षत्रे समस्ते व्यस्तगेऽपि वा । 
रयो रात्रि परां जीवेच्चन्द्रे दश्ाममाथिते || ७५ ॥ 
यदि चन्द्रमा दशम स्थान ( भाव) में हो और चन्द्रमा से तृतीय नक्षत्र में 
सूर्य सव पापग्रहों से युत हो अथवा अकेला ही हो तो १ दिन जातक का जीवन 
होता है ॥ ७५ ॥ 
सात दिन जीवन योग ज्ञान 
सहितो चन्द्रजामित्रे यस्याङ्गारकभास्करो । 
जातस्य तस्य हि तदा भवेत्सप्षाहजीवितस्‌ ॥ ७६॥ 
जिस जातक के चन्द्रमा से सप्तम भाव में भोम सूर्य दोनों हों तो उस जातक का 
जीवन सात दिन का होता है ॥ ७६ ॥ 
रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान 
चतुरसत्रस्थिताः पापा वामदक्षिणगा यदा । 
तदा यो व्याधिमाप्नोति ददारात्रं स जीवति ॥ ७७ ॥ 
त्रिकोणे दक्षिणे सूर्यश्‍चन्द्रो वामे यदा भवेत्‌ । 
यस्तदा लभते व्याधि द्वादशाहं स जीवति ॥ ७८॥ 
यदि जन्म के समय चतुर्थ, अष्टम भाव में पापग्रह हों ओर वे पापग्रह १२। २ में 
हो जांय उस समय में यदि जातक रोग प्राप्त करता है तो १० दिन केवल जीता है। 
यदि रोगारम्भ के समय पञ्चम सूर्यं ओर नवम चन्द्रमा हो तो १२ दिन का जीवन 
होता है 1 ८७-७८ ॥ 
पुनः रोगारम्भ से अरिष्ट ज्ञान 
त्रिकोणस्थो यदा चन्द्रश्चतुरस्र ऽथ भास्कर: । 
ददा दुर्व्याधिना भ्य॒क्तस्त्ररात्रं नातिवतंते॥ ७६ ॥ 
तदा होराचतुथस्थशचन्द्रः षष्ठस्थितो रवि: । 
अष्टादशाहं च नरस्तदा व्यधिसमन्वितः ।। ८० ॥ 
रविर्यदा चन्द्रमसस्त्रिकोणस्थानमाशि त: । 
विशि दिवसान्‌ जोवेत्तदा व्याधिभयादितः ।। ८१ ॥ 
होराष्टमस्थितः सुर्य सोरभोसनिरीक्षितः । 
यः पुमान्‌ प्राप्नुयाद्वयाधि न स जीवेद्विपद्यते3 ॥ ८२ ॥ 
यदि रोगारम्भ समय में & वा ५ भाव में चन्द्रमा हो तथा चतुर्थ वा अष्टम में 


© bn ~ 


सूर्य हो तो इस योग में दुष्ट रोग से युक्त होकर तीन दिन से अधिक जातक नहीं जीता 
१. भास्करौ । २. पुत्र । ३. विपत्स्यते । 


॥ | 


> 
| | 


की हि 


८५९ सारावली 


है $ 
त छ” ३ 


RD? 


है । यदि लग्न से चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तथा षष्ठ भाव मे सूर्य हो तो अठारह 
दिन रोग से युक्त रहकर मरण होता है । यदि चन्द्रमा से नवम वा पंचम भाव में सुर्य 
हो तो इस स्थिति में रोग आरम्भ होने पर बीस दिन जातक जीता हे । यदि रोग- 
कालीन लग्न से अष्टम भाव में सूर्य, शनि भौम से दृष्ट हो तो उस व्यक्ति का जीवन 
न होकर मरण होता है ॥ ७९-८२ ॥ 
पुनः जन्माङ्ग से अरिष्ट योग ज्ञान द 
होरायां कण्टके भौमो भवेद्यस्य प्रजायतः । 
न च केन्द्रगतो जीवो जायते सृत एव सः || ८३ ॥ 
अथ होरागतः सूर्यो क च केन्द्र बृहस्पति: । 
निधने वा परः कश्चित जातमात्रो विनइयति || ८४॥। 
होरायां कण्टके चन्द्रो न च केन्द्र बृहस्पति: । 
निधने 'वा परः किचित्‌ जातमात्रो विनश्यति ॥ ८५ ॥ 
द्रे ष्काणजासित्रगतो यस्य स्याद्दारुणग्रहः। 
होरागतः शशाडूइच सद्यो हरति जीवितम्‌ ॥ ८६॥ 
यदि १।४।७। १० भाव में भौम हो और गुरु केन्द्र में न होतो मृत का 
जन्म होता है । यदि जन्म काल में सूर्य लग्न में हो तथा गुरु केन्द्र से अन्य स्थान में 
हो तो जन्म के साथ ही मरण होता है । अथवा अष्टम में कोई पापग्रह हो और गुरु 
केन्द्र से भिन्न स्थान में हो तो भी जन्म के साथ ही मरण होता है। यदि लग्न या 
केन्द्र में चन्द्रमा हो ओर गुरु केन्द्र से अन्य स्थान में हो ओर अष्टम में कोई पापग्रह 
हो तो जन्म के साथ मरण होता है । यदि जन्म कालीन छग्नस्थ द्रेष्काण से सप्तम 
राशि में पापग्रह हो ओर लग्न में चन्द्रमा हो तो शीघ्र मरण होता है ॥ ८४-८६॥ 
एक मास वा सात दिन को आयु योग का ज्ञान 
ग्रहाः समेयर्वंहवो निधने यस्य जन्मनि। 
मासं वा सप्तरात्र वा तस्याय: समुदाहृतम्‌ ।। ८७ ।। 


Fr IP 0 


३५1८ र 


जिस जातक के जन्म काल के समय अष्टम भाव में अधिक ग्रह हों तो उसकी 
आयु एक मास या सात दिन की होती है ॥ ८७ ॥। 


सृत जातक योग ज्ञान 
शानेशचरदश्च होरायां निधने च महोसुतः । 
न च देवगुरुः केन्द्रे मृतगर्भ: प्रसुयते ॥ ८८ ।! 
यदि लग्न में शनि हो व अष्टम में भोम हो और गरु केन्द्र ( १।४। ७। १०) 
स अन्य भाव हो तो मृतक का जन्म होता है ॥ ८८॥ 


TS “> 


१. पापकः । 





दरस अध्याय ८७ 


त्रिकोण गत पापग्रह से अरिष्ट योग ज्ञान 
यः प्राग्विलग्ने द्रेवकाणस्तत्समानो यदा ग्रहः । 
भवेत्त्रिकोणगा: पापास्तत्समानफलो भवेत्‌ ॥ ८६॥ 
सौरे व्याधिमवाप्नोति मरणं घरणीसुते। 
सुर्यो स्याद्व्याधिवरकल्यं मरणं नात्र संशयः ॥ ६०॥ 
जन्म के समय लग्न में जो द्रेष्काण वर्तमान हो अर्थात्‌ जिस राशि का द्रेष्काण हो 
यदि वह राशि त्रिकोण (५। ९) में पापग्रह से युक्त हो तो अग्निम इलोक में कथित 
ग्रह अपने समान फल देता हैं । यथा--यदि शनि हो तो व्याधि, भौम हो तो मरण, 
सूर्यं हो तो रोग से शरीर में कष्ट होकर मरण होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥८९-१०॥ 
पुनः अरिष्ट योग ज्ञान 
अथ होरागतो भोमः केन्द्रस्थश्च भुगोः सुतः । 
स॒ वे मरणमाप्नोति होरायां पुनरागते ॥ ६१ ॥ 
यदि जन्म लग्न में भौम हो और शुक्र केन्द्र में हो तो पुनः जब भौम लग्नगत राशि 
में आता है तव बालक ( जातक ) का मरण होता है ॥ ८६१ ॥ 
शीघ्र मरण योग ज्ञान 
गुरुस्त्रिकोणे होरायां होरेदाश्र महीसुतः । 
तस्यान्यतरकेन्द्रस्थः सद्यो जीवितनाशनः॥ &२॥ 
यदि जन्म समय गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वाभी लग्न में हो तथा गुरु वा 
जन्म लग्न से केन्द्र में भौम हो तो शीघ्र मरण होता हे ॥ 5२॥ 
१०८ वषं की आयु योग ज्ञान 
न नेधने "ग्रहः कञ्चित्‌ पापो होरागतोऽथवा । 
केन्द्र 'वान्यतरे जीवो जीवत्यष्टरातोत्तरस्‌ ॥ &३॥ 
न केन्द्र कश्चिदाग्नेयो न त्रिकोणे न नेधने। 
गुरुशुक्रो च केन्द्रस्थो जीवेदष्टराताधिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यदि जन्म के समय अष्टमभाव व लग्न में कोई भी पापग्रह न हो तथा किसी भी 
केन्द्र राशि ( १।४।७।१० ) में गुरु हो तो १०८ वर्ष जातक जीता है। यदि केन्द्र, 
त्रिकोण व अष्टम भाव पापग्रह से रहित हों तथा गुरु, शुक्र केन्द्र में हो तो जातक 
१०८ वषं जीता है ॥ 5३-६४ ॥ 
१२० वषं की आयु योग ज्ञान 
यदि होरागतः शुक्रः केन्द्र ष्वन्यतमे गुरु: । 
नैधने न च पापाः स्यात्‌ स [विशं जीवते दातम्‌ ॥ ६५॥ 
यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केन्द्र में गुरु हो तथा अष्टम भाव में पापग्रह 
हों तो १२० वर्ष जातक औता है ॥९५ ॥। 





१. गुरुः । २. केन्द्रेष्वन्यतमे । 


८८ सारावलो 


अरिष्ट ज्ञान 
राशो ककंटहोरायां १गुरुशुक्रो समन्वितो । 
गुरुश्चन्द्रथुतो वाऽपि निधने न च कश्चन ॥ ६६ ॥ 
यदि ककं लग्न में गुरु शुक्र हों वा गुरु चन्द्रमा से युत कर्क लग्न में हो तथा अष्टम 
में पापग्रह न हों तो अरिष्ट होता है॥ - ६ ॥। 
देवतुल्य आयु योग ज्ञान 
न च केन्द्रगता: पापा न त्रिकोणे न नेधने । 
तस्यायुरमरप्रख्यं निश्चयेन च कीर्त्यंते ॥ &७॥ 


यदि केन्द्र, त्रिकोण द अष्टम भाव में पापग्रह न हों तो जातक की देव तुल्य आयु 
निःसंदेह कहना चाहिये ॥ ८७ ॥। 
गतायु योग ज्ञान 
निधनास्तव्ययळग्नत्रिकोणगाः क्षीणचन्द्रसंयुक्ताः । 
पापा बलिनः शुभदं रट्टश्यमाना गतायुष:* प्रायः ॥ ६८॥। 
यदि ८।७।१२।१।४।५ इन भावों में क्षीण चन्द्रमा बली पापग्रह से युत हो तथा 
शुभग्रहो से अदृष्ट हो तो जातक की आयुगत कहना चाहिये अर्थात्‌ जीवन नहीं होता 
है ॥ ८ ॥ 
अनुक्तकाल योगों में मरण समय ज्ञान 
योगे बलिनः स्थानं? स्वं वा लग्नं गतेऽपि वा चन्द्र । 
बलवति पापेंदु छ वर्षन्ति मृत्य॒कालः स्यात्‌ ॥ && ॥ 
जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है उनमें योग करने वाले ग्रहों में से जो 
वली ग्रह हो उसकी राशि में जब चन्द्रमा का संचार हो तव अरिष्ट कहना अथवा 
चन्द्रमा पुनः अपनी राशि में वा लग्न मे आये और पापग्रहों से दृष्ट हो तो मरण होता 
है । यह विचार १ वपं के भीतर होता है ॥| ८६ ॥ 
वृह० ज।० में कहा है--'योगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगुहमथवा' 
/ ६ अ० १२ इलो ) ॥ ९९॥ 
पुनः पाँचवे वषं में ग्ररिप्ट योग ज्ञान 
रविचन्द्रभौमगुरुभिः कुजगुरुसोरेन्ड्रुभिस्त्थे स्थः । 
रविशनिभौमरादा्क॑मरणं खलु पः्चभिवंषें: ॥१०० ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य-चन्द्र-भौम-गुरु एकराशि में हों वा भौम-गुरुशनि-चन्द्र _ 
एक राशि में हों, अथवा सूर्य-शनि-भौम-चन्द्रमा एक राशि में हों तो पाँच वर्ष में 
जातक का मरण होता है ॥ १०० ॥ | 





जक 








१. गुरुशुक्रसमन्विते । २. युपं प्रायः ३. स्थाने । 


दशम अध्याय ८१ 


जा० भ० में इसके कुछ विपरीत कहा है---'सूर्येज्ञजीवा: शनिभौमशुक्रा: सूर्या र- 
अन्दाञच यदीन्दुयुक्ताः । प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्युर्नाशः शिशोरव्दकपः्चकेन' 
( अरि० अ० ३७ श्लोक ) ॥ १०० ॥ 

ग्यारहवें वर्षे में अरिष्ट ज्ञान 
रविणा? युक्तः दशिजो$सोम्योद शो विनाशयति नूनम्‌ । 
एकादशभिवषद वाडूः ऽपि स्थितं जातम्‌ ॥ १०१ ॥ 

यदि सूर्य से युत बुध, पाठान्तर से सूर्य-चन्द्र से युत बुध, पाप ग्रहों से दष्ट हो तो 
देवतः से रक्षित भी जातक का ११ वें वर्ष में मरण होता है ॥| १०१॥ 

जा० भ० में कहा है--“रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो ज्ञरचेकादशाब्दैः कुरुते विनाशम्‌" 
( अरि० अ० ४० इलोक ) ॥ १०१ ॥ 

सात वष में अरिष्ट योग ज्ञान 
लग्ने *रविमन्दकुजः शुक्रगृहे सप्तमे दाशी क्षीण: । 
दृष्टो न देवगुरुणा सप्तभिरब्देविनाशयति ॥ १०२ ॥ 

यदि लग्न में सूर्य-शनि-भोम हो तथा सप्तम भाव में शुक्र को राशि ( २।७ ) में 
क्षीण चन्द्रमा गुरु से अहृष्ट हो तो सात वर्ष में जातक का मरण होता है ॥ १०२ ॥ 

वित्रेष--यह योग मेष लग्न या वृश्चिक लग्न में बनता हे ॥ १०२ ॥ 

जा० भ० में कहा है--'लग्नेऽकंमन्दावनिजा कृशेन्दुः स्मरे षडब्दैरथ सप्तभिर्वा” 
{ अरि० अ० ४० इलोक ) ॥ १०२ ॥ 

चतुर्थं वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
केन्द्र रबिमुषिततनुः क्षितिसुतमन्दाचलोकितोऽथ यतः । 
वर्षचतुष्के चन्द्रो मारयति किमत्र गणितेन ॥ १०३॥ 

यदि क्षीण चन्द्रमा केन्द्र में सूर्य से युत हो तथा भौम व शनि से दृष्ट या युत हो 
तो ४ वर्षं में जातक का मरण होता है। यहाँ ( इस योग में ) गणित करने की 
आवश्यकता नहीं होती है ।। १०३ ॥ 

तीन वर्ष में अरिष्ट योग ज्ञान 
ळग्नाधिपतेश्चन्द्रो मरणपदस्थोऽतिक्ृष्णतां यातः । 
क्रे: सकलंद्‌्टो न शुभः सर्वेखिभिस्तु मारयति॥ १०४ ॥ 

यदि लग्नेश से अष्टम स्थान में अत्यन्त कृष्ण ( क्षीण ) चन्द्रमा हो और समस्त 

'याप ग्रहों से दृष्ट व शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो ३ वर्ष में मरण होता है ॥ १०४॥ 
जा० भ० में कहा है--'निशापतिलंग्नपतेः सकाशाच्चेदष्टमस्थः कृशतां प्रयातः । 
क्र रेइच हृष्टश्च गुभैने हृष्टो वर्षद्दयान्ते स करोति रिष्टम्‌’ ( अरि० अ० ३३ इठोक ) 
१ १०४॥ 
& वर्षे सें अरिष्ट योग ज्ञान 
ळग्नाधिपतिः पापः दहिनोंशे रिःफगो यदि च चन्द्रात्‌ । 
क्र्रैविलोक्यमानो मारयति शिशुं नवभिरब्दे: ॥ १०५॥ 


१, रविशशियुक्तः । २. कुजाः शत्रुगृहे । 





€० सा रावली 


यदि पाप ग्रह लग्नेश होकर चन्द्रमा के नवमांश में चन्द्र राशि से बारहवें स्थान 


में हो व पापग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का ९ वर्ष में मरण होता है ॥ १०५ ॥। 
जा० भ० में कहा है--'ल्ग्नाधिप: पापखगे नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशग: शशाङ्कात्‌ । 


पापेक्षितो मारयति प्रसूतो शिशु नवाब्दैः खलु कीर्तयन्ति’ ॥। 
( अरि० अ० ४४ इलोक ) ॥ १०५ ॥: 
५ वर्षं में अरिष्ट योग ज्ञान 
दर्शनभागे सौम्याः कूराश्रादृइयके प्रसवकाले । 
राहुळंग्नोपगतो यमक्षय नयति पऱ्डभिवेषें: ॥| १०६ ॥। 
यदि जन्म के समय सब शुभग्रह दृश्य चक्रार्ध में हों भौर समस्त पाप ग्रह अहस्य 
चक्रार्धं में हों तथा राहु लग्न में हो तो ५ वर्ष में मरण होता है ॥ १०६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--अद्दश्यभागे यदि पापखेटा हृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । 
स्वर्भानुनामा तनुभावगामी' ( अरि० अ० ४५ इलोक ) ॥ १०६ ॥ 
१२ वषं में अरिष्ट योग ज्ञान 
राहुः सप्तमभवने शाशिसूनुनिरीक्षितो न शभदृष्टः। 
दशाभिद्ध॑ भ्यां सहितेरब्देर्जातं विनाशयति ॥ १०७ ॥ 
यदि राहु सप्तम भाव में सूर्य व चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं शुभग्रह के अदृष्ट हो तो 
१२ वषं में जातक का मरण होता है ।। १०७ ॥। 
जा० भ० में कहा है--सिहीसुतः सप्तमभावसंस्थ: शनैश्चरादित्यनिरीक्षितश्चेत्‌ । 
नालोकितः सौम्यखगैस्तु जीवेद्वर्षाणि हि द्वादश यः प्रसूत: । 
( अरि० अ० ४७ इलोक ) ॥ १०७॥ 


७ वर्ष में अरिष्ट ज्ञान 
घर्टासहव्ृरिचिकोदयक्कृतस्थितिर्जोवितं हरति राहुः। 
पापे निरीक्ष्यमाणः सप्तमितेनिश्चितं वर्ष: ॥ १०८ ॥ 
यदि कुम्भ वा सिंह वा वृश्चिक लग्न में राहु पापग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चित ही 


७ वर्ष में जीवन हरण ( मरण ) करता है ॥ १०८ ॥। 
जा० भ० में कहा है---“सिहालिकुम्भस्थितर्सेहिकेयो विलोकितः क्र रखगैयंदि 


स्यात्‌ । वर्षाणि सप्तेव तदीयमायुः प्रकीतितं जातकशास्रविद्धि:' ( अरि० अ० ४८ 


इलोक ) ॥ १०८ ॥ 
दुमु हत में अरिष्ट ज्ञान 
केतोरुदय' र्वः पइचाइुल्कादिपवननिर्घाताः । 
रोद्र सापंमुहर्त)ी प्राण: सन्त्यञ्यते जन्तुः ॥ १०९ ॥ 
यदि जन्म के समय से प्रथम केतु का उदय हो, पीछे उल्कादि पात व वायु का 
निर्घात (आँधी) हो एवं रीद्र व साप मुहुतं में जन्म हो तो मरण होता है॥ १०८ ॥ 


१. सति च मुहृते । 


ददाम अध्याय 8१ 


जा० भ० में कहा है—'केतूदयः स्यात्प्रथमं ततर्चेन्निर्घातवाताशनथो भवन्ति ।: 
यो रोद्रसार्पास्यमुहतंजन्मा प्राप्नोति कामं यममन्दिरं सः? ॥ 
( अरि० अ० ४ इलोक ) १०९॥ 


अल्प समय में अरिष्ट योग ज्ञान 
क्षीणं यदा शशाङ्क पश्येद्राहः समागतं पापः। 
मारयति तदा दिवसंनिव्याजं कतिपगेरेव॥। ११० ॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रहों से युत हो और राहु से इष्ट हो तो विना कारण अल्प 
समय में जातक का निधन होता है ॥ ११० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'चन्द्रं क्र रयुत क्षीणं पश्येद्‌ राहुर्यदा तदा । दिने: स्वल्प-- 
तरैर्बाल: कालस्यालयमाव्रजेत्‌' ( अरि० अ० ५० श्लोक ) ॥ ११० ॥ 
प्रत्येक राशि में, चन्द्रकूत अरिष्ट योग ज्ञान 
कुम्भे दिशति इाशाङ्को भागे मृत्यं तरथर्कावशाख्ये' । 
सिंहे च पञ्मेंरो व्रृषे' च नवमे तथबवोक्तः ॥ १११॥ 
अलिनि त्रिविशयुक्ते मेषे च तथाष्टमे दिशति मृत्युस्‌ । 
कर्कटके द्वाविशे तुलिनि चतुर्थ सृगे विशे॥ ११२॥ 
कन्यायां प्रथमेंशो धनु्धरेऽष्डादरी झषे दशने । 
मिथुने च द्वाविशे दाशी प्रसुतस्य मरणकर: 1 ११३॥ 
यदि जन्म कालीन चन्द्रमा कम्भराशि के २१ वे अंदा में हो, या सिंह के ५वें अंश 
में हो, या वृष के नवें अंश में हो तो मरण करता है। वुश्चिक राशि के २३ वें अंश 
में, मेष के अष्टम अंश में, कर्क राशि के २२ वें अंश में, तुला के ४ थे अंश में, मकर 
राशि के २० वें अंश में चन्द्रमा हो तो निधन कारक होता है। कन्या राशि के प्रथमांश 
में, धनु के १८ वें अंश में, मीन के दशवे अंश में, मिथुन राशि के २२ वें अंश में 
चन्द्रमा हो तो मरण कारक होता है ॥ १११-११३ ॥ 
जा० भ० में कहा है-—'मातङ्गा नंवभिइच रामनयनैनेंत्रादिवभिः सायकैरेकेनाम्ब्रुधि-- 
भिस्न्रिलोचनमितँधु त्या च विशोन्मितैः । भूनेत्रेद शभिलेवेर्यंदि भवेन्मेपादिसंस्थो विधुवंर्षे- 
भागसमै: करोति निधनं कालोऽयमत्रोदितः' (अरि०अ० ५१ इलोक) 1 १११-११३ )॥ 


कथित अंशों सं मरण समय ज्ञान 


थे भुक्ताः शशिनोंशा जन्मनि वर्षगंतेस्तु तार्वाद्ध: । 
मरणं हि जन्मभाजामप्यन्तकबद्ध रक्षाणाम्‌ । ११४ ॥ 
जन्मकालीन समय में चन्द्रमा जिस राशि में जितने अंशों में मरण कारक कहा 
गया है उतने ही वर्षो में यमराज से रक्षित होने पर भी जातक का निधन होता 


है ॥ ११४॥ 





१. तथकविशेंशे । २. क्र रेण वृषे मृतिर्मरणभागे । ३. ये तुक्ताः । 


-६२ सारावली 


विशेष--इसःअध्याय में जिन अरिष्टो का वर्णन किया गया है उन अरिष्टो में सबका 
“निधन नहीं होता, किन्तु अरिष्ट भङ्ग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन 
होता है । प्रत्येक राशि में जिन-जिन अंशों में चन्द्रकृत अरिष्ट कहा है वहाँ अनुपात 
द्वारा समय का ज्ञान करके ही अरिष्ट कहना चाहिये । क्योंकि चन्द्रमा अंश कलादि से 
युत होता है ।यथा--मेष के अष्टम अंश में चन्द्रमा अरिष्ट कारक होता है कुण्डली में 
यदि ०।७।१०।२० चन्द्रमा है तो मेष के अष्टम अंश में होने से अष्टम वर्ष में अरिष्ट 
“कारक हुआ । अष्टम वर्ष में कब मरण होगा यह अनुपात द्वारा जानकर फलादेश 
कहना चाहिये ॥ ११४॥ 
कथित अरिष्ट योगों में गुरु को स्थिति वश मरण वर्ष ज्ञान 
एबं सवप्रयत्तेन जायमानस्य देहिनः । 
होरास्थानानि! केन्द्राण चिन्तनीयानि तद्यथा ॥ ११५ ॥ 
चिन्तयेज्जायसानस्य स्थानराशिषु नित्यशः । 
बृहस्पतिनु णां जीवस्तस्य नित्गं वृहस्पतेः ।। ११६ ॥। 
पतचचदशबट्समेतद्चत्वा रिदात्तथकरविशच्चर | 
रातमथ* चत्वाररात षष्टिखिहत्‌? कमाय होरायाः ।। ११७ ॥ 
तृतीयचतुर्थपचमसप्तसनवमदहासेकादडागुहेषु जीवस्थितो* चर्षा:° | 
इस प्रकार समस्त प्रयत्न से जातक के राशि स्थान व केन्द्र स्थान का विचार 
करके अरिष्ट कहना चाहिये । गुरु जातक का जीवन है इसलिये वृहस्पति की स्थिति- 
“वश मृत्यु का विचार करना चाहिये । यथा यदि गुरु--३।४।५।७।।१०।११।१ भाव 
में हो तो क्रम से ५।१०।४६।२१।१०० पाठान्तर से ( ३० ) ४०।६०।३० पाठान्तर 
से ( ५० ) वर्षं तक जातक का जीवन होता है॥ ११५-११७३ ॥ 
विशेष--इस अध्याय में ११७३ या ११८ पद्य प्रकाशित पृस्तकों में प्राप्त होते हैं 
'किन्तु सं० वि० वि० की मातृका में २, १७, ४४ से 5७ तक एवं ११५ से ११७३ 
तक इलोक नहीं हैं । कुछ प्रकाशित पुस्तकों से अतिरिक्त पद्य प्राप्त हुए हैं उनको यथा 
“स्थान दे दिया है तथा भाषा में अङ्कित भी किया गया है कि यह अधिक 
-हे ॥ ११५-११७३ ॥ 
इति कल्याणवर्मेविरचितायां सारावल्यां अरिष्टाध्यायो दशमः ॥ 


१. स्थानेषु । १. तस्मान्मृत्युं । ३. तथैव विशश्च। २. त्रिशच्चत्वारिशतु । 
५. पश्चाशदेव यथोक्तहोरायाः । ६. वोत्थिता । ७. प्रोक्ताः सहजे तुयं पश्चमके सप्तमे 
च नवमे च ! दशमे चेकादशके गृहेषु जीवस्थितौ वर्षा: ॥ ११८ ॥ 





एकादश अध्याय ३३. 


एकादशोऽध्यायः 
संभूतारिष्टा्या भङ्कस्तेषां यथा भवेद्योगंः । 
तानागमतो वक्ष्ये प्रधानभूता यतस्तेऽत्र'॥ १॥ 
उडुपतिकृतरिष्टानां भङ्गस्तावन्निरूप्यते पुवमुः । 
सम्यक उशेषाणामपि यथामतं ब्रह्मपुर्वाणास्‌ ॥ २॥ 
इससे पूर्व ( दशम ) अध्याय में जिन बालारिष्ट योगों का वर्णन किया है उन 
योगों की विफलता जिन योगों से होती है उन योगों को मैं ( ग्रन्थकार ) आगम से 
कहता हूँ, क्योंकि होराशास्त्र में वे योग प्रधान होते हें । उनमें भी सर्वप्रथम मैं 
चन्द्रमा द्वारा कृत अरिष्ट योगों की विफलता का वर्णन करता हूँ । पुनः अवशिष्ट 
योगों की विफलता को ब्रह्मादि शास्त्रकारों के मत से कहूंगा ॥ १-२ ॥ 
पुर्णचन्द्र होने पर अरिष्ट विनाश ज्ञान 
सर्देंगंगनभ्रमणेद्‌ छइचन्द्री विनाशयति रिष्टम्‌ । 
आपुर्यमाणमुतिर्यया नृपः सन्नयेदुद्टे बस ॥ ३॥ 
चन्द्रः सम्पुर्णंतनुः शक्रेण निरीक्षितः सुहृ-द्वागे । 
रिष्टहराणां श्रेष्ठी वातहराणां यथा बस्ति: ४॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा पूर्ण विम्ब अर्थात्‌ सोलह कला परिपूर्ण हो और 
समस्त ग्रहों से दुष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है, जैसे न्याय के विरुद्ध चलने 
वालों का राजा नाश करता है । यदि पूर्ण विम्ब से युत चन्द्रमा, मित्र के नवमांच मे 
स्थित हो व शुक्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट दूर करने वालों में श्रेष्ठ होता है अर्थात्‌ 
अरिष्ट का विनाश करता है जैसे वायु रोग हरण में बस्ति क्रिया श्रेष्ट होती है । 
लघुजातक में कहा है--'चन्द्रः सम्पुर्णंतनुः सौम्यक्षंगतः स्थितः शभस्यान्तः । 
प्रकरोति रिष्टभङ्‌्गं विशेषतः शुक्रसंदृष्टः' ॥ ( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ 
तथा जा० भ० में भी पूर्णः कैरविणीपतिदिविचरेः सर्वेः प्रदृष्टस्तदां रिष्टं: 
हन्त्यथवा सुहल्लवगतः सद्वीक्षितोऽतिप्रभः' ( अरि० भं० २ इलो० ) ॥ ३-४॥। 
प्रकारान्तर से रिष्टभङ्क योग ज्ञान 
परभोच्चे शिशिरतनु भुंगुतनयनिरीक्षितो हरति रिष्टम्‌ 1 
सम्यर्विरिकवमनं कफपित्ताना' यथा दोषम्‌ ॥ ५ ॥ 
चन्द्रः शुभवर्गस्थ: क्षीणोऽपि शुभेक्षितो हरति रिष्टम्‌ । 
जलमिव महातिसारं *जातीफलवल्कळक्वथितम्‌ ॥ ६॥ 
यदि चन्द्रमा जन्म के समय में अपने परमोच्च रा०१। अं० ३ में स्थित हो और 
शुक्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है, जैसे कफ व पित्त के दोष को विरेकः 





१. भूतानतस्तत्र । २. सम्यक्‌ । ३. शेषाणामपि पश्चात्‌ । ४. सुनयविद्वेष्ट्वन्‌ ।. 
५ पित्तकफानां । .६ दाडिम । 


1 सारावली 


( जुलाव ) व वमन ( उल्टी ) नाश करता है । यदि क्षीण भो चन्द्रमा शुभग्रहो के 
'चगं में, शुभग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है जैसे जाइफल के छिलके का 
-क्वाथ (काढ़ा) महातिसार रोग का विनाश करता है ॥ ५-६ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'क्षीणो वापि निजोच्चगः शुभखगैः शुक्रेण दुष्टस्तदा रिष्टं 
-बत्‌ समुपागतं स तु हरेत्‌’ ( अरि० भं० २ श्लोक ) ॥ ५-६ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से रिष्टसङ्ग योग जान 
सक्षाएमषएस्थाः दा शिल: सोम्या हरन्त्यरिष्टफळम्‌ । 
पापं रमिश्रचारा: कल्याणघृतं यथोन्मादम्‌ ॥ ७॥ 
युक्तः शुभफलदायिभि रिन्दु : सोम्यौनहन्त्यरिष्टानि) । 
तेषामेव त्र्ांहो "लवणविमिश्रं घतं नयन रोगम्‌ ॥ ८॥ 
यदि चन्द्रमा से ७, ८, ६ भावों में पाप ग्रह से रहित शुभग्रह हों तो अरिष्ट का 
नाश करते हैं, जैसे उन्माद रोग का नाश कल्याण घृत करता हे । यदि चन्द्रमा शुभ- 
"फल देने वाले शृभग्रह से युत हो और शुभग्रह के द्रेष्काण में हो तो अरिष्ट का नाश 
"करता है, जैसे लवण से युत घृत नेत्र रोग (दद) का पाठान्तर से नमक गर्म पानी में 
"मिलाकर कान में भरने से कान के रोग या दद का नाश करता है ॥ ७-८ ॥ 
जा० भ० में कहा है--रिष्टं निहन्युः शुभदाः शशा ड्कात्पापै विनास्ताष्टमशत्रृसंस्थाः। 
शुभान्वितः साधुदृकाणवर्ती पीयूषमूतिः शमयत्यरिष्टम्‌' (अरि० भ० ३ ₹लोक०)।।७-८॥ 
पुनः प्रकारान्तर से अरिष्टभड़ः योग ज्ञान 
आपूर्यसाणमूर्तिद्व द्शाभागं शभस्य यदि चन्द्रः । 
रिष्टं नयति विनादां तक्राभ्यासो यथा गुदजम्‌ ॥ &॥ 
सोम्यक्षेत्रे चन्द्रो होरापतिना विलोकितो उहन्ति । 
रिष्ट' न वीक्षितोऽन्येः कुलाङ्गना कुळमिवान्यगता ॥ १०॥ 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा पूर्ण विम्ब से यूत होकर शुभग्रह के द्वादशांश में हो तो 
अरिष्ट का विनाशक होता है, जैसे तक्र (मठा) के सेवन से गुद रोग (बवासीर) नष्ट 
“होता है । यदि चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में लग्नेश से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से 
अदृष्ट हो तो अरिष्ट का नाशक होता है, जैसे कुलांगना अन्य के संग से अपने कुल 
“का नाश करती है ॥ 5-१० 11 
जा० भ० में कहा है-'लग्नेशद,प्टः शुभ राशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्टयो- 
न्यात्‌’ (अरि० भं० ४ इछोक ) ॥ 5-१० ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
कूरभवने शशाङ्को भबनेदानिरीक्षितस्तदनुवगे । 
रक्षति शिशुं प्रजातं कृपण. इव धनं प्रयत्नेन ।। ११ ॥ 


१. प्वौनिहन्त्यरिष्टानि । २. स्रृतिपुरवच्छ्वणशूलं । ३. हरति । 





एकादश अध्याय ९५ 


जन्माधिपतिबळूवान्‌ सुहृद्भिरभिवीक्षितः शुभैभङ्भम्‌ । 
रिष्टस्य करोति सदा भीरुरिव प्राप्तसंग्राम: ॥ १२॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रह की राशि में या पापग्रह के वर्ग में राशिस्वामी से दृष्ट हो 
तो जातक की रक्षा करता है, जैसे लोभी पुरुष अपने धन की प्रयत्न से रक्षा करता 
है । यदि राशि स्वामी बली हो ओर शुभ मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश 
करता है, जैसे डरपोक मनुष्य संग्राम : लड़ाई ) में उपस्थित होकर भी किसी को 
नहीं मारता है ॥ ११-१२ ॥ 
जा० भ० में कहा है--स्थितः शशी क्र रखगस्य राशौ राशीइवरेणापि विलोकि- 


“तरच । तद्वर्गगो वा यदि तेन युक्तः कूर्यादळं मंगलमेव नान्यत्‌ । जन्माधिपालो बलवान्‌ 
"किल स्यात्सौम्यैः सुहृद्भिश्च निरीक्षमाणः । ( अरि० भं० ६-७ इलोक ) ॥ ११-१२॥ 


पुनः प्रकारान्तर से 
१जन्साधिपतिळग्ने दुष्टः सर्वेविनाशयति रिष्टम्‌ । . 
घष्टोषणविदलाभ्यां प्रत्येककृताजनं यथा शक्लस्‌ ॥ १३॥ 
यदि जन्म का अधिफति अर्थात्‌ राशि का स्वामी लग्न में समस्त ग्रहों से दृष्ट हो 
तो अरिष्ट का नाश करता है जैसे काली मिर्च और वास के कोमल ऊपरी भाग को 
घिसकर प्रतिदिन आँख में लगाने से शुभ्रता ( फुछी ) नष्ट होती है ॥ १३॥ 
जा० भ० में कहा है--यद्वा तनुस्थः सकलैः प्रदृष्टो रिष्टं हि चन्द्रेण कृतं निहन्ति 
( अरि० भं० ७ इलोक ) ॥ १३ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
२स्वोच्चस्थस्वगृहे ञयवापि सुहृदां अवगऽपि *सोम्येऽयवा 
संपुणः शभवीक्षितः शशधरो वर्गे स्वकोयेऽथवा । 
दात्रणामवलोकने न पतितः पापंरंय॒क्तेक्षितो 
रिष्टं हन्ति सुदुस्तरं दिनपति: प्र लेयराशं यथा ॥ १३॥ 
यदि पूर्ण बिम्ब चन्द्रमा अपनी उच्चराशि में वा अपनी राशि ( कके ) में, वा 
'मित्रराझि के षड्वर्ग में अथवा शुभग्रह के वर्ग में वा अपने वर्गे में शुभग्रह से दृष्ट हो 
और स्त्रशत्रृ ग्रह व पापग्रह से अदृष्ट व अयुत हो तो अरिष्ट का विनाश करता है, जैसे 
“सूयं सुदुस्तर ( पार करने में कठिन ) प्रालेय राशि ( पाला ) को नष्ट करता 
है ॥ १४॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
दाशिनोऽन्त्ये बुधसितयोराये करेषु वाक्यतो गगने । 
दुरितं चातुथिकसिव नश्यति सुनिकुसुमरसनस्येः ॥ १५ ॥ 
ळग्नेवरस्य चन्द्रः षट्त्रिदशार्याहबुकेषु शुभदृष्टः । 
क्षपर्यात समस्तरिष्टान्यनुयाते) नुपतिरोध इव ॥ १६॥ 





१. जन्मेशो लग्नेश्‍वरदृष्टः सवै । २. स्वोच्चे वा । ३. वगथ । ४. सौम्येऽपि । 
५. अनुयातो निरुप, रिष्टं वारयते । 


६६ सारावली 


एको जन्माधिपतिः परिपुणबलः "शर्मदष्टः । 
हन्ति निशाकररिष्टं व्याघ्र इव मृगान्‌ वने मत्तः ॥ १७॥ 
यदि चन्द्रमा से बारहवें भाव में वुध वा शुक्र हों और ग्यारहवें भाव में पापग्रह 
हों एवं दशम भाव में गुरु हो तो अरिष्ट का नाश होता है, जैसे मुनि कुसुम ( अगस्त्य 
पुष्प ) के रस को सूंघने से कठिन चतुर्थ दिन में आने वाले रोग ( ज्वर ) का नाश 
होता है । यदि लग्न स्वामी से ६, ३, १०, ११, ४, में चन्द्रमा शुभग्रह से दुष्प ही तो 
सब अरिष्टों का नाझ होता है, जैसे राजा की सेना के पीछे चळनेवाले मनुष्य को कोई 
कष्ट नहीं होता है । यदि एक ही राशि स्वामी बलवान्‌, शुभग्रह से दुष्ट हो तो चन्द्र- 
कृत अरिष्ट का नाश करता है, जैसे जंगल में उन्मत्त वाघ हरिणों का नाश करता 
है ॥ १५-१७॥ 
जा० भ० में कहा है--'वाचामधीशो दरामे शशाङ्काद्‌ व्यये ज्ञशुक्रो च खल: 
किलाये.| विळग्नपात्त्र्यम्बुदशान्तलाभे शुभेक्षितेन्दुःच हरेत्स रिष्टम्‌’ ( अरि० भं०- 
९ इलोक ) ॥ १५-१७ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से अरिष्टभङ्कः योग ज्ञान 
पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां 
कृष्णेऽथवाऽहनि शुभाशुभद्श्यमान: । 
तं चन्द्रमा रिपुविनाइगतोऽपि यत्ना- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिशु न हन्ति॥ १८॥ 
यदि शुक्ल पक्ष हो और रात्रि में जन्म हो या कृष्णपक्ष में दिन में जन्म हो तो ६; 
८ भाव में स्थित चन्द्रमा शुभाशुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर भी यत्न से विपत्ति में रक्षा 
करता है, जैसे पिता अपने पुत्र को मारता नहीं है किन्तु रक्षा ही करता है ॥ १८॥ 
विशेष--सं० वि० वि० की पुस्तक में इलोक ११-१७ तक अनुपलब्ध हैं किन्तु 
१८ वाँ श्लोक ११वें श्लोक के स्थान पर है । मैंने १८वें श्लोक का अध्याय समाप्ति पर 
समावेश किया है । यह १८वाँ श्लोक प्रकाशित पुस्तकों में नहीं प्राप्त होता है 1॥ १८॥ 
वृहत्पारा० में कहा है--'शुक्लपक्षे क्षपा जन्म, लग्ने सौम्यनिरीक्षितः । विपरीतं 
कृष्णपक्षे तथारिष्टविनाशनम्‌' ( १० अ० ५२ इलोक ) ॥ १८ ॥ 
विशेष--यह इलोक लघुजातक के अरिष्टभङ्गाध्याय में आचार्य वराह मिहिर नेः 
कहा है । ( & अ० १६ इलोक ) ॥ १८ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चन्द्रारिष्टभ ङ्गो नामेकादशोऽध्यायः ।} 


१. शुभग्रहैदृष्टः । २. मत्तान्‌ । 


Mh RTP HR ie « 


७ द्वादश अध्याथ ६७ 


द्वादशोऽध्यायः 
गुरु की स्थितिवश अरिष्टभङ्कः योग ज्ञान 


*सर्वातिशाग्यतिबलः स्फुरदंशुमालो ` 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्री । 
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भक्त्या प्रयुक्त इच चक्रधरे प्रणामः ॥ १॥। 
यदि जन्माऽङ्ग में देदीप्यमान किरणों से युत बली गुरु इकेला भी लग्न में स्थित 
हो तो समस्त अरिशों का नाशक होता है, जैसे भक्ति पूवंक किया हुआ श्रीविष्णु के 
पाठान्तर से श्री शिवजी के प्रति एक नमस्कार मी समग्र महापापों को नष्ट करता 
है॥ १ ॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-'एक एव वली जीवो ळग्नस्थोऽरिष्टसचयम्‌ । हन्ति 
पापक्षयं मक्त्या प्रणाम इव शूलिनः’ ( १० अ० ३ इलो०) ॥ १॥ 
विशेष-- यह इलोक लघुजातक ( ८ अ० १ इलो० ) में पठित है ॥ १ ॥ 
प्रकारान्तर से अरिष्ट भंगयोग ज्ञान 
सौम्यग्रहेरतिबर्लोदबलइ्च पापे- 
लग्नं च सोम्पभवने  “शुभवृश्युक्तम्‌ $ । 
असर्वापदा विरहितो भवति प्रसूतः 
पुजाकरः खलु यथा दुरितेग्रहाणाम्‌ ॥ २॥ 
यदि जन्मकुण्डली में समस्त शुभग्रह पूणं बलवान्‌ हों तथा सब पापग्रह निर्बल हों 
और शुभग्रह की राशि में लग्न, शुमग्रह से दृष्ट होतो जातक के समस्त अरिष्टो 
( आपात्तयों ) का बिनाश होता है, जसे सब ग्रहों की पुजा करने वाला पापों से रहित 
होता है ॥ २॥। 
पुनः प्रकारान्तर से 
पापा यदि शुभवर्गे सोम्येदृष्टाः शुभांशवर्गस्थः । 
निघ्नन्ति तथा रिष्टं पति विरक्ता यथा युबतिः 11२॥ 
यदि जन्म काल में सब पापग्रह शुमग्रह के षड्वगं में, शुमग्रह फे नवमांच्चों के वर्गों 
में स्थित शुमग्रहों से दृष्ट हों तो अरिष्ट का नाश करते हूँ, जसे विरक्ता स्त्री अपने 
पांत को नष्ट करती है ॥ ३॥ 
विशेष--यह पद्य लघु जा० ( ८ अ० १२ इलो० ) में पठित है ॥ ३॥ 





१. सर्वानिमानतिबलः, सर्वातिगाम्यतिबलः। २. जालो । ३. शुलधरे। ४. सवनं । 
५. भ्रृगुद्ृष्टिपुष्टम्‌ । ६. युक्तेः । ७. सर्वापदामिरहितो । 


९८ सारावलो 


राहु से अरिष्टभंग योग ज्ञान 
राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्‌ सौम्येनिरीक्षितः सद्य: । 
नाशयति सवंदुरितं मारुत इव तुलसंघातम्‌ ॥४॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न से ३।६११ भाव में राहु शुभग्रह से दृष्ट हो तो सब 
अरिष्टो को शीघ्र नष्ट करता है, जंसे वायु, रुई के ढेर को नष्ट करती है ॥ ४ ॥ 
विशेष--यह इलोक लघुजातक ( ८ अ० १३ इलो० ) में पठित है ॥ ४ ॥ 
पुन: अरिष्टभंग योग ज्ञान 
शोर्षोदयेषु राशिषु सर्वेगंगनाधिवासिभि: सृतौ । 
प्रकृतिस्थेश्चारिष्टे विक्रयते) घृतमिवाग्निष्ठम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि जन्मकाल के समय समस्त ग्रह शीर्षोदय ( सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
कुम्भ, मिथुन ) राशि में मार्गी हों तो जातक के अरिष्ट का नाश होता है, जैसे अग्नि 
में छोड़ा हुआ घी नष्ट होता है ॥ ५॥ 
बिशेष-यह श्‍लोक लघुजातक ( ८ अ० १४ शयोक ) में पठित हैं ॥ ५॥। 
पुनः प्रकारान्तर से ज्ञान 
तत्काले यदि बिजयी शुभग्रहः शभनिरोक्षितो वर्गों । 
तजंयति\ सर्वरिष्ट मारत इन पादपान्‌ प्रबलः ॥६॥। 
यदि जन्मकुण्डली में कोई भी शुमग्रह युद्ध में विजयी हो एवं शुमग्रह से दृष्ट 
शुमवगं में हो तो अवश्य ही समस्त अरिष्ट का नाशक होता है, जैसे प्रबल वायु वृक्षों 
को नष्ट करती है ॥ ६ ॥ 
विशेष --यह पद्य लघुजातक में ( ८ अ० १५ ३छो० ) आचारय वराह ने कहा 
है॥ ६॥ 
पुन: प्रकारान्तर से ज्ञान 
परिविष्टो गगनचरः क्ररेशच विलोकितो हरति पापम्‌ । 
स्नानं सन्तिहितानां' इतं यथा भास्करप्रहणे ॥७॥ 
स्निग्धमुदुपवनभाजो* जलदाश्च\ तथेव खेचराः शस्ताः* । 
स्वस्थाः क्षणाच्च रिष्टं शमयति“ रजो `यथाम्बुधारोघः ॥।८॥। 


यदि अरिष्टकारक ग्रह किसी ग्रह से घिरा हुआ (युत ) पापग्रह से दष्ट हो तो 
अरिष्ट का नाश करता है, जैसे सूर्यग्रहण के समय कुरुक्षेत्र मे स्वान करने से पाप का 
नाश होता है । यदि जन्मकाल में सुन्दर मन्द वायु तथा मेघ हों और ग्रहसमुदाय बली 
व निर्मल बिम्ब हो तो क्षणभर में अरिष्ट का शमन होता है जैसे जलधारा घूछि- 


समुदाय का शमन करती है ।। ५-८ ॥ 


१. बिलीयते। २. वर्जयति । ३. हितायां । ४. पवतविरजी । ५. जलजा । 
६. स्वस्थाः । ७. शास्ति । ८. शमयन्ति हि । ६, यथाम्बुधराः । 


द्वादरा अध्याय ९९ 


जा० भ० में कहा है--कडिचद्ग्रहशचेत्परिवेषगामी क्रूरे: प्रदिष्टः किल रिष्टमङ्ग: । 
सैजो विहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुजंलदा: सुनीला: । मन्दानिलाइचेद्ुविमला 
मुहर्ता: प्रसुतिकाले किल रिष्टमङ्ग:' ( स० रि० भं० ५-६ इलो० ) ॥ ७-८ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से ज्ञान 
उदये चागस्त्यमुनेः सप्तर्षीणां 'मरीचिपुत्राणाम्‌ । 
सर्वारिष्टं नश्यति तम इव सूर्योदये जात: ॥ ९ ॥ 
अजदृषककिविळ्ग्ने रक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः । 
पृथ्वीर्पांतः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम्‌ ॥ १०॥ 
जिस जातक का जन्म अगस्त्य मुनि या मरीच्यादि सात ऋषिगण के उदय समय 
में होता है उसके ( जातक के ) समस्त अरिष्टों का नाश होता है, जसे सूयं के उदय से 
संसार का अन्धकार नष्ट होता है । यदि जन्मकाल में मेष वा वृष वा कक लग्न में 
राहु हो तो समस्त अरिष्टो से रक्षा करता है; जैसे राजा प्रसन्न होकर अपराध करने 
चाळे की रक्षा करता है॥ ९-१० !। 
जा० मा० में कहा है-—कुम्मयोनिमुनीनां चेदुद्गमे जननं मवेत्‌ । विलीयते तदा 
रिष्टं नूनं लाक्षेव वह्निना । वपाजकर्काछ्यविळग्नसंस्थो राहुमंवेद्रि्विनाशकर्ता' 
( स० रि० मं ७-८ ₹लो० ) ॥ ९--१० ॥ 
प्रकारान्तर से अरिष्टभङ्क: योग ज्ञान 
२ यातेस्त्रिभागमपरे: सरोजजन्मापि विस्मयं कुरते। 
भङ्जयति3 काणष्ठमरिष्टं समतटदेशे यथा करभः ॥ ११॥ 
वहवो यदि शुभफलदाः खेटास्तत्राप शीर्यते रिष्टम्‌ | 
सूर्यात्‌ त्रिकोण इन्दौ यर्थ धात्रा नरेन्द्रस्य ॥ १२॥ 
यदि अरिष्टकारक ग्रह के विना सब ग्रह अपने-अपने द्रेष्काण में हों तो ब्रह्माजी को 
आश्चयं होता है अर्थात्‌ ब्रह्मा द्वारा लिखा हुआ मी अरिष्ट नष्ट होता है, जैसे समतल 
भूमि ( मेदान ) में हाथी काठ ( वृक्षादि ) को नष्ट करता है। यदि जन्म समय में 
अधिक ग्रह शुभ फल देने वाळे हों तो मो अरिष्ट का नाश होता है, जेते सूर्यं से ५।९ 
आव में चन्द्रमा के रहने पर राजा को यात्रा में विघ्न दर होते हे ॥ ११-१२ ॥ 
गुरु-शुक्र केन्द्र में हों तो अरिष्टभद्क ज्ञान 
गुरुशुक्री च केन्द्रस्थो जोवेद्दर्षशते नरः। 
गहानिष्टं हिनस्व्याशु^ चन्द्रानिष्टं तथेव च॥ १३॥ 
यदि जन्मङ्गुण्डली में गुठ-शुक्र केन्द्र में हों तो सौ वष क्रा जीवन होता है, वथा 
ग्रहजन्य व चन्द्रजन्य अनिष्ट शोख्र नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 





१. पूर्दाणां । २. यत्नेन मङ्गमपरे मारयति मगमपरे । ३. तज्ज्ञः कष्डमनिष्टं । 
४. सरटः किरट: । ५. मिनत्याशु । 


१०० सारावली 


जा० म० में कुछ विपरीत है-बृहृस्पतिर्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगत- 
शतायुः ( स० रि० मं० १८ इलो० ॥ १३ ॥ 
असितायु योग ज्ञान 
बन्ध्वास्पदोदयविलग्नगतो कुलीरे 
गीर्वाणनाथसचिवः सकलदच चन्द्रः । 
जूके रवोन्दुतनयावपरे च लाभे 
दुष्चिक्यशन्नु भवनेष्वनितं तदायुः ॥ १४॥ 


यदि जन्मकुण्डली में पूणं चन्द्रमा व गुरु कक राशि में स्थित होकर चतुर्थ, दशमः 
या लग्न में हों एवं शनि व बुध तुला राशि में हों और अन्य ग्रह तृतीय, षष्ठ, लाम में 
हों तो जातक की अमित आयु होती है ॥ १४ ॥। 
एते सर्वे भङ्गा मया निरुक्ताः पुरातनाः सिद्धाः । 
च्छ ति £ रि 
यज्ञतिद वविदो नरेन्द्र वाल्लभ्यमायान्ति 11 १५ ॥ 
प्राचीन आचार्यो द्वारा वणित ये अरिष्टभंग योग मैंने कहे हैं। इन योगों का ज्ञात 
करने पर ज्योतिषी राजा का प्रियपात्र होता है ॥ १५ ॥ 
विशेष - सं० वि०वि० की पुस्तक में ८।१३।१४ संल्यक पद्य प्राप्त नहीं हैं! १५।४ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां अरिष्टभंगो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


3५ 
त्रयोदशोऽध्यायः 
सुनफा, अनफा, दुरुधरा योग ज्ञान 
१ सुनफाऽनफादुरुघरा भवन्ति योगाः क्रमेण रविरहितेः । 
चित्तान्त्यो भयसंस्येः केरववनवान्धताह्विहगेः ॥। १ ॥। 

जन्मकुण्डली में चन्द्रमा से सूयं को छोड़कर द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो तो 
सुनफा नामक योग होता है । यदि बारहव स्थान में ग्रह हो तो अनफा योग, यदि सूयं 
के बिना द्वितीय व द्वादश दोनों स्थानों में चन्द्रमा से ग्रह हों तो दुरुघरा नामक योग 


होता है ॥ १ ॥ 

बृहत्पाराशर में कहा है--“चन्द्रात्‌ स्वान्त्योमयस्थे हि ग्रहे सूर्यं विना क्रमात्‌ । 
सुनफाख्योऽनफाख्यक्च योगो दुरुधराह्वयः' ( ३७ अ० ७ इलो० ) ॥ 

तथा ब्रृहज्जातक में भी हित्वाकं सुनफानफादुरुधरा: स्वान्त्योमयस्थंग्रंहै:, शीतांश्चोः 


कयितो....? ( १३ अ० ३ इसो० ) ॥ 


| # 
aT क कं || 
sis, A Feld YT 


त्रयोदश अध्याय १०१ 


एवं लघुजातक में मी--रविवज्यँ द्वादशगेरनफा चन्द्राद्‌ द्वितीयगैः सुनफा । 
उभयस्थितैर्दुरुधरा' ( १२ अ० १ इलो० ) ॥ १ ॥ 





सुनफा योग अनफा योग 
म्च्ठ nN | > ० 7g त J 
मं० ./< 7 च. >” लक 





मत त ति र आजित >> ती 


केसद्रम योग ज्ञान 

एते न यदा योगा: केन्द्रग्रहवजितः शज्ञाङ्कञ्च । 

फेमद्रसोऽतिकष्टः आाशिनि *समस्तग्रहादष्टे ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा समस्त ग्रहों से अदृष्ट हो तथा चन्द्रमा से द्वितीय व द्वादश 
स्थान में सूये के बिना अन्य ग्रह न हों अर्थात्‌ सुतफादियोग न हों, और केन्द्र (१।४। 
७।१०) में ग्रह व चन्द्रमा न हो व चन्द्र सव ग्रहों से अद्ष्ट हो तो केमद्रम नाम का 
योग होता है। यह योग अनेक प्रकार के कष्ट देता है ॥ २॥ 

बृहत्पारा० में कहा है--'चन्द्रादाद्यधनान्त्यस्थो बिना भानुं न चेद्‌ ग्रहः । कदचित्‌ 

स्याद्वा विना चन्द्रं लग्नात्‌ केन्द्रगतोऽथवा ॥ ११ ॥ योगः केमद्रुमो नाम तत्र जातोऽति- 


गहितः? ( ३७ अ० ११} इलो० ) 


१०२ सारावली 


तथा वृहज्जा० में मी “अन्यथा तु बहुमिः केमदुमोन्यैस्त्वसौ' (१३ अ. रलो०) ॥ २६ 
प्रस्तार विधि से सुनफादि योग भेद सङख्या ज्ञान 


सुनफानफासरूपास्त्रशद्योगा (३०) स्त्रिसंगुणा षष्टिः (१८०) । 
संख्या दौरुधुराणां प्रस्तारविधौ समाख्याताः ॥ २ ॥ 


प्रस्तार विधि से सुनफा योग के ३१ भेद, व अनफा के ३१ भेद होते हैं ।: 
एवं दुरुधरा योग के ६० % ३ = १८० भेद होते हैं ॥ ३॥। 

बृहज्जातक में कहा हे--'त्रिशत्सरूपा: सुनफानफाख्याः षष्टित्रयं दौरुधुरे प्रभेदाः” 
( १३ अ० ४ इलो० ) ॥ ३॥। 


विशेष --सुनफा योग के ३१ भेद इस प्रकार से होते हैं-यह योग पाँच १ मं० 

२ बु०, ३ गु०, ४ शु०, ५ श० ग्रहों से होता है ! इसलिए प्रस्तार की रीति से ५।४। 
३।२।१ इन अङ्को के भेद से प्रथम विकल्प ५, द्वितीय १०, तृ० १८, च० ५, पञ्चम? 
इस प्रकार से योग ५+ १०-{-१०+५+ १= ३१ होता है । प्रथम विकल्प चन्द्रमा से 
दूसरे स्थान में यदि मं० हो तो १ योग भेद, यदि बुध हो तो २ भेद, गुरु हो तो ३ 
भेद, शुक्र हो तो ४ भेद, शनि हो तो ५ भेद इस प्रकार योग = ५ = भेद प्रथम विकल्प 
से। यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मं० बु० हों तो १ भेद, मं० गु० हों तो २ भेद, 
मं० शु० हों तो ३ भेद, मं० शनि हों तो ४ भेद, बु० गु० हों तो ५ मेद, बु० शु० हों. 
तो ६ भेद बु० श० हों तो ७ भेद, गुरु शु० हों तो ८ भेद; गुरु शनि हो तो ९ भेद, 
शु० श० हों तो १० वां भेद हुआ । अतः द्वितीय विकल्प से १० भेद योग हुआ ।. 
यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मं० बु० गु० हों तो १ भेद, मं० बु० शु० हों तो 
२ भेद, मं० बु० श० हों तो ३ भेद मं० गु० श० हों तो ४ भेद, मं० गु० श० हों तो 
५ भेद, मं० शु० श० हों तो ६ भेद, बु० गु० श० हों तो ७ भेद. बु० गु० श० हों तो 
८ भेद, बु० शु० श० हों तो ९ भेद, गु० श० श० हों तो १० भेद हुआ, अतः तृतीय 
विकल्प से १० भेद हुए । 


अब चतुर्थं विकल्प से भेद दिखलाये जाते हैं-- यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में,. 
मं० बु० गु० शु० हों तो १ भेद, मं० बु० गु० श० हो तो २. भेद, मं० गु० झु० रळ 
हों तो ३ भेद मं० बु० शु० श० हों तो ४ भेद, बु० गु० शु० श० हों तो ५ वाँ भेद 
होता है । इसलिए चतुर्थं विकल्प से ५ भेद हुए । यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में 
: मं० बु० गु० शु० श० हों तो पञ्चम विकल्प से १ भेद होता है । इसलिए पाँच विकल्प 
से ५+१०--१०--५---१८३१ मेद सुनफा योग के होते हैं. यह ग्रन्थकार का 
आशय है । 

इसी प्रकार से अनफा योग के भी ३१ भेद समझना चाहिए । 





त्रयोदश अध्याय १०३ 


नीचे लिखी सारणी द्वारा दुरुधरा योग के १८० भेद जानना चाहिए---एक 
स्थान में एक ग्रह रहने से दुरुधरा योग के २० भेद नीचे सारिणी में दिये हैं । 





भेद | चन्द्रमा से | चन्द्रमा से | भेद | चन्द्रमा स | चन्द्रमा से 
अङ्कु | द्वितीय बारहवें अङ्कु द्वितीय बारहवें 
माव में माव में ! भाव में माव में 
RFS वु ११ | बु० शु० 
२ | दु" म १२ | शु० बु० 
३ अ 7 गु० ges १२ बु० दा० 
¥ गु० | मं | १४ दा० बु० 
प्‌ म० । शु० | १५ गु० शु० 
द्‌ शु० म० | १६ | शु० गुर 
७ म० रा० | १७ ॥ ८३ ग० 010 
< श० म० (४८७ KC । गु० 
& बरु गु० ("५९९७5६० | दा० 
१० गु० बु० | २० | दा० [० 
एक ग्रह दुसरे में, दो ग्रह वारहवें में, दो ग्रह दूसरे में, एक ग्रह बारहवे में 
होने से ६० भेद नोचे दिये ई— 
| चन्द्रमा से चन्द्रमा से | भेद चन्द्रमा से चन्द्रमा से | भेद चन्द्रमा से चन्द्रमा से 
अङ्क | द्वितीय में | द्वादश में | अङ्क | द्वितीय में | द्वादश में | अङ्क | द्वितीय में | द्वाद में 
१ मं. वु. गु. | २१ बु. गु. श. | ४१ । शु: मं. श. 
२|बु-गु.| म. र वु. शः गु. वश न मं. 
३ | गु. । वु. शु. | २३ | वु. शु. श. । ४३ | शु. | वुः गु 
४ | मं. शुः | वु २४ | वुः श शु | ४४ | गु शु बु. 
१. स्‌. ।वुखदा, | RET म. वु | YU वा. बुकर: 
६|मं.श. | वु. २६ | वु. गु. म. | ४६ | शु. श. | वु. 
७| मं. |गु.शु. |२७| गु, मं. शु. | ४७ | शु. गु. रा. 
८|मं.शु ¦| गु. ८ | गु. शु म. '। ८८ | झाः र| 
हाम” गुल २६ | गु मं. श. | ४९ | श. मं. वु. 
१० | मं. रा. | गु. । ३० (गुढ मं | ५० | वु. श में. 
१२५ या | शु. श. ३ गु. बु शु. | ५१ | थः मं. गु. 
१२ | मं. श. | शु. ३२ | गु. शु. बु 5३५२ | गु श, | मं. 
१३ वु | म. गु, | ३३ गु. वु श. | ५३ रा. मं. शु. 
१४) । मः ब्र. | गु ३४ | गु. रा. बु. ५४ | शु. श. म. 
१५ बु. | मं. शु, | ३५ गु. शु. रा. | ५५ | रा. बु. गु. 
१६ | बु. श्‌. | मं. ३६ [गरः | ‘a पदा TS वव 
१७| बु. मे दा | ३७| श्‌. म नु. | ५७ | झा. बरु, शु 
१८ | बु. श. | मं. | ३८|वु.शु. | मं. (५८ | शु-श. | बु 
२६-० ब. | गया री TR 
२० | बु. शु. ' गु. ४० | गु. श॒ म. ६० | शु रा, गु. 








१०५४ सारावली 


एक ग्रह द्वितीय भाव में, ३ ग्रह द्वादश में, ३ ग्रह द्वितीय में, १ ग्रह द्वादश में 
होने पर ४० भेद नीचे दिये गये हैं 


हि में म मंद नट प 
द्वतीय में | द्वादश में द्वितीय में | द्वादश में 
अङ्क अद्ध अङ्क 





द्वितीय में | द्वादश में 

















१| मं. [बु.गु.शु.| १५| बु. [गु शु.श, | २६ | शु. |मं.गु.श. 
२ बु. गु. शु, | म. १६ गु शु. ज्ञ.| वु. ३० में. गु. श.| शु. 
३| म. [नुःगु.श.।| १७| गु. [मं.बु.श.|३१| शु. [बु गु.था. 
४ बु. गु.श.| मं. ८ |मं. ब्रु. शु. | गु ३२ (दु. गु. शु, | रा. 
५| मं. [वु.शु. रा. | १६| गु. [मं.बु.श.|२३३| दा, [मं.वु.गु- 
६ |बु.शु.श.| म. २० |मं ब्रु, श.| गु | ३४ मं.वु.गु.| रा 
७।| म. [श.गु.शु.|२१| गु. मं शु.दा., ३५| रा. [म.वु.शु. 
८ |गु. शु. श.| मं. २२ |मं. शु. दा. | गु. ३६ |मं. बु. शु.| दा 
६| वु. मं.गु.शु. २३ | गु. [वु.शुष्र.|३७| रा. [मं.गु.शु. 
१० मं. गु. शु.| वु. २४ |वयु. शु. दा. | गु. ३८ में. गु. शु.| श. 
ब्रु. म.ग्रु.श, २५ | शु. भमं.वबरु.गु.|३६| रा. [बु.गु.दा. 
| गु.श. | बु. २६ ।मं.वु गु. | शु. ४० वु. गु. शु. | रा. 
बु. मं. छु. श, | २७ | शु. मि.वु.द्य 
«शु. र 








एक ग्रह २ य में, ४ ग्रह १२ रा० में, चार ग्रह २य में, १ग्र० १२ रा० में होने 
पर दुरुधरा योग के निम्न १० भेद होते हैं ! 




















मेद | चन्द्रमा से | चन्द्रमा से | मेद | चन्द्रमा स २ थ मे] चन्द्रमा से १२ रा. 
याक रयम | १२रा में| अङ्क | मे... 
१ मं. वु.गु.शु र. ६ | मं वु.शु. रा गु. 
२ बु.गु हु छा. मं. | ७ शु. | मं बुः गु. श. 
3 | ह म.गु.शु.श| ८| मं.वृ.गु-श. | शु. 
४ मं. गु. शु. शा. COR 18518: दा. | मं- बु. गु. शु. 
५ गु. मं. वु. शु.श. १० | मं.बु गु.शु श. 


त्रयोदश अध्याय १०५ 


दो ग्रह २ य में, २ ग्रह १२ रा० में होने पर ३० भेद निम्न होते हैं । 


भेद | चन्द्रमा से; चन्द्रमा से/ भेद | चन्द्रमा से| चन्द्रमा से| भेद । चन्द्रमा से चन्द्रमा से 
अंक | रय में | १२ रा.में। अंक | रयमें | १२ रा.में| अंक | रय में [१२ रा. में 


AONE SES 














हू म. गु. शु. | ११ |, मं. गु. |शु. श.। २१ | मं. श. | वु. शु. 
२ गु. मं. बु.| १२ | गु. श. | मं. गु. २२ | ब्रु. झु.|मं. शा. 
३ | म. गु. शा. | १३|मं. शु. | वु. गुः| २३ |मं. झा. |गु. शु. 
४ गु. श |मं. बु. | १४ तरु. गु. | मं. शु.| २४ गु. शु. मं. श. 
५ म. वु. शु. श.| १५ | मं. रा. |वबु. श. २५ बु. गु. शृ. थ. 
६ | शु. छा. “मं, वु. १६ | बु. श, |म. णु. | २६ | शु. श. | वरु. गु. 
७ । भम. गु बु. शु. १७ म पुः | ग थः | २७ [TST TT 
८ बु. हु. | म. गु. १८ गु. शः | मः बु. २८॥गु थि शः 
& | म. गु. बु. श.| १६ |वु. गु. | म. दा. | २९ |गु. शु. वु. श. 
१० | वु. श. | मं. गु. । २० | मं. दा. वु गु बु. श । गु. शु. 


२ य में २ ग्रह, १२ रा. में तीन ग्रह, २ य में ३ ग्रह, १२ रा. में २ ग्रह होने पर 
२० भेद निम्न होते हैं । 


भेद | चन्द्रमा से २ | चन्द्रमा से चन्द्रमा से चन्द्रमा से 

अंक | यमें | १२रा में २ य में १२ रा. में 
१ म बः गरा दालनात रर 2. ०10 मं. गु. श. 
२| गु, शु. श मं, बु 12१२ बम. गु. दा बु. शु 
३ मं. गु. | बु. शु. दा. १२ नुर पस कण 
४ | बु. शु. श सं. 'गुः । ६४ स. गु. श दा 
५ मं. शु. | बु. गु. छा. | १५ गु. तःस श 
६ | वु. गु. श मं. शु.” "| १६ (मः दु: TR 
७ मं. श. | वु. गु. शु.| १७ गु. श. |मं. वु. शु 
८ | वु. गु. शु म श. ! १८ |मं. बु. दा, गु. श 
९ क नु गु | यु राः | १९ शु. शा. बु. गु. 
१० | म. शु. श. बु. गु. | २० | मं. वु. गु. शु. श. 


इप प्रकार दुरुधरा के भेदों का योग २०--६०-- ४०-- १०--२०-- २० = 
१८० होता है । यही ग्रन्थकार का अभिप्राय है ॥ ३ ॥ 
सुनफा योग का फल 
श्रीमान्‌ स्बबाहुनिभबो  बहुधमंशोलः 
शास्त्राथं बिद्बहुयशाः' सुगुणाभिरामः* । 
शान्त:3 सुखी क्षितिपतिः सचिवोश्थ वा स्यात्‌ 
सुतः पुमान्‌ विपुल्धीः सुनफाभिषाने ॥ ४ ॥ 


१. त्पृथु । २. स्वगुणो । ३. कान्त: । हो० र० ७ अ० ३०५ पृ० । 


१0५. सारावली 


यदि कुण्डली में सुनफा नामक योग हो तो अर्थात्‌ सुनफा योग में उत्पन्न जातक 
लक्ष्मीवानु, अपनी भुजाओं (हाथ) से धन पैदा करने वाला, अत्यन्त धार्मिक, यास्त्रों 
के तत्व का ज्ञाता, बहुत यशस्वी, सुन्दर गुणों से युत, शान्त स्वभाव, सुखी, राजा या 
मन्त्री और परम बुद्धिमान होता है ॥ ४ ॥। 

बृहस्पा० में कहा है-- राजा वा राजतुल्यो वा धीधनख्यातिमाञ्जनः । स्वभुजा- 
जितवित्तश्च सुनफायोगसम्मवः? ( ३७ अ० ८ इलो० ) | 

एवं बृहज्जातक में मी “स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा, भवति हि सुनफायां 
धीधनख्यातिमांश्च' (१३ अ० ५ इलो० ) । ४॥। 


अनफा योग का फल 
वाग्मी ध्रभुद्रंविणब्ानगदः सुशीलो 
भोक्तान्नपानकुसुमाम्बरभामिनोनाम्‌?) । 
ख्यातः समाहितगुणः सुखशस्तचित्तो* 
योगे निशाकरकृते त्बनफे सुवेषः ॥ ५॥ 
अनफा योग में पैदा हुआ 'जातक-वक्ता, ( बोलने वाला ) सामथ्यंवानु, धनवान्‌, 
रोग रहित, सुन्दर शीलवान्‌, अन्न-पान-पुष्प-वस्त्र व स्त्री का सुख भोगने वाला, 
विख्यात, गुणवानु, सुखी, प्रसन्न चित्त व सुन्दर शरीर होता है ॥ ५॥। 
बृहत्पा० में कहा है--'भूपोऽगदशरीरइच शीलवान्‌ ख्यातकीतिमानु । सरूपश्चाऽ- 
नफाजातो सुखैः सर्वेः समन्वितः' ( ३७ अ० ९ एलो० ) । 
तथा बृहज्जातक में मी 'प्रभुरगदशरीर: शीलवानुख्यातकी तिविषयसुखसुवेषो 
निरवृतश्चानफायाम्‌? ( १३ अ० ५ इलो० ) ॥ ५॥। 
दुर्धरा योग का फल 
वाग्बुद्धिविक्रमगुणेः प्रथितः पृथिव्यां 
स्वातन्तर्यसौस्यधनवाहनभोगभोगी । 
दाता कुटुम्बधनपोषणलब्धखेदः 
सद्वृत्तवान्‌ दुरुधुराप्रभवो धुरिस्थः ॥ ६॥ 
जिस प्राणी (मनुष्य) का जन्म दुरुधरा योग में होता है तो वह वाणी-बुद्धि-पर।- 
क्रम व गुणों से भुमि (संसार) में ख्याति प्राप्त करने वाळा, स्वतन्त्र-सुख-लक्मा-वाहूद 
सवारी आदि के मोग (सुल) को मोगने वाला, दानी, पारिवारिक पालन से दुःख 
प्रात करने वाळा, अच्छे ब्यवहार वाला व प्रधान हाता है ॥ ६ ॥ 
बृहत्पारा० में कहा है--“उत्पन्नसुखभुग दाता धनवाहनसंयुतः । सद्भृत्यो जायते 
ननं जनो दुरुधरामवः' ( ३७ अ० १० इलो० ) । 


१, कामिनीनाम्‌ । २. वित्तो । ३. भागो । ४. दान्तः । ५. जनपोषण । 


त्रयोदश अध्याय १०७ 


तथा वृहज्जातक में भी “उत्पन्नमोगसुखभुग्धनवाहनाढ्चस्त्यागान्वितो दुरुधराप्रमवः 
सुभृत्यः:' ( १३ अ० ६ इलो० ) ॥ ६॥ 


केमद्रम योग का फल 
कान्तान्नपानगृहदस्त्रसुहृद्विहीनो ^ 
दारिद्रघदुःखगददेन्यमलरुपेत: । 
प्रेष्यः खलः सकललोकविरुद्ध वृत्ति: 
केमद्रुमे भवति पाथिववंशजोशपि ॥ ७ ॥। 
जिस मनुष्य का केमद्रभ योग में जन्म होता है तो वह राजा के वंश में उत्पन्न होने 
पर भी स्त्री-अन्न पान ( दुध आदि ) गृह ( घर ), वस्त्र व मित्रों से हीन, ( अर्थात्‌ 
स्त्री अन्नाद का अमाव ), दरिद्रता-दुःख-रोग व दीनता के विकार से युत, मजदूरी 
करने वाला, दुष्ट प्रकृति वाला व सबसे विरुद्ध व्यवहार करने वाला होता है ।।७॥। 
बृहृत्पा० में कहा हे- “तत्र जातोऽतिगहितः। बुद्धिविद्यावहीनश्च दरिद्रापत्ति- 
संयुतः’ ( ३७ अ० १२ इलो० )। 
एवं बृहज्जातक में भी 'केमद्रमे मलिनदुःखितनीचनिस्वाः प्रेष्याः खलाश्च नृपते- 
रपि वंशजाताः’ ( १३ अ० ६ इलो० ) ॥ ७ ॥ 


सुनफादि योगों का केन्द्र में प्रधानत्व कथन 

केन्द्रादिस्थग्रहेर्योगा: कीतिता ये$नफादय: । 

रते प्रधाना:३ समा" द्वस्वा)इचन्द्ररूपाच्च * चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भौमादीनां बरं देशं जातस्य च कुलं बुधः। 

चिज्ञाय प्रवदेत्‌ सम्यक्‌ सुनफादिकृतं फलम्‌ ॥ ९॥ 

केन्द्रादि ( १।४।७।१० ) में ग्रहों के हारा ये सुनफादि योग मुख्य होते हैं। तथा 

इन योगों का समत्व व लघुत्व चन्द्रमा के स्वरूप ( क्षोण, पूर्ण ) से विचार करना 
चाहिये । सुनफादि योग कारक भौमादि ग्रहों के बल-देश-कुल का अच्छी तरह से ज्ञान 
करके ही इनका फल विद्वान्‌ ज्योतिषी को कहना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


सुनफा योग कारक भौस का फल 
विक्रमचित्तप्रायो निष्ठु्रबचनइचम्‌पतिश्चण्डः । 
[ह्रो दस्भविरोधी सनफायां भौससंयोगे ॥ १०॥ 
यदि सुनफा योग कारक भौम हो तो जातक पराक्रमी, धनी, कठोर वाणी बोलने 
वाला, उग्र, सेनापति, हिसक, पाखण्ड का विरोध करने वाला होता है ॥ १० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--''उत्साहशौरयंधनसाहसवान्महीजः' 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ १० ॥४ 


ति re 


१. | बन्घुगृहवस्त्र । २. तानु । ३. प्रधानातु । ४. समानानु । ५. स्वाँ । ६. न्वि। 


१०८ सारावली 


सुनफा योग कारक बुध का फल 
श्रृतिशास्त्रगेयकुशलो घमपरः *काव्यकन्‌मनत्वो च। 
सर्बहितो रुचिरतनुः सुनफायां सोमजे भवति ॥ ११ ॥ 
यदि सुनफा योग कारक जन्माऽङ्ग में बुध हो तो जातक वेद, शास्त्र, संगीत विद्या 
में निपुण, धमं में रत, काव्य बनाने वाला, मनस्वो, सब का हितेषो व सुन्दर शरीर 
चाळा होता है ।। ११ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है 'सौम्थः पटुः सुवचनो निपुणः कलासु! 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ ११॥ 
सुनफा योग कारक गुरु का फल 
विद्याचायं ख्यातं नुपति नृपतिप्रियं दाऽपि। 
सुकुटुम्बचनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरः कुरुते॥ १२॥ 
यदि सुनफा योग कारक गुरु हो तो जातक विद्याओं में आचायं अर्थात्‌ समस्त 
विद्या जानने वाला, विख्यात ( प्रसिद्ध ) राजा या राजा का प्रिय पात्र तथा सुन्दर 
यरिवार व धन से परिपुर्ण होता है ॥ १२॥ 
बृहज्जातक में कहा है--*जीवोथधमंसुलमाङनुपपूजितश्च' 
( १३ अ० ७ इलो ० ) ॥ १२॥ 
सुनफा योग कारक शुक्र का फल 
 स्त्रीक्षेत्रविरत्तविभवश्चतुष्पदाढयः सुविक्रमो भवति । 
नृपसत्कृतः सृधीरो दक्षः शुक्रण सुनफायाम्‌ ।। १३ ॥ 
यदि सुनफा योग कारक शुक्र हो तो जातक स्त्री खेत, धन, गृह, वेमव, 
चतुष्पदों (गाय भैंसा घोड़ा हाथी आदि) से युक्त, सुन्दर पराक्रमी, राजा से सम्मानित 
'चैयंवानु व समस्त कार्यो में कुशल होता है ॥ १३ ॥। 
वृहुज्जातंक में कहा है--'कामी भूगुबंहुधनो विषयोपमोक्ता” 
( १३ अ० ७ इलो० ) ॥ ६३ ॥ 
सुनफा योग कारक शनि का फल 
निपुणमतिरग्रामपुरेनित्यं संपूजितो धनसमृद्धः । 
सनफायां रविपुत्रे कियास्‌ गुप्तो भवेद्धोरः ॥ १४॥ 
यदि सुनफा योग कारक शनि हो तो जातक चतुर बुद्धि वाळा, गाँव तथा शहरी 
मनुष्यों से प्रतिदिन पूजित, धनी, कार्यों में संलग्न व धैयंधारण करने वाला होता 
दे ॥ १४॥ वृ० जा० में कहा है— 
'परविभवपरिच्छदोपभोक्ता रवितनयो बहुकायंकृद्‌ गणेशः' 
( १३ अ० ८ इलो० ) ॥ १४॥ 
इति सुनफा प्रकारः । 


१. रतः । २ वित्तगृहवां । ३ प्रकरणम्‌ । 


त्रयोदश अध्याय १०९ 


अनफा योग कारक भौम का फल 
चोरस्वामी घृष्टः स्ववशो ' मानी रणोत्कटः क्रोधी । 
श्रेष्ट इलाघ्यः सुतनुः कुजे$नफायां सुलाभरच? ॥१५॥ 
यदि कुण्डली में अनफा योगकारक भौम हो तो जातक चोरों का मालिक, ढाठ,, 
स्वतन्त्र, अभिमानी, युद्ध-प्रिय, क्रोधी, श्रेष्ठ वा सेवा करने योग्य, प्रदासनीय, सुन्दर 
शरीर वाला व सुन्दर लाम कर्ता वा प्रगल्म होता है 11 १५॥ 
विशेष--आचायं वराह मिहिर ने सुनफा, अनफा दुरुधरा योगों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्रह के आधार पर एक ही फळ कहा है अर्थात्‌ भीमाद ग्रहों का सुनफा योग में जो: 
फल कथित है, बही अनफादि में वर्णित है । यहाँ ग्रन्थकार ने पृथक्‌-पृथक्‌ फल का 
वर्णन किया है ॥ १५ ॥। 
अनफा योग कारक बुध का फल 
गान्धर्वलेखनपटुः कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कार: । 
रुचिरतनुस्त्वनफायां प्रसिद्धकर्मा बुधेन भवेत्‌ ॥१६।॥ 
यदि अनफा योग कारक बुध हो तो जातक गान्धने ( गान, नृत्य ) विद्या व लेख 
लिखने में चतुर, कबि, भाषण मे निपुण, राजा से आदर व सत्कार पाने वाला, सुन्दर 
शरीर वाला और प्रसिद्ध कार्ये कर्ता होता है ।। १६ ॥। 
अनफा योगकारक गुरु का फल 
गाम्भीर्यसत््वमेधास्थानरतो^ वुःद्धमान्‌ नुपा्तयशाः । 
अनफायां न्रिदशगुरः संजातः १सत्कांबर्भवति ॥ १७॥ 
यदि अनफा योग करनेवाला गुरु हो तो जातक गम्भीर. बळवानु, मेधावी, शम- 
कार्यों में संलग्न, वुद्धिमान, राजा से यज्ञ प्राप्त करने वाळा और उत्तम कवि होता 
है । १७॥। 
अनफा योग कारक शुक्र का फल 
अयुवतीनामतिसुभगः प्रणयी क्षितिपशच गोपतिः" ख्यातः । 
कान्तः कनकसमुद्धस्त्वनफायां भागंवे भवति ॥१८॥ 
यदि अनफा योग करने वाळा शुक्र हो तो जातक स्त्रियों का प्रिय, नम्र, राजा, 
गायों का स्वामी, वा भोगी स्वरूपवान्‌, प्रसिद्ध, सुवर्ण से सम्पत्ति वाला व उग्र 
होता है ॥ १८ ॥ 
अनफा योग कारक शनि का फल 
विस्तीणंभुजो नेता गुहीतवाक्यरचतुष्पदसमुद्धः । 
दुर्वनिताया भक्तो'' गुणसहितशचाकपुत्रेण ॥ १९ ॥ 
यदि अनफा योग करने वाला शनि हो तो विशाळ हाथ वाला, ( सं० वि० वि 
की पुस्तक में ), विस्तीणभ्रुवनेशो, यह पाठ हैँ इसका अथं--विशाळ भूमि व जंगल का 


१. वंश । २. सेव्य । ३. प्रगल्मश्च । ४. गन्धर्वं । ५. शुभो । ६. सत्वविद्धवति । _ 
७. युवतिजनानां । ८. भोगवान्‌ कान्तऽ। ६. कनकसमृद्धश्चण्ड । १० मर्ता । दुवं- 


नितायां सक्तस्त्वनफायामकपृत्रेण । 


११० सारावलो 


स्वामी, स्ववचन का पालनकर्ता, चतुष्पद सम्पत्ति वाला, दुशचरित्रा स्त्री का पति वा 
“सक्त एवं गुणवान्‌ होता है ।। १६ ॥ 
इत्यनफा प्रकरणम्‌ । 
ढुरुधरा योग कारक भौम बुध का फल 
आनृतिको बहुवित्तो निपुणोऽतिशठोऽधिको लुञ्धः । 
वृद्धासतोप्रसक्तः कुलळाग्रणीः शशिनि भौसबुधमध्ये ।। २० । 
यदि मोम बुध से दुरुधरा योग हो तो जातक असत्यवादी, धनी, चतुर, अत्यन्त 
दुष्ट, अधिक लोमी, वृद्ध कुलटा स्त्रो मे आसक्त व कुल में प्रधान होता है ॥२०।१ 
दुर्धरा योग कारक भोम गुरु का कल 
स्यातः कर्ससु बिभवी बहुअनवैरस्त्वमर्षणो हृष्टः । 
कुलरक्षी कुजगुर्वो: संग्रहशोलः शशिनि मध्ये ॥ २१ ॥ 
यदि भोम गुरु से दुरुधरा योग हो तो जातक कार्यो में विख्यात, वैमव से युत 
अर्थात्‌ धनी, अधिक मनुष्यों से शत्रुता करने वाला, क्रोधो, प्रसन्न चित्त, कुल का 
रक्षक एवं संग्रह करने वाला होता हे ॥ २१॥। 
दुर्धरा योग कारक भोम शनि का फल 
उत्तमरामार सुभगो विवादशोल: शुचिभंवेद्दक्षः । 
व्यायामी रणश्रः सितारयोमंध्यगे चन्द्रे ॥ २२॥। 
यदि मोम शुक्र से दुर्धरा योग हो तो जातक उत्तम स्त्री वाला, पाठान्तर से 
अच्छी कामना ( इच्छा ) करने वाला, सुन्दर ऐश्‍वयं से युत, विवादी, पवित्र, कुशळ 
कार्यकर्ता, व्यायाम ( कसरत ) करने वाळा और युद्ध में बोर होता है ॥ २२ ॥ 
कुत्सितयो षिद्र मणो बहुसंचयकारको व्यसनतप्त; । 
क्रोधी पिशुनो रिपुहा“ यमारयोः स्याद्दुरुधुरःयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि भौम शनि से दुरुधरा योग बनता हो तो जातक--निन्दित स्त्री के साथ 
रमण करने वाला पाठान्तर से खराब स्त्री व निन्दित घन वाला, अत्यन्त संग्रहो, 
कुकर्मो में आसक्त, क्रोधी, चुगलखोर व शत्रु को मारने वाला होता है ॥ २३ 1। 
बुध शुक्र से दुरुधरा योग का फल 
घर्मपर: शास्त्रज्ञो वाचालः सत्कविधंनोपेतः । 
त्यागयुतो विख्यातो बुधगुरुमध्ये स्थिते चन्द्रे ॥ २४॥ 
यदि बुध गुरु से दुर्धरा योग हो तो जातक--धर्मपरायण, यास्त्रज्ञाता, वाचाल, 
सुन्दर कवि, धनी, त्यागी और प्रसिद्ध होता है ॥ २४॥। 
बुध गुरु से दुर्धरा! योग का फल 
प्रियवाक्‌ सुभगः कान्तः प्रनृत्तगेयादिषु श्रियो भवति । 
सेव्य शारो मन्त्री बुधसितपोढुरुघरायोगे ।। २५॥। 


१. गुणाधिको । १. उत्तमरामः, उत्तमकामः। ३. द्रविणो । ४. रिपुमान यमा- 
रयीः । 


त्रयोदश अध्याय १११ 


यदि बुध शुक्र से दुर्धरा योग हो तो जातक--मीठा वचन बोलने वाला, सुन्दर 
ऐेदवये से युत, स्वरूपवानु, नाच गाने में प्रीति रखने वाला, सेवा करने के योग्य, 
विक्रमी व मन्त्री होता है ॥ २५ ॥। 


बुध शनि से दुरुधरा योग का फल 
देशाह शां गच्छति वित्तपरो नातिविद्यया सहितः । 
चन्द्रेऽन्येषां पुज्य: स्वजनविरोधो ज्ञमन्दयोमध्ये ।। २६ ॥ 
यदि बुध शनि से दुरुधरा योग हो तो जातक - अल्पविद्या ज्ञान से देश से विदेश 
अँ जाकर धन पैदा करने वाला, दूसरों से वन्दनीय व अपने मनुष्यों का विरोध करने 
चाला होता हे ॥ २६ ॥। 
गुरु शुक्र से दुरुधरा योग का फल 
धृतिमेधाशोयंयुती नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपुणंः । 
ख्यातो नृपकृत्यकरो गुरसितयोदुंर्घरायोगे ॥ २७ ॥ 
यदि गुरु शुक्र से दुरुधरा योग हो तो जातक--धेयं-बु[ड-व पराक्रम से युत नोति- 
ज्ञाता, सुवर्ण रत्नों से परिपूर्ण, विख्यात, राजा का कार्य करने वाला होता है ॥ २७॥, 
गुरु शनि से दुरुधरा योग का फल 
सुखनयविज्ञानयुतः प्रियवारिवद्वान्‌ धुरंधरोऽप्यायंः । 
शान्तो धनी सुरूपश्चन्द्रे गुरुभानुजान्तस्थे॥ २८ ॥ 
यदि गुरु शनि से दुरुधरा योग हो तो जातक--सुख-नीति-विज्ञान से युक्त, प्यारी 
जाणी बोलने वाळा, श्रेष्ठ विद्वान्‌, उत्तम, शान्त, धनवान व स्वरूपवान्‌ होता है ।।२५।। 
शुक्र शनि से डुश्धरा योग का फल 
वृद्धचरितं कुलाग्र्यं निपुणं स्त्रीवल्लनं धनसमुद्धम्‌ । 
नुपसत्कृतं बहुधनं कुरुते चन्द्रः लितासितयो: ॥ २९ ॥ 
यदि शुक्र शनि से दुरुधरा योग हो ता जातक--बुढ़े के से कार्य करने वाला, कुल 
में प्रधान, निपुण ( चतुर ). स्त्रियों का प्यारा, धनी व राजा से सत्कार प्राप्त होने 
यर अधिक धन पाने वाला होता है ॥२६ 1! 
इति दुरुधरा प्रकरणम्‌ । 
स्वल्प-मध्यम-उलम धनादि योग ज्ञान 
सूर्यात्‌ केखादिगतो निशाकरः स्वल्पमध्यभूयिष्ठान्‌ । 
कुर्यात्क्रमेण धनधीनेपुणविज्ञानविनयांशच ॥ ३० ॥। 
यदि कुण्डली में सूय से केन्द्र ( १।४ ७।१० ) में चन्द्रमा हो तो धन-बुद्धि निपुणता 
{ चतुरता ) --विज्ञान-व नग्नता जातक में स्वल्प होती है. यदि पणफर (२।५।८।११) 
में चन्द्र हो तो धनादि मध्यम, यदि आपोक्लिम ( ३ ६।६।१२ ) में चन्द्र हो तो. धनादि 
उत्तम होता है ॥ ३० ॥ 


११२ सारावलो 


बृहत्पा० में कहा है--'सहस्नरश्मितश्चन्द्रे कण्टको दिगते क्रमात्‌ । धनधीनैपुणादीनि 
न्युनमध्योत्तमानि हि? ( ३७ व० १२ इलो० ) 
तथा वृहज्जा० में मी- अधमसमवरिष्ठान्यककेन्द्रादिसंस्थे शशिनि विनयवित्त- 
ज्ञान-धी-नैपुणानि' ( १३ अ० १ इलो० ) ॥ ३० ॥ 
पुनः चन्द्रमा से उत्तसादि धन योग ज्ञात 
ओत्पातिक: ङृशतनुनिशि चाप्यदृश्यो 
भ्दुश्यो दिवा शिशिरगुर्भयशोकदः स्यात्‌ । 
एवं स्यितः समफलं पृरथिवीपतित्वं 
यातोऽच्यथा प्रकुरुते परिपुणंसतिः ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में क्षीण चन्द्रमा उत्पात से युत व जातक का जन्म रात्रि में हो 
तथा अहद्य ( लग्न से सक्षम ) चक्र में हो तो मय शोक दाता, याद पूर्वोक्त चन्द्रमा 
दृश्य ( सक्षम से लग्न तक ) चक्र में हो व दिन में जन्म हो तो मध्यम भयादि कारक, 
यदि पूर्ण चन्द्रमा रात्रि में, दृश्य चक्र में होने पर व दिन में अहृद्य चक्र में पुणं चन्द्रमा 
के होने पर जातक राजा होता है ॥ ३१ ॥ 
प्रकारान्तर से उत्तसादि धन योग ज्ञान 
लग्नादुपचयसंस्थेः शुभ: समस्तैमंहाधनो द्वाभ्याम्‌ । 
मध्यं चेकेनाधममेवं चन्द्रादपि तदून: ॥ ३२॥ 
अधियोगादयोऽन्येऽपिञ सयात्रेच न कोतिताः। 
नुपपोगा यतस्ते हि वक्ष्ये तत्रेब तानहम्‌ ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से उपचय ( ३।६।१०।११ ) में समस्त शमग्रह हाँ तो 
अधिक धनी, यदि दो शुभग्रह उपचय में हों तो मध्यम धनी, यदि १ शुमग्रह हो तो 
अल्प धनी होता हे । 
अन्य भी चन्द्रमा से अधियोग आदि योग मैने यहाँ नहीं वर्णन किये हैं क्योंकि वे 
राजयोग हैं इसलिये राजयोगाध्याय में ही आगे वर्णन करू गा ॥ ३२-३३ ॥ 
बृहत्पारा० में कहा है--चन्द्राद्‌ वृद्धिगतैः सर्वे: शभैर्जातो महाधनी । 
द्वाभ्यां मध्यधनो जात एकेनाल्पधनो मवेत्‌ ( ३७ अ० ६ इळा० । 
इसी प्रकार चन्द्रमा से मी उपचय में शुभग्रह होने पर फल समझना चाहिए, किन्तु 
लग्न से यह योग प्रबळ होता है, चन्द्रमा से कुछ न्युन होता है । 
एवं बृहज्जा० में भी--'ळग्नादतीव वसुमान्‌ वसुमाञ्छशा ड्कात्सोम्यप्रहैरुपचयोप- 
गतैः समस्तैः । द्वाभ्यां समोल्पवसुमांरच*'* = ' ( १३ अ० इलो० ) ॥ ३२-३३ ॥ 
इति कल्याणवमं विरचितायां सारावल्यां चन्द्रविधिर्नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१. उत्पातिकः, अल्पात्मजः हो० र० ७ अ० ३११ पृ०। २. कृष्णे तु शोत- 
किरणो । ३. येपि । 





चतुर्दश अध्याय ११३ 


चतुदंशोऽध्यायः 


वेशि, वाशि, उभयचरी, योग ज्ञान 
१ सुर्यादव्ययगैर्वादि्वितो यगेइचन्द्रवजितेर्वेशिः ` 
उ भयस्थितेग्ंहेनद्रेर भयचरी नामतः प्रोक्त! ॥ १॥ 
यदि जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादशा स्थान में चन्द्रमा को छोड़कर अन्य कोई ग्रह 
हो तो वाशि नाम का योग व सूर्य से द्वितीय स्थान में चन्द्रमा से भिन्न अन्य ग्रह हो 
तो वेशि नामक योग होता है। यदि सूर्य से द्वितीय व द्वादशा दोनों स्थान में चन्द्र 
वर्जित ग्रह हो तो उभयचरी नामक योग होता है ॥ १॥ 
वृहत्पा० में कहा है--'सूर्यात्‌ स्वान्त्योभयस्थ॑शच विना चन्द्रं कुजादिभिः । वेशि- 
वाशिसमास्यी च तथोभयचरी क्रमात्‌’ ( ३८ अ० १ इलो० ) ॥ १॥ 
वेशि योग का फल 
सन्दर स्थिरवचनं परिभूतपरिश्रमं नतोध्वंतनुम्‌ । 
कथयति यवनाधिपतिर्वेशिसमुत्थं तथा पुरुषम्‌ ॥ २॥! 
यदि जातक की कुण्डली में वेशि योग हो तो जातक मन्द दृष्टि, स्थिर वाणी, 
अधिक परिश्रमी नम्र व लम्बा देह होता हे । ऐसा यवन स्वामी अर्थात्‌ यवनाचायें ने 
कहा है ॥ २॥ 
बृहत्पा० में इस से कुछ विपरीत फल कहा है--'समद्क्‌ सत्यवाङमर्त्यो दीधंकायो- 
ऽलसरतथा । सुखभागह्पवित्तोऽपि वेशियोगसमुद्धव:' ( ३८ अ० २ इलो० ) ॥ २॥ 
देशि योग कारक गुरु-शुक् का फल 
वसुसंचयवित्तसु हृत्स्याहेशी सुरगुरो भवति जातः। 
सीरः कार्योद्विग्नो लघुचेष्टो भुगसुते पराधीन; ३ ॥ 
यदि वेशि योग कर्ता गुरु हो तो धन का संग्रदटो, विद्वानु, सुन्दर मित्रों से युत 
जातक होता है । यदि शुक्र योग कर्ता हो तो भयभीत ( डरपोक ), कायं में अस्थिर, 
स्वल्प इच्छा करने वाला और जातक परतन्त्र होता है ॥ ३॥ « 
वेशि योग कर्त्ता बुध व भोम का फल 
3परिकमको दरिद्रो मृदुविनीतो बुधे सलज्जइच । 
४मार्गलघुः  क्षितिपुत्रे परोपकारी नरो वेशौ॥ ४॥ 
यदि वेशि योग कर्त्ता बुध हो तो जातक बहुत कार्य करने वाला, निर्धन, कोमल, 
नम्र और लज्जा करने वाला होता है। यदि भौम योग कर्ता हो तो अधिक चल्ने 
वाला व परोपकारी होता है ॥ ४ ॥ 


2: 2 3 22205: 002 20 दा प 
१. वाशी तद्धनगैश्चन्द्र*जितै: । २ वंशी । ३. कर्कशो । ४. मागंघ्न । 


११४ सारावळो 


वेशि योग कर्ता शनि का फल 
परदाररतइचण्डो बह्वाकारः' शठो घृणी । 
भवेन्मनुष्यः सधनो याते वेशि शानेशचरे॥ ५॥ 
यदि वेशि योग कर्ता शनि हो तो जातक पर ( दूसरी ) दार (स्त्री ) में रत 
( आसक्त ), उग्रस्वभाव, वडी आकृति वाला, छठ (मूख, धूते ), घृणी ( ग्लानि करने 
वाला ) और धनी होता है ॥ ५॥ 
इति वेशिप्रकरणम्‌ 
वाशि योय का फल 
*उत्कृष्टवचा: स्मृतिमानुद्योगयुतो निरीक्षते तिर्यक्‌ । 
उसवशरीरे प॒थुलो नृपतिसमः सात्त्विको वायो ॥ ६॥ 
यदि वाशि योग में जन्म हो तो जातक उत्कृष्टं ( अच्छी ) वाणी वाला, स्मरण 
शक्ति वाला, उद्योगी, तिरछी दृष्टि वाला, स्थूल शरीर धारी, राजा के तुल्य व 
! सात्त्विकी होता है ॥ ६ ॥। 
ब्रहत्पाराश० में इसके विपरीत फल कहा है—'वाशौ च निपुणो दाता यशो 
विद्याबलान्वितः' ( ३८ अ० ३ इलो० ) ॥ ६ ॥ 
वशि योग कर्त्ता गुरु व शुक्र फल 
धतिसत्त्वबुद्धियुक्तो भवति गुरा वाशिके ४वचनसारः। 
शरः ख्यातो "गुणवान्‌ यदास्करो भार्गवे पुरुषः ॥ ७ ॥ 
यदि वाशि योग कर्ता गुरु हो तो जातक धैर्य-वल-वुद्धि से युत एवं वाणी में 
तत्त्व वाला होता है । यदि शुक्र योग कर्ता हो तो--वीर, विख्यात, गुणी, यशस्वी, 
जातक होता है ॥ ७ ॥ 


वाशि योग कर्ता बुध व भोस का फल 
प्रियभाषी ९रुधिरतनुर्वाश्यां स्याद्‌ बोधने पराज्ञाकृत्‌ । 
सङ्ग्रामे विख्यातो भूसिसृते “नान्यवाक्यशच ॥ ८॥ 
यदि वाशि योग कर्ता बुध हो तो जातक प्रिय ( प्यारी ) वाणी बोलने वाला, 
लाल शरीर वाला, एवं दूसरों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है । यदि भौम 
योग कर्त्ता हो तो संग्राम ( युद्ध ) में विख्यात ( विजय प्राप्त कर्ता ) तथा एक वाणी 
वाला पाठान्तर से अपने भाग्य से जीने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
वाशि योग कर्ता शनि का फल 
दणिक “कुर स्वभाव: स्यात्परद्रव्यापहारकः। 
गुरुद्रोघी भसूर्निस्त्रिशो गते वाशि शनेश्चरे ॥ &॥ 





१. वृद्धा । २. उत्सृष्ट। ३. पूर्वे) ४. पवनसार। ५. बलवानु । ६. रुचिर । 
७. भाग्यरच । ८. खल । <. मुनिस्त्रीशो । 


चतुदँश अध्याय ११९५ 


यदि वाशि योग कर्ता शनि हो तो जातक बनिया ( व्यापारी ) के कुल के समान 
स्वभाव वाला, पाठान्तर से दुष्ट स्वभाव वाला, दूसरे के धन को चुराने वाला, गुरुजनों 
से शत्रुता करनेवाला व निलंज्ज, पाठान्तर से तपस्विनी स्त्री का स्वामी होता है ॥९॥ 


फलादेश सें विशेष कथन 
संनिरीक्ष्य रवेर्वोयं ग्रहाणां चापि तत्त्वत: । 
राइयंशासङ्गमात्सवं फळं ब्र याट्विचक्षणः ॥ १० ॥ 
फल कहने से पूर्व सूर्य व योगकर्ता ग्रहों के बल का तथा राशिस्थ नवांश के शुभा- 
शुभ का ज्ञान करके ही इन योगों का विद्वानु ज्योतिषी को फलादेश करना चाहिये ॥१०॥ 
जा० भ० में कहा है—सूर्यस्य वीर्पात्खचरानुसाराद्‌ रार्‍्यंशयोगात्प्रविचाये सर्वम्‌ । 
यूनं समं वा प्रबलं नराणां फलं सुधीभिः परिकल्पनीयम्‌' ( सु ० यो० ० ५ इलो० ) ॥१०॥ 
उभयचरी योग का फल 
सवंसहः "सुभद्र: समकायः सुस्थिरो विपुलूसत्त्व: । 
नात्युच्चः "परिपुर्ण विद्यायुक्तो भवेदुभयचर्याम्‌ ॥ ११॥ 
सुभगो बहुभृत्यधनो नन्धूनामाश्रयो नृपतितुल्यः । 
नित्योत्साही हृष्टो भुङ्क्त भोगानुभयचर्याम्‌ ॥ १२॥ 
यदि उभयचरी योग में जन्म हो तो जातक--समस्त कार्यभार को सहन करने 
वाला, कल्याण से युत पाठान्तर से सुन्दर समष्टि वाला, समान शरीर वाला, अधिक 
लवान्‌, अधिक ऊंची ( उच्च ) देह से रहित, समस्त वस्तु व साधनों से पूर्ण, विद्या- 
वान्‌ सुन्दर ऐश्‍वर्य से युत, अधिक नौकर व धन से युत, अपने वन्धु बान्धवों का रक्षक, 
राजा के सहश, पूर्ण उत्साही, प्रसन्न चित्त व सुख भोग करने वाला होता है ॥ ११-१२॥ 
जा० भ० में कहा है-सर्वंसहः स्थिरतरोऽतितरां समृद्धः सत्त्वाधिक: समशरीर- - 
विराजमान: । नात्युच्चकः सरळहृक्‌ प्रवलामलश्रीयुक्तः किलोभयचरी प्रभवो नरः 
* स्यात्‌’ ( सु० यो० ४ इलो० ) ॥ ११-१२॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां वेशिवाइ्युभयचर्यायां चतुर्दशोध्यायः । 


पञ्चदशोऽभ्यायः 
यवनाचारँवृ दै डिग्रहयो गेषु यत्फलं प्रोक्तम्‌ । 
तदहमपहाय मत्सरमधुना वक्ष्ये विशेषेण ॥ १॥ 
प्राचीन यवनाचार्यो ने दो ग्रहों की युति ( योग ) में जो फल कहा है, उसको मैं 
यहाँ अहङ्कार त्यागकर विशेष रूप से कहता हँ १॥ 
१. सुसमहृक्‌ । २. परिपूर्णः सिहग्रीवो भवेदुभयचर्याम्‌ । 


११६ सारावळो 


सूर्य चन्द्रमा युति का फल 
युवतीनां वशगः स्यादविनीतः 'कूटवित्पृथुळवित्तः । 
आसवविक्रयकुरळो रव्युड्गपत्योः क्रियानिपुणः॥ २॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में सूर्य व चन्द्रमा एक भाव या राशि में हों तो जातक स्त्रियों के वश 
( अनुकुल ) में रहने वाळा, नम्रता से हीन, ( अविनयी ), कूट ( धातु-मिश्रणादि 
कूटनीति ) का ज्ञाता, अधिक धनी, आसव ( मद्य व फलादि ) के बेचने में चतु: और 
अच्छा कार्यकर्ता होता है ॥ २॥ 
जातक परिजात में कहा है-'ज।तः स्त्रीवरागः क्रियासु निपुणइ्चन्द्राविन्ते भास्करे” 
( ८ अ० १२ इलो० ) ॥२॥। 
सुर्यं भोम युति का फल 
ओजस्वी साहसिको मुर्खा बलसत्त्वसंयुतो5नृतवाक । 
पापमतिवधनिरतो* रविकुजयो: स्यात्‌ प्रचण्डश्च ॥ ३॥ 
यदि कुण्डली में सूर्यं के साथ भौम हो तो जातक तेजस्वी, साहसी, मुखे, वली, 
विक्रमी, झूठ बोलने वाला, पाप बुद्धि, हिसा करने वाला और उग्र स्वभाव वाला 
होता है ॥३॥ 
| जा० पा० में कहा है--तेजस्वी बलसत्त्ववाननुतवाक्‌ पापी सभोमे रवो' 
( ८ अ० १ इलो० ) ॥३।४ 
सूर्य बुध युति का फल 
सेवाकृतस्थिरधनो रविज्ञयो: प्रियवचा यशोथः स्यात्‌ । 
आयः क्षितिपतिदयितः सतां च बलरूपवित्तविद्यावान्‌ ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, वुध से युत हो तो जातक--सेवा कार्य करने में चतुर, अथवा 
सेवक ( नौकर ), चञ्चल धनवाला, प्रियभाषी, यश ( कीति ) रूप धनवाला, श्रेष्ठ, 


राजा व सज्जनो का कृपापात्र, बलवान्‌, रूपवान, धनवान्‌ और विद्वानु होता है ॥४1!: 
जा० पा० में कहा है--*विद्यारूपबलान्वितो$स्थिरमति: सौम्यास्विते पुषणि' 


( ८ अ० १ इलो० ) ॥४॥. 
सुर्य गुरु युति का फल 
बहुधर्मो नृपसचिवः असमृद्धिसास्मिन्नसश्रयाप्तार्थ: । 
सुर्ये बृहस्पतियुते भवेदुपाध्यायसंज्ञश्च ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य व गुरु एक स्थान में हों तो जातक--भधिक धर्मात्मा, राज- 
मन्त्री, धनवान्‌ पाठान्तर से सुन्दर बुद्धिवाला, मित्र के आश्रय ने धन प्राप्त करने वाला 
च अध्यापक होता है ॥ ५॥ 
जा० पा० में कहा है--'श्रद्धाकमंपरो नृपप्रिगकरो भानौ सजीवे धनी” 
( ८ अ० १ इलो० ) ॥५|॥ 





१. कुटकृत्‌ प्रलघुचित्तः । २. निष्ठो । ३. सुबुद्धिमान्‌ । 


पऱचददा अध्याय ११७ 
सूर्य शा क्र युति का फल 
शास्त्रप्रहरणविद्यार क्तियुतो नेत्रदुर्वळश्चरमे? । 
रङ्कज्ञो रविसितयोः ख्ीसद्काल्लब्धबन्धुधनः` ॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में सूयं के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--शस्त्र प्रहार-विद्या व 
सामर्थ्यं से युत, वृद्धावस्था में आंख से दुर्बल पाठान्तर से यदि चर राशि (१।४।७।१० 
में युति हो तो नेत्र पीड़ा, नृत्य नाटयादि कला का ज्ञाता, स्त्री सङ्ग से वान्धवों का 
धरन प्राप्त करने वाला होता हे ॥ ६।। 
जा० पा० में कहा है--'स्त्रीमूळाजितबन्धुमाननियुतः प्राज्ञः स शुक्र ऽरुणे' 
( ८ अ० २ इलो० ) ॥ ॥ 
सूर्य शनि युति का फल 
धातुज्ञो धर्ममयः 3स्वधर्मनिरतः प्रणएसुतदारः । 
निजवंशगुण: शुद्धः रानिरव्योरल्पशीळश्च । ७॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य के साथ शनि स्थित हो तो जातक--धातु सुवर्णादि को जानने 
चाला, धर्मात्मा. अपने धर्म वा कर्म ( कार्य ) में लीन, स्त्री-पुत्र से हीन, अपनी कुल 
परम्परा के गुणों से प्रसिद्ध व लघु शीलवान्‌ होता हे ॥ ७॥ 
जा० पा० में कहा है-—'मन्दप्रायमतिः सपत्नवशगो मन्देन युक्ते रवो” 
( ८ अ० २ इलो० ) ॥७॥ 
चन्द्र सौम युति का फल 
शूरो रणप्रतापी मल्लोऽसुग्बेदनातंदेहश्च) । 
मुच्चर्मेधातु शिल्पी कूटज्ञरचन्द्रकुजयोगे ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा व भोम एक साथ स्थित हों तो जातक--शुर ( वीर ). 
युद्ध में विजयी, योद्धा, रुधिर जन्य पीड़ा से युत शरीर वाळा, मिट्टी-चर्म ( चमड़ा ) 
धातु ( सुवर्णादि ) का कारीगर, कूटनीति का जानने वाला होता है ।। ८ ॥ 
जा० पां० में कहा है--'शरः सत्कुलधर्मवित्तगुणवानिन्दौ धराजान्विते' 
( ८ अ० २ श्लो० ) ॥८॥ 
चन्द्र बध युति का फल 
काव्यकथास्वतिनिपुणः सधनः स्रीसंमतः सुरूपश्च । 
स्मितवदनः राशिब्रुधयोधंमंरु्चिः^ स्याहिरिष्टगुण: ॥ &॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ वुध स्थित हो तो जातक-काव्य कथानक में 
अति चतुर, धनी, स्त्री का अनुगामी, स्वरूपवानु, हसमुख, धर्म में रुचि रखने वाळा 
व विशेष गुण से युत होता है ॥ ९ ॥ 
जा० पा० में कहा है- धर्मी शास्त्रपरो विचित्रगुणवानु चन्द्रे सता रासुते' 
( ८ अ० २ इलो० ) ॥६॥ 





१, चरभे । २. जनः । ३. स्वकर्म । ४. सिद्धः । ५. वेदनाप्तदाह्‌ । ६. रति । 


११८ सारावली 


चन्द्र गुरु युति का फल 
हृढसोहदोी विनोतः स्वबन्धुसंमानवधंनेरारच* । 
गविन्द्रो: शुभशीलः सुरद्विजेभ्यो *रतो भवेत्पुरुष: ॥. १० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ गुरु स्थित हो तो जातक--स्थिर मित्रता वाला, 
विनयी, अपने बन्धु वान्धवों का आदर करने वाला, धनी, सुशील व देव ब्राह्मणों की 
सेवा में तत्पर होता है 11१०॥ 
जा० पा० में कहा है--'जात: साधुजनाश्रयो$तिमतिमानायेण युक्ते विधौ' 
( ८ अ० ३ इलो ० ) ॥१०॥ 
चन्द्र श क्र युति का फल 
उश्चग्धीताम्बरयुक्त: क्रियाविधिज्ञः *कुलप्रियोउत्यखस:ः । 
कयविक्रपेषु कुशलः शशिभागंवयोः सदा योगे ॥ ११॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--माला-ध्रूप वा शुभ्र 
वा धोती वस्त्र से युत, कार्य रीति का ज्ञाता, कुल का प्यारा वा कवि (कविता कर्ता) 
आलसी, खरीदने वेचने में निपुण होता है ॥११॥। 
जा० पा० में कहा है--“पापात्मा क्रयविक्रयेपु कुशल: शुक्रे सद्यीतद्य तो! 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥११॥ 
चन्द्र शनि युति का फल 
जीणं"बधूजनरमणो गजाइवसम्पादको* विगतशीलः । 
वइयो विधन: पुरुष: पराजितः स्याच्छशाङ्कशानियोगे ॥ १२ ॥। 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ शनि हो तो जातक--वृद्धा स्त्री में आसक्त, 
हाथी घोड़ों का अच्छी रीति से पालन करने वाला, शील ( नम्नता ) से रहित, दूसरों 
का अनुगामी, धन-हीन एवं हारने वाला होता है ॥१२॥ 
जा० पा० में कहा है--'कुस्त्रीजः पितृदूषको गतधनस्तारापतो स.केजे' 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥१२।७ 
भोम बुध युति का फल 
स्त्रोदुभंगो्ल्पावत्तः सुवणलोहप्रकारकः स्थपतिः । 
दृष्टस्त्रीविधवानां - कुजबुधयोरोषधक्रियानिपुणः ॥ १३॥ 
यदि कुण्डली में भौम के साथ बुध स्थित हो तो जातक स्त्री के द्वारा भाग्यहीन; 
लघुधनी, सुवर्ण ( सोना ) लोहे का कार्य करने वाला, कारीगर, दुश्चरित्रा व विधवा 
स्त्री का पोषक वा प्रेमी तथा दवा बनाने में चतुर होता है॥ १३ ॥ 
जा० पा० में कहा है--'वाग्मी चौषधशिल्पशास्त्रकुशल: सौम्यान्विते भूसुते” 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥ १३॥ 


१. संमानकृद्धनेशरच। २. हितो ३. । धूपां। ४ कवि। ५. वधुनां। ६. सम्पालक । 





पःछददा अध्याय [ ह, 


भोम गुरु युति का फल 
१ शिल्पश्रुतिशास्रज्ञो मेधावी वाग्विशारदों मतिमान्‌ । 
अखतध्रियप्रधान: सुरगुरुकुजयो: *समागतयोः ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डली में भौम के साथ गुरु स्थित हो तो जातक--शिल्प ( कारीगरी ), 
व वेद शास्त्र का जानने वाला, तीव्रबुद्धि, भाषण में चतुर, वुद्धिमान्‌ व शास्त्र प्रेमियों 
में प्रधान होता है ॥ १४॥। 
जा० पा० में कहा है---'कामी पृज्यगुणान्वितो गणितविद भौमे सदेवाच्चिते' 
( ८ अ० ४ इलो ० ) ॥ १४॥ 
भोम शुक्र युति का फल 
पुज्यो गणप्रधानो गणितज्ञः परयुवतिभी3 रतो धतः । 
द्य तानृतशाठ्यरतो विटश्च" सितर्रुधरसंयोगे॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में भौम के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--पु जा करने योग्य, 
जन समुदाय में मुख्य, गणित वेत्ता, दूसरे की स्त्री में आसक्त, धूर्त, जुआ-झूठ-शठता 
में लीन व मायावी होता है ॥ १५ ॥ 
जा० पा० में कहा है--'धातोर्वादरतः प्रपत्चरसिको धूर्त: सभौमे भृगो' 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १५॥ 
सौम शनि युति का फल 
धात्विन्द्रजारकुदाळः ५प्रबश्चकस्तेयकर्मकुरारश्च । 
कुजसौरयोविधमं: रास्त्रदिषघ्नः कलिरुचि: स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में भोम के साथ शनि स्थित हो तो जातक- धातु ( सुवर्णादि ) 
क्रिया व इन्द्रजाल ( जादुगरी ) विद्या में निपुण, ठग, चोरी कार्य में चतुर, धर्म हीन, 
शस्त्र व जहर से मृत्यु भय एवं कलह प्रेमी होता है।॥ १६ ॥ 
जा० पार में कहा है--'वादी गानविनोदविज्जडमतिः सौरेण युक्त कुगे' 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १६॥ 
बुध गुरु युति का फल 
नृत्तविधेविज्ञाता प्राज्ञोऽपि च *गेयशास्त्रविन्सनुज: । 
बुधगुरुयोगे मतिमान्सौख्ययुतो जायतेऽवश्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध के साथ गुरु स्थित हो तो जीतक--नाचने की रीति का 


ज्ञाता, विद्वानु, गाने ( गायन ) व बजाने में चतुर, बुद्धिमान और सुखसाधन से 
सम्पन्न होता है ॥ १७॥ 


जा० पा० में कहा है--'वाग्मी रूपगुणान्वितोऽधिकधनी वाचस्पती सेन्दुजे' 
( ८ अ० ४ इलो० ) ॥ १७॥ 
१. शिल्पी । २. योगे । ३. युवतिको । ४. विटः सिते रुधिरसंयुते भवति । 
५, प्रपञ्चकस्तोयकमे । ६. वाद्य । 





१२० सारावली 


बुध शक्र युति का फल 
अतिशयधनो नयज्ञो बहुशिल्पो भेदनित्सुवाक्यः स्यात्‌ । 
गीतको हास्यरतिर्बुधसितयोगंन्धमाल्यरुखि: ॥ १८ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--अत्यन्त धनी, नीतिवान्‌ 
अधिक शिल्प कला का ज्ञाता, भेदज्ञ, सुन्दरभाषी, गायन विद्या का ज्ञाता, हंसने में 
प्रेम व इत्र पुष्पमाला में रुचि रखने वाला होता है ॥| १८ ॥ 
जा० पा० में कहा है--शास्त्री गानविनोदहास्यरसिकः शुक्र सचन्द्रात्मजे' 
( ८ अ० ५ इलो० ) ॥ १८॥ 
बुध शनि युति का फल 
१ ऋणवान्‌ *दस्भभाय: प्रवच्छचक्त: सत्कविर्गसनशील: । 
निपुण: शोभनवाक्यो दुधशनियोंगे पुमान्‌ भवति ॥ १९ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध के साथ शनि हो तो जातक--त्ररणी, पाठान्तर से गुणी, दम्भी 
(पाखण्डी), प्रपश्ची, सुन्दर कवि, घुँमने वाला, चतुर व सुन्दर वाणी का होता है॥१३॥। 
जा० पा० में कहा है--विद्यावित्तविशिष्टधमंगुणवानर्कात्मजे सेन्दुजे' । 
( ८ अ० ५ इलो० ) ॥ १६ ॥ 
गुरु श॒ क़ युति का फल 
जीवति ३चिद्यावादेविशिष्टधर्मस्थितः प्रमाणयुतः । 
जीवसितयोमंनुष्यो विशिष्टदारो भवेन्मतिमान्‌* ॥ २० ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु के साथ शुक्र स्थित हो तो जातक--बेद विद्या से जीविका 
करने वाला, सप्रमाण विशेष धर्म में रहने वाला, श्रेष्ठ पत्नी वाला, बुद्धिमान्‌ वा 
धनवान्‌ होता है ॥ २० ॥ 
जा० पा० में कहा है--तिजस्वी नृपतिप्रियोऽतिमतिमानु शूरः सशुक्रे गुरौ' । 
( ८ अ० ५ इलो० ) ॥ २० ॥ 
गुरु शनि युति का फल 
शुरो वित्तसमृद्धो "नगराधिपतिर्यशस्वी च। 
रानिजीवयोः प्रधानः श्रेणिसभाप्रामसंघानास्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु के साथ शनि स्थित हो तो जातक--वीर, ( पराक्रमी ), 
धनी, नगर का स्वामी, यशस्वी, श्रेणी-सभा-गाँव व समुदाय का स्वामी होता है ॥२१।। 
जा० पा० में कहा है-- शिल्पी मन्त्रिणी साकंजे' ( ८ अ० ५ इलो० ) ॥२१॥ 
श्‌ क़् शनि युति का फल 
दारविदारणदक्षः क्षुरचित्राइमादिकदशिल्पी च। 
मल्लोऽउनः पशुपतिः इानिसितयोगे पुमान्‌ भवति ॥ २२॥ 


१. गुणवान्‌ । २. डम्भ। ३. वेदै। ४. भवेद्धनवानु । ५. नगराधिपतिः सुखी 
यशस्वी च । 


षोडश अध्याय १२१ 


यदि कुण्डली में शुक्र के साथ शनि स्थित हो तो जातक--लकड़ी चीरने में 
निपुण, क्षौर कर्म-चित्र रचना पत्थर आदि की कारीगरी करने में चतुर, योद्धा, पर्यटन 
शील अर्थात्‌ धुमक्कड़. व पशु पालक होता है ॥ २२ ॥ 
जा० पा० में कहा है—'पशुपतिर्मल्लः सित्रे सासिते' (८ अ० ५ इलो० ) ॥२२॥। 
अध्याय का उपसंहार 
उक्त फळ गगनगा यद्यन्योन्यगणस्थिताः । 
अधमादि विकल्पेन कुर्वेन्ति विकृति तथा॥ २३ ॥ 
मैने इस अध्याय में दो ग्रहों के योग से फन्न का वर्णन किया है। उसमें ग्रह 
परस्पर वर्ग में हों तो अधमादि ( उत्तम-मश्प्रमादि ) विकल्प से फल में न्यूनाधिकता 
होती है ॥ २३ ॥ 
इति कल्प्राणवर्म विरचितायां सारावल्यां द्विग्रइयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


षोडशोऽध्यायः 
सु० चं० मं० युति का फल 
निळंज्जः ` पापरतो यन्त्रज्ञः रत्रुदारणे झार: । 
१अश्मक्रियासु कुशल: सहस्थितेः सूर्यशरिभोमेः ॥ १॥। 
यदि जन्माङ्ग में सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, एक राशि में हों तो जातक लज्जा से 
हीन, पाप में छीन, यन्त्र बनाने वाला अर्थात्‌ मशीनरी का ज्ञाता, शत्रु को परास्त 
करने में समर्थ, पापाणादि क्रियाओं में अर्थात्‌ मृति या शिल्प क्रियाओं में चतुर, 
पाठान्तर से समस्त कार्यो में चतुर होता है ॥ २॥ 
सु० चं० बु ० युति का फल 
तेजस्वी निपुणमतिः ास्त्रकळागोष्ठिपानरतः । 
नुपकृत्यकरो' धीरो रविशशिशशिज: सहैकस्थेः ॥| २।। 
यदि सूर्ये, चन्द्रमा, बुध एक राशि में हों तो जातक तेजस्वी, सुन्दर बुद्धिवाला 
झास्त्र-कल्ा-पमा व पान ( भांग या मदिरा वा चायादि) में लीन, राजा का कार्य 
करने वाला अर्थात्‌ राजकीय कर्मचारी पाठान्तर से राजकार में लीन और धैर्यवान्‌ 
होता है 
सु० चं० गुरु युतिं का फल 
क्रद्धो मायानिपुणः सेवाकुशछो विदेशगसनरतः । 
मेधावी चपलम'तः सहस्थितेरकंशशिजीव: ॥ ३ ॥ 





१. अखिल ! २. रतो । 


१२२ सारावल? 


यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु एक राशि में हो तो जातक--क्रोध करने वाला, अपनी 
माया फेलाने में चतुर, सेवा कार्य में निपुण, विदेश गमन में लीन अर्थात्‌ परदेश में' 
रहने वाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व चञ्चल बुद्धिवाला होता है ॥ ३ ।। 
स्‌० चं० शुक्र युति का फल 
परधनहरण निपुण: परदाररतश्च शझास७्त्रनियुणभ्र । 
रविचन्द्रदेत्यपुज्यरेकस्थर्जायते मनुजः ॥ ४ ॥ 
यदि सूर्य. चन्द्र, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--दूसरे के द्रव्य हरण ( चुराने 
में ) करने में चतुर, दूसरे की स्त्री में आसक्त व शास्त्र में चतुर होता है ॥ ४ ॥ 
स्‌० चं० शनि युति का फल 
कामे) विवादकुशलो मुखे: परतन्त्रगो दरिद्रश्च । 
सुयंनिद्याकररविजरेकत्थर्जायते मनुजः ॥ ५॥ | 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, शनि एक राशि में हों तो जातक--काम की चर्चा में चतुर,. 
मूर्ख, दूसरे के आधीन व दरिद्री अर्थात्‌ निघंन होता है॥ ५॥ ० 
सु० सं० बुध युति का फल 
भवति ख्यातो मल्ल: साहसिक्रो निष्ठुरो विगतटज्ज: । 
धनसुतकलत्र रहित: सहस्थितेरककुजसोम्ये: ॥ ६ ॥ 
यदि सूर्य, भोम, वुध एक राशि में हों तो जातक--प्रसिद्ध, कुश्ती लड़ने वाला, 
साहसी, निठुर, निलंज्ज व धन-पुत्र-स्त्री से रहित होता है॥ ६॥ 
स्‌० झं० गुरु युति का फल 
वचसि निपुणो महार्थ: क्षितिपतिमन्त्री च* भूपतिर्वाऽपि । 
सत्यवचनः प्रचण्डः सहस्थितेभाँमगुरुसुर्यः 11 ७ ॥। 
यदि सूर्य, भोम, गुरु एक राशि में हों तो जातक- बोलने में चतुर, बड़ा धन-- 
वानु, राजा का मन्त्री अर्थात्‌ सलाहकार, अथवा राजा वा पाठान्तर से सेनानायक, 
सत्य बोलने वाला व उग्र स्वभाव का होता है ॥ ७। 
स्‌० भौ” शुक्र युति का फल 
नयनातुरः कुलीनः सुभगो वाक्शाल्यसंयुतो मनुजः । 
भृगुभौमदिवसनाथः सहस्थितः स्याद्विभवयुक्तः ॥ ८ ॥ 
यदि यूयं, भोम, शुक्र एक राशि में .हों तो जातक- नेत्र रोगी, अच्छे कुल में 
उत्पन्न, सुन्दर भाग्य वाला, कठोर वचन बोलने वाला व वेभव से युक्त होता है ॥८।४ 
स्‌० भौ० शनि युति का फल 
विकलाडूने धनरहितो नित्यं रोगान्वितो मनुज: । 
स्वजनरहितोऽतिमूर्खः क्षितिजाकंजभानुभिः सहितेः ॥ & ॥ 





१. कामविवादे । २. चमूपतिः । 





चोडदा अध्याय १२३ 





यदि सूर्य, भौम, शनि एक राशि में हों तो जातक- अङ्गहीन, धनहीन, सदा 
रोगी, अपने व्यक्तियों से हीन अर्थात्‌ कुटुम्ब का अभाव व अत्यन्त मुखं होता है ॥६॥, 
सु० बु० गुरु युति का फल 
नेत्रातुरो$तिधनवान्‌ * मूख: शाखादिशिल्पकाव्यरतः । 
वाचस्पतिबुधसुयंरेकगर्तेलपिकरः पुरुष: ॥ १० ॥ 
यदि सूर्य, वुध, गुरु एक राशि में हों तो जातक--नेत्र रोगी, अत्यन्त धनी,- 
मूर्ख, शास्त्रादि व शिल्पादि ( चित्रादि ) वा काव्यादि में लीन, पाठान्तर से शास्त्र 
चर्चा, काव्य, सभा, शिल्प कार्य में लीन व सुन्दर लेखक होता है ॥ १० ॥ 
सु० बु० शुक्र युति का फल 
. *अतितस्तो. वाचाटो भ्रमणरुचिः प्रोषितो गुरुभिः । 
खीहेतो: सन्तक्ः शशिघुतवरविभागवैः सहितैः ॥ ११ ॥ 
यदि सूर्य, बुध, शक्र एक राशि में हों तो जातक--अत्यन्त दुःखी, पाठान्तर से 
प्रशास्त, वाचाळ, घूमने की प्रवृत्ति वाला, गुरुजनों की आज्ञा से परदेश में रहने वाला, 
एवं स्त्री के लिये दुःखी होता हे ॥ ११ !। 
सु० बु शनि युति का फल 
क्ळीबाचारो द्वेष्यः सर्वजितो बन्धुभिः परित्यक्तः । 
सो रादित्येन्दु सु तैरेक स्थेर्जायते | पुरुषः ॥ १२॥ 
यदि सूर्य, वुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--नपुंसक् की तरह आचरण 
करने वाला, द्वेषी, सबसे पराजित, बन्धु वान्धवों से त्यक्त अर्थात्‌ त्यागा हुआ 
होता हे ॥ १२॥ 
सु० गु० शुक्र युति का फल 
टुबळचक्षुः शूरः प्राज्ञो निःस्वडच भूपतेः सचिवः । 
परकार्यरतो नित्यं भार्गवगुरुभास्करंः सहितैः ॥ १३ ॥ 
यदि सूर्य, गुरु, श्‌ क्र एक राशि में हों तो जातक--कमजोर नेत्र वाला, वीर, 
पण्डित, निर्धन, राजा का मन्त्री व दूसरों के कार्य करने वाला होता है ॥ १३॥ 
स्‌० गु० शनि युति का फल 
असदृशकायः पूज्यः स्वजनद्वेष्यः सुदारसुतमित्रः । 
नपती्टो विगतभयो जीवार्कजदिनकरेः सहितेः ॥ १४॥ 
यदि सूर्य, गुरु, शति एक राशि में हों तो जातक- असमान शरीर वाला, पुज- 
नीय, अपने आदमियों से अनादृत, अर्थात्‌ तिरस्कृत, सुन्दर स्त्री व पुत्र व मित्र वाला, 
राजा का प्रिय पात्र व निर्भय होता हे ॥ १४॥ 


१. शास्त्रकथाकाव्यगोष्टिशिल्परतः । २. अभिशस्तो । 


“१२४ सारावली 


सु० शु० शनि युति का फल 
शत्रुभयात्सोद्देगो मानकलाकाव्यर्वाजतो मनुज: | 
कुत्सितचरितः कुष्टी सिताकिरविसंयुतैभवति ॥ १५॥ 
यदि सूर्य, श्‌ क्र शनि एक राशिगत हों तो जातक--शत्रुभय से दुःखी, सम्मान, 
कला ( शिल्पादि ) काव्य ( शास्त्रादि ) से रहित, दूषित आचरण करने वाला और 
'कोढी होता है ॥ १५॥ 
चं० सो० बुध युति का फल 
पापकरा जायन्ते नीचाचारा: सुहृत्स्वजनहीनाः। 
आजीविनश्व पुरुषा: शाशाङ्कबुधश्मिजेः सहिते: ॥ १६॥ 
यदि चन्द्रमा, भोम, वुध एक राशि में हों तो जातक--पाप करने वाला, दुष्ट 
आचरण में लीन, जीवन पर्यन्त मित्र व अपने वन्धुओं से रहित होता है ॥ १६॥ 
चं० भो० गुरु युति का फल 
"विनताङ्गः स्रीलोळश्रोरः कान्तश्च संमतः स्त्रीणाम्‌ । 
सोमरशाङ्कसुरेज्यरेकस्थश्चण्ड रोषश्च ॥ १७॥ 
यदि चन्द्र, भौम, गुरु एक राशि में हों तो जातक--नञ्र देह, पाठान्तर से घावों 
से युत, स्त्री लोळूप, चोर, सुन्दर, स्त्रियों का प्रिय व महाक्रोधी होता है ॥ १७॥ 
चं० भो० शुक्र युति का फल 
ढुःशोडाया: पुत्रः पतिश्च तस्याः सदेव निर्दिष्ट: । 
कुजभुगुराशिभिः सहितेश्रेसणरुचि: "शीतभीतश्च ॥ १८॥ 
यदि चन्द्रमा, भौम, शक्र एक राशि में हों तो जातक--दुःशीला अर्थात्‌ शील 
( नम्रता ) रहित स्त्री का पुत्र व पति, घूंमने की रुचि वाला और ठण्ड से डरने 
वाला होता है ॥ १८॥ 
चं० भो० शनि युति का फल 
बाल्ये मृतजननीफः क्षुद्रो दिषसश्च लोकविद्विष्टः । 
जायेत नरो योगे भूसुतराशिभास्करसुतानाए्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, शनि एक राशि में हों तो जातक-वाल्यावस्था में मातृ सुख से 
रहित, क्षुद्र स्वभाव, विषम वुद्धि व लोक ( संसार ) ट्रेपी होता हे ॥ १५ ॥ 
चं० बु० गुरु युति का फल 
धनवान्कल्यो दाग्मी तेजस्वी ख्यातिमान्विपुकीतिः । 
बहुपुत्र त्रातृयुतो बुधेन्दुसु रपु जिते्यक्त : 1 २०॥ 
यदि चन्द्र, वुध, गुरु एक राशि में हों तो जातक--धनी, रोगी, वक्ता, तेजस्वी, 
विख्यात, विशाल कीतिवाला एवं अधिक भाई व पुत्रों से युक्त होता है ॥ २० ॥ 





१. ब्रणिताड़: । २. भीरुइच । 


श्व 
षोडश अध्याय १२५. 


चं० बु० शुक्र यति का फल 
विद्यासंस्क्ृतमतिरपि नोचाचारः पुमान्भवेज्जातः । 
सौम्यो? धनप्रलुब्यो बुधभार्गवचन्द्र संयोगे ॥ २१ ॥ 
यदि चन्द्र, वुध, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--विद्या से संस्कृत अर्थात्‌ विद्या” 
से युत, बुद्धि होने पर भी दुष्ट आचरण करने वाला, सौम्य अर्थात्‌ विनीत, पाठान्तर 
से ईष्या करने वाला व धन का लोभी होता है ।। २१॥ 
चं० बु० शनि युति का फल 
अस्वस्थो? निकळाङ्कः प्राज्ञो वाग्मी सुपुजितः क्षितिपः । 
भवति नरः संयोगे सोरेन्दुशशाङ्कपुत्राणास्‌॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्र, बुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--रोगी पाठान्तर से.पराधीन,. 
विकल शरीर, पण्डित, वक्ता, पुजनीय व राजा होता है ॥ २२ ॥ 
चं० गु० शुक्र-युति का फल 
साध्वोतनयः प्राज्ञः कलास्वभिज्ञो बहुश्रुत: साधुः । 
भागंवगुरुशशियोगे जातः सुभगो भवेत्युरुषः॥ २३ ॥ 
यदि चन्द्र, गुरु, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--पतित्नत्ञा स्त्री का पुत्र, पण्डित,. 
कलाओं को जानने वाला, बहुज्ञ, सज्जन व सुन्दर भाग्य वाला होता है॥ २३॥ 
चं० गुरु शनि युति का फल 
शास्त्राथ तत्त्ववद्धिवृ ढस्त्रीसङ्गतो अविगतरोगः। 
रारिवाचस्पतिसौ रेरेकस्थं ग्रासवृन्दपतिः ॥ २४॥ : 
यदि चन्द्र, गुर, शनि, एक राशि में हों तो जातक--शास्त्र के तत्त्व का ज्ञाता, 
वृद्धा स्री का प्रसङ्गी, गत रोग वा क्रोधहीन व ग्राम एवं जन समूह का पति अर्थात्‌ 
ग्राम का प्रधान व समुह का अध्यक्ष होता है ॥ २४ ॥ 


चं० श्‌ ० शनि युति का फल 
लिपिकरपुस्तकवाचकपुरोधसां भवति जन्म सुक्कतैईच । 
देवविदां पुर्वाणां राङिभागंबसौरिसंयोगे ॥ २५॥। 
यदि चन्द्र, शुक्र, शनि एक राशि में हों तो जातक--लेखक, कथा वाचक, पुरोहितः 
ज्योतिषी पूर्व जन्म के पुण्य से होता हे ॥ २५॥ 
भो० बु० गुरु युति का फल 
सुकविः क्षोणीनाथः सद्य्‌ दतिपतिः पराथ उद्य क्तः । 
गान्बर्ववेदकुरालः स्याद्ब॒धगुरुभूसुतेः सहितेः॥ २६॥ 
यदि भौम, बुध, गुरु एक राशि में, हों तो जातक--सुन्दर कवि, राजा, सज्जन खी 
का स्वामी, दूसरों के उपकार करने में लीन एवं गान विद्या में चतुर होता है ॥२६॥ 





१ सेष्यों । २ अस्वातन्त्रयो विकलः । ३ रोपः । 


१२६ सारावली 


भो० बु० शुक्र युति का फल 
अकुलीनो विकळाङ्गश्चपलो दुरच जायते मनुजः । 
मुखरो नित्योत्साही कुजबधभूगनन्दनेः सहितेः॥ २७ ॥ 
यदि कुण्डली में भौम, बुध, शुक्र एक राशि में हों तो जातक--सुन्दर कुल से हीन 
विकृति शरीरी, चपल, दुष्ट, वाचाळ एवं प्रतिदिन उत्साही होता है ॥ २७ ॥ 
भो० बु० शनि युति का फल 
प्रेष्यः इयाझलनेत्र: प्रवासशोलो भवेद्वदनरोगी । 
रमते शएहसनशोलंदंधाकिरिधिरः  सहेक्स्थ: ॥ २८॥। 
यदि भोम, वुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--सेवक वा दरिद्री, काले नेत्र 
“चाला, प्रवासी अर्थात्‌ परदेश में रहने वाला, मुख का रोगी ? एवं हास्य प्रेमियों के 
-साथ रमण करने वाला होता है ।। २८ ॥ 
भो० गु० शुक्र युति का फल 
नपतीष्टः सत्सतवान्विळासिनीभ्यः सदाप्तबहुसोख्य: । 
सकरूजनानन्दकरी भार्गवग्रुभूमिजेः सहितैः ॥ २९ ॥ 
यदि भोम, वुध, शनि एक राशि में हों तो जातक--राजा का प्रिय पात्र, सुन्दर 
`पूत्रों से युत, स्त्रियों से सदा बहुत सुख प्राप्त करने वाला एवं समस्त लोगों का 
आनन्द दाता होता है | २९ ॥ 
भो० यु० शनि युति का फल 
नपसंमतः क्षताङ्गो नीचाचारी विगहितो मित्रः । 
भवति नरो विगतघण: सुरेज्यकुजसोरिसंयोगे ॥ ३०॥ 
यदि भौम, गुरु, शनि एक राशि में हों तो जातक--राजा से संमत, भग्न देह, 
“दुष्ट आचरण करने वाला, मित्रों से निन्दनीय एवं घृणा से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
भो० शु० शन्ति युति का फल 
जारित्रविहीनायाः पुत्रो सर्ता भवेत्सुखविहोन: । 
नित्यं प्रबासशीळः संथुक्तः सोरिकुजशुक्रः ।। ३१ ॥ 


यदि भोम, शुक्र, शनि, एक राशि में हों तो जातक--चरित्रहीन स्त्री का पुत्र व. 


"यति सुख से रहित एवं प्रतिदिन परदेश में रहने वाला होता है ॥ ३१॥ 
बु० गु० शुक्र युति का फल 
सुतनुः क्षपितारिगणो नृपतिः सुभगस्तया "पुथुल हीतिः । 
बुधगुरुशुळः सहितेभंवति नरः सत्यवचनइच ॥ ३२ ॥ 
यदि बुध, गुरु, शुक्र, एक राशि में हों तो जातक--धुन्दर देहधारी, शत्रु से रहित, 
“राजा, सुन्दर भाग्यवान्‌, विपुल यशवाला एवं सत्यभाषी होता है॥ ३२ ॥ 


१. विपुलकीति । 





96. ८८" तिन यु नक | शी SB. a 


घोडश अध्याय १२७ 


बु० गु० शनि युति का फल. 
१स्थानधनैश्वयंयत प्राज्ञं बहुभोगिनं स्वदाररतम्‌ । 
'तिसोख्यरतं* सुभगं जनयन्ति बुधाकिजी वाख्या: ॥ ३३ ॥ 
यदि बुध, गुरु, शनि, एक राशि में हों तो जातफ--स्थान, पाठान्तर से मान- 
धन-ऐश्वर्य से युक्त, पण्डित, अत्यन्त सुख भोक्ता, अपनी स्त्री में लीन, धैय व सुख में 
लीत वा सुखादि से युत एवं शुन्दर भाग्य वाला होता है ॥ ३३ ॥ 
बु० शु० शनि युति का फल 
मुखरो धूर्तो$नृतवाक्‌ परयवतिरतो भवेद्विषमशोलः । 
बुधशुक्रतूर्यतनयंः कलास्वभिज्ञः स्वदेशरतः॥ ३४ ॥ 
यदि वुध, शुक्र, शनि एक राशि में हों तो जातक--क्ुत्सित वक्ता, धूर्त, असत्य- 
भाषी, दूसरों की स्त्री में लीन, दुरूह स्वभाव वाला, कलाओं का ज्ञाता एवं अपने 
देश का प्रेमी होता है॥ ३४॥। 
गु० शु० शति युति का फल 
न्युने कुळेऽपि जातो भवति नरो भूपर्तावपुलकीतिः । 
गुरुभार्गवदिनकरजेरेकस्थं: शीलसम्पन्नः ॥ ३५॥ 
यदि गु€ शुक्र, शनि, एक राशि में हों तो जातक--निम्न अर्थात्‌ लघुकुल में पैदा 
होकर भी अधिक यशवाला, राजा एवं सुशीळ होता है।। ३५ ॥ 
माता व पिता के सुख का ज्ञान 
पापर्युक्ते चन्द्रे मातुरभावः प्रक्रीतितप्रायः । 
सुर्यं पितुस्तयान्येः शुभं वदेन्मिश्रितेमिथम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा पापग्रहों से युत हो तो माता के सुख का अभाव, 
यदि सूर्य पाप ग्रहों से युत हो तो पितृप्तुख का अभाव जातक को होता है । 
यदि सूर्य, चन्द्रमा शुभप्रहों से युत हों तो माता पिता का सुख पूर्ण, यदि पाप व 
शुभग्रह दोनों से युत सूर्य, चन्द्रमा रों तो मध्यम सुख दोनों का होता है।। ६६ ॥ 
शुभ ग्रहों को युति का फल 
प्रायः शुभाः समेता घनभूतियशोन्वितं नपतिचेष्टम्‌ । 
उत्पादयन्ति मनुजं सूमण्डलमण्डनं श्रम्‌ ॥ ३७॥। 
यदि जन्माङ्ग में शुम ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो तो--धन, ऐश्वर्य, यश से 
युक्त, राजा के समान पृथ्वी के भूषण रूप अत्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म होता है ॥ ३७॥ 
पाप ग्रहों को युति का फल 
पापास्योऽपि घमिछिता: कुर्वन्ति नरं सुदुभंगं लोके । 
दारिंद्रयडु:खतप्त रगाहतरूपं विनयहीनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि जन्म के समय तीत पाप ग्रहों की स्थिति एक राशि में हो तो जातक -भाग्य 
हीन, दरिद्री, दुःखी, बुरे रूप वाला एवं विनय से हीन होता है ॥ ३८॥ 
इति कल्याणवर्मचि रचितायां सारावल्यां त्रिग्रहयोगो नाम षोडशोऽध्या यः ॥ 
शिजू पूर मान । २. युत । 


“ 


५२८ सारावलो 


सप्तदशोऽध्यायः 
स्‌० चं० सं० ब्ध युति का फल 
लिपिकरतस्करमुखरो रोगी सायाप्रप*चळकुरालरच । 
बुधरविभोम दादा रेष.क्षेगते: पुमान्भवति ॥ १॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध एक साथ हों तो जातक-लिपि कर्ता 
वा लेखक, चोर, वाचाल, रोगी व चतुर मायावी होता है ॥| १ ॥ 
स्‌० 'चं० भो० गुरु युति का फल 
घनवान्दनितानिन्द्यस्तेजस्वी नीतिमान्विगतशोकः । 
कर्ससमर्थो निपुणः दादिकुजगुरुभास्करंः सहित: ॥ २ ॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, भौम, गुरु एक साथ हों तो जातक--धनी, स्त्री 
से निन्दित, तेजस्वी, नीतिज्ञ, शोक से रहित, कार्ये करने में सक्षम व चतुर 
होता है ॥ २॥ 
स्‌० चं० भौ० शुक्र युति का फल 
१आर्योचितवाग्वृत्ति: सुखभाङनिपुणोऽथसंग्रहणशीळः । 
विद्यासुतदारय॒तः शशिकुजशभृगुभास्कर: सहितेः ॥ ३॥ 
यदि सूर्यं, चन्द्र, भोम, शुक्र एक साथ हों तो जातक--श्रेए, उचितवाणी व व्यव- 
हार वाला, पाठान्तर से उग्र अर्थात्‌ तीक्ष्ण, जठराग्नि वाला, सुखभोगी, चतुर, धन 
संग्रह कर्ता, विद्या-पुत्र-व स्त्री से युक्त होता हे ॥ ३॥ 
स्‌० चं० भौ० शनि युति का फल 
विषमशरीरो ह्वस्वो धनरहितो याचितादानो मुखे: । 
गम्यः सर्वस्य तथा रब्शिशिकुजसोरिसयोगे ॥ ४॥ 
यदि सूर्य, चन्द्र, भौम, शनि एक साथ हों तो जातक--न्यूनाधिक शरीर वाला,. 
चामन, ( लघ ) धन हीन, भिक्षाशी व सर्वे विदित मुखं होता हे ।। ४ ॥ 
स्‌० चं० ब॒० गुरु युति का फल 
सोवणिक: प्लुताक्ष: {शत्पकरो वा महाधनो धीर:3 । 
जात: स्यान्निरुजतनुः शाशज्ञगुरभास्करेः सहितेः॥ ५॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, चन्द्रमा एक साथ हों तो जातक--सुवणे (सोना) का कार्ये 
करने वाला, ( सुनार ) बड़े नेत्र वाला, कला का ज्ञाता, बड़ा धनवान्‌, धैर्येधारी: 
पाठान्तर से वीर व रोगहीन देहधारी, पाठान्तर से गम्भीर होता है॥ ५॥ 
स० चं० ब० श्‌ क़ युति का फल 
विकल: सुभगो वाग्मी "ह्लस्वो नपसंमतो मनुजः । 
जात: स्यादेकस्थं रविशशिबुधभागंवैः सहितः॥ ६॥ 


१. उग्रो हुतभूक्तीब्रः । २. सौवर्णकः। ३. वीरः। ४ गाम्भीर्यो रुचिर ४ 
५. भूपसंमतो, पिङ्गक्षो मुपसंमतो । 





& ससदश अध्याय १२६ 


यदि सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र एक साथ हों तो जातक- व्यग्र, सुन्दर भाग्य वाला; 
वक्ता, छोटे कद वाला, पाठान्तर से नेत्र रोगी वा पीत नेत्रवाला व राजा का प्यारा 
होता है ॥ ६ ॥ 
स्‌० चं० ब्‌. शनि युति का फल 
झातृपितृविप्रवुक्तो धनसोख्यविर्वाजतो भ्रमणशील: । 
भिक्षाशनोऽप्यनृतवाक्‌ ` रवीन्दुसौम्याकिभिनियतम्‌ ॥ ७॥ 
यदि सूर्य, चन्द्र, बुध, शनि एक साथ हों तो जातक--माता पिता से हीन, धन 
सुख से रहित, घूमने वाला, भिक्षाशी व असत्यभाषी होता है ॥ ७॥ | 
सु० चं० गु० शक्त युति का फल 
सलिलमृगारण्यानां स्वामी स्यात्सोख्यभाक भवति पुज्यः । 
शुक्राकंगुरुदाशा ड्करेकक्ष॑गतँः पुमान्‌ निपुणः॥ ८॥ 
. यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक-जल,-हिरन-व जंगल 
का स्वामी, सुख भोगी पाठान्तर से राजा से सम्मानित व कुशल होता है ।।८॥। 
स्‌० चं० गु० शनि युति का फल 
तामसनेत्रस्तोक्ष्णो बहसुतवि्ो वराङ्गनासुभगः । 
सुर्येज्यचन्द्रसो रंरेकस्थर्जायते पुरुष: ॥ & ॥ 
यदि सूर्य, चन्द्रमा, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक-- लाल नेत्र वाला वा क्रोध 
इष्टि वाला, उग्र, अधिक पुत्र व धन से युक्त व श्रेष्ठ स्त्रियों का प्रिय पात्र होता है।९॥ 
स्‌० चं० शु० शनि युति का फल 
वनितासदृराचाराः पुरःसरोऽत्यन्तदुर्बे र रीरः । 
भीरः सवत्र भवेदकन्ट्रसितातितेः सहितैः ॥ १०॥ 
यदि सूर्य, चन्द्र, श्‌ क्र, शनि एक साथ हों तो जातक--स्त्री के समान आचरण 
करने वाला अर्थात्‌ जनखा, आगे चलने वाला, अत्यन्त दुर्वेल देहधारी व सब जगह 
भयभीत होता है ॥ १० ॥। 
सु० सो० ब० गुरु युति का फल 
शरोध्थ सूत्रकारश्चक्र धरो वा विपन्नदारघनः। 
दुःत्वाणंबोऽरनपरः सुसङ्गते रकजीवबुधभौसः ॥ ११॥ . 
यदि सूर्य, भौम, दुध, गुरु एक साथ हों तो जातक--वीर, सूत बनाने वाला 
वा चक्की चल्ने वाला वा पाठान्तर से साइकिल वगैरह पर चलने वाळा, स्त्री व 
धन से रहित, दुःखी व घूमने वाला होता है॥ ११॥ 
सु० भो० बु० शुक्र युति का फल 
परदाररतइचौरो विषमाङ्गो दुर्जनो विगतसत्व: । 
भवति प्रसवे पुरुषो रविसितभोमेन्द्रज: सहित: ॥ १२॥ 





१. नृपतिपूज्यः । २. चरो । 


१३० सारावली 


यदि सूर्य, भौम, बुध, शक्र एक साथ हों तो जातक--दूसरों की स्त्री में लोन, 
चोर, असमान शरीरधारी, दुर्जन व दुर्बल होता है ॥ १२ ॥ 
सु० भो० बु० शनि युति का फल 
योद्धा' प्राज्ञस्तीक्ष्णो नीचाचार: कविप्रधानइच । 
मन्त्री च भूपतिर्वा बुधाककुजसौरिसंयोगे ॥ १३ ॥ 
यदि सूर्य, भोम, वुध, शनि एक साथ हों तो जातक--युद्ध करने वाला, पण्डित, 
उग्र, बुरे आचरण करने वाला, प्रधान कवि, उत्तम सलाहकार अर्थात्‌ मन्त्री अथवा 
राजा होता है ॥ १३ ॥ 
स्‌० भो० गु“ शुक्र युति का फल 
सुभगः पुज्यो लोके धनवान्‌ नुपसंमतो भुवि ख्यातः । 
रविभोमजीवशुक्ररेकस्थे्नो तिमान्पुरुषः ॥ १४॥ 
यदि सूर्य, भौम, गुरु, श्‌ क्र एक साथ हों तो जातक--सुन्दर भाग्य वाला, संसार 
में सम्मानित, धनी, राजा से सम्मत, संसार में विख्यात व नीति ज्ञाता होता है ॥१४॥ 
सु० भौ? गु० श० युति का फल 
सोन्मादो गणमान्य: सिद्धार्थो वन्धुमित्रसंप्‌ क्तः । 
भानुकुजजी वसा रे: सं युक्त्वा न॒पाभिमतः ॥ १५॥ 
यदि सूर्यं, भौम, गुरु शनि एक साथ हों तो जातक--पागल, जन समुदाय में 
सम्मानित, प्रयोजन सिद्ध कर्ता, बन्धु व मित्र से युत व राजा का प्रिय होता है ॥१५॥। 
सु० भो० शु० शनि युति का फल 
विकलो नीचाचारो विषमाक्षो बन्धुविद्दिष्टः । 
सुयकुजशुक्रसोरेः पराभवं सरवतो याति॥ १६॥ 
यदि सूर्ये, भोम, श्‌ क्र, शनि एक साथ हों तो जातक--अशान्त चित्त, असत्कार्य 
कर्ता, असमान हृष्टि वाला, बन्धुट्रेषी व सब से पराजित होता है ॥ १६ ॥ 
स्‌० बु० गु० शुक्र युति का फल 
धनवान्सुखप्रधान: सिद्धार्थो बन्धुमान्‌ प्रकुष्टवच । 
भानुबधजीवशुक्रेभंवति पुमानेकराशिगते: ॥ १७ ॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक--धनी, पूर्ण सुखी, मतलब 
सिद्ध करने वाला, बन्धुओं से युत व श्रेष्ठ पुरुष होता है ॥१७॥ 
सु० बु० गु० शनि युति का फल 
वलीबाचारो मानी कलहरुचिः “सहजवान्‌ निरुत्साह: । 
अर्काकिब॒धसुरेज्येरेकस्थर्जावते पुरष: ॥ १८॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक--नपुंसक के समान आचरण 
करने वाला, अभिमानी, कलेश प्रिय, भाई से युक्त व उत्साह से हीन होता है।। १८ ॥ 





१. योधः । २. सहजवाडङः । 


चु शं १५ लि 0 1. हि 


सप्तरश अध्याय १३१ 


सु० बु० शु" शनि युति का फल 
मुखरः सुभगः प्राज्ञो मुदृसौर्यः सत्त्वशौचसंपन्नः । 
धीरो मित्रसहायो रविब्रुधसितसोरिसंयोगे ॥ १६ ॥ 
यदि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक वाचाल, सुन्दर भाग्यवाला, 
पण्डित, सरल, सुखी, सत्त्वगुण व पवित्रता से युक्त, धीर व मित्रों की सहायता करने 
जाला होता है ॥ १९॥। 
सु० गु० शु० शनि युति का फल 
लुब्धः कविः प्रधान: कारुकनाथोऽधिपश्च नीचानाम्‌ । 
आदित्याकिसिताये राज्ञां जातो भवेदिष्ट: ॥ २०॥ 


यदि सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक लोभी, कवि, अध्यक्ष, शिल्प- 
करों का स्वामी, नीच अर्थात्‌ दुष्टों का मुखिया व राजाओं का प्रिय होता है ॥२०॥ 
चं० सौ० बुध गुरु युति का फल 
शास्त्रकुराळो नरेन्द्रः सुमहामन्त्रोऽयवा महाबुद्धिः । 
शशिकुजसोमजजो वेरेकस्थेय: पुमाञ्जातः ॥ २१ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, बुध, गुरु एक साथ हों तो जातक शास्त्रों में निपुण, राजा या 
“सुन्दर महान्‌ मन्त्री अथवा बडी बुद्धि वाला होता है ॥ २१ ॥ 
चं० भोस बुध शक्र युति का फल 
कळहरुचिनिद्रालुर्नोचः स्याद्दर्घकोपतिः सुभगः । 
न्धुद्वेशा न सुखी शाशिकुजबुधभागंवेः सहितैः ॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्र, भोम, बुध, शुक्र एक साथ हों तो जातक कलह॒ प्रिय, अधिक सोने वाला 
“अर्थात्‌ आलसी, दुष्ट, कुलटा का पति, सुन्दर, वन्धुविरोधी व दुःखी होता है।।२२॥ 
चं० सोस बुध शनि युति का फल 
शरो विमातुपितुको दुष्छुछजों बहुकळत्रमित्रसुतः । 
भवति सुकर्माभिरतः राशिकुजब्रुधसोरिसंयोगे ॥ २३ ॥ 
यदि, चन्द्र, भौम, बुध, शनि एक साथ हों तो जातक वीर, माता-पिता के सुख 
से रहित, नीच कुल में उत्पन्न, अधिक स्त्री व मित्र एवं पुत्र से युक्त, अच्छे कार्ये करने 
“चाला होता है ॥ २३ ॥ 
चं० सौम गु» शुक्र युति का फल 
विकलाङ्गः सुकळत्रः "सकलसहोऽतीव मानसंयुक्तः । 
प्राज्ञो बहुमित्रसुलः शादिङ्गुजगुरुभारगबेः सहितः ॥ २४ ॥ 
१० कष्टसहो । 


१३२ सारावली 


यदि चन्द्र, भोम, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक' अशान्त देहधारी, सुन्दर 
स्त्री वाला, सबको सहन करने वाला,. पाठान्तर से कष्ट सहनकर्ता, अत्यन्त सम्मानः 
से युक्त, पण्डित व अधिक मित्रों के सुख का भोगने वाला होता है ॥ २४ ॥ 
___. चं० सौम गु० शनि युति का फल 
बघिरो धनवाञ्शरः सोन्मादो वाक्पटः स्थिरप्रकृति: । 
सतिमानुदारचित्तो भोमेन्दुशन भ्ररसुरेज्यं: ॥ २५ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक बहिरा, धनी, वीर, विक्षिप्त,. 
` भाषण में चतुर, स्थिर स्वभाव, बुद्धिमान्‌ व उदार चित्त होता है ॥ २५ ॥ 
चं० भोस शुक्र शनि युति का फल 
कुलटापति: - प्रगल्भः सर्पाक्षो "नित्यमेव सोद्दगः । 
जातः पुरुषोऽवइयं कुजेन्ुयमभागनर्भनति ॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्र, भौम, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक व्यभिचारिणी स्त्री का. 
स्वामी, धष्ट, साँप के समान नेत्र वाला तथा सदा उद्टेग से युक्त होता है। २६ ॥ 
चं० बु० गु० शुक्र युति का फल 
विद्वान्विमातृपितृकः सद्रपो धनयुतोऽतिसुभगश्च । 
भवति नरो विगतारिशु घगुरुदारिरःर्गयः सहितः ॥ २७ ॥ 
यदि चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एक साथ हों तो जातक पण्डित, माता-पिता से हीन, 
सुरूप, धनी, अत्यन्त भाग्यवान्‌ एवं शत्रु से रहित होता है॥ २७॥ 
चं० बु० गु० शनि युति का फल 
कृतघर्मकीतिरग्रथस्तेजस्वी बन्थवल्ळभो मतिमान्‌ । 
नपसचिवः प्रवरकविः राशिब्ुधजीवाकिभिः सहितेः ॥ २८ ॥ 


यदि चन्द्र, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक धर्मात्मा, कीतिमानु, प्रधान, 
तेजस्वी, बन्धुप्रिय, बुद्धिमान, राजा का मन्त्री व उत्तम कवि होता है ॥ २८ ॥ 


 चं० बु० शुक्र शनि युति का फल 
परदारगमनशीलो विशीळभार्यो विपन्चदन्धुश्व । 
क्त प्राज्ञो लोकह्विष्टः' स्यादिन्दुबुधाकिभुगुपुत्राः ॥ २९ ॥ 
- यदि चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि एक साथ हों तो जातक परस्त्रीगामी, दुःशीला स्त्री 
का स्वामी, विपत्ति से युक्त बन्धुवाला, पण्डित व संसार-द्व पी होता है ॥ २& ॥ 
चं० गु० शु० शनि युति का फल | 
मात्रा रहितः सुभगस्त्वग्दोषी दुःखितो भ्रमणशील: । | 
बहुभाषी सत्यरतः इाशिगुरुभृग॒सोरिभिः सहितेः ॥ ३०॥ 


१. द्वेष्टा । 


सप्तदश अध्याय १३३ 


यदि चन्द्र, गुरु, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक माता से हीन, सुन्दर 
भाग्यवान्‌, चमेरोगी, दुःखी, घूमने वाला, वहुत बोलने वाला व सत्य में लीन 


होंता है 11 ३० ॥। + 
भोम बुध गुरु शुक्र युति का फल 


"ख्रीकळहरुचिर्धनभाकपुज्यो लोके च शीलसंपन्न: । . 
भवति पुमान्तिरुजतनुर्बधारगुरुभागवः सहितः ॥ ६१॥ 


यदि भौम, वुध, गुरु, श_क्र एक साथ हों तो जातक स्त्री से कलह करने में मन 
रखने वाला, धनी, संसार में सम्मानित, शील-गुण से युत व रोगहीन देहधारी 


होता है ॥ ३१ ॥ 
भोस बुघ गुरु शनि युति का फल 
शरो विद्वान्वाग्मी धनरहितः सत्यश्योचसंपन्नः । 
वादी इन््सहिष्णुरमंतिमान्सहितर्बुधा रगुरुसो रे: ॥ ३२ ॥ 
यदि भौम, बुध, गुरु, शनि एक साथ हों तो जातक वीर, पण्डित, वक्ता, निर्धन; 
सत्य व पवित्रता से युत, बोलने वाला, कष्ट सहनकर्ता व बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ३२ ॥ 
भोम बध शक्र शनि युति का फल 
स्यान्मल्लः परपुष्ट: कठिनाङ्गो युद्धदुमदः ख्यातः । 
रमते च सारमेयेबुघारयमभागवेः सहितः ॥ ३३ ॥ 
यदि भौम, वुध, शुक्र, रानि एक साथ हों तो जातक योद्धा, दूसरों से पोषित, 
कठिन शरीरधारी, लड़ने का मद रखने वाला, प्रख्यात व कुत्तों के साथ रमणकर्ता 
अर्थात्‌ कुत्तों का पालक होता है॥ ३३ ॥ 
भौम गुरु श्‌ क़ शनि युति का फल 
तेजस्वी चित्तयुतः स्रीलोलः साहसप्रियश्चपरः । 


भोसगुरुशुक्र सो ररेकस्थर्जायते कितवः ॥ ३४ ॥ 
यदि भौम, गुरु, दाकर, शति एक साथ हों तो जातक तेजस्वी, धनी, स्त्रैण, 


साहसी, चपल एवं धूते होता है ॥ ३४ ॥। 
बुध गुरु शुक्र शनि युति का फल 
मेधावी -शाद्धरतो 3रामासक्तो विघेयभृत्यश्च । 
ब॒धजी वशुक्रसौ ररेकस्थ स्तीत्रसंयोगे ॥ २५ ॥ 
यदि वुध, गुरु, शक्र, शनि एक साथ हों तो जातक मेधावी, श्राद्ध करने मे लीन; 
पाठान्तर से शस्त्र वा शास्त्र में लीन, स्त्री में आसक्त, पाठान्तर से कामी व आज्ञा- 


कारी नौकर वाला होता है ॥ ३५ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चतुग्रेह्योग: सप्तदशोऽध्यायः । 


१ रुचिर । २ शस्त्र, शास्त्र । ३ कामाचारो । 


१३४ सारावली 


अष्टादशोऽध्यायः । 


सु० चन्द्र भो० बुध गुरु योग फल 
दुःखी बहुप्रपच्चो जायाचिरहेण तापितदारीरः। 
भवति पुमानेकस्थं रवीन्दुकुजजीवचन्द्रसुतें: ॥ १ ।। 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध गुरु एक भवन में हों तो जातक-- दुःखा, 
अधिक प्रपञ्ची व स्त्री के वियोग से तप्त देहधारी होता है ॥ १ ॥ 
सु० चन्द्र भो० बुध शक्र योग फल 
परकमरतो नित्यं बन्धुसहऱ्हिः' कृतो विगतसत्त्व: । 
क्ळीबेर्याति च सख्यं रवीन्द्रकुजशुक्रसोम्यंश्च ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, वुध, शुक्र, एक भवन में हों तो जातक-नित्य 
दूसरों के कार्य में लोन, बन्धु व मित्रो के बल से हीन पाठान्तर से बन्धु व मित्रों के 
निन्दित या दुःखी एवं नपुंसकों से मित्रता करने वाला होता है ॥ २॥ 
स्‌० चन्द्र भो० बु° शनि योग फल 
अल्पायुर्बन्धनभाग्दीनो भवतोह सवसुखहीनः। 
अकलत्रोऽसतवित्तः सौरदिवाकरबुधेन्दुकुज: ॥ ३ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, शनि एक भवन में हों तो जातक--लघु 
आयु वाला, जेली, दीन, समस्त सुख से हीन एवं स्त्री-पुत्र-धन से रहित होता है ॥।३॥ 
सुयं चन्द्र भौम गुरु शुक्र योग फल 
जात्यन्धो बहुडुः'वी मातृपितृभ्यां सदेव सन्त्यक्तः । 
भवति नरो गेयरुचिः कुजेन्दुगुरुभार्गवाकँश्च ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भौम, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक जन्म से 


अन्धा, अत्यन्त दुःखी, माता पिता से सदा त्यक्त, अर्थात्‌ माता-पिता के सुख का अभावः 
ब गान में अभिरुचि करने वाला होता है ।। ४ ॥ 


सुर्य चन्द्र भौम गुरु शनि योग फल 
युद्धकुशलः समर्थः परवित्तहरः परोपतापी च। 
पिशुनश्चलऽचः पुरुषः शनिशशिकुजजी वदिवसेशः ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भौम, गुरु, रानि एक भवन में हों तो जातक-युद्ध में 
निपुण, सामर्थ्यवान्‌, दूसरों के धन का हरण करने वाला, अन्य लोगों को कष्टदायी कः 
चुगलखोर एवं दुष्टस्वभाव का पाठान्तर से चचचल होता है ॥ ५॥ 


१ वन्धुसुहृद्विक्ृतो, बन्धुसुहृदुःखितो । पिशुनः खलश्च । 


WR ७. योक... 


अष्टादश अध्याय १३५ 


सूर्य चन्द्र भोम शक्र शनि योग फल 
मानार्थविभवहोनो मलिनाचार: पराद्भनानिरत:* । 
प>चभिरेकस्थ : स्यादिनेशशिशुक्रशनिभोसे: ॥ ६ ॥। 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, भोम, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक--- 
सम्मान, धन, वैभव से रहित, दुष्ट आचरण कर्ता व दूसरों की स्त्री में लीन 
होता है ॥ ६॥ | 
सूर्य चन्द्र बुध गुरु शुक्त योग फल 
यन्त्रज्ञो बहुविभवो नपसचिवो दण्डनायको वा स्यात्‌ । 
ख्यात: शाभर्कीतियुतो बधघेन्दुरविजीवशुक्रेषच ।। ७ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक-- 
मशीनरी का ज्ञाता, अधिक धनी, राजा का मन्त्री वा न्यायाधीश, विख्यात व अच्छे 
यशवाला होता है ॥ ७ ॥ 
सूर्य चन्द्र बुध गुरु शनि योग फल 
भीरुः प्रियसन्त्यक्तः सोन्सादो व्चनासु निपुणइच । 
उग्रः पराच्चमोजी बुधेन्दुगुरुसूयरविपुत्रे: ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक 
डरपोक, प्रियजनों से त्यक्त, उन्मादी, ठगने में चतुर, तीक्ष्ण, एवं परान्न को खाने 
वाला होता है ॥ ८ ॥ 
सूर्य चन्द्र बुध शुक्र शनि योग फल 
दी्घों रोमशगात्रो५मरणोत्साही सुखाथसुतहीन: । 
स्यात्पःकभिरेक्स्थ रविचन्द्रबधाकिभुगुपुत्र: ।। & ।। 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक--. 
लम्बा, रोम से युत देहधारी, आमरण उत्साही एवं सुख, धन, पुत्र से हीन 
होता है ॥ ६ ॥ 
सूर्य चन्द्र गुरु शुक्र शनि योग फल 
वाग्मीन्द्रजाळनिरतइचळचित्तः स्त्रीषु वल्लभो मतिमान्‌ । 
बहुशर्त्रावगतभयो रवीन्दुगुरुशक्रमानुसुत: ।॥ १० ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक-- 
वक्ता, इन्द्रजाल में लीन, अस्थिर चित्त, स्त्री का प्यारा, बुद्धिमान्‌, अधिक शात्रुवाला 
एवं निर्भय होता है ॥ १० ॥ 
सूर्य भौम बुध गुरु शुक्त योग फल 
कामी बहुतुरगनर: २स्वीकृतसेनापतिविगतशोक: । 
राजप्रियोइतिसुभगो बेधाररविजीवशुक्रंः स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 





१. भिरतः । २. स्फीतः सेनापति: । 


१३६ सारावली 


यदि कुण्डली में सूर्य, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एक भवन में हों तो जातक--कामी, 
बहुत घोड़े वाला, माना हुआ सेनाध्यक्ष वा पाठान्तर से उत्तरोत्तर वुद्धिकर्ता, शोक- 
रहित, राजा का प्रियपात्र एवं अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ होता है ॥ ११॥ 
सयं मंगल बुध गुरु शनि योग फल 
नित्योद्विग्नो रोगी भिक्षां भुङ्ते ग्रहाद्ग॒हं गत्वा । 
जीर्णमलीमसवासा रविकुजबुधजीवरविपुत्रेः ॥ १२॥ 
यदि कुण्डली में सूयं, भौम, वुध, गुरु, रानि एक भवन में हों तो जातक--सदा 
चिन्तित रोगी, घर-वर भिक्षा माँगकर खाने वाला एवं पुराना व मलिन ( मैला ) 
वस्त्रधारी होता है ॥ १२॥ 
चन्द्र संगेल बुध शुक्र शनि योग फल 
वधबन्धनरोगार्तो बिद्टांल्लोके सुपुजितो भवति। 
निःस्वो विकलशरीर: कुजशशिबृधशुक्रसन्दे; स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, वुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक-मरण, 
बन्धन, रोग से ,पीडित, विद्वान्‌, संसार में सम्मानित, निर्धन व विकल देहधारी होता 
है॥ १३ ॥. | 
| सूर्य संगल बुध शुक्र शनि योग फल 
व्याधिभि ररिभि ग्रेस्त: स्थानश्रष्टो5तिदुःखसन्तप्त: । 
अमति क्षुभितः पुरुषः कुजाकिरविशुक्रशशितनयें: ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, भौम, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक--रोग 
व शत्रु से पीडित, स्थान से हीन, अधिक दुःख से तप्त एवं क्षोभ युत होकर भ्रमणकर्ता 
होता है ।। १४ ॥ 
द्र भोम गुरु शुक्र शनि योग फल 
प्रेष्यो मुखं क्ळीोबो मलिनाचारोऽतिदर्भगो विकल: । 
भवति नरो धनरहितः दाशिकुजगुरुशक्ररवितनर्य: ॥ १५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक-सेवक, 
मुख, नपुंसक, नीच आचरण कर्ता, अतिदुर्भाग्य युक्त, अशान्त एवं निर्धन होता 
है॥ १५॥ 
सूर्य भौम गुरु शुक्र शनि योग फल 
जळयन्त्रधातुपारदरसायनेष्वतियटुः पुमान्‌ भवति । 
एभिः प्रतिद्धकर्मा क्षितिसृतरविजीवसितसौरंः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, भौम, गुरु, शुक्र, शनि, एक भवन में हों तो जातक--जल, 
यन्त्र, धातु, पारा आदि रसायन क्रिया में अधिक चतुर एवं इन्हीं कार्यो (रसायनादि) 
से प्रसिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 


अष्टादश अध्याय १३७ 


सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि योग फल 
बहुशास्त्रज्ञानपर्दुमित्रहित: संमतो गुरूणांच । 
धर्मपरः कारुणिकः सुर्यासितशुक्रबुधजोबे: ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य, वुध, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक--अधिक 
शास्त्र जानने में चतुर, मित्रों का शुभ कर्ता, गुरुओं का प्रिय, धर्मात्मा एवं दया करने 
वाला होता है ॥ १७ ॥ 
चन्द्र भोस बुध गुरु शुक्र योग फल 
साधुः कल्यदारीरो विद्याधनसत्यसौर्यसम्पञ्नः । 
वन्धुह्तो बहुमित्रो बधेन्द्कुजजीवभृगपुत्रेः ॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शुक्र, एक भवन में हों तो जातक 
सज्जन, रोग रहित, विद्या-धन-सत्म-सुख से युक्त, बान्धवों का प्रिय व अधिक मित्र 
वाळा होता है ॥ १८॥ | 
चन्द्र सोस बुध गुरु शति योग फल 
तिमिरासयी दरिद्र: परान्नमभियाचते सदा दीनः । 
मलिनयति बन्धुवर्गं कुजािबुधजीवहिमकिरणः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शनि एक भवन में हों तो जातक- नेत्र 
रोगी अर्थात्‌ रतोंदी रोग वाला, दरिद्री, दीत, सदा परान्न को माँगने वाला व 
“बान्धवो को दूषित करने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
चन्द्र भोस बुध शुक्र शनि योग फल 


बहुरात्रमित्रपक्षः पराथ हितकृद्विषमशीलः । 
एकस्थं रतिमानी बुघेन्दकुजशुक्ररविपुत्रे: ॥ २० ॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्र, भौम, बुध, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक -- 
"अधिक शत्रु व मित्रों से युक्त, परोपकारी, विपरीत स्त्रभाववाला एवं अधिक अहंकारो 
होता हे ॥ २० ॥ 
चं० बु० गु० शु० शनि योग फल 
नुपमन्त्री नपतिसमो गणनाथः सवलोकपुज्यइच । 
एकक्षे भवति नरइचन्द्रेन्दुजजीवशनिशुक्रः ॥ २१॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्र, वुध, गुरु, शुक्र शनि एक भवन में हों तो जातक--राज्य 
सचिव या राजा के समान, समुदाय का स्वामी एवं सर्वमान्य होता है ॥ २१ ॥ 
सो० बु० गु० शू शनि योग फल 
सुमनस्क: सोन्मादो राज्ञामतिवल्लभो विगतशोकः। 
निद्रातरो दरिद्रः कुजग्रुबधशक्रविपुत्रेः ॥ २२॥ 
यदि कुण्डली में भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एक भवन में हों तो जातक- सुन्दर 
“मन ( चित ) वाला, उन्मादी, राजा का प्रिय पात्र, शोक से रहित, निद्रालु एवं 
"निर्धन होता है ॥ २२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां पञ्चग्रहयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः 


१३८ सारावलो 


एकोनविंशोऽध्यायः 


एकराशिस्थ स्‌० चं० भो० बु० गु० शुक्र का फल 
विद्याधनधर्मरतः क्षामो बहुभाषको१ विकृष्टमतिः । 
एकभबनोपयातरर्बुधेन्द्रव्यारगुरुशकरः ॥१॥ 
यदि जन्माङ्ग में सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एक स्थान में हों तो जातक-- 
बिद्या-वित्त-धमे में लीन, कृश देहधारी, अधिक भाषी एवं विशिष्ट बृद्धिमानु होता 
है॥१॥। 
एकराशिस्थ स्‌० चं० भो० बु० गु० शनि का फल 
दाता परकार्यकरइचलस्वभावो विशद्धसत्त्वःच । 
रमते विजनोद्दशोे रवीन्द्वक्रज्ञगुरुरविजेः ॥ २॥ 
यदि जन्माङ्ग में सूयं, चन्द्र, भौम, वुध, गुरु, शनि एक स्थान में हों तो जातक-- 
दानी, परोपकारी, अस्थिर स्वभाव वाला, सतो गुणी एवं निजेन स्थान में रमण करने 
वाला होता है ॥ २ ॥। 
एकराशिस्थ स्‌० चं० भौ» बु० शु ° शनि का फल 
चोरः परदाररतः कुष्टी स्वजनेनिराकृतो मुर्ख: । 
स्थानभ्रष्टो विसुतो बुघेन्द्रव्यारश निशुक्रेः ॥ ३ ॥ 
यदि जन्माङग में सु० चं० भौ० बु० शु० शनि एक स्थान में हों तो जातक--चोर,. 
परस्त्रीगामी, कोढी, अपने मनुष्यों से निरादर पाने वाला, मूर्ख, स्थान से च्युत एवं 
पुत्र हीन होता है ॥ ३ ॥ | 
एकराशिस्थ सू० चं० भौ» गु० शु» शनि का फल 
नीचः परकमंरतः-क्षयरोगीउइवासकासपरिभूतः । 
निन्द्यः स्यादुबन्धनां सितेन्द्रव्यारगरुरविजे: ॥ ४॥ 
यदि जन्माङ्ग में सू० चं० भौ० गु० शु० शनि एक स्थान में हों तो जातक--- 
दुष्ट, दुप्तरो के कार्य में लीन वा करने वाला, क्षय-रोगी (टी० बी० का रोगी), श्‍वास 
व खाँसी से पीड़ित देह धारी व बन्धुओ में निन्दित होता है ॥ ४ ॥ 
एकराशिस्थ सू० चं० बु० गु० शु० शनि का फल 
मन्त्री नपस्य सुभगः क्षान्तियुतो भवति शोकपरितप्त: । 
अकलळत्रो धनरहितो रवीन्दुबधजीवसितसौरे: ॥ ५॥ 


यदि जन्माङ्ग में सू० चं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो न 


का मन्त्री, सौभाग्यवान्‌, क्षमा से युक्त, शोक से पीड़ित एवं स्त्रीव धनसे रहित 
होता है ॥ ५॥ 


१. विशिष्ट । २. कर्मकरः । ३. खास । 













एकोर्नावश अध्याय १३६. 


एक राशिस्थ स्‌० सं० बु० गु० शु० शनि का फल 
तीर्थेषु सदा रमते पुत्रेनित्यं धनेन रहितइच । 
वनपर्वतोपसेवी बंधाररविजीवशनिशुक्रंः ।। ६ ॥। 
यदि जन्माङ्ग में सू० मं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो जातक--तीथ मे 
सदा रमण करने वाला, धनव पुत्र से हीन, वन व पर्वत का सेवन करने वालाः 
होता है ॥ ६ ॥। 
एक राशिस्थ चं० मं० बु० गु० शु० शनि का फल 
नित्यं शिः प्रतापी बहुयुवतिरतो नुपप्रियो मन्त्री | 
धनसु तसौ भाग्ययुतः कुर्जाकसितचन्द्रबुधजीवाः ।। ७ ॥ 
यदि जन्माङ्ग में चं० मं० बु० गु० शु० शनि एक साथ हों तो जातक--सदा 
पवित्र, प्रतापी, अधिक स्त्रियों में लीन, राजा का प्यारा, राज्य मन्त्री, धन-पुत्र क 
सोभाग्य से युत होता है ॥ ७ ॥। 
एकत्रित पाँच या छः ग्रहों का कन्दल के मत में फल 
प्रायो दरिद्रदुःखी मुखः ८्द्पञ्चसंयुर्तोवहगः । 
अन्योन्यदशनादपि फळमेतत्कन्दळाः प्राहुः ॥ ८ ॥ 
यदि जन्माङ्क में पाँच या छ ग्रहों का योग हो तो जातक विशेष कर दरिद्री,. 
दुःखी व मूर्ख होता है । जिस प्रकार ग्रहों की युति होने पर फल कथन किया है, उसी 
प्रकार परस्पर हृष्टि होने पर भी कन्दलाचायों के मत में फल होता है ॥ ८ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां षट्ग्रहयोगो नामैकोनविश्षोऽध्यायः ॥।. 


विशोऽध्यायः 
संन्यास योगों का वर्णन 
योगा विभक्ताइचतुरादिसंस्थेंव्यासाद्ग्रहैः केरपि तापसानाम्‌ । 
जन्मादि) तेषामपरर्मनीन्द्रः संवेदितं तत्कथयाम्यरषात्‌ ॥ १ ॥ 
यदि जन्म के समय चार या पाँच वा ६ या सात ग्रह एक राशि में हों तो कितने 
मुनियों ने तापस ( संन्यासी ) योग के भेद विस्तारपूर्वक कहे हें । जिन योगों में 
संन्यासियों वा तपस्वियो के जन्म होते हैं, उन सब योगों को मै ग्रन्थकार कहता हूँ ॥१।! 
बृ० जा० में कहा है--'एकस्थेर्चतुरादिभिर्वेलयुतेः...' (१५अ० १ इलो०) ॥१॥ 
एवं लघुजातक में भी-'चतुरादिभिरेकस्थैः प्रब्रज्यां स्वां ग्रहः करोति बली ॥१।। 


१. जन्माहतेषां । 


१४० सारावलो 


तपस्वी योग ज्ञान 
सूर्येन्दुशक्राय महीसुतेषु सुर्येन्द्सोमात्मजभूमिजेषु । 
एकस्थितेछु प्रभवेत्तपस्वी भान्वारसन्दज्ञसितेषु चेव ॥ २॥। 
यदि कुण्डली में सूळ चं० भौ० गु० शु० वा सू० चं० बु० भौ० यद्वा सू० मं० श० 
चु० शु० एक राशि में हों तो जातक तपस्वी होता है ॥ २॥। | 
प्रद्राजक योग ज्ञान 
कुजेन्दतुर्यज्ञ पुरोहितरच तोक्ष्णांशुचन्द्राकिराझाड्कुजेशच । 
ूर्येन्द्भूपुत्ररानेइचरंः ल्यादेकक्षेगः प्रन्रजितो मनुष्यः ॥ ३ ॥ 
यदि कुण्डली में मं० चं० सू० वु० गु०, वा सू० चं०श० वु०, अथवा सु० चं० मं० 
झनि एक राशि में हों तो जातक प्रन्राजक ( संन्यासी ) होता है ॥ ३ ॥ 
पुन: तपस्वी योग ज्ञान 
आदित्यगुर्वाकिशाराङ्कपुत्रा भोंमारकंचन्द्रात्मजसुरयइच? । 
एकर्क्षेसंस्थैस्तपसि स्थितानां कुर्वन्ति जन्मप्रसवे ग्रहेन्द्रः ॥ ४ ॥ 
तितार्कभोमाकंसुता महाबलाः सुरेज्यभूपुत्रकसुर्यः सौरय:३ । 
कुजेन्दवागीशशनेइच रा इमे समं गता वे जनयन्ति तापसम्‌ ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सू० गु० श० वु०, यद्वा मं० सू० बु० गु० ( श० ), वा शु० सू० 
मं० श० वा गु० मं० सू० श० यद्वा मं० चं० गु० शनि एक राशि में बली होकर 
स्थित हों तो जातक तपस्वी होता है ॥ ४-५ ॥। 
व्रती योग ज्ञान 
कुजाकिसोमात्मजदेववन्दित: कुजाकिचन्द्रात्मजसूर्यभार्गवंः । 
रविन्द्भौमासितदानवप्रियेर्भवन्ति सूता ब्रतसंयुता नराः॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में मं० श० बु० गु०, यटा मं० श० वु० सू० शु० अथवा सू० चं० 
-मं० श० शु० एक राशि में हों तो जातक ब्रती होता है ॥ ६ ॥ 
वनपर्वंतस्थ तपस्वी योग ज्ञान 
सितारसुर्यात्मजजी व भास्क रे: कुजेन्द्देवेड्यबुधाकनन्दन: । 
सितेन्द॒पुत्राकिश शाङ्कभसिजेर्भवेत्तपस्वी वनपर्वताश्रयः ।। ७ ॥ 
यदि कुण्डली म शु० म०्रा० गु० सू०, वाम० चं० गु० वु 0 रा०्वा श्‌० बु० 
श० चं० मं० एक ही राशि में हों तो जातक वन व पर्वत पर वास करने वाला 
तपस्वी होता है ॥ ७ ॥ 23 
अन्नत्यागी सुनि योग ज्ञान 
चन्द्रेन्दुपुत्रारसुरेड्यभास्करै  राशाद्भूःतुर्यन्द्जशुक्रभूमिजेः । 
स्थितेरमीभिः सहितनु सम्भवा भवन्ति वन्द्या मुनयोञ्चदुषकाः ।। ८ ॥ 


१. सौरयश्च । २. सोर । ३. सूर । 


hs Sis आ क ei Bed bade: 


आ । | ¢ 
कै री ¢ Fee बा ` 
82) TY PTS TES 


विदा अध्याय १४१: 


यदि कुण्डली में चं० बु० मं० गु० सू०, वा चं० सू० बु० शु० मं० एक राशि में 
हों तो जातक वन्दनीय अन्नत्यागी मुनि होता है ॥ ८ ॥ 

विशेष--सं ० वि० वि० की पु० में चतुर्थ चरण में “विद्यामुनयो हृढब्रता:” यह 
पाठ है ॥ ८ ॥ 

व्रती योग ज्ञान 

रवीन्दुर्भोमेन्दुजजीवभागं व: राशाद्कभोमाकिबृधेढ्यभास्करंः । 

कुजेन्द्सूर्यािसितेन्द्सम्भत्रे्भवेदमीभिः सहितेर्नरो ब्रती ॥ & ॥ 

यदि कुण्डली में सू० चं० मं० बु० गु० शु० वा चं० मं० श० बु» गु० सू० यद्वा 
सं० चं० सु० श० शु० बु० एक राशि में हों तो जातक ब्रती होता है ॥ ९ ॥ 

यशस्वी सुनि योग ज्ञान 

सितेन्दुजीवाकजसूर्यलोहितैः सिताकभौमाकिशशाङ्कसोसजे: । 

एकत्र यातेगंगनेचरः सदा भवन्ति जाता मुनयो यशस्विनः ॥ १० ॥ 

यदि कुण्डली में शु० चं० गु० श० सू० मं०, वा शु० सू० मं० श० चं० वृ० एक 
राशि में हों तो जातक यशस्वी मुनि होता हे ॥ १० ॥ 

तपस्वी योग ज्ञान 

कुजज्ञ वागीरासिताकिभास्करंः सिर्ताकिजीवेन्दुजचन्द्रभूसिजे: । 

बलप्रधानं: 'सहितेविहंगमत्न जेत्प्रजातः -पुरुषस्तपस्विनाम्‌ ॥ १११ 

यदि कुण्डली में मं० बु० गु० शु० श० सूळ, वा शृ० श० गु० बु० चं० मं०; 
एक राशि में वली होकर स्थित हों तो जातक तपस्वी होता है ॥ १११॥ | 

फल-भूलक-भक्षक तपस्वी योग ज्ञान 

रवीन्द्वागीरारानंश्च रेश्व दानेश्र्वरेन्धकसितरवद्यस्‌ । 

रवीन्द्पुत्रक्षितिजेन्द्रपुज्येस्तपस्विन: स्युः फलमूल्भक्षिण: ॥ १२॥ 

यदि कुण्डली में सू० चं० गु० श० यद्वा श० चं० सू० शु०, वा सु० बु० मं० गु० 
एक राशि में स्थित हों तो जातक फल-मूल भक्षण कर्ता तपस्वी होता है ॥,१२॥ 

वल्कल चीरधारी व्रती योग ज्ञान 

वक्राकंसोलात्मजदानवेड्या सोसेन्द्‌ दागीशशशाङ्पुत्राः । 

एकाक्षगा जन्मनि यस्य जन्तोभवेदन्रती दल्कळ्चीरधारी ॥ १३॥ | 

यदि कुण्डली में मं० सु० बु० शु०, वा मं० चं० गु० बु० एक राशि में हों तोः 
जातक वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण करने वाला ब्रती होता हे ॥ १३ ॥ 

शान्त तपस्वी योग ज्ञान 

दाशीन्दुपुत्र क्षितिजाकंपुत्रा य॒धक्षमापुत्रसुरेड्यसौ राः । 

एकक्षेगा जन्मनि यस्य सुतौ कुर्वन्ति तं तापसमेव शान्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

यदि कुण्डली में चन्द्र, बुध, मंगल, शनि वा वुध, मंगल, गुरु, शनि, एक राशि में 
हों तो जातक शान्ति प्रिय तपस्वी होता है ॥ १४॥ 


"१४२ सारावली 


फल भक्षक यती योग ज्ञान 
चन्द्राकेभार्गवशशाङ्कसुता बलस्या 
भोमेन्द॒पुत्रसितभास्क रनन्दनाश्च । 
मन्देन्दुवाक्पतिसिता नियतं यतीनां 
कुर्वन्ति जन्म फळपाककृतादानानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि कुण्डली में चं० सू० शु० बु०, वा मं० बु० शु० श०, यद्वा श० चं० गु० 
व्शु० एक राशि में बली होकर स्थित हों तो जातक फलभक्षण कर्ता मुनि होता है॥ १५॥ 
पवेत वनवासी तपस्वी योग ज्ञान 
रविकुज दारिशुककश्रन्द्र भो मज्ञसु ये- 
गुरुसितरविमन्देः शुक्रजीवेन्द्वक्रः । 
कुजबुधसितचन्द्ररेभिरेकर्क्ष याते - 
भेवति गिरिवनोकास्तापसः सर्ववन्द्यः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में सू० मं० चं० शु० वा चं० मं० बु० सूळ, वा गु० शु० सू० श०, 
म्वा शु० गु० चं० मं०, वा मं० बु० शु० चं० एक राशि में हों तो जातक पर्वत वन 
में वास करने वाला सब से वन्दनीय तपस्वी होता है, अर्थात्‌ समस्त जन इसको नमन 
-करते हैं ॥ १६ ॥। 
दुःखी मुनि योग ज्ञान 
सितशशि कुज गुरुमन्देइचन्द्रेन्दुज भोमदेवगुरुश क्र: । 
रविशशि कुज बुधजीवर्भवति यतिदु:खितो दीनः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में शु० चं० मं० गु० श०, वा चं० बु० मं० गु० शु०, वा सु० 
“चं० मं० बु० गु० एक राशि में हों तो जातक तपस्वी दीन व दुःखी होता है॥ १७॥ 
जटाधारी वल्कलवस्रधारी मुनि योग ज्ञान 
कुजाकिदेवेड्यसितेन्दुपुत्रः रानीनसोमात्मजचन्द्रभौमेः । 
सर्म गतेः स्युः सबळेयथोक्तेजटाधरा व ल्कलधारिणइच ॥ १८ ॥ 
यदि कुण्डली में मं० श० गु० शु० बु०, वा श० सू० बु० चं० मं० बलवानु 
“होकर एक रारि में हों तो जातक-जटाधारण करने वाला व वृक्ष की छाल के वस्त्र 
“धारण करने वाला होता है ॥ १८॥ 
तपस्वी योग ज्ञान 
भान्बिन्दुजेन्द्कुजजीवसु रारिपुज्यें: 
सुर्यन्द्भौमगुरुशु क्रशने इचरेशच । 
प्रप्नोत्यवइयमिह तापसरूपमेभि- 
रेकक्षंगेगगनवासिभिरेव जातः ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में सू० बु० चं० मं० गु० शु०, वा सू० चं० मं० गु० शु० श० 
शक राशि में हों तो जातक अवश्य ही संन्यासी होता है॥ १६ ॥ 


— 44% जक 


विश अध्याय १४३ 


नोट--इन दोनों योगों का वर्णन इसी अध्याय के नवें व दशवे इलोक में हो 
चुका है ॥ १६ ॥ 
घ्रत्रज्याभङ्कः योग ज्ञान 
प्रत्रज्येहो दिनकरगते ^१भुक्तिमन्तोऽतिशक्ताः 
प्र्रज्यायाः सुबरसहितेः स्यथेयमाहग्नहेन्द्रः । 
सम्पूर्णानां वशमनुगतः प्रच्युतेस्तेबंहुत्वे 
बीर्योपितेर्भवति बहुभिः सद्बलस्यानुपुवर्यात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि प्रब्रज्या का स्वामी अर्थात्‌ प्रव्रज्या कारक ग्रह सूर्यं के साय में हो तो संन्यास 
में जातक की आसक्ति व श्रद्धा रहती है । यदि प्रब्रज्या कारक ग्रह बली हो तो प्रब्रज्या 
“की स्थिरता होती है । कारक ग्रह समस्त ग्रहों से पराजित हो तो संन्यास ग्रहण करके 
"भी उसका त्याग जातक करता है । यदि अधिक ग्रह प्रब्रज्या कारक हों तो बहुत प्रकार 
की प्रब्रज्या होती है, किन्तु वे प्रब्रज्या ग्रहों के बलानुसार होती है ॥ २०॥ 
नोट--कालांश द्वारा ही दृश्याहृश्य का निर्णय करना चाहिये यहाँ यह शङ्का होती 
'है कि जातक इन योगों में उत्पन्न होकर कब किस समय प्रब्रज्या ग्रहण करेगा । 
'उत्तर--कारक ग्रह अर्थात्‌ संन्यास दाता ग्रह चार वश बलवान्‌ होने पर व उस ग्रह 
-की अन्तदंशा प्राप्त होने पर जातक संन्यास ग्रहण करता है ग्रन्थान्तर में कहा है— 
'दीक्षादानसमर्यो यो भवति तदा बलेन संयुक्तः । तस्यैव दशाकाले दीक्षां लभते नरोऽ- 
-चश्यम्‌' ॥ २० ॥ 
पुनः प्रत्रज्या भङ्ग योग ज्ञान 
प्रत्रज्यायाः स्वामी रविमुषिततनुरनिरीक्षितो वाऽन्यः । 
याचितदीक्षा भवति च यवनाधिपतेर्यया वाक्यम्‌ ॥ २१॥ 
यदि प्रब्रज्या कारक ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो, अथवा अन्य ग्रहों से दृष्ट हो तो 
"जातक दीक्षा अर्थात्‌ संन्यास की याचना करता है, केवल घर में रहकर कहता है कि 
:मैं संन्यासी हो जाऊंगा किन्तु संन्यास नहीं लेता ऐसा यवनाचार्यो ने कहा है ॥ २१॥ 
बृ० जा० में कहा है--'रविलुत्तरंरदीक्षिता बलभिस्तद्गतभक्तयो नरा: । अभि- 
-याचितमात्रदीक्षिताः निहतैरन्यनिरीक्षितँरपि' ( १५ अ० २ इलो० ) ॥ २१॥ 
एकस्थ चार आदि ग्रहों के बिना प्रब्रज्या योग ज्ञान 
शशो दुकाणे रविजस्य संस्थित: "कुजाकिदृष्ट: प्रकरोति तापसम्‌ । 
कुजांदाके वा रविजेन दुष्टो नवांशतुल्यं कथयन्ति "तत्पुनः ॥ २२ ॥। 
यदि जन्माङ्ग में चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में भोम, शनि से दृष्ट हो तो एक योग, 
:यदि चन्द्रमा मङ्गल के नवांश में शनि से दृष्ट हो तो दूसरा योग, इन दोनों में उत्पन्न 
“जातक तपस्वी होता है, तथा नवांश स्वामी की प्रब्रज्या ग्रहण करता है ॥ २२ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'दीक्षां प्राप्नोत्याकिद्क्काणसंस्थे भोमार्क्यंशे सौरहृष्टे च 
“चन्द्र ( १५ अ० ३ इलो ० ) ॥ २२ ॥ 





१. दिनकरगतैर्भं क्तिमन्तो न शक्ताः। २. वधमुपगतैः । ३. प्रच्युतिस्तै । ४. रुचि। 
५५, कुजाक । ६. तं पुनः । 





१४४ सारावली 


प्रकारान्तर से प्रब्रज्या योग ज्ञान 
जन्माधिपः सूर्यसुतेन दृष्टः शोषेरदृष्टः पुरुषस्य सूतौ । 
आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवश्यं पुर्वोक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ।॥ २३॥ 
यदि जन्माङ्ग में जन्माधिप अर्थात्‌ ( जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो 
उस राशि का स्वामी जन्माधिप होता है। ) जन्म राशीश शनि से दृष्ट हो तथा अन्य 
ग्रहों से अदृष्ट हो तो जन्म राशीश अपनी प्रब्रज्या करता है, किन्तु यहाँ अर्थात्‌ इस 
योग में भी पूर्वोक्त अस्तत्व व सबलत्व का विचार करना च।हिये ॥ २३ ॥ 
` बृ०जा० में कहा है--पश्यत्या किजेंन्मपं वा बलोनम्‌’ (१५ अ० ३ इलो०) ।।२३॥ 
भाग्यहीन प्रन्रज्या योग ज्ञान 
जन्मपतिविकराङ्गः पइ्यति सौरि चतुष्टये प्रबलम्‌ । 
यस्य स माग्यविहीनः प्रन्रज्यां प्राप्नुयात्‌ पुरुषः ।। २४॥। 
यदि जन्माङ्ग में जन्मराशीश विकल अङ्क निर्वेल होकर वा पाठान्तर से विपुल 
( बली ) अङ्ग होकर, बळी केन्द्रस्थ शनि को देखता हो तो जातक भाग्य से रहित 
होकर संन्यासी होता है ।। २४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'जन्मेशोन्य यंद्यष्टोकंपुत्रम्‌' (१५ अ० ३ इलो०) ॥२४॥ 
दुःखी संन्यासी योग ज्ञान 


गुरुहिमगुरचीणामेक ए वोदयस्थो 
गगनतल्गतो वा रिःफगइचाल्पमूरतः । 
अविकलबलभाजा सुर्यपुत्रेण द्ष्टो 


जनयति खलु जातं तापसं दुःखभाजस्‌ ।। २५ ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु, चन्द्रमा, सूर्य इन तीनों में से एक भी ग्रह निर्बेल न होकर 
लग्न में वा दशम भाव में वा बारहवें भाव में स्थित हो तथा बलवान्‌ शनि से हृष्ट 
हो तो जातक दुःखी संन्यासी होता है ॥ २५ ॥। 
नप संन्यासी योग ज्ञान 


त”. क्य "Abs ait 


[HT dBASE ओड 3 


कुमुदवनसुबन्धु सौम्यभागे ब्ल्स्थ 
वि यति गसनशीलान्‌ स्वोच्चभस्थांइच शेषान्‌ । 
यदि दिनकरपुत्रः पश्यति प्ाप्तवोर्थो 


भवति भुवननाथो दौक्षितदच स्वतन्त्र: २६॥ 
` यदि कुण्डली में बलवान्‌ चन्द्रमा शुभ ग्रह के नवांश में स्थित होकर दशमभाक 
में हो तथा अन्य ग्रह उच्चराशि में हों तथा इनको शनि देखता हो तो जातक राजा; 
होकर भी स्वतन्त्र संन्यासी होता है॥ २६॥। 


१. विपुला ङ्गः । | 





१० विदा अध्याय १४५ 


दुःखित संन्यासी योग ज्ञान 
अतिशथबळयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे 
बळविरहितरिक्तं प्रक्षते छग्ननाथम्‌ । 
यदि भवति तपस्वी दुषित: शोकतक्तो 
धनजनपरिहीनः ङृच्छलब्धान्नपानः ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में शुक्लपक्ष का चन्द्रमा पुर्णवली होकर बलहीन लग्न स्वामी 


को देखता हो तो जातक निर्धन, जन से हीन, शोक से दुःखी होकर संन्यासी होता 
है, एवं कष्ट से अन्न पानी प्राप्त करता है ॥ २७ ॥। 


प्रकारान्तर से ज्ञान 
सौरिः शुभभागस्थः पश्यति चन्द्रं ग्रहांस्तथेवान्यान्‌ । 
*कुम्भांशेषु प्राप्तान्‌ जनयति दीक्षान्वितं पुरुषम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में शनि शुभग्रह के नवांश में स्थित होकर चन्द्रमा को व उच्चांश 
में स्थित अन्य ग्रहों को पाठान्तर से कुम्भ के नवांश में स्थित अन्य ग्रहों को देखता 
हो तो जातक संन्यासी होता है॥ २८॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
एकक्षगतैः सवेर्जन्माधिपर्तिनिरीक्षितो यस्य । 
दीक्षा तस्यावइयं भवतीति पुरातनः कथितम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदि कुण्डली में जन्म राशीश, एकराशिस्थ समस्त ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक 
संन्यासी अवश्य होता है, ऐसा प्राचीनांचायो का कथन है।। २९ ॥ 
प्रत्रज्या कारक सूर्य का फल 
अग्नीनां परिचारका गिरिनदीतीराश्रमे तापसाः 
सुर्यारायनतत्परा गणपतेर्भक्ता उमायाइच ये । 
गायत्रीं जपतां बने नियमिनां गद्धाभिषेकार्थिनां 
कोमा रन्रतमिच्छतासधिपतिस्तेषां सदा भास्करः ॥ ३० ॥ 
जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्या कारक सूर्य हो तो वे जातक--पचंत वा {नदी के 
तट पर अपने आश्रम में अग्नि का सेवन करने वाले ( धूनी रमाकर ), सूर्य की&उपा- 


सना में रत, गणेश व पार्वती के भक्त, वन में गायत्री मन्त्र के जापक, नियम से गङ्गा 
स्नान करने वाले व ब्रह्मचर्य धारण करने वाले होते हैं ॥ ३० ॥ 





१. तृद्धांशेषु । 


१४६ सारावलो 


चन्द्रमा का फल 
वृद्धभावकभस्मधुल्धिवछा: दांवन्रते ये स्थिता 
बाह्याः पातकितां गता भगवतीभक्ताश्व निःसङ्भिनः । 
सिद्धान्ते खलु सोमनाम्नि निरताः कापाछिका निष्ठुरा- 
स्तेषां नायकतां गतः शशधरः खटवाङ्गपाणिद्य तिः ॥ ३१॥ 
जिनकी कुण्डली में प्रत्रज्या कारक चन्द्रमा हो तो वे जातक--वृद्ध श्रावक 


अर्थात्‌ कपाली, भस्म लगाने वाले, महादेव के व्रती, समाज से पृथक्‌ पतित होकर 
देवी के भक्त, एकान्तवासी, सोम सिद्धान्त में लीन, निठुर व कापालिक होते हैं ॥११॥ 


प्रत्रज्याकारक भोस का फल 


उपासका बुद्धसमाश्रयं गताः शितां "विना पाण्डर भिक्षवश्च ये । 
सुवाससो रक्तपटा जितेन्द्रियाः प्रभुः सदेषां क्षितिज: प्रकीतितः ।। ३२॥ 
2 जिनकी कुण्डली में प्रत्रज्याकारक भौम हो तो वे जातक बौद्ध धर्म के उपा- 
सक, शिखा ( चोटी ) से हीन, श्वेताम्बरधारी भिक्षु, सुवसत्न धारणकर्ता, लाल वस्त्र - 
$धारी, जितेन्द्रिय होते हैं ॥ ३२॥। 
प्रत्नज्याकारक बुध का फल 
आजीविनां कुहकिनां समयाधिका ये? 
ये दीक्षितास्तनुभुतः खलु गारुडे च। 
तन्त्रे मयुरपिशिताशनयोश्च युक्ता- 
स्तेषां श शाद्भूतनयो5धिपतिनिरुक्त: ।। ३३ ॥। 
जिनकी कुण्डली में प्रत्रज्याकारक बुध हो तो वे जातक काल के बन्धन में 
मदारी ( वाजीगर ) की जीविका वाळे, गरुड़ के उपातक, मयूर व राक्षसतन्त्र से 
युक्त होते हैं ३३ ॥ 
: प्रत्रज्याकारक गुरु का फल 
एकं त्रीनयवा वहन्ति मुनयो दण्डान्‌ कषायाम्बरा 
वानश्रस्थमुपागता: फ Jृपयोभक्षाश्च ये भिक्ष व:? | 
गाहँस्थ्येन तु संस्थिता नियमिनः सद्ब्रह्मचर्थ गता- 
स्तेबां दण्डपतिः सुरेन्द्रसचिवस्तीर्थजु ये स्तातकाः ॥ ३४ ॥ 


| 
३ 
१ 
३ 
३ 
| 
३ 
क 





१. शिखां गिता: । २. समयाधिकारे । ३. सद्धिक्षव: । 





एर्कावश अध्याय १४७ 


जिनकी कुण्डली में प्रत्रज्याकारक गुरु हो तो वे जातक एक दण्ड वा तीन दण्ड- 
धारी, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, वानप्रस्थी, फल व दुध खाने. वाले भिक्षु, 
गुहस्थाश्रम में नियम से रहने वाले, ब्रह्मचारी और तीर्थो में स्तान करने वाले 
होते हैं ॥ ३४॥ 


प्रत्रज्या कारक शुक्क का फल 
पाशुपतयज्ञदीक्षाद्रतेणु ये नित्यमेव संयुक्ता: । 
वेष्णवचरकाणामवि तेषां नेता प्रकीतितः शुक्र: ॥ ३५॥ 


जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक शुक्र हो तो वे जातक नित्य ही शैव यज्ञ दीक्षा 
के ब्रती वा वेष्णवी दीक्षा प्राप्त कर 'भ्रमण करने वाले होते हैं ॥ 


प्रत्रज्या कारक शन्ति का फल 


पाषण्डब्रतनिरता दिगम्बरा भिक्षवो ये च। 
तेषामधिपतिर्राकः शावक्रतरुपुछिनरच दुस्तपस: ॥ ३६ ॥ 


जिनकी कुण्डली में प्रब्रज्याकारक शनि हो तो वे जातक मिथ्या दम्भ करने वाले, 
यग्न, भिक्षु व छोटे वृक्ष के नीचे कठिन तपस्था करने वाले होते हैं ॥ २६ ॥। 


उपसंहार 
प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दशुभफलविपाक सवंसुन्सुल्य पदचात्‌ । 
जनयति पृथिवीशं दीक्षित साघुशोळ 
प्रणतनुपरि रोभिः "स्पष्टपादाब्जयुग्मम्‌ ।। ३७ ।। 
इस अध्याय में कथित प्रव्रज्या योग में यदि राजयोग हो तो समस्त अशुभ फल 
का नाश करके नम्र राजाओं के झिरों से स्पर्शं किया है चरण-कमल जिसका ऐसा 
सुशील .राजा होकर भी दीक्षित ( संन्याती ) जातक होता है ॥ ३७ ॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां प्रव्रज्यायोगो नाम विशोऽध्यायः । 


एकविंशोऽध्यायः 
यवबनाद्यौविस्तरतः कथिता योगास्तु नाभसा नाम्ना । 
अष्टादशशतगुणितास्तेषाँ द्वान्रिशदिह वक्ष्ये॥ १॥ 


यवनादि आचार्यो ने विस्तार से १८०० प्रकार के नाभस योगों को कहा है। मैं 
कल्याण वर्मा उन नाभस योगों को यहां ३२ प्रकार से कहता हूँ ॥ १॥ 


१ घृष्ठ। 


१४८ सारावलो 


३२ नाभस योगों के नाम 
नोच्छत्र कूटकामकश ङ्गाटकवज्त्रदामनीपाशाः । 
वीणासरोजमुसला वापीहरुश रसमुद्रचक्राणि ॥ २ ॥ 
साला सर्पाधन्द्र यवकेदारी गदाविहगयूपा: । 
युगशकटशलदण्डा रज्जु: शक्तिस्तथा नलो गोळ: ॥ ३॥ 
सचराचरस्य जगतो योगरेभि: प्रकोत्यंते प्रसव. । 
आश्र यजातान्‌ प्राहुर्माणित्या मुसळरज्जु नलयोगान्‌ ।। ४ ।। 
१ नौ, १ छत्र, ३ कूट, ४ कामुक, ५ श्यृंगाटक, ६ वज्र, ७ दामनी, ८ पाश,- 
फ वीणा १० सरोज = कमल, ११ मुसल, ११ वापी, १३ हल, १४ शर, १५ समुद्र, 
१६ चक्र, १७ माला, १८ सपं, १६ अर्धचन्द्र, २० यव, .२१ केदार, २२ गदा, २३ 
विहग, २४ यूप, २५ युग, २६ शकट, २७ झूल, २८ दण्ड, २९ रज्जु, ३० शक्ति, 
३१ नळ, ३२ गोल ये नाभस योग होते हैं । इन्हीं ३२ योगों में समस्त चराचर का 
जन्म होता है । इन ३२ में से ११ वाँ मुसळ, २& वाँ रज्जु, ३१ वाँ नळ ये ३ योगः 
आश्रय संज्ञक मणित्थादि आचार्यो ने कहे हैं ॥ २-४ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'रज्जुर्च मुसलइचैव नलरचेत्याश्रयास्त्रयः' ( ३५ अ० ३: 
इलो ० ) ॥ २-४॥ 
विशेष-- इसी प्रकार बृहत्पाराशर के ३५ वें अध्याय में, वृहृज्जातक के १२ वें 
अध्याय में ये योग उपलब्ध हैं ॥ २-४ ॥। १" 
३२ में से ७ योगों को संख्या संज्ञा का ज्ञान 
गोळ्युगशळ्पाा वाीणाकेदारदामनीसंज्ञाः । 
सप्तते संख्याट्यःः पुर्वाचायेः समुद्दिष्टाः ॥ ५ ॥ 
१ गोल, २ युग, ३ शूल, ४ पाश, ५ वीणा, ६ केदार, ७ दामनी ये सात योग 
की पूर्वाचार्यो ने संख्या संज्ञा की है॥ ५ ॥। 
बृ० पा० में कहा है--'संख्याख्या वल्लकी दाम-पाश-केदा र-शलका: । युगो गोळदचः 
सप्तेते---' ( ३५ अ० ६ इलो० ) ॥ ५॥ 
दल संज्ञक व आकृति संज्ञक योग ज्ञान 
ह्वे चार्धयोगसंज्ञे भुजङ्गमाले पराशरेणोक्ते। 
आक्रतिजाता विदातिरपरेः कथिताश्च सावित्रे? ॥ ६ ॥ 
१ भुजङ्ग=्=सर्प, २ माला इन दोनों की दल संज्ञा पराशर ऋषि ने की है ॥ 
अवझिष्ट २० योगों की सावित्राचार्य ने आकृति संज्ञा की है॥ ६॥ 





१ सावित्रे । 








एर्कावश अध्याय १४६ 


वृ० पा० में कहा है--'मालाख्यः सर्पसंज्ञजच दलयोगौ प्रकीतितौ' ( ३५ अ० 
३ इलो० )॥ ६ ॥ 
विशेष--अवशिष्ट २० योगों के नाम जिनकी कि आकृति संज्ञा है, वृहत्पाराशर में 
पराशर ऋषि ने वर्णन निम्न प्रकार से किया है--'गदाख्यः शकटाख्यइच श्वुङ्गाटक- 
'विहङ्गमौ । हलवस्त्रयवाइ्चैव कमलं वापियूपकौ । शरशक्तिदण्डनौकाकूटच्छत्रधनंषि 
च । अद्धचन्द्रस्तु चक्रञ्च समुद्रश्चेति विशतिः’ ( ३५ अ० ४-५ इलो० ) ॥ ६ ॥ 
श्राश्रय योग का फल 
आश्रययोगे जाता अभिभ्रिते सौल्यलाभगुणयुक्ताः । 
अन्योन्यमिश्चिताइचेद्विगतफलाः स्युस्तदा योगाः ॥। ७ ॥ 
जिनका अमिश्चित ( अन्य योग से हीन ) आश्रय योग में जन्म होता है वे जातक 
सुख-लाभ-गुण स युक्त होते हँ । यदि आश्रय योग अन्य योग से मिश्रित हो तो आश्रय 
योगोक्त फल नहीं होता है ॥।७॥। 
आङृति योगों में उत्पन्न का फल 
नन्दति स्वेर्भाग्येनू पलब्धधना नृपप्रियाः ख्याताः । 
प्रायेण सोख्ययुक्ताश्चाकृतियोगेषु ये जाता: ॥ ८॥ 
जिनका जन्म आक्रति योगों में होता है वे जातक---अपने भाग्य से आनन्दित, 
"राजा से धनागमकर्ता, राजा के प्रिय, विख्यात.व प्रायः सुख से युक्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
सङ्कयायोग में उत्पन्न का फल ८ 
पर भाग्यलब्धसीख्या धनभाग्यरेव "जीवित: तेषाम्‌ । 
संख्यासंज्ञ जाता ये पुरुषाः सर्वतो विकला: ॥ ६ ॥ 
जिनका जन्म सङ्कया योगों में होता है वे जातक--दूसरे के भाग्य से सुखी, एवं 
<ूसरे के भाग्य से ही जीवन यापन करने वाले ? तथा चारों ओर से अशान्त होते हैं॥ 5॥ 
दल योग में उत्पन्न का फल 
क्वचित्‌ स्वभाग्ये: कवचिदेवमेव क्वचित्परादभूपतितं फलं वाः । 
क्वचित्सुखं दुःखमतीव कष्ट दलाख्ययोगे3 पुरुषो लभेत ॥ १० ॥ 


जिनका जन्म दल योगों में होत। है वे जातक-कभी अपने भाग्य से कभी ऐसे ही 
कभी दूसरों के द्वारा भूमि पर फेंके हुए फल को लेकर, कभी सुखी, कभी अत्यन्त 


कष्ट से दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं ॥ १० ॥ ङ 
बिशेष--सं० वि० वि० की मातृका में 'दलाख्य योगे' यह उचित पाठ प्राप्त होने 
से 'समार्धयोगे' के स्थान पर दिया गया है ॥ १० ॥ 





१. परभाग्येरेव जीवितास्तेषाम्‌ । २. च । ३. समार्धेयोगे । 


१५० सारावलो 


नो कूट छत्र-चाप योगों के लक्षण | 
होरादिकण्टकेभ्यः सप्क्षेगतेः क्रमेण योगाः स्युः। 
नोकूटच्छत्र कार्मुक निर्देशाः पुर्वयबनेन्द्रेः ॥ ११ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से सप्तम पर्यन्त लगातार सात ग्रह हों तो नौका योग, चतुर्थ 
से दशम पर्यन्त लगातार सात ग्रह हों तो कूट योग, सप्तम से लग्न तक ग्रह होने पर छत्र 
योग, एवं दशम से चतुर्थ तक लगातार ग्रह हों तो चाप योग होता है, ये योग प्राचीन | 
यवनेन्द्रो ने कहे हैं ॥ ११ ॥ ! 
बृ० पा० में कहा है “लग्नात्सप्तमगैनौंका कुटस्तुर्याच्च सप्तगै: । छत्राख्य: सप्तमादेवं 
चापं मध्याद्‌ भसप्तगैः' ( ६५ अ० १४ इलो० । 
बृ० जा० में भी--'नोकूटच्छत्रचापानि तद्वत्सप्तश्रेसंस्थितैः? ।। ११ ॥ 
नौका कूट योग 





इसी प्रकार छत्र और चाप योग को कथित प्रकार से जानना चाहिपे ॥ ११ ॥ 
युप-शर-शक्ति-दण्ड योग ज्ञान 
लग्नादिकण्टकेभ्यइचतुग्र हाव स्थितेग्रहैर्योगाः । 
युपशरशक्तिदण्डा: सत्याचायप्रिया नित्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसकी कुण्डली में लग्न से लगातार चतुर्थ पर्यन्त सब ग्रह हों तों यूप योग, चतुर्थ 
से सप्तम पर्यन्त समस्त ग्रह हों तो शरयोग, सप्तम से दशम तक सब ग्रह हों तो शक्ति 
योग व दशम से लग्न तक समस्त ग्रह हों तो दण्ड योग होता है । ये नित्य सत्याचार्य 


के प्रिय हैं ॥ १२ ॥ 


i द्र 


डु, | यूप 


ट्र | 9 शु/च गु.रा. 





> 








एर्कावश अध्याय 


रास्ते ण 


१५१ 





| = 
दण्ड ' मं.श | शक्ति श.मं. 


0 लि सु 9८:14 


वृ० पाऽ में कहा है--'यूपो लग्नाच्चतुभंस्थैः शरस्तुर्याच्चतुर्थगं: । शक्तिमंदाच्च-' 
ea] 


तुर्भस्थेदेण्डो मध्याच्चतुर्भगैः' ( ३५ अ० १३ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी 'कण्टकादिप्रवृत्तस्तु चतुगु हगतैग्रंहैः । यूपेपु शक्तिदण्डाख्या 
होराद्यैः कण्टकैः क्रमात्‌’ । ( १२ अ० ७ इलो० ) ॥ १२॥ 
अद्धेचन्द्र व गदा योग लक्षण 
सपक्षंगेग्रहेन्द्रेः केन्द्रादन्यत्र कोतितोऽर्धशाशी । 
केनद्रप्रत्या सन्ने भंवनद्ृयगंगंदा नाम ।। १३ ॥ 
यदि कुण्डली में केन्द्र से भिन्न स्थान से आरम्भ करके सात स्थानों में क्रम से 


होने पर अर्धचन्द्र नामक योग होता है और यह आठ प्रकार का होता है। 
यथा--द्वितीय से अष्टम पर्यन्त १ भेद, तृतीय से नवम पर्यन्त २ भेद, पञ्चम स लाभ 
तक ३ भेद, पष्ठ से द्वादश तक ४ भेद, अष्टम से द्वितीय भाव तक ५ भेद, नवम से 


तृतीय तक ६ भेद, एकादश से पंचम तक ७ वेद, द्वादश से षष्ठ तक ये आठ भेद 
होते हैं । 
यदि समीपस्थ दो-दो केन्द्रों में सब ग्रह हों तो गदा नामक योग होता है । यहः 
योग भी चार प्रकार का होता हे--लग्न चतुर्थ में सब ग्रह १ भेद, चतुर्थं व सप्तम में 
२ भेद, सप्तम व दशम में ३ भेद, दशम व लग्न में सब ग्रह होने पर ४ भेद 
होता हे ॥ १२ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-—'अधंचन्द्रस्तु नावाद्यैः प्रोक्तस्त्वन्यक्षंसस्थितः' ( १२ अ० 
८ इलो० ) । 'आसन्नकेन्द्रभवनद्वयगँरगेदाख्यः' ( १२ अ० ४ इलो० ) तथा वृ० जा० 
में भी--'आसन्नकेन्द्रद्वयगेः सर्वे: योगो गदाह्वयः' ( ३५ अ० दे इलो० ) ॥ १३॥ 
वज्त्र व यव योग ज्ञान 
ल्/ग्नास्तगतेः सौम्ये: पापं: सुखकमंगेभेदति वस्त्रम्‌ । 
विपरीतैयंवयोगो मिश्रं: पद्मं बहिःस्थितेर्वापी ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न और सप्तभभाव में सव शुभग्रह हों, तथा चतुर्थ व दशम में 
सव पाप ग्रह हों तो वज्र योग होता है। यदि लग्न व सप्तम में सब पाप ग्रह हों एवं 
चतुर्थ व दशम में सब शुभग्रह हों तो यव योग होता है । उक्त स्थानों में मिश्रित हों 
तो पद्म व बःहर हों तो वापी योग होता है ॥ १४॥। 


१५२ सारावली 


वृ० पा० में कहा है--“लग्नजायास्थितैः सौम्यैः पापास्येर्खाम्ब्ुसंस्थितैः । योगो 
वज्त्राभिध: प्रोक्तः विपरीतस्थितैर्यंवः' ( ३१ अ० ११ इलो० ) । 
एवं बृ० जातक में भी--'शकटाण्डजवच्छुभाशुभैवंज्त्र' तद्विपरीतगेयेव:! । 
(१२ अ० ५ इलो० ) ॥ १४॥ 
विशेष-इन योगों के ज्ञान के लिए जो प्रमाण दिये हैं उनमें शुभग्रह वुध शुक्र हैं 
तथा पापग्रह सूर्य है सूर्य से चतुर्थ भाव में वुध शुक्र गणित की युक्ति से हो नहीं सकते, 
क्योंकि परम शीघ्रांक और मन्दांको का योग चार राशि से अल्प ही सिद्ध होता है । 
आचार्य कल्याण वर्मा ने पूर्व शास्त्रानुरोध से ही इन योगों का वर्णन किया है । 
आचार्य वराहमिहिर ने भी यही कह कर छुटकारा पाया है । यथा--'पूर्वशास्त्रा- 
नुसारेण मया वज्त्रादय: कृता: । चतुर्थं भवने सूर्याज्‌ ज्सितों भवतः कथमिति । किन्तु 
पं० सीताराम झा जी ने तो योगों को द्विविध करके अर्थात्‌ लग्न व सप्तम में शुभ 
ग्रह होने से ही योग का वर्णन एक प्रकार से किया है द्वितीय प्रकार से केवल चतुर्थ 
व दशम में पाप ग्रह होने पर वज्र योग होता है, इसके विपरीत दो प्रकार से यव 
योग को भी कहा है । मनीषी पाठक गण झा जी के कथन की युक्ति का अन्वेषण 
करने की कृपा करें ॥ १४ ॥ 
शकट, विहग, हल व श्युद्भाठक योग ज्ञान 
होरास्तगते: राकटं चतुर्थदशमाश्रितेभंवेद्विहग: । 
उदयान्यगेस्त्रिकोणें हळ इति श्युङ्गाटकं सलग्ने ततु॥ १५ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न व सप्तम भाव में समस्त ग्रह हों तो शकट योग और चतुर्थ 
व दशम में सब ग्रह हों तो विहग योग होता है। लग्न को छोड़कर परस्पर त्रिकोण 
में सम्पूर्ण ग्रह हों तो हल योग होता है । इस हल योग के तीन भेद होते हैं, यथा--- 
द्वितीय, षष्ट व दशम; इन भावों ये समस्त ग्रह हों तो १ भेद, तृतीय, सप्तम, एकादश 
इन तोनों भावों में समस्त ग्रह हों तो दूसरा भेद, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन स्थानों में 
समस्त ग्रह हों तो तीसरा भेद हल योग का होता है। लग्न, पञ्चम, नवम इन स्थानों 
में सम्पूर्ण ग्रह हों तो श्गरृंगाटक नाम का योग होता है ॥ १५ ॥। 
बृ० पा० में कहा है--शकटं लग्नजायास्थै: खाम्बुगैविहगः स्मृतः । योगं श्यंगाटक 
नाम लग्नात्मजतपः स्थितैः । अन्यस्थानात्‌ त्रिकोणस्थेः स्वेर्योगो हलाभिधः' ( ३५ अ. 
८९ १० इलो० ) 
एवं वृ० जा० में भी--'तन्वस्तगेषु शकटं विहगः खन्वध्वोः । श््ंगाटकं नवम- 
पञ्चमळग्नसंस्थैळंग्नान्यगैहलमिति प्रवदर्ति तज्ज्ञाः' ( १२ अ० ४ इलो० ) ॥ १५॥ 
चक्र व समुद्र योग ज्ञान 
राइयन्तरितैळग्नात्‌ घट्‌भवनगतैभंवेच्चक्रम्‌ । 
अर्थात्तथेव यातेइचक्राकारो भवेज्जळधिः ॥ १६॥ 


एर्कावश अध्याय १५३ 


इत्याकृतिजा एत विशतिसंख्या मया समुद्दिष्टाः । 
आश्रयजातान्‌ वक्ष्ये यथामतं वृद्धगाग्यंस्य ॥ १७॥ 


यदि कुण्डली में लग्न से एक राशि अन्तर करके सब ग्रह हों तो चक्र योग, 
अर्थात्‌ १।३।५।७।४।११ इन ६ भावों में ही समस्त ग्रह हों तो होता है । द्वितीय भाव 
से १२ वें भाव तक एक अन्तर से अर्थात्‌ इन २।४।६।८।१०।१२ सम भावों में समस्त 
ग्रह हों तो समुद्र योग होता हैं। 
सारांश--विषम भावों में सत्र ग्रह होने पर चक्र व सम भावों में समस्त ग्रह होने 
'पर समुद्र योग होता है । इस प्रकार मैंने इन २० आकृति योगों का वर्णन किया है, 
अब वृद्ध गागि के मत से आश्रय योगों का वर्णन करता हूँ || १६-१७॥ 
वृ० पा० में कहा है-'लग्नादेकान्तरस्थेशच षड्भगैश्चक्रमुच्पते । धनादेकान्तर- 
-स्थेशच समुद्रः षड्गुहाश्रितैः' ( ३५ अ० १५ इलो० ) ) 
वृ० जा० में भी--'एकान्तरगतैरर्थात्समुद्रः षड्गुहाश्रितेः । विलग्नादिस्थितँश्चक्र' 
( १२ अ० ॐ इलो० ) ॥ कुण्डली में आकृति बनने के कारण ही इन २० योगों को 
-आक्कति योग कहा है ॥ १६-१७॥। 
नल, मुसल, रज्जु, माला, सपे योगों का ज्ञान 
उभयस्थिरचरसंस्येः सवॅनंलमुसलरज्जव: क्रमश: । 
केन्द्रेषु सोम्यपापर्माला सर्पश्च दळ्योगो ॥ १८॥ 


यदि कुण्डली में सम्पूर्ण ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों तो नल योग अर्थात्‌ मिथुन, 
“कन्या, धनु, मीन इन राशियों एक में, या दो में, या तीन में, या चारों में ग्रह हों 
तो नल योग होता है। इसी प्रकार समस्त ग्रह स्थिर राशियों में हों तो मुसल 
योग एवं चर राशियों में सम्पूर्ण ग्रह हों तो रज्जु योग होता है। यदि केन्द्र 
( १।४।७.१० ) में सव शुभग्रह हों तो माला योग, सम्पूर्ण पापग्रह केन्द्र में हो तो सर्प 
योग होता है । माला व सपं की दल संज्ञा होती है यह पूरवे में वर्णन किया गया 
है॥ १८॥ 

वृ० पा० में कहा है--'“सर्वेश्चरे स्थितै रज्जुः स्थिरस्थैर्मृसलः स्मृतः । नलाख्यो 
'द्विस्वभावस्थै.... ( ३५ अ० ७ इलो० ) । 'केन्द्रत्रयगतैः. सौम्यैः पापैर्वा दलसंज्ञको । 
क्रमान्मालाभुजङ्गाख्यो...' ( ३५ अ० ८ इलो० ) 

एवं वृ० जा० में भी--'रज्जुर्मसलं नलश्चराद्यैः सत्यरचाश्रयजागाद योगान्‌ । 
'केन्द्रैः सदसद्य तेदेलाख्यौ . ..स्रकूसपां कथितौ पराशरेण’ ( ११ अ० २ इलो० ) ॥१८॥ 

विशेष--आचार्य कल्याण वर्मा ने तीन केन्द्रों में केवल शुभ ग्रह रहने पर माला 
व तीन केन्द्रों में केवल पाप ग्रह रहने पर सर्पं योग का वर्णन नहीं किया हे किन्तु 
-भर्हाध पराशर ने तो तीन केन्द्र की ही सत्ता स्वीकार की है । इस पराशर के कथन 


१५४ सारावली 


में प्रमाणान्तर भी उपलब्ध हैं । बृहज्जातक अध्याय १२ वें के इलोक सं० रेयकी 
भट्टोत्पली टीका में भगवान्‌ गागि का वचन यह है--'त्रिकेन्द्रगैर्यमाराके: सर्पो 
दुःखितजन्मद: । भोगिजन्मप्रदा माला तद्वज्जीवसितेन्दुजैः' । तथा बादरायण का भी 
वाक्य इस प्रकार से है-केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवै: केन्द्र त्रिसंस्थः कथयन्ति मालाम्‌ । 
सर्पस्त्वसौम्यैशच यमारसूये:...' । तथा अन्य वचन मणित्थाचार्य का भी इस प्रकार है 
'केन्द्रत्रयग: पापे: सौम्यैर्वा दलसंज्ञितो । द्वौ योगौ सर्पमालाख्यौ' । इत्यादि इसलिए 
तीन केन्द्रों में पाप रहित शुभ ग्रह हों तो माला एवं तीन केन्द्रों में केवल पापग्रह हों 
तो सर्प योग होता है । मेरी हृष्टि में भी तीन केन्द्रों में ग्रहों की सत्ता से दळ योगों 
का होना उचित प्रतीत होता है । यतः किसी भी देवता या मनुष्य को धारण करायी 
गयी माला का पृष्ठ भाग दृष्टि पथ पर नहीं आता अतः चतुर्थांश का त्याग करके ही 
योग का विचार करना चाहिये । प्रायः सर्पं की भी स्थिति पूणं वृत्त मेंन रहकर वक्र 
ही रहती है ॥ १८ ॥ 
सात सङ्यायोगों के लक्षण का ज्ञान 
एकभवनादिसंस्थः संख्यास्याः स्युयथाक्रमं योगाः । 
गोलयुगरालसंज्ञा: केदारः पाशदामनीवीणाः॥। १६॥ 
यदि कुण्डली में सम्पूर्ण ग्रह एक राशि में हों तो गोल योग, दो राशि में युग 
तीन राशियों शूल, चार राशियों में केदार, पांच राशियों में पाश, छ राशियों में 
दामनी योग और सात राशियों में समस्त ग्रह हों तो वीणा योग होता है । इन सातो 
योगों की संख्या संज्ञा है क्योंकि राशि संख्या वश ही योग होते हैं ॥ १३ ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'एकराशिस्थितैगॉलो युगाख्यो द्विभसँस्थितै...' ( ३५अ०-- 
१६-१७ इलो० ) । एवं वृ० जा० में भी--'सङ्कया योगाः स्युः सप्तसपतक्षंसंस्थरेका-- 
पायाद्वल्लकी दामिनी च...” ( १२ अ० १० इलो ० ) ॥ १६ ॥ 
विशेष--यदि सङ्कथा योगों के साथ-साथ आश्रय योग की प्राप्ति हो तो आश्रयः 
योग हो फल देता है, सङ्खया योग का फळ नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
नाभस योगों के फल प्राप्नि का ज्ञान 
एतेषां फलयोगं कथयामि यथाक्रमं मुनिभिरुक्तम्‌ । 
स वंदशास्वपि फलदाः सकला एते बुधंश्चिन्त्याः ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त नाभस योगों के फल को जिस प्रकार मुनियों ने कहा है उस रीति से मै 
कल्याण वर्मा यथा क्रम से कहता हूँ । इन योगों के फल, योग कर्त्ता ग्रह की दशा में 
होते हैं, इसको विद्वानु जन ध्यान पूर्वक विचार करके फल कहें ॥ २० ॥ 


एर्कावश अध्याय ५५. 


नौका योग का फल 
सलिलोपजोविविभवा बह्वाशाः ख्यातकीतंयो हृष्टाः । 
कृपणा बलिनो लुब्धा नोसम्भूताइचलाः पुरुषा: ॥ २१ ॥ 
यदि कुण्डली में नोका नामक योग हो तो जातक--जल से जीविक्रा करके अधिक 
विभव व धन लाभ कर्ता, प्रसिद्ध यश वाला, अधिक आशा वाला, प्रसन्न चित्त,. 
कृपण, वली, लालची व चल स्वभाव का होता है ॥ २१ ॥ 
वृ० पा० में इसी प्रकार का इलोक है । यथा--'सलिलोपजीविविभवा बह्वाशाः- 
ख्यातकीतँयो दुष्टाः । कृपणा मलिना लुव्धा नौ सञ्जाताः खला: पुरुषा: ( ३५ अ० 
३६ इलो ० ) । पराशर व कल्याण वर्मा के फल में अल्प अन्तर है । 
वृ० जातक में इसका फल यह है--कीर्त्यायुतश्चलपुखः क्रपणश्च नोज: 
( १२ अ० १६ इलो० ) ।। २१ ।!. 
कूट योग का फल 
आनुतिककितवबन्धनपाला निष्किञ्चना: राठाः कराः । 
कूटसमुत्या नित्यं भवन्ति गिरिदुर्गंबासिनो मनुजाः ॥ २२ ॥ 
यदि कुण्डली में कूट योग हो तो जातक--असत्यवादी, धूर्त, जेलर ( जेल का 
रक्षक ), निर्भय, दूत, क्र र स्वभाव, सदा पर्वत रूपी किले में निवास करने वाला 
होता है ॥ २२ ॥ 
एवमेव वृ० पा० में कहा है--'अनृतकथनवन्धनपा निष्किचचना: शठाः क्ररा: !. 
कूटसमुत्था नित्यं भवन्ति गिरिदुर्गवासिनो मनुजाः' ( ३५ अ० ३७ इलो० ) । 
बृष जा० में तो यह कहा हे--'कूटे$नृतप्ल्वनबन्धनपरच जातः' 
(१२ अ० १६ इलो० ) ॥ २२ 1४ 
छत्र योग का फल 
स्वजनाश्रयो दयावान्‌ दाता नृपवल्टभ: प्रक्ृष्टमति: । 
प्रथमेऽन्त्ये दयसि नरः सुखभाग्ययुतः सितातपत्रे स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि कुण्डली में छत्र योग हो तो जातक--अपने जनो का आश्रय, दयालु, दाता,. 
राजप्रिय, उत्तम वुद्धि वाला, बाल्य व वृद्धावस्था में सुख व सोभाग्य से युक्त होता 
है ॥ २३ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'स्वजनाश्रयो दयावान्नानानृपवल्लभः प्रकश्मति: । प्रयमे5-- 
न्त्ये वयसि नरः सुखवान्‌ दीर्घायुरातपत्री स्यात्‌' ( ३५ अ० ३८ इलो० ) । 
और भी बु० जा० में--छत्रोदभवः स्वजनसोख्यकरो$न्त्यसोख्य:' 
( १२ अ० १६ इलो० ) ॥ २३ ॥« ` 


“१५६ सारावली 


चाप योग का फल 


आनुतिकगुसिपालाइचौराः कितवाश्च कानने निरता: । 
कामुकयोगे जाता भाग्यविहोना वयोमध्य ॥ २४ ॥ 
यदि कुण्डली में चाप नामक्र योग हो तो जातक--असत्यभाषी, जेलरक्षक, चोर, 
धूर्त ( ठग ), वन में लीन व मध्य आयु में भाग्यहीन होता हे ॥| २४ ॥ 
बृ० पा० में कहा हैँ-आन्‌ृतिकगुप्तपालाश्चौ रा: कितवाइच कानने निरताः । 
कार्मुकयोगे जाता भाग्यविहीना शुभा वयोमध्ये' ( ३५ अ० ३६ इलो० ) । 
वृ० जा० में भी--'शूरश्च कार्मुकभत्र: प्रथमान्त्यसौख्यः' ( १२ अ० १६ 
-इलो०) ॥ २४ ॥ 
अर्धचन्द्र योग का फल 
सुभगा: सेनापतयः कान्तशरीरा नुपप्रिया बलिनः । 
मणिकनकभूषणयुता भवन्ति योगेऽधचन्द्राख्ये ।। २५॥ 
यदि कुण्डली में अर्धचन्द्र योग हो तो जातक--सुन्दर भाग्यशाली, सेनानायक, 
“सुन्दर देहधारी, राजा का प्रियपात्र, बली, मणि व सोने के आभूषण ( गहने ) से 
युक्त होता है ॥ २५ ॥। 
वृ० पा० में कहा है-'सेनापत्तयः सर्वे कान्तशरीरा नृपप्रिया बलिनः । मणिकनक- 
-भूषणयुता भवन्ति योगेऽ्धेचन्द्राख्ये ( ३५ अ० ४० इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी--'अर्धेन्दुजः सुभगक्रान्तवपुः प्रधानः' (१२ अ० १७ इलो०) 
वज्त्र योग का फल 
आद्यन्तवयसि' सुखिताः शराः सुभगा विरोगदेहाइच । 
साग्यविहीना वज्रा जाताः स्वजनेविरुद्धाशच॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में वज्र योग हो तो जातक--प्रथम व अन्तिम अवस्था में सुखी, 
नशर, सुन्दर भाग्य वाला, निरोग ( रोग रहित ) भाग्य से हीन व अपने जनों से 
विरुद्ध होता है॥ २६ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--आद्न्तवयः सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाइच । भाग्य- 
:विहीना वज्रे जाता खला विरुद्धाइच' ॥ ( ३५ अ० २८ इलो० ) 
वृ० जा० में भी--'वज्त्रेऽतत्यपुर्वसुख्विनः सुभगोऽतिशूरो वीर्यास्वितो""`' 
( १२ अ० १४ इलो० ) ॥ २६॥ 
विशेष--इस इलोक में सुभगा व भाग्य विहीना यह फल में विरोध प्रतीत होता 
(है किन्तु सं० वि० वि० की मातृका में इलोक के उत्तरार्धे में 'भाग्यविहीना मध्ये वस्त्र 
जाता खळैविरुद्धा' यह पाठ उचित उपलब्ध होता है । इसलिये अवस्था के मध्य में ही 


१. आद्यन्तवय: सुखिनः । 


रि PS ) औक = 


एर्कावश अध्याय १५७ 


भाग्यविहीनता सिद्ध होती है, एवं खलेविरुद्धा का अर्थे है दुष्टों का विरोधी यह भी 
उचित ही है ॥ २६ ॥ 
यव योग का फल 
न्रतनियमसद्भलपरा वयसो मध्ये सुखार्थसंयुक्ताः । 
दातारः स्थिरवित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषाः॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में यव योग हो तो जातक--न्रत-नियम व शुभ कमं में तत्पर,. 
अवस्था के मध्य में सुख व धन से युक्त, दानी व स्थिर धनी होता है ॥ २७॥ 
बृ ० पा० में कहा है--'ब्रतनियममङ्गलपरा वयसो मध्ये सुखार्थपुत्रयुताः । दातार: 
स्थिरचित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषा: ( ३५ अ० २९ इलो० ) । 
और भी वृ० जा० में-'अथ यवे सुखितो वयोऽन्तः' ( १२ अ० १४ इलो० ) ४ 
यहाँ अन्त शब्द मध्य का पर्यायवाची है ॥ २७॥ 
कमल योग का फल 
स्फोतयदासो गुणाढ्या: स्थिरायषो विपुलकोर्तयः कान्ताः । 
शुभयरसः पुथिवीदाः कमलभवा मानवा नित्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में कमल योग हो तो जातक--अधिक यशस्वी, गुणी, चिरायु,. 
विख्पात कीति, मनोहर रूपवान्‌, शुभ यशवाला व राजा होता है ॥ २८॥ 
वृ० पा० में कहा है--'विभवगुणाढयाः पुरुषाः स्थिरायुषो विपुलकोर्तय: शुद्धाः ।` 
शुभशतकाः पृथ्वीशा: कमलभवाः मानवा नित्यम्‌’ ( ३५ अ० ३० इलो० ) । 
अन्य भी वृ० जा० में--*विख्यातकीरत्यमितिसौख्यगुणइच पद्मे (१२ अ० १४ इलो०). 
॥ २८ ॥ 
वापी योग का फल 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिरार्थसुखसंयुताः 'सुरूपाइच । 
नयनसुखसम्प्रहृा वापीयोगे नरा जाताः॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में वापी योग हो तो जातक--धन संग्रह करने में चतुर बुद्धिवाला,. 
स्थिर धन व सुख से युत, स्वरूपवानु पाठान्तर से तृष्णा से युत वा अनिच्छा वाला 
व नेत्र सुख से प्रसन्न होता है ॥ २९ ॥ 
बृ० पा० में कहा है-'निधिकरणे निपुणधियः स्थिरार्थंसुखसंयुताः सुतयुताश्च ।. 
नयनसुखसम्प्रहृष्टा वापीयोगेन राजानः' ( ३५ अ० ३१ इलो० ) 


गण्या 


१. सुतृष्णाइच सुतृप्ताइच । 


“१५८ सारावलो 


"एवं वृ० जा० में भी--'वाप्यां तनुस्थिरसुखो निधिक्कन्न दाता! ( १२ अ० १४ इलो० 
॥ २९ ॥ 
शकट योग का फल 
रोगार्ता: कुकरूत्रा मूर्खाः शकटानुजोविनो निःस्वाः । 
स्वजर्नोमत्रैहीनाः शकटे जाता भवन्ति नरा: ॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में शकट योग हो तो जातक--रोग से दुःखी, निन्दित स्त्री का 
"पति, मूर्ख, गाड़ीवान अर्थात्‌ बैलगाड़ी से जीविका करने वाला, निर्धन व अपने जनों 
से व मित्रों से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'रोगार्ताः कुनखा: मूर्खा शकटानुजीविनो निःस्वाः । 
"मित्रस्वजनविहीनाः शकटे जाता भवन्ति नरा: ( ३५ अ० २४ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी-'तदुवृत्तिभुच्छकटजः सरुजः कुदार: (१२ अ० १३ इलो०) 
[1 ३० ॥। 
विहग योग का फल 
"भ्रमणरुचयो निकृष्टा दूताः सुरतानुजीविनो धुृष्टाः । 
कळहप्रियाश्च नित्यं विहगे योगे सदा जाता: ॥ ३१॥ 
यदि कृण्डली में विहग योग हो तो जातक--घूमने की इच्छा करने वाला, पाठा- 
न्तर से नीच, निकृष्ट ( निम्न गन्दा ), पाठान्तर से निम्न योनि में जन्म लेने वाला, 
दूत, मेथुन की जीविका वाला, धृष्ट ( ढीठ ) व नित्य कलह प्रिय होता है ।। ३१ ।! 
वृ० पा० में कहा है--'भ्रमणरुचयो विङृष्टा दूताः सुरतानुजीविनो धृष्टा: । कलह- 
"प्रियाशच नित्यं विहगे योगे सदा जाता: ( ३५ अ० २५ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी--टूतोऽटनः कलहकृद्‌ विहगे प्रदिष्टः? ( १२ अ० १३ 
=इलो० ) ॥ ३१ ॥ 
गदा योग का फल 
सततं मानार्थयरा यज्वानः शास्त्रयोगकुशलाश्व । 
धनकनकरत्नसम्पत्सं युक्ता सानवा गदायान्तु ॥ ३२ ॥ 


यदि कृण्डली में गदा नामक योग हो तो जातक--निरन्तर सम्मान व धन की 
इच्छा करने वाला, यज्ञ कर्ता, शास्त्र योग में निपुण, पाठान्तर से शास्त्र व संगीत 
"में निपुण व धन (द्रब्य) सुवर्ण रत्नादि सम्पत्ति से युक्त होता है॥ ३२॥ 

बृ० पा० में कहा है--“सततोद्य क्तार्थवशा यज्वानः शास्त्रगेयकुशलाइच । धनक- 
नक़रत्नसम्पत्संयुक्ता मानवा गदायान्तु' ( ३५ अ० २३ इलो० ) । 





१. नीचा योनिनिङ्कष्टाः । २. गेय । 


_ 
ह क ह ता ॥ १७ g* ७ es tN ॥ 
शकक तत i ie iis वयकी पर a tee सा पा रक wa AN Bs cis क. के के "गर rN शै 


एकविश अध्याय १५९ 


एवं वृ० जा० में भी-यज्वार्थंभाक्सततमर्थरुचिगेदायां' ( १२ अ० १३ इलो० ) 
॥। ३२ ॥ 
श्वुद्धाटक योग का फल 
प्रियकलहसम रसाहससुखिनो नृपतेः प्रियाः सुभगकान्ता: । 
आढ्या युवतिद्वेष्या:  '्यरद्धाटकसंभवा मनुजा: ॥ ३३ ॥ 
यदि कुण्डली में श्वुङ्गाटक योग हो तो जातक--प्रेम कलहकर्ता युद्ध में साहसी 
सुखी, राजा का प्रिय पात्र, सुन्दर भाग्य वाला, स्वरूपवान्‌, श्रेष्ठ व स्त्री द्वेषी 
होता है ॥ ३३ ॥ 
वृ० पा० में कहा है-प्रियकलहाः समरसहा: सुखिनो नृपतेः शुभकलत्रा: । आढ्याः 
युवतिद्वेष्याः श्य ङ्गाटकसम्भवा मनुजाः? ( ३५ अ० २६ इलो० ) । 
एवं बृ० जा० में भी--श्शुङ्गाटक्े बहुसुखी' ( १२ अ० १३ इलो० ॥ ३३ ॥ 
हल योग का फल 
बह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवला दुःखिताश्च सोद्वेगा: । 
बन्धुसु हुत्सन्त्यक्ताःश प्रेष्या हरसंज्ञिते पुरुषाः ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में हल योग हो तो जातक --अधिक भोजी, दरिद्री, खेती करने 
चाला, दुःखी, उद्वेगी, बन्धु ( कुटुम्वी ) व मित्र से त्यक्त व प्रेष्य ( नौकर ) 
होता है !। ३४॥। 
बृ० पाऽ में कहा है--'वह्वाशिनो दरिद्राः कृषीवला दुःखिताश्च सोद्वेगाः । बन्ध - 
-गुहु्भिः त्यक्ता: प्रेष्पा हलसंज्ञके सदा पुरुषा: ( ३५ अ० २७ इलो० ) । 
एवं वृ० जा० में भी—'कृषिकद्धळाख्ये' ( १२ अ० १३ इलो० ) ॥ ३४॥ 
चक्र योग का फल 
प्रणाशे बनराधिपकिरी टरत्नप्रभाच्छुरितपादः 
भर्वात नरेन्द्रो मनुजश्रक्रे यो जायते योगे॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में चक्र नामक योग हो तो जातक विनीत समस्त राजाओं के 
जुक्ुट की रत्न कान्ति से स्मर्श किया है चरण जितका ऐसा राजा होता है, अर्थात्‌ 
समस्त राजाओं से वन्दनीय चरण वाला राजाओं का राजा होता है ॥ ३५ ।। 
वृ० पा० में कहा है--'प्रणताऽशोषनराधिपकिरीटरत्नप्रमास्फुरितपादः । भवति 
नरेन्द्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे' ( ३५ अ० ४१ इलो० ) । 
और भी बृ० जा० में--चक्रे नरेन्द्रमुकुटय_तिरंजिताडिघिः' ( १२ अ० १७ 
इलो० ) ॥ ३५ ॥ 


१. सुहृद्धिस्त्यक्ताः । 


१६० सारावली 


ससुद्र योग का फल 
बहुधनरत्नाः क्षितिपा भोगार्थयता जनप्रियाश्चापि) । 
उदधिसमुत्याः पुरुषाः स्थिरचित्तः सत्त्ववन्तच ।। ३६ ॥ 
यदि कुण्डली में समुद्र योग हो तो जातक--अधिक धन, रत्न भोगों से युत जनता,. 
का प्यारा ( प्रिय ) स्थिर चित्त, बली राजा होता है ॥ ३६॥। 


बृ ० पा० में कहा है-बहुरत्नधनसमृद्धा भोगयुता धनजनप्रियाः ससुताः । उदधि-- 
समुत्था पुरुषाः स्थिरविभवाः साधुशीलाइच' ( ३५ अ० ४२ इलो० ) । 


बु ०ज० में भी--'तोयालये नरपतिप्रतिमस्तु भोगी' (१२ अ० १७ इलो ०) ।॥।३६।।. 
युप योग का फल 
आत्मनि रक्षानिरतस्त्यागय॒तो वित्तसोख्यसम्पन्नः । 
ब्रतनि यमसत्यनिरतो युपे जातो विशिष्टश्च ॥ ३७॥ 
यदि कुण्डली में यूप योग हो तो जातक--अपनी रक्षा करने में लीन, त्यागी, 
धन, सुख से युत, ब्रत-नियम-सत्य में लीन व विशिष्ट जन होता है ॥ ३७ ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'आत्मविदिज्यानिरत: स्त्रिया युतः सत्त्वसम्पन्नः । ब्रत- 
नियमरतमनुष्यो यूपे जातो विशिष्टश्च' ( ३५ अ० ३२ इलो० ) । 
बू० जा० में भी-“त्यागात्मवान्क्रतुवरेर्यजते च यूपे' (१२ अ० १५ इलो०) 11३७1 
शर योग का फल 
इषुक रणदस्यबन्धनसृगयावनसेवने तिसोन्मादा: 
हिला: कुशिल्पनिरताःः शरयोगे सम्प्रसुताः स्यः॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में शर योग हो तो जातक--वाण ( शास्त्रादि ) बनाने वाला, डाकू 


च चोरों को पकड़ने वाला, शिकार के लिये जङ्गल में वास करने के लिये पागल केः 
समान, हिंसक व निम्न श्रेणी का कारीगर या दुरूह चित्र कर्ता होता है ।। ३८ ॥ 


वृ० पारा० में कहा है- इषुकारा बन्धनपाः मृगयावनसेविताश्‍च मांसादाः । 
हिस्ताः कुशिल्पकाराः शरयोगे मानवाः प्रसूयन्ते ( ३५ अ० ६३ इलो० ) 
बृ० जा० में भी--“हि्रोऽथ गुह्यधिकृत: शरकृच्छराख्ये” 
( १२ अ० १५ इलो० ) ॥ ३८॥ 
विशेष--सं० वि वि० की मातृका में “वनसेविनोतिमांसादाः' यह पाठान्तर होने 
से अतिमांस भक्षी यह भी बृहत्पाराशर के अनुरूप है ॥ ३८॥ 





१. स्सशुभाः । २. काराः । 





नाक क 


११ एरकावश अध्याय १६१ 


शक्ति योग का फल 
घनरहितविकलदुःखितनीचाछसा'श्चिरायषः पुरुषा: । 
सङ्ग्रामयुद्धनिपुणाः शकत्यां. जाताः स्थिरा: सुभगा: ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में शक्ति योग हो तो जातक- निर्धन, चिन्तित, दुःखी, नीच; 
आलसी, दीर्घायु, संग्राम में लड़ाई लड़ने में चतुर, स्थिर व सुन्दर भाग्यवान्‌ 
होता हे ॥ ३६ ॥ 
वू पा० में कहा हे--“'धनरहितविफलदु:खितनीचालसाठिचरायुष: पुरुषा: । 
संग्रामबुद्धिनिपुणाः शक्त्याँ जाताः स्थिराः शुभगाः' ( ३५ अ० ३४ इलो० ) 
वृ० जा० में भी--'नीचो$लसः सुखधनैवियुतशच शक्तो' (१ २अ० १५ इलो ०) ॥३९॥। 
दण्ड योग का फल 
हतपुत्र दारनि:स्वा: सवंजनेन्यक्कृताः स्वजनबा ह्या: । 
दुःखितनीचा: प्रेष्या दण्डप्रमवा नरा:3 सततम्‌ ॥ ४०॥ 
यदि कुण्डली में दण्ड योग हो तो जातक--पुत्र-स्त्री-धन से रहित, समस्त मनुष्यों 
से तिरस्कृत, अपने मनुष्यों से बाहर या हीन, दुःखी, नीच व सेवक होता है ॥४०॥ 
वृ० पा० में कहा है--'हतपुत्रदारनिस्वाः सर्वत्र च निघु णा: स्वजनवाह्याः । 
दुःखितनीचप्रेष्या दण्डप्रभवाः भवन्ति नराः' ( ३५ अ० ३५ इलो० ) 
वृ० जा० में भी-'दण्डे प्रियविरहितः पुरुषोन्त्यवृत्तिः' (१२ अ० १५ इलो ०) ॥४०॥ 
साला योग का फल 
नित्यं सुखप्रधाना जाहनवस्ार्थंभोगसम्पन्नाः । 
कान्ताः सुबहुस्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्यः॥ ४१॥ 
यदि कुण्डली में माला योग हो तो जातक--प्रतिदिन सुखी, वाहन-वसत्र-धन-भोग 
से युत, सुन्दर व अधिक स्त्री वाला होता है ॥ ४१ 1१ 
वृ० पा० में कहा है--'नित्यं सुखप्रधाना वाहुनवस्त्रान्तभोगसम्पन्नाः । कान्ताः 


सुबहुस्त्रीका मालायां सम्प्रसूताः स्ग्रुः' ( ३५ अ० २१ इलो० ) । 
बु० जा० में भी-'स्रगुत्थो भोगान्वितो' (१२ अ० ११ इलो० ) ॥ ४१ ॥ 
सपं योग का फल 
विषमाः करा निःस्वा नित्यं दुःखादिताः सुदीनाइच । 
परभुक्ताः* पानरताः सर्प जाता भवन्ति नरा: ॥ ४२॥ 


१. सपेलवा । २. हीनाः । ३. भवन्ति नराः । 
४. परमभक्तपापनिरताः, परवेइमभक्ष्यनिरताः । 


१६२ सारावली 


यदि कुण्डली में सर्प नामक योग हो तो जातक- विषम स्वभाव वाला, क्रूर, 
निर्धेन, नित्य दुःख से पीडित, दीन व दूसरों के घर खाने में लीन होता है ॥ ४२ ॥ 
बु० पाऽ में कहा है--“विषमा: क्रूरा: निःस्वा नित्यं दुःखादिताः सुदीनाइच । 
परभक्षपाननिरताः सर्पप्रभवा भवन्ति नराः ( ३५ अ० २२ इलो० ) । 
बु० जा० में भी--भुजगजो बहुदुःखभाक्‌ स्यात्‌’ (१२ अ० ११ इलो०) ।।४२॥ 
रज्जु योग का फल 
अटनप्रियाः सुरूपाः परदेशष्वर्थभागिनो मनुजाः । 
क्राः खलस्वभावा रञ्जुप्रभवाः सदा कथिताः ॥ ४३॥ 
यदि कुण्डली में रज्जु योग हो तो जातक घूमने का प्रेमी, स्वरूपवान्‌, परदेश में 
धन उपाजेन करने वाला, कठिन व दुष्ट स्वभाव वाला होता है ॥ ४३॥ 
बु० पा० में कहा है-- अटनप्रियाः सरूपाः परदेशस्वास्थ्यभागिनो मनुजाः । 
क्राः खलस्वभावा रज्जुप्रभवाः सदा कथिताः' ( ३५ अ० १८ इलो० ) । 
बू० जा० में भी-'ईष्याविदेशनि रतोऽधवरुचिशचरज्ताम्‌' (१२ अ. ११ इलो.) ॥४३॥ 
सुसल योग का फल 
मानधनज्ञानयुताः कर्मोद्य क्ता नृपप्रियः ख्याताः । 
स्थिरचित्ता मुसळोत्या भवन्ति शराः सदा पुरुषाः ।। ४४ ॥ 
यदि कुण्डली में मुसळ योग हो तो जातक सम्मान-धन व ज्ञान से युत, कार्य 
करने में उद्यत, राजा का प्रियपात्र, प्रसिद्ध, स्थिरचित्त व बळी होता है ।। ४४ ॥ 
_ वृ० पा० में कहा है-“मानज्ञानधनाच्चैर्युक्ता भुपप्रियाः ख्याताः । बहुपुत्राः स्थिर- 
चित्ता मुसलसमुत्था भवन्ति नरा:' ( ३५ अ० १६ इलो० ) । 
बृ० जा० में भी-'मानी धनी च मुसले बहुकृत्यसक्त:' (१२ अ० ११ इलो ०) ॥ ४४ 
नल योग का फल 
ऊनातिरिकतदेहा धनसंचयभागिनाऽतिनिपुणाइच । 
नन्धुहिताइच  सुरूपा नळयोगे सम्प्रसुयन्ते ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में नल योग हो जातक--न्यूनाधिक शरीरधारी, धन-संग्रही, 
अधिक चतुर, बान्धवों का हितकारी व स्वरूपत्रानु होता है ॥ ४५ ।। 
बु० पा० में कहा है_'न्यूनातिरिक्तरेहा धतसञतरयभागिनोऽतिनिपुणाश्‍च । 
बन्धुहिताइच सुरूपा नलथोगे सम्प्रतूयन्ते' ( ३५ अ० २० इलो० ) । 
वृ० जा० में भी-“व्यङ्गस्थिराढ्यनिपुणो नलजः' ( १२ अ० ११ इलो० ) ॥४५॥ 
गोल योग का फल 
दारिद्र्याळल्ययुता विद्याज्ञानर्वाजता सलिता:। 
नित्यं दुःखितदीना गोळे यागे भवन्ति नराः ॥ ४६॥। 





हा 
10 EE IE fe... 


एर्कवदा अध्याय १६३ 


यदि कुण्डली में गोल योग हो तो जातक--दरिद्री, आलसी, मूर्ख, अज्ञानी, 
“मलिन, नित्य दुःखी व दीन होता है ॥ ४६ ॥ 


वृ० पा० में कहा हे--'वलसंयुक्ता विधना विद्याविज्ञानवजिता मलिना: । नित्यं 
'दुःखितदीना गोले योगे भवन्ति नराः? ( ६५ अ० ४४६ इलो० ) । 


वृ० जा० में भी--त्वथ गोलके, विधनमलिनोञ्ज्ञानोपेतः कशिल्प्यलसो$टन 
( १२ अ० १६ इलो ० ) ॥ ४: ॥ 
युग योग का फल 
पाषण्डभागिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके । 
सुतमानधर्मरहिता यगयोगे मानवा जाता: ॥ ४७॥ 
यदि कुण्डली में युग योग हो तो जातक--पाखण्डी वा निर्धन वा संसार से 
"बहिष्कृत, पुत्र-सम्मान व धर्म से रहित होता है ।। ४७ ॥ 
बृ० पा० में कहा है--'पाखण्डवादिनो वा धनरहिता वा बहिष्कृता लोके । सुत- 
मातृ-धर्मे रहिता युगयोगे ये नरा जाताः' ( ६५ अ० ४८ इलो० ) । 
बृ० जा० में भी--'धनविरहितः पाखण्डी वा युगे' (१२ अ० १९ इलो०) ॥४७॥ 
शुल योग का फल 
तोक्ष्णालसधनरहिता हिला: 'सुबहिष्कृता महाशराः । 
सङ्ग्रामरब्धराव्दाः राले रोद्राः प्रजायन्ते ॥ ४८॥ 
यदि कुण्डली में शूल योग हो तो जातक--उग्र, आलसी, निर्धन, हिंसक, अच्छे 
जनों से तिरस्कृत, अधिक वीर, युद्ध में कोलाहल करने वाला व रोद्र रूप धारण 
“करने वाला होता है॥ ४८ ॥ 
वृ० पा० में कहा है-'तीक्ष्णालसधनहीना हिंस्राः सुबहिष्कृता महाशराः । संग्रामे 
“लब्धयशा शूले योगे भवन्ति नराः? ( ५ अ० ४७ इलो० )। 
बृ ०जा० में भी--“शूरः क्षतो धनरुचि विधनशच शूळ’ (१२ अ० १८ इलो०) ॥४८॥ 


केदार योग का फल 
सुबहुनामुपयोज्याः कुषीवळा: सत्यवादिनः सुखिताः । 
केदारे सम्भूताइचळस्वभावा धनेर्यक्ताः ॥ ४९ ॥ 


यदि कुण्डली में केदार योग हो तो जातक--अधिक जनों के मध्य उपयोगी, 
अर्थात्‌ बहुतों का उपकारी, कृषक, सत्यभाषी, चश्वल स्वभाव व धनी होता है ।।४२॥ 

बू० पा० में कहा है-सुबहूना बुपयोज्या: कृषीवलाः सत्यवादिनः सुखिनः । केदारे 
सम्भूतारचलस्वभावा धनैर्यृक्ताः' ( ३५ अ० ४६ इलो० ) । 





१. सुबहुकृता । 


१६४ सारावलो 











ब० जा० में भी--'केदारज: कृषिकर: सुबहूपयोज्यः:' ( १२ अ० १८ इलो० ); 
॥ ४४ ॥ 
पाश योग का फल 
पारो बन्धनभाजः कार्योद्य क्ताः प्रपश्चकाराश्व । 
बहुभाषिणो विशीला बहुभृत्या: सम्प्रसुता: स्यु: ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में पाश नामक योग हो तो जातक--जेली, कार्य में लीन, प्रपश्ची,. 
अधिक भाषी, शीळ से रहित व अधिक सेवक वाला होता है ॥ ५० ॥ 





बृ० पा० में कहा है--'पाशे वन्धनभाजः कार्ये दक्षा: पप्रच्चकाराश्च । बहुभाषिणो: . 
विशीला बहुभृत्याः सम्प्रतानरच' ( ३५ अ० ४५ इलो० ) । 4 
बृ०जा० में भी--'पाशे धनाजंनविशील्सभृत्यवन्धु:' (१२ अ० १८ इलो०) ॥५०४ | 
दासिनी योग का फल ; 
दामिन्यामुपकारी पशुगणयुक्तो धनेश्वरो मुढ़ः। 
बहुसुतरत्नसमृद्धो धीरी विद्वान्‌ प्रजात: स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि कुण्डली में दामिनी योग हो तो जातक--उपकार करने वाला, पशु समुदाय 
से युत, धनी, मूढ़, अधिक पुत्र व रत्न से युक्त, धीर और विद्वानु होता है ॥ ५१॥ | 
वृ० पा० में कहा है--'दामिन्यामुपकारी नयधनयुक्तो महेश्वरख्यातः । बहुसुतरत्न- ; 
समृद्धो धीरो जायेत विद्वांश्र' ( ३५ अ० ४४ इलो० ) । 
बु० जा० में भी--'दातान्यकार्यनिरतः पशुपश्च दाम्नि' ( १२ अ० १८ इलो० » 
1 ५१॥ 





वीणा योग का फल 
मित्रान्विताः सुषचसः शास्रपरा गेयचारानिरताइच । 
- सुखभाजो बहुभृत्या वीणायां कोतिता मनुजाः ॥ ५२॥ 
यदि कुण्डली में वीणा योग हो तो जातक--मित्रों से युत, सुन्दर भाषी, शास्त्रज्ञ; 
गान व वाद्य में अर्थात्‌ गाने बजाने में तत्पर, सुख भागी व अधिक नौकर वाला 
होता है ॥ ५२ ॥ 
वृ० पा० में कहा है--'प्रियगीतनृत्यवाद्यनिपुणाः सुखिनश्च धनवन्तः । नेतारो | 
वहुभृत्या वीणायां कीतिताः पुरुषाः’ ( ३५ अ० ४४ इलो० ) । | 
बृ० जा० में भी--“वीणोद्गवश्च निपुण: प्रियगीतनृत्यः' ( १२ अ० १७ इलो० ) जा 
॥ ५२ ॥ | 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावह्याँ नाभसयोगो नामैकविशोऽध्यायः ॥ 








दाविदा अध्याय १६५ 


ढाविशो५ध्यायः 
सर्वस्य सर्वकालं ग्रहरारिसमुऱधवं फलं यस्मात्‌" । 
कथयाम्यतः प्रयत्नात्‌ दोंबाचार्यान्‌ समाधित्य ॥ १॥ 


समस्त जीवधारिथो को सब समय ग्रह व राशि से उत्पन्न फल की प्राप्ति होती 
कक 


है, इसलिये मैं ग्रन्थकार शेष (अवशिष्ट) आचार्यों के मत को लेकर प्रयत्न से राशिस्थ 
"फल को कहता हूँ ॥ १ ॥ 


विशेष---सं ० वि० वि० की मातृका में 'शेषाचार्यानु' के स्थान पर “सत्याचायं' 
-यह पाठ प्राप्त होता है इसलिये सत्याचाये के मत से कहता हें यह समझना चाहिये ॥१॥ 
मेषस्थ सूयं का फल 
झास्त्रार्थकृतिकलाभिः ख्यातो युद्धप्रियः प्रचण्डशच । 
उद्य क्तो अमणरुचिद्द ढास्थिबन्धः क्रिये श्रेष्ठ: ॥ २॥ 
साहसकर्मामिरतः पित्तासुर्व्याधिकान्तिसत्त्वयुतः । 
सुर्य भवति नरेन्द्रः स्वतुङ्गराशी नरो जात: ॥ ३ ॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य मेष राशि में हो तो जातक-शास्त्रार्थी व पुस्तक रचना 
कला से विख्यात, युद्ध प्रेमी, उग्र, कार्यों में उद्यत, घूमने की इच्छा करने वाला, 


मजबूत हड्डी वाला, साहस से कर्म में तत्पर, पित्त व रक्त पीड़ा से युक्त स्वरूपवान्‌ 
राजा होता है ॥ २-३ ।। 


क्षण जा० कहा है--प्रथितड्चतुरोञ्टनोञ्ल्पवित्तः क्रियगे'**' 
( १८ अ० १ इलो० ) ॥ २-३ ॥ 
विशेष--सं० वि० वि० को मातृका में २ य इलोक का पूर्वार्ध इस प्रकार है-- 
“शास्त्रार्थकर्मवाग्भिः ख्यातो बान्धवप्रिय***' इसका अर्थ-शास्त्रार्थ-कार्य-व वाणी से 
सिद्ध होता है ॥ २-३ ॥ 
भोम राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
दानरतो बहुभ्ृत्यो ललितो युवतिप्रियो मृढुशरीरः । 
कुजभवनगते सूर्यं चन्द्रेण निरीक्षिते भवति॥ ४॥ 
सङ्ग्रामोत्कटवो यं: क्रः संरक्तनेत्रकरचरणः। 
भौमगृहे कुजदृष्टे भानो तेजोबलोपेत: ॥ ५॥ 





१. हो० र० ३ अ० ४१७ पृ० । २. यत्स्यात्‌ । ३. सूबहुत्रता । 


१६६ सारावली 


प्रेष्यः परकर्मरतो मन्दधनः सत्वहीनबहुदुःखः । 
भानो बुधसंदृष्टे कुजभवने मलिनकायइच ॥ ६॥ 
भूरिद्रविणो दाता नृपमन्त्री दण्डनायको वाऽपि । 
तरणौ सुरगुरुहष्टे कुजभवने जायते श्रेष्ट:॥ ७॥ 
१कुत्सितरामाभर्ता बहुरात्रुः क्षीणबान्धवो दीनः । 
सौमशृहे सितदृष्टे दिवाकरे जायते कुष्टी ॥ ८॥ 
दु:खपरिप्लुतदेहः कार्योन्मादी भवेद्विमुढमतिः । 
भोमक्ष दिवसकरे रवितनयनिरीक्षिते मूर्खः ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य, मेष या वुश्चिक में चन्द्र से दृष्ट हो जातक--दानी;- 
अधिक नोकर वाला, सुन्दर, स्त्री-प्रेमी व कोमळ देहधारी होता है । 
यदि भौम की दृष्टि हो तो युद्ध में अधिक बली, क्रूर, लाळ नेत्र व लाल हाथ 
चैर वाला व तेज बल से युक्त होता हे । 
यदि बुध से दृष्ट सूयं हो तो, भृत्य वा दरिद्री, दूसरों के कार्य में लीन, अल्पधनी,. 
निर्बल, अधिक दुःखी व मलिन ( गन्दा ) देहधारी होता है । 
यदि गुरु की दृष्टि हो तो--अधिक धनी, दानी, राजा का मन्त्री वा न्यायाधीश 
व श्रेष्ठ होता हे । 
यदि भौम की राशि में सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो नीच स्त्री का पति वा दुष्ट 
सत्री में आसक्त, अधिक शत्रुवाला, अल्प वन्धुवाला, दीन व कोढ़ी होता है । 
यदि शनि से दृष्ट भोमराशिस्थित सूर्य हो तो-दुःख से परिपूर्ण देहधारी, कार्या 
में पागल, बुद्धि हीन व मुखं होता है ॥ ४-४ ॥ 
विशेष--सं० वि० वि० की मातृका में ४-९ तक लोक नहीं हैं ॥ ४-४ ॥ 
वष राशिस्थ सूर्य का फल 
वदनाक्षिरोगतप्त: क्लेशसहिष्णुर्नेः चापि बहुदात्रुः । 
भक्तो व्यवहाररतो ३मतिमान्वन्ध्याङ्गनाद्वेषी ।। १०॥ 
भोजनमाल्याच्छादनगन्धय॒तो गेयवाद्यनृत्तज्ञः । 
दिवसकरे वृषसंस्थे भवति पुमान्‌ सलिलभीरुश्च ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समथ में बुष राशि में सूये हो तो जातक-मुख व नेत्र रोग से : डर 
क्लेश (कलह) सहन कर्ता, अधिक शत्रु वाला नहीं अर्थात्‌ अल्प शत्रुवाला, पाठान्तर | 
से कृश काय, अल्पपुत्रवाला, भक्त, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान्‌, वन्ध्या स्त्री का शत्रु, भोजन 


१. कुत्सितरामासक्तः । २. कृशोन बहुपुत्रः । ३. रतिमान्‌ । 






का TS NI dias dedi आई 


हाविदश अध्याय १६७ 


माळा-वस्त्र-व गन्ध ( इत्र ) से युत, गान-वाद्य-नाच का ज्ञाता व जल से भय करने 
वाला होता है ।। १०-११ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'गवि वस्त्रसुगन्धपण्यजीवी वनिता द्विष्ट कुशलश्च गेयवाद्ये' 
(१४ अ० १ इलो० ) ॥ १०-११ ॥ 
वृष व तुला में स्थित सूर्य पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
वेश्यारतिमु दुवचा बहुगुचतिसमाश्रयो भवति। 
दिननाथे सितभवने हृष्टे दाशिना सलिळजीवी ॥ १२॥ 
शरः संग्रामर्शचस्तेजस्वी साहसाधनकीतिः । 
दिननाथे सितभवने कुजसंहष्टे पुमान्‌ विकल: ॥ १३॥ 
लिपिलेख्यकाव्यपुस्तकगेयादिविधावतीय निपुणमतिः । 
दिननाथे सितभवने बुधसंदृष्टे भवेत्‌ सुतनुः ॥ १४॥ 
बहुरात्रुमित्रपक्षो नुपसचिवश्चारु्छोचनः कान्तः । 
दिननाथे सितभवने गुरुणा दृष्टे 'सुतोषितो नृपतिः ॥ १५॥ 
नपतिन्‌ पमन्त्री वा स्थोधनबहुयोगसंयुतो मतिमान्‌ । 
दिननाथे सितभवने सितसंदृष्ट भवेद्धीरु: ॥ १६ ॥ 
नोचोऽळसो दरिद्रो वृद्धस्त्रोसंगतो विषसशीळः । 
दिननाये सितभवने रानिहष्टे व्याधिसन्तसः ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में वृष या तुला में स्थित सूर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक बेश्या 
में आसक्त, सुन्दर भाषी, अधिक स्त्रियों का पोषक व जळ से जीविका करने वाला 
हता है। 
यदि शुक्र राशिस्थ सूर्य, भौम से हृष्ट हो तो जातक वीर, युद्ध-प्रिय, तेजस्वी, 
साहस से धन व यश प्राप्त कर्ता तथा विकल होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ सूर्ये, बुध से दृष्ट हो तो जातक प्रतिलिपि करने में, लेख 
लिखने में, काव्य रचना में, पुस्तक बनाने में तथा गाने में अत्यन्त सुन्दर बुद्धिवाला व 
सुन्दर शरीर वाला होता हे । 


यदि उक्त राशिस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक शत्र, व मित्र वाला, 
राजा का मन्त्री सुन्दर नेत्र वाला, कान्तः =प्रिय, व सन्तुष्ट, पाठान्तर से सदा उद्योगी 
वा उद्विग्न राजा होता है । 


१. सदोदय क्तः, सदोद्विग्नः । 


१६८ सारावली 


यदि उक्त राशिस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक राजा अथवा राजा का 
मन्त्री, स्त्री-धन,अधिक योग से युक्त, बुद्धिमान्‌ और डरपोक होता है । 
लाह शुक्र राशिस्थ सूर्य, शनि से हृष्ट हो तो जातक नीच, आलसी, दरिद्री 
( निर्धन ), वृद्धा स्त्री के साहचर्यं से क्रूर स्वभाव तथा रोग से पीडित होता 
है ॥ १२-१७॥ 
मिथुन राशि में स्थित सूर्य का फल 
मेघावी वाङ्सधुरो वात्सल्यगुणेयुतः श्रुताचारः । 
विज्ञानशाख्रकुशलो  बहुवित्त उदारचेष्टश्च ॥ १८॥ 
निपुणो ज्योतिषचेत्ता मध्यमरूपो द्विमातृकः सुभगः । 
[मिथुनस्थे दिनभर्तेरि जातः पुरुषो विनोतः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि कुण्डली में मिथुन राशि का सूर्य हो तो जातक वुद्धिमान्‌, वाणी से मधुर, 
वात्सल्य गुणों से युक्त, शास्त्रीय आचार वाला, विज्ञान शास्त्र में निपुण, अधिक 
धनी, उदार चेता, ( कुशल चतुर ), ज्योतिषी, मध्यमपुरुष, दो माता वाला, सुन्दर, 
एवं नम्रता से युक्त होता है । 
बृ० जा० में कहा है-“विद्याज्योतिषवित्तवान्‌ मिथुनगे भानो' । 
( १८ अ० २ इलो० ) ॥ १८-१६ ॥ 
बुध राशिस्थ सुर्यं पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
रिपुबान्धवक्कृतपीडा विदेशगमर्नादितो बहुविळापी । 
बुधभवने दिनभर्तरि हृष्टे चन्द्रेण पुरुषः स्यात्‌ ॥ २०॥ 
रिपुभयकलहसमेतो रणापवादादिदुःखितो दीनः 
बुधराशी दिनभर्तरि कुजेक्षिति भवति सब्रीडः॥ २१ ॥ 
भूपतिचरितः इ्यातो बान्धवसहितोऽरिभिश्च संत्यक्तः 
बुधराशो दिनभतंरि "बुधहष्टेऽक्ष्यामययुतः स्यात्‌ ॥ २२॥ 
बहुशासस्त्रदारितमुखो राज्ञां दूतो विदेशगश्चण्डः 
बुधरारों दिनभर्तरि गुरुणा हृष्टे सदोन्मादः॥ २३ ॥ 
घनदारपुत्रसुखितो मन्दस्नेहस्त्वनामयः 3सुखितः । 
बुधराशो दिनभतंरि सितसंहष्टे भवेच्चपलः॥ २४॥ 


बुहुभृत्योढिग्नमना बहुबन्धुविपोषणे सदा ४निरतः 
बुधराशो दिनभतेरि सौरेण निरीक्षिते कितवः॥ २५॥ 


१. बुधेन हृष्टे कृशतनुः स्यात्‌ । २. सहितो । ३. सुभगः । ४. खिन्न: । 





ढाविश अध्याय १६५९ 


यदि कुण्डली में मिथुन या कन्या में स्थित सूर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक 
शत्रु व बान्धवों से पीडित, विदेश गमन से दुःखी व अधिक विलाप करने वाला होताहै । 

यदि बुध राशिस्थ सूर्य, भौम से दृष्ट हो तो जातक शत्र, से भय कर्ता, कलह से 
युत, युद्ध में अपकीति से दुःखी, दीन एवं लज्जा पे युत होता है । 

यदि बुध राशिस्थ सूर्य, वुध से दृष्ट हो तो जातक राजा के तुल्य आचरण वाला, 
विख्यात, बन्धु वान्धवों से युत, शत्रु रहित तथा नेत्ररोगी, पाठान्तर से कृश शरीर 
'वाला होता है । 

यदि बुधराशिस्थ सूर्य, गुरु से हृष्ट हो तो जातक---अधिक शास्त्र मुखी अर्थात्‌ 
बहुज्ञ, राजदूत, विदेश गामी, उग्र एवं पागल होता है । 

यदि बुध राझिस्थ सूर्य, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक धन-स्त्री-पुत्र से सुखी वा 
यूक्त, अल्प स्नेही, नीरोग, वा सुन्दर और चंचल होता हे । 

यदि बुधराशिस्थ सूर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक अधिक नौकर वाला, उद्विग्न 
म्मन वाला, अधिक बन्धु पालन में लीन, पाठान्तर से खिन्न तथा धुते होता है ॥२०-२५॥ 


कर्क राशिस्थ सूर्य का फल 
कमंसु चपलः ख्यातो गुणैन्‌ पाणां स्वपक्षविद्देषी । 
स्रीदुर्भगः सुरूपः कफपित्तातः श्रमाभिसन्तप्तः ॥ २६॥ 
१ सद्यरुचि: समधर्मा मानो वरवाक्यदेशदिग्वेत्ता । 
सूर्य कुलीरसंस्थे बहुस्थितिः पितृगणद्व ष्टा ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशि में सूर्यं हो तो जातक-_कार्यो में च्ल, राजाओं के 
-मुणों से प्रसिद्ध अर्थात्‌ राजतुल्य गुण होने से विख्यात, अपने मनुष्य का नत्र, अर्थात्‌ 
आत्मीय जनों का शत्रु, भाग्यहीन स्त्री का पति, स्वरूपवान्‌ कफ व पित्त से पीडित, 
श्रम से दुःखी, शराब में इच्छा रखने वाला, अर्थात्‌ मदिरा प्रेमी, समान धमं वाला 
-वा धर्मात्मा, अभिमानी, श्रेष्ठ वक्ता, देश व दिशा का ज्ञाता, अधिक स्थिर एवं पिता 
'माता का द्वेषी अर्थात्‌ पित्ता माता से शत्रुता का व्यवहार करनेवाला होता है।॥२६-२७॥ 
वु ० जा० में कहा है--भानौ कुलीरे स्थिते, तीक्ष्णोऽस्व' परकार्येकृच्छ्मपथ- 
-क्लेशैशच संयुज्यते’ ( १८ अ० २ इलो० ) ॥ २६-२७ ॥ 
' कर्के राशि में स्थित सूर्यं पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
राजा राजसमो वा "जळपण्यधनस्थिरः3 कूरः । 
ककंटके तीव्रकरे हृष्टे शशिना भवेत्पुरुषः ॥ २८॥ 
ब्शोषभगन्दर रोगैः सन्तप्तो बन्धुभिः सह “विरक्त: । 
कर्कटके दिननाथे भौमेन निरीक्षिते “पिशुनः ॥ २९ ॥ 


१. मद्यप्रियः, सधमों । २. उहु । ३. स्थितिः । ४. शोफ। ५. विरुद्ध: । . विसुतः । 


१७० सारावली 


विद्यामानयशोभि: ख्यातो न॒पवल्लभो भवेश्निपुण: । 
सये कुलीरराशो बुधेन हृष्टे विगतशत्रः ॥ ३० ॥ 
श्रेष्ठो राज्ञो मन्त्री सेनानाथोऽथ सुप्रसिद्धइच । 
सूर्य दारिभवनस्थे गुरुणा हृष्टे कळाभ्यछिकः ॥ ३१ ॥ 
स्त्रीसेवी यवतिधन: परकार्यकरो रणे १प्रचण्डइच । 
ककटकस्थे सुर्य शुक्रेण निरीक्षिते प्रियाळापः॥ ३२॥ 
कफमारुतरोगात: परस्वहारी विलोममतिचेष्ट: । 
ककटकस्ये भानो स्यपुत्रहष्टे पुमान्‌ पिशुनः ॥ ३३॥ 


यदि कुण्डली में ककं राशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--राजा अथवा 
राजा के तुल्य, जल के व्यापार से वा अधिक व्यापार से स्थिर धनी तथा क्रूर 
होता है । 

यदि कर्कराशिस्थ सूर्य, भोम से दृष्ट हो तो जातक-क्षय-वा सूजन तथा भगन्दर 
रोगों से पीडित, बन्धु बान्धवों से विरक्त वा विरुद्ध और चुगलखोर वा बिना पुत्र 
के होता है । 

यदि कर्केराशिस्थ सूर्य, बुध से दृष्ट हो तो जातक-विद्या-सम्मान व कीति से 
विख्यात, राजा का प्रिय, चतुर व शत्रुहीन होता है । 

यदि कर्क राशिस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक-उत्तम, राजा का सचिव; 
सेनानायक, सुप्रसिद्ध तथा अधिक कलाओं से युत होता है । 


यदि ककराशिस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-स्त्री भक्त वा स्त्री से धन 


प्राप्त कर्ता, परोपकारी, रण-युद्ध में वीर एवं प्रियभाषी होता है । 


यदि कर्कराशिस्थ सूर्यं शनि से दृष्ट हो तो जातक-कफ व वायुरोग से दुःखी 
दूसरों के धन का हरण करने वाला, विपरीत बुद्धि व चेष्टा वाला और चुगलखीर 


होता है ।। २८-३३ ॥। 
सिह राशिस्थ सूर्य का फल 
रिपुहन्ता क्रोधपरो विशिष्टचेष्टो बनाद्रिइुगंचरः । 
उत्साही सच्छूरस्तेजस्वी मांसभक्षणो रोद्रः ॥ ३४ ॥| 
गम्भीरः स्थिरसत्त्वो "बधिरः क्षितिपारको धनसमृद्धः । 
सिहस्थे दिवसकरे ख्यातः पुरुषो भवेज्जातः ।। ३५॥ 


यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ सूर्य हो तो जातक--शत्र्‌, को मारने वाला, क्रोधः 
परायण, विशेष इच्छा वाला, वन-पहाड़ व किले में चलने वाला, उत्साही, अच्छा 
वीर, तेजस्वी, मांसाहारी, भयानक, गम्भीर, स्थिर बलवान्‌, बहिरा या वाचाल.. 


नृप, धन से युत व विख्यात होता है॥ ३४-३५ ।। 





१. प्रभग्नरच । २. मुखरः । 





द्वाविश अध्याय १७% 


बु०जा० में कहा है--'सिहस्थे बनशेछगोकुलरतिर्वीय।विन्तोऽज्ञः पुमान्‌? ( १८ अ०' 
२ इलो ० ) ॥ ३४-३५ ॥। 


सिह राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
मेधावी सुकलत्र: कर्फादतो भूपवल्ळभो मनुजः । 
आदित्ये सिहस्थे चन्द्रेण निरीक्षिते भवति ॥। ३६॥ 
परदाररतः दारः साहसकारी कृतोद्यमो रोद्रः । 
दिवसकरे सिंहस्थे कुजेन हृष्टे प्रधानइच ।। ३६॥ 
विद्वानलिपिळेख्यक रःकितवासेवी परिञ्रमति होन: । 
सिहस्थे दिवसकरे बुधेन हृष्टे न बहुसत्त्व:॥ ३८॥ 
देवारामतटाकान्‌ करोति सत्त्वाधिको विजनशोल: । 
सिहे सहस्ररःमो सुरगुरुहष्टे महाबुद्धिः ॥ ३२ ॥ 
दुर्नामकुष्ठरोगेरभिभूतो निर्दयो विगतळञ्जः । 
सिहे तिमिरबिनाश शक्रेण निरीक्षिते जात: ॥| ४० ॥ 
कार्यविनाशनदक्षः षण्डो जातः परोपतापकरः । 
[सिंहस्थे दिवसकरे स्वपुत्रदृष्टे पुमान्‌ भवति ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में सिह राशिस्थ सूर्य, चन्द्र से दृष्ट हो तो जातक--त्रुद्धिमान्‌, 
अच्छी स्त्री का स्वामी' कफजन्य व्याधि से पीडित एवं राजा का प्रिय मित्र होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, भोम से दृष्ट हो तो जातक--दुसरे की स्त्री में लीन, वीर, 
साहसी, उद्योग करने वाला, भयानक एवं प्रधान होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मनीषी, लिपि ( प्रति लिपि )' 
कर्ता, लेखक, धूते मनुष्यों के साथ रहने वाला, पर्यंटन-शीळ, हीन एवं अल्प बली होता है । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--देव मन्दिर-बगीचा-तालाब बनाने 
बाला, अधिक बली, एकान्त प्रेमी व बड़ा बुद्धिमानु होता हे । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--दूषित नाम वाले कुष्ठ रोग से 
पीडित, निर्दयी व निलेज्ज ( लज्जा से रहित ) होता हे । 
यदि सिंहस्थ सूर्य, शनि से दृष्ट हो तो जातक--कार्य नष्ट करने में चतुर, नपुंसकः 
व दूसरे को संतोष करने वाला होता हैँ॥ ३६-४१ ॥ 
कन्या राशिस्थ सूर्य का फल 
स्रीतुल्यतनु ह्रीमान्‌ लिपिवेत्ता दुर्बलश्च वल्गुकथः । 
मेधावी लघुसत्त्वो विद्वान्‌ शुश्रूषक: 'सुरुगुरूणाम्‌॥ ४२॥ 





१. सुगुणः । 


१७२ सारावली 


संवाहनादिकमंसु दक्षः श्रुतिगेयवाद्यपरितुष्ट: । 
कन्यायां दिवसकरे जातो मृद्रदोनवाक्यईच ॥ ४३ ॥ 
यदि कुण्डली में कन्या राशिस्थ सूर्य हो तो जातक--ज्नी के सहश शरीर वाला, 
लज्जा से युक्त, लिपि ज्ञाता, दुर्वेल, मृदुमाषी, मेधावी, अल्प बली, मनीषी, देवता व 
गुरु (बड़े ) जनों का सेवक, पैर दबाने आदि कार्यो में चतुर, वेद-गान-बजाने से 
-संतोषी, कोमल एवं दीनवचन बोठ्ने वाला होता है ॥ ४२-४३ ॥। 
बु० जा० में कहा है-'कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्वितः स्त्रीवपुः' ( १८ 
अ० २ इलो० ) ॥ ५२-४३ ।। 
तुला राशिस्थ सूर्य का फल 
"भङ्गक्षयव्ययार्तो विदेशमार्गादिरूस्पटो द्विष्टः । 
नोचोपहतप्रीर्तिहरण्यलोहादिपण्यजी वी च॥ ४४॥ 
दवेष्यःपरकर्मरतः परदाररतिः पुमान्‌ भवेन्मलिनः । 
सुर्ये तुळाधरस्थे नपपरिभूतः प्रगल्भइच ॥ ४५॥ 
दि कुण्डली में तुला राशिस्थ सूर्यं हो तो जातक--पराजय वा सङ्गति-हानि व 
खर्च से दुःखी, विदेश जाने में प्रीति रखने वाला, अस्थिर चित्त, नीच, प्रेम से रहित 
सुवर्णं व लोहादि से जीविका करने वाला, द्वेषी, दूसरों के कार्य में लीन, पर स्त्री का 
प्रेमी, मलिन, राजा से तिरस्कृत व ढीठ होता है ॥ ४३-४५ ॥। 
वृ ० जा० में कहा है--“जातस्तौलिनि शोण्डिकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नीचक्कत्‌' 
{ १८ अ० ३ इळो० ) । 
वृश्चिक राशिस्थ सूर्य का फल 
अनिवारित रणवेगः श्रुतिधर्म रतो न सत्यवाङ्मुरः । 
प्रविनष्दुष्यपवरति: क्रः कुरत्रीविधेयश्च ॥ ४६ ॥। 
क्रोधपरोऽसद्वृत्तो लोभिष्टः कलहवल्लभोऽनृतवाक्‌ । 
शस्त्राग्निविषग्रस्तः पितुर्जनन्याश्च दुर्भग: कीटे ॥ ४७॥ 


यदि कुण्डली में वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो जातक--युद्ध में रोकने पर भी 
नहीं रुकने वाला, वैदिक धर्म में तत्पर, झूठ बोलने वाला, मुखं, नष्ट, दुष्टा स्त्री वाला, 
क्र र, दुष्ट सत्री की आज्ञा का पालक, क्रोधी, दुष्ट आचरण कर्ता, अति लोभी, कलह 
प्रिय, मिथ्या भाषी, शस्त्र वा अग्नि वा विष से पीड़ित, माता व पिता का शत्रु 
होता है ॥ ४६-४७ ॥। 
में लिस्थिते 3 
बृ० जा० में कहा है--'क्ररः साहसिको विपाजितधनः शन्रान्तगोऽ 
{ १८ अ० ३ इलो० ) ॥ ४६-४७॥। 


१. सङ्ग । 








दाविदा अध्याय १७३ 


धनुराशिस्थ सय का फल 
दरव्यान्वितो नृपेष्टो जात: प्राज्ञः सुरद्विजानुरतः । 
शासतरात्रहस्तिरिक्षानिपुणो व्यवहारयोग्यश्च ॥ ४८॥ 
पुज्यःसतां प्रशान्तो धनवान्‌ विस्तीर्णपीनचारुतनुः। 
बन्धूनां हितकारी सत्त्वयुतः कामुके सूर्ये ॥ ४६ ॥ 
यदि कुण्डली में धनु राशिका सूर्यं हो तो जातक-धन से युक्त, नृप प्रिय, विद्वान्‌, 
देवता व ब्राह्मण का भक्त, शर्त्र-अस्त्र व हाथी की शिक्षा में चतुर, व्यवहार में कुशल, 
सज्जनों में पूजा करने योग्य, शान्त चित्त, धनी, सुन्दर विशाल देहधारी, बन्धुओं का. 
कल्याण करने वाला व वलवान्‌ होता है ।। ४८-४६ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-'सत्पुज्यो धनवान्धनुर्धेरगते तीक्ष्णो भिषक्कारुकः' ( १८अ०- 
३ इलो० ) ॥ ४८-४५ ॥ 
धनु या मीन राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
वाग्बुद्धि विभवपुत्रःसमन्वितो नपसमो विगतशोकः । 
वाक्पतिराशौ तपने हृष्टे चन्द्रेण सुदारीर: ॥ ५० ॥ 
संग्रामे रब्धयशाःस्फुटवचनो वित्तसोख्यसम्पन्नः । 
सूर्ये वाक्पतिराशी भौमेन निरीक्षिते चण्डः ॥ ५१॥ 
सधु रवचनो लिपिज्ञःकाव्यकलागोध्टियानधातुज्ञः । 
गुरुभे सवितरि दष्टे बुधेन जनसंमतो भचति ॥ ५२॥ 


विचरति नरेन्द्रभवने नुपतिर्वा वारणाश्वधनयुक्तः। 
सुरगुरुगृहे विवस्वति गुरुणा दृष्टे सदा विद्वान्‌॥ ५३॥ 
दिव्यस्त्रीभोगयुतः सुगन्धमाल्यादिभिः सहितः । 
सु रगुरुभवने भानो शुक्रेण निरीक्षिते शान्तः ॥ ४४॥। 
अशुचिः परान्नक्तांक्षी नीचानुरतश्चतुष्पदक्रोडः । 
देवेज्यगृहे सूर्य मन्देन निरीक्षिते भवति॥ ५५ ॥ 
यदि कुण्डली में धनु अथवा मीन राशिस्थ सूर्य, चन्द्र से दृष्ट हो तो जातक--वाणी 
बुद्धि-वेभव व पुत्र से युत, राजा के समान, शोक से हीन तथा सुन्दर देहधारी होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, भोम से हृष्ट हो तो जातकऱ=लड़ाई में यश पाने वाला 
अर्थात्‌ बिजय पाने वाला, स्पष्ट वक्ता, धन व सुख से युक्त व उग्र प्रकृति का होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, बुध से हृष्ट हो तो जातक--मीठा बोलने वाला, छिपि-- 
काव्य-कला-सभा-यान व धातुओं का ज्ञाता तथा जन प्रिय होता हे । 


१७४ सारावली 


यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, गुरु से हृष्ट हो तो जातक--राजभवन में घू मने वाला 
अथवा राजा, हाथी-घोड़ा व धन से युत तथा पण्डित होता है। 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य॑, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक--अच्छी सुन्दर स्त्री के भोग से 
-युत, सुन्दर गन्ध ( इत्र ) व माल्यादि से युक्त एवं शान्तचित्त होता है । 
यदि गुरु राशिस्थ सूर्य, शनि से हृष्ट हो तो जातक--अपवित्र, दूसरे के अन्न की 
इच्छा करने वाला, दुष्ट-जनों का सेवी व चार पैर वालों का पालक होता है 
4 ५०-५५॥ 
सकर राशिंस्थ सूर्य का फल 
लुब्धः कु्त्रीसक्तः कुकर्मसंवधितः सतृष्णश्च । 
वहुकार्यंरतो भीर्रुवहीनबन्युशचळप्रकृतिः ॥ ५६॥ 
अटनप्रियोऽल्पसत्त्वः स्वपक्षविक्षोभनारितसमस्तः । 
सकरस्थे दिवसकरे जातो बहुभक्षकः पुरुषः ॥ ५७॥ 


यदि कुण्डली में मकर राशि में सूर्य हो तो जातक--लोभी चरित्रहीन, स्त्री में 
लीन, दुष्कर्म से बढ्ने वाला, तृष्णा करने वाला, अधिक कार्य में लीन, डरपोक, बन्धूओ 


मसे रहित, अस्थिर प्रकृति वाळा, घूमने का प्रेमी, अल्प वली एवं अपने पक्ष के विक्षोभ 
न्से सर्वनाश करने वाला होता हैं ॥ ५६-५७ ॥। 
बू० जा० में कहा है--'नीचोज्ञः कुवणिङ्‌ मृगेऽल्पधनवांल्ळुब्धान्यभाग्ये रतः” 
५ १८ अ० ३ इलो० ) ॥ ५६-५७ ॥ 
शनि राशिस्थ सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
मायापदुश्चऊूम तिः स्री स द्कान्नष्टघनसोर्यः । 
सन्दगृहे तीव्रकरे चन्द्रेण निरीक्षिते भवति॥ ५८॥ 
व्याधिभि ररिभिर्ग्रस्तःपरकलहाच्छस्त्रविक्षतशरीरः। 
सन्दगृहे तिमिररिपो भौमेन निरीक्षिते विकल: ॥ ५९ ॥ 
१,रः षण्डप्रक्कतिः परस्वहारी न 'सारसर्वाद्कः । 
नलिनीदयिते शनिभे ब्रुधेन संवीक्षिते भवति ॥ ६० ॥ 
शोभनकर्ना मतिमान्‌ सर्वेषामाश्रयो विपुरकीतिः । 
कोणग्ृहे दिनभर्तरि गुरुणा हृष्टे मनस्वो च ॥ ६१॥ 
दाद्धप्रवालमणिभिर्जीवति चेरयाङ्भनाधन समृद्धः । 
कोणभवने दिनपतो भृगुणा दष्टे सुखी जातः ॥ .६२:॥ 


हाविश अव्याय १७५ 


ध्वंसयति त्रुपक्षं नरेन्द्रसन्मानर्वावताश्‍वास: । 
मानो शनैश्चरगृहे रानिद्ष्टे सूयते योऽसो॥ ६३ ॥ 
यदि कुण्डली में शनि राशिस्य सूर्य, चन्द्र से दुष्ट हो तो जातक माया में चतुर 
अर्थात्‌ मायावी, चंचल बुद्धि व स्त्री की संगति से धन व सुख का नाशक होता है । 
यदि शनि राशिस्थ सूर्य, भौम से दृष्ट होतो जातक रोग व शत्रु से पीडित, 
दूसरे के कलह में शस्त्र से चोट खाने वाला एवं वेचैन ( दुःखी ) होता है । 


यदि मन्द राशिस्थ सूर्यं बुध से दृष्ट हो तो जातक वीर, नपुंसक प्रकृति का, 


दूसरे के धन का हरण करने वाला एवं सारहीन देहधारी वा अपुन्दर शरीर वाला 
होता है । 


यदि मन्द राशिस्थ सूर्य गुरु से दृष्ट हो तो जातक सुन्दर कार्यकर्ता, बुद्धिमान्‌, 
सब्ों का आश्रय ओर अधिक कीतिमान्‌ होता है । 


यदि शनि राशिस्थ सूर्य, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक शङ्घ-मूँगा मणि की जीविका 
-करने वाला, वेश्या स्त्री के धन से धनी एवं सुखी होता है । 


यदि शमि राशिस्य सूर्यं शनि से दृष्ट हो तो जातक शत्रु का नाशक व राजा के 
सम्मान से बढे हुए आश्वासन वाला होता है ॥ ५८-६३ ॥। 
कुम्भ राशस्थ सूर्य का फल 
हृद्रोगी बहुसस्व: सतां विगरह्योऽतिरोषश्च । 
परदाराणां सुभगः कर्मस्वतिनिरिचितो भवति ॥ ६४ ॥ 
दुःखप्रायोऽल्पधनः राठइचलितसौहूदो मलिनर्मुतिः । 
कुम्भधरेऽकं जात: पिशुनः स्यात्‌ ढुष्प्रलापश्च ॥ ६५ ॥ 


यदि कुण्डली में कुम्भ रारिस्थ सूर्य हो तो जातक हृदय रोगी: अधिक बली, 
सज्जनों से निन्दित, अधिक क्रोधी, दूसरों की स्त्रियों का सुन्दर भाग्यवान्‌, कार्यो में 
अत्यन्त निश्चित, दुःखी, अल्प धनी, धूर्त, चंचल मैत्री वाला, मलिन देहधारी, चुगल- 
खोर एवं असत्‌ वक्ता होता है ॥ ६४-६५ ॥। 
बृ० जा० में कहा है--'नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतोऽस्वः' ( १८ अथ 
४ इलो ० ) ॥ ६४-६५ ॥ 
सोन राशिस्थ सुय का फल 
सुहृदां संग्रहशोल: स्त्रीप्रीत्या ळब्धसोख्यसंभार: । 
प्राज्ञो 'बहुरात्रुष्न: क्षयोदयी भवति धनकार्त्या ॥ ६६ ॥ 





१. जयोदयी । 


१७६ सारावलो 


सत्सुतभूत्यासयशा, जटपण्यधनः सुवागनृतवादी । 
ऊर्जितगुह्मरुगातों बहुसहजो मीनसंस्थेऽक ॥ ६७ ॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशिस्थ सूर्य हो तो जातक मित्रों के संग्रह में तत्पर, स्त्री 
की प्रीति ( प्रेम ) से सुख की सामग्री को प्राप्त करने वाला, पण्डित, अधिक शात्रुओं 
का नाशक, धन-कीति से ( यश के लिए धन खर्च करने पर ) जय प्राप्तकर्ता, वा 
घनहानिकर्त्ता, सुन्दर पुत्र व नौकरों से प्राप्त यश वाला, जल के ब्यापार से धनी, 
मृदुभाषी, झूठ बोलने वाला, ओजस्वी, गुप्तरोग से पीडित व अधिक भाई वाला 


होता है ॥ ६६-६७ ॥। 
बृ० जा० में कहा है--तोयोत्थपण्यविभवो वनिताहतो$न्त्ये' (१८ अ० ४ इलो०) 


॥ ६६-६७ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यामादित्यचारहष्टियोगो नाम द्वाविशोष्ध्याय: ४ 


न्द 
त्रयोविशोऽध्यायः 
मेष राशि में चन्द्रमा का फल 
सौवर्णाङ्गः स्थिरस्वः सहजविरहितः साहसी मानभद्रः 
कामातं: क्षामजानुः कुनखतनुकचइचःचचलो मानवित्तः । 
पद्माभैः पाणिपादेविततसुतजनो वर्तुलाकारनेत्रः 
सस्नेहस्तोयभीरुब्र णविक्तशिरा: स्त्रीजितो मेष इन्दो ॥ १॥ 
यदि जन्म के समय मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सुवणं (सोना) के समान 
देह वाला अर्थात्‌ लाल ( गौर ) देहधारी, स्थिर धनी, भाइयों से रहित अर्थात्‌ इक- 
लौता, साहसी, सम्मान से श्रेष्ठ वा अभद्र, काम से पीड़ित, कमजोर घुटने वाला,. 
दूषित नखधारी, अल्पकेशी, अस्थिर, सम्मान को धन मानने वाला, कमल की कान्ति 
के समान हाथ व पैर वाला, विस्तृत ( अधिक ) पुत्र व मनुष्यों से युत, गोल नेत्र 
चाला, स्नेही, जल से भय करने वाला, घाव से विकृत ( दूषित ) सिर वाला व स्त्री 
से पराजित होता है ॥ १ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--'वृत्ताताम्रहगुष्णशाकळघुभुविक्षप्रप्रसादोऽटनः, कामी दुर्बेल- 
जानुरस्थिरधनः शुरोऽङ्गनावल्लभः । सेवाज्ञः कुनखी ब्रणाङ्कितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 
शक्त्या पाणितलेऽङ्कितोऽतिचपलस्तोये च भीरुः क्रिये ( १७ अ० १ इलो० ) ॥ १ ।+ 





१. सेवाविन्नः । २. वानभद्रः । 


१२ त्र्योविश अध्याय १७७ 


मेष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अत्युग्रतरो नपति: प्रणतानां मादंवं भजति जात: । 
धोर: संग्रामरुचो रविणा हृष्टे दाशिनि मेषे॥ २ ॥ 
दन्ताक्षिरोगतप्तः *द्ाखिवातादिक्षतशरीरः । 
साण्डलिकः स्यान्मेषे कुजदृष्टे शशिनि अशभृतातें: ॥ ३१॥ 
उनानाविद्याचार्य: सद्दावय: स्यान्सनोञ्भीटः । 
बुघद्ष्टे मेषस्थे निशाकरे सत्कर्विवपुलकोतिः ॥ ४ ॥ 
बहुभृत्यधनसमृद्धो नपतेः  सर्चिवश्र्मूपतिर्वा$पि । 
सेषगृहे हिमरइमी दुष्टे गुरुणा पुमान्‌ जात: ॥५॥ 
सुभगः सुतधनयुक्तो वरयवतिविभूषणो5"ल्पभोक्ता च । 
सेषे शिशिरमयूखे भुगुतनयनिरोक्षिते भवति ॥ ६॥ 
विद्विशो बहुदु:खो दारिद्रथतनुमंलोमसो5नतवाक । 
मेषे शिशिरमयुखे रवितनयनिरीक्षिति भवति ॥ ७ ॥। 
यदि जन्म के समय में मेष राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक अत्यन्त 
क्रोधी, राजा, विनयशील मनुष्यों के प्रति सरलता का व्यवहार करने वाला, धैयेवान्‌ 
व युद्ध की इच्छा करने वाला होता है । 
यदि मेषस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक दाँत व नेत्र रोग से दुःखी, 
अग्नि व वायु आदि रोग से विकृत देहधारी वा जहर व अग्नि से पीडित, शस्त्र से 
विकृत शरीर वाला, कमिश्नर वा ५ जिले में प्रधान एवं भूतो से पीडित वा मूत्र- 
कुच्छ रोग से पीड़ित होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक अनेक विद्याओं का ज्ञाता 
वा स्त्री विद्या का आचारय, शुभ वक्ता, इच्छित मन वाला, अच्छा कवि एवं अधिक 
यशस्वी होता है । | 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक नोकर धाला, 
धन से परिपूर्ण, राजा का मन्त्री वा सेनाघ्यक्ष होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक सुन्दर भाग्यवानु, पुत्र व धन 
से युक्त, श्रेष्ठ स्त्री का विभुषण ( विशेष अलङ्कार ) व अल्प खाने वाला होता है । 
यदि मेष राशिस्थ चन्द्रमा शनि से दृष्ट हो तो जातक विश्वेष द्रोहकर्ता, अधिक 
दुःखी, दरिद्री, मलिन व झूठ बोलने वाला होता हे ॥ २-७॥ 


१. वहति । २. विषशिखितापास्त्रर्वैक्ृतशरीरः । ३. मूत्रकच्छार्त:। ४. वामा 
विद्याचायं । ५. भोक्ता । 


१७८ सारावली 


वष राशि में चन्द्रमा का फल 
व्यूढो रस्कोऽतिदाता . घनकुटिलकरचः कामुकः कीतिशाली 
कान्तः कन्याप्रजावान्‌ वृषसमनयनो हंसलीलाप्रचार: । 
सध्यान्ते भोगभागी पृथक" टिचरणस्कन्धजान्वास्यजङ्खः 
सांकः पार्श्वास्यपृष्ठ ककुदि शुभगतिः क्षान्तियक्तो गवीन्दौ ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म के समय वृष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक विशाल वक्षस्थल, अधिक 
दानी, सघन टेढे ( धँघराले ) वाल वाला, कामी, कोतिमानु, सुन्दर, कन्या सन्तान 
वाला, वेल के समान नेत्र वाला, नीर-क्षीर विवेकी, मध्य व अन्तिम समय में सुख का 
भोक्ता, दीर्घ ( स्थूल ) कमर-पैर-कन्धा-घुटना-मुख व जंघा वाला, - पसुली-मुख-पीठ व 
कन्धे पर चित्त वाला, सुन्दर चलने वाला तथा क्षमा से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
बृ० जा० में कहा है-'कान्तः खेलगतिः पृथूरुवदनः पृष्ठास्यपार्श्वाद्धितस्त्यागी 
क्लेशसहः प्रभु: ककुदवान्कन्याप्रज: इलेष्मल: । पुर्वेन्धुधनात्मजैवि रढितै: सौ भाग्ययुक्तक्षमी 
दीप्ताग्नि: प्रमदाप्रिय: स्थिरसुहृन्मध्यान्त्यसौख्यागतिः' ( १७ अ० २ इलो ० ) ॥८॥ 
वृष राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
कर्षकमतिकसँकर द्विपदचतुष्प*दसमृद्धमत्याड्यपु । 
प्रायोगिकं प्रकुरुते वृषभे रविवीक्षितश्चन्द्रः ॥ & ॥ 
अतिकामं कुजदृष्टो थुवतिछृते नष्दारमित्रजनम्‌ । 
हृदयहरं नारीणां मातु“नं शुभं शशी वृषे कुरते॥ १०॥ 
प्राज्ञं वावयविधिज्ञं प्रमुदितमिष्ट ससस्तभूतानाब्‌। 
जनयति ब्रुधेन दृष्ट: शशो वृषेऽनुपमगुणर्यृक्तम् ॥ ११॥ 
स्थिरपुत्रदारसुहुदं मातापितृभक्तिमन्तमतिनिपुणम्‌ । 
धामिकसतिविख्यातँ गवि गुरुदृष्टः राशी कुरुते॥ १२॥ 
सूषणयान गृहाणां शयनासनगन्धवस्त्रमाल्यानास्‌ । 
भागिनसुपभोक्तारं सितेक्षितो थदि राशी कुरुते ॥ १३॥ 
धन^हीनमनिष्टकरं वृषभे द्वेष्यं सदा च यवतीनाम्‌ । 
सुतमित्रबन्धुसहितं रविसुतदृ्टः राशी कुरुते' ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय में वृष राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से हृष्ट हो तो जातक--खेती 
कर्ता, अधिक परिश्रम से कार्य करने वाला अर्थात्‌ परिश्रमी, दो पैर व चार पैर वालों 
से लाभ की मति वाला व प्रयोग करने वाला होता है। 





१. कर। २. ककुद । ३ चतुष्पदैः समृद्धं । ४. मातुरस्पथ्यं । ५. धनसुखहीन- 
मनिष्टं मातुवुं षभे करोति युवतीनाम्‌ । ६. पुरुषम्‌ । 





त्रयोविंश अध्याय १७६ 


यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त कामी, स्त्री के 
कारण पत्नी व मित्रजनों से हीन, स्त्रियों के हृदय का हरण करने वाला एवं माता के 
लिये अशुभ होता है । 
यदि वृष 'राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पंडित, बोलने की विधि 
( प्रक्रिया ) को जानने वाला, प्रसन्नचित्त, सब प्राणियों का प्रिय एवं उत्कृष्ट गुणों से 
-युत होता है । 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--स्थिर पुत्र-स्त्री-मित्र वाला, 
-भाता-पिता का भक्त, अत्यन्त चतुर, धामिक वुद्धिवाला एवं अधिक विख्यात होता है। 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-अळड्कार-सवारी-घर- 
म्शय्या, आसन-इत्र-वस्त्रः्माला का उपभोग करने वाला होता है । 
यदि वृष राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--निर्धन, बुरा, अशुभ 
कर्ता वा धन सुख से रहित, माता का अशुभ करने वाला, सवेदा स्त्रियों का द्वेषी व 
“पुत्र-मित्र-बन्धु से युत होता है ॥ 5-१४॥ 
वषस्थ चन्द्रमा के पूर्यार्ध व पराधे का फल 
पुवार्ध सम्भूतो जननीमृत्युं करोति न चिरेण। 
पइचादधे दृषभे पिर्तुवयोग शशी कुरुते ॥ १५ ॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा वृष राशि के पूर्वार्ध में हो तो जातक--शीघ्र माता 
'की मृत्यु करता है अर्थात्‌ मातृ रहित होता हे । यदि वृष राशि के उत्तरार्धे में चन्द्रमा 
'हो तो पिता का वियोग करता है ॥ १५॥ 
मिथून राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
उन्नासद्यामचक्षुः सुरतविधिकलाकाव्यकृ:ड्रोगभोगी 
हस्ते मत्स्याधिपांको निषयसुखरतो बुद्धि दक्ष: सिराळ: । 
कान्तः सोभाग्यहास्यप्रियकचनयुतः स्रीजितो व्यायताङ्गो 
याति कडीबेइच सख्यं शशिनि मियुनगे आतृयग्मप्रपुष्टः ।। १६ ॥ 
यदि जन्म के समय में मिथुन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक--ऊँची नाक वाला, 
काले नेत्र वाला, सुरत विधि व कला का ज्ञाता, काव्य कर्ता, सुख भोगी, हाथ में 
-मत्स्याधिप के चिह्न से युत, विषय सुख में लीन. बुद्धि में प्रवीण वा बुदु-बुदू नेत्र वाला, 
सिरा ( नसों ) से युत, सुन्दर, सौभाग्यवानु, हास्य ( हसने वाला ), मीठी वाणी से 
युक्त, स्त्री से पराजित अर्थात्‌ स्त्री के वश में, लम्बे देह वाला, नपुंसकों से मित्रता 
“करने वाला तथा दो माताओं से पालन होता है ॥ १६ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--'*्त्रीलोलः सुरतोपचारकुशलस्ताम्रक्षणः शास्त्रविद्‌ दुत: 
कुस्चरितमूद्धंजः पट्मतिर्हास्यंगितद्यूतवित्‌ । चार्वङ्गः प्रियवाकूप्रभक्षणरुचिर्गीत प्रियो 
नृत्यवित्‌, क्लीवैर्याति रति समुन्नतनसश्रन्द्रे तृतीयक्षेगे ( १७ अ० ३ इलो० ) ॥ १६॥+ 





१. बुद्धूदाक्षः । 


१८० सारावली 


सिथुन राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहो को दृष्टि के फल 
प्रज्ञाधनं प्रकाश सिथुने रूपान्वितं सुधर्मिष्टमु । 
अतिदुःखितमल्पार्थ करोति सुर्येक्षितश्चन्द्रः ॥ १७ ॥ 
अतिशुरमतिध्राज्ञ सुखचाहनविभवरूपसम्पन्नम्‌ । 
कुरते मिथुने चन्द्री वक्रेण निरीक्षितोऽनइप्रस्‌ ॥ १८॥ 
अर्थोत्पादनकुराळं कुर्ते हापराजितं घुधोरं च। 
पाथिवमखजण्डिताज्ञं मिथुने बुधवोक्षितइचन्द्र: ॥ १६ ॥ 
विद्याशाख्ाचाय विख्यातं  सत्यवाचमसतिरूपसु । 
मान्यं वार्मिनमिन्दः करोति शुरुवीक्षितों मिथुने ॥ २० ॥ 
वरयुवतिमाल्यवस्त्रर्वर वाहनयानभूणणेर्ञेणिभिः | 
क्रीडा कुरुते पुरुषो भुगुदृछे राशनि सिथुनस्थे ॥ २१॥ 
कुरुते बान्धवरहितं युवतिसुखनिभूतिर्वाजतं चापि । 
अधनं लोकदट्वंष्यं जितुमे शनिनेक्षितञ्चन्द्रः ॥ २२॥। 
यदि जन्म के समय में मिथुन राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-चुद्धि 
रूप धन वाला, प्रसिद्ध, रूप से युत, धर्मात्मा, अत्यन्त दुःखी व अल्पधनी होता हे । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, भोम से दुष्ट हो तो जातक--अत्यन्त वीर, अधिकः 
विद्वान्‌, सुख-सवारी-वेभव व रूप से युत होता है। 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, वुध से दुष्ट हो तो जातक--धन पैदा करने में चतुर,. 
विजयी, धैर्यवान्‌, राजा व अखण्डित आज्ञा वाला होता है । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--विद्या शास्त्र में आचार्य 
प्रसिद्ध, सत्यवक्ता, अतिरूपवान्‌, सम्मानित व वुद्धिमान्‌ होता है । 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक 
से, श्रेष्ठ वाहन-यान-अलड्कारों से व रत्नों से क्रीडा करता है अर्थात्‌ उक्त वस्तुओं 
से युत होता है | : 
यदि मिथुनस्थ चन्द्रमा, शनि से दुष्ट हो तो जातक बान्धवों से हीन, स्त्री-सुख- 
ऐश्वर्य से रहित, निर्धनी व संसार का शत्रु होता है॥ १७-२२ ॥ 
. करके राशि में चन्द्रमा का फल 
युक्तः सौभाग्य^यो गंगर हसुहूदटनज्योतिषज्चानश्ी लू: 
कामासक्त: कृतज्ञः क्षितिपतिसचिवः सप्रमाण: प्रवाती । 
सोन्मादः केशकल्पो . जळकुसुमरुचिर्हानिबृद्धयानुयातः | 
प्रासादोद्यानवापीप्रियक रणरतः पीनकण्ठः कुलीरे ॥ २३ ४ 





१. सोभाग्यधेयंगुहू । 


सुन्दर स्त्री माला व वस्त्रों 


Bam = 


त्रयोविश अध्याय १८१ 


यदि जन्म के समय में. कर्क राशि में चन्द्रमा हो तो जातक-सौभाग्य-धर्य-घर- 
'मित्र-घूंमना-ज्योतिष ज्ञान व नम्रता से युत, काम ( विषय ) में आसक्त, कृतज्ञ, राज्य 
भन्त्रो, सत्य बोलने वाला अर्थात्‌ अच्छे प्रमाण वाला, प्रवासी, उन्माद से युक्त, अधिक 
चाल वाला, जल व पुष्प में इच्छा रखने वाला, हानि ( हास ) व वृद्धि से युत, घर- 
वगीचा वापी का प्रेमी या बनाने में लीन व स्थूल कण्ठ वाला होता है ॥ २३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'आवक्रट्रतग: समुन्नतकटिः स्त्रीनिजितः सत्सुहृद, दैवज्ञः 
भ्रचुराळ्यः क्षयधनैः संय॒ज्यते चन्द्रवत्‌ । ह्वस्वः पीतगलः समेति च वशां साम्ना सुहृद- 
चत्सलः, तोयोद्यानरतः स्ववेइमसहिते जातः शशाङ्के नर: (१७ अ० ४ इलो०) ॥२३॥ 
कर्कं राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
नरयतिपुरुषमधन्यं धनरहितं वलळे'राकारकं वाऽपि। 
कुर्ते स्वगृहे चन्द्रो रविदृष्टो दुर्गपालं च॥ २४॥ 
शरं विकलशरीरं मातुरनर्थावहं प्रियं दक्षमु। 
क्षितितनयवीक्षिततनुजनयति चन्द्रो नर॑ स्वगृहे ॥ २५॥ 
अविकलर्मात नयज्ञं जनयति बुधवीक्षितः राशी स्वगृहे । 
धनदारपुत्रवन्तं नपसचिवं सोख्यवन्तं च ॥ २६ ॥ 
नर्पात नुपगुणयक्तं जनयति चन्द्रः सुरेज्यसंदृष्टः । 
स्वगृहे सुखितसुभाय नयविनयपराक्रमाक्रान्तस्‌ ॥ २७ ॥ 
धनकनकरवस्त्रयोषिद्रत्तानां भाजनं राशी कुरुते। 
ककंटके  सितदच्टो वेइयाजननायकं कान्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
अटनमसुखं दरिद्र मातुरनिष्ट प्रियानृतं पापस्‌ । 
रानिना दृष्टः स्वगृहे करोति चन्द्रो नरं नीचसु ॥ २९ ॥ 
यदि जन्म के समय में ककं राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक-राजा का 
अधन्य पुरुष, निर्धन, क्लेशकर्त्ता व लेख ( पत्र ) वाहक वा किले का रक्षक होता है। 
यदि कर्क राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--वीर, चिन्तित देहधारी, 
माता के ल्यि अनर्थकारी व कार्य चतुर होता है । 
यदि कर्क राझिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--स्थिर बुद्धिवाला, नीतिज्ञ, 
धन-स्त्री-व पुत्र से युत, राजमन्त्री व सुखी होता हे । 
यदि कर्क राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजकोय गुणों से युत 
राजा, सुखी, अच्छी स्त्री का पति. नीति-चम्जता व पराक्रम से युत होता हे । 


यदि कर्के राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--धन-सुवर्णं वस्त्र-स्त्रो- 
रत्नों का पात्र, अर्थात्‌ भागी, वेश्या स्त्री का नायक व सुन्दर होता है । 








१. लेखहारकं । 


१८२ सारावली 


यदि ककं राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--भ्रमण प्रिय, सुखसे 
रहित, दरिद्री, माता का अनिष्टकारी, प्रिय झूठ बोलने वाला, पापी व दुष्ट होत 
है ॥ २४-२८ ॥ 
सिह राशि में चन्द्रमा का फल 


स्थूळा'स्थिमन्दरोमा पृथुवदनगलो ह्वस्वपिगाक्षि युग्मः 
स्रीद्वेषी क्षुत्पिपासाजठरर दरुजापीडितो मांसभक्षः । 


दाता तीक्ष्णो -ह्यपुत्रो विपिननगरतिर्मातूवश्यः सुचक्षा 
विक्रान्तः कार्यलापी दाशाभृति रविभे सवगम्भीरदृष्टिः ॥ ३० ॥ 


यदि जम्म के समय में चन्द्रमा सिंह राशि में हो तो जातक--मोटी हट्टी वाला 
अर्थात्‌ पुष्ट हड्डी वाला वा बड़े मुखवाला, अल्प रोमवाला, स्थूल मुख व कण्ठ वाला,. 
छोटी पीत आँख वाला, स्त्री का शत्रु, भूख-प्यास-उदर व दाँत के रोग से पीड़ित, 
मांसभक्षी, दानी, उग्र स्वभाव, पुत्रहीन वा अल्प पुत्रवाला, वन व पर्वत का प्रेमी, 
माता का भक्त, सुन्दर वक्ष स्थल वाला, विक्रमी, कार्यारम्भप्रलापी व सवंत्र गहन 
दृष्टि वाला होता है ॥ ३० ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'तीक्ष्णस्थूलहनुविशालवदनः पिङ्ग क्षणोऽल्पात्मजः, स्त्रीद्वेषी 
प्रियमांसकानननगः कुप्यत्यकार्ये चिरम्‌ । क्षुत्तुष्णोदरदन्तमानसरुजा संपीड्तिस्त्यागवानु; 
विक्रान्तः स्थिरधीः सुगवितमना मातुविधेयोऽकंभे’ ( १७ अ० ५ इलो० ) ॥ ३०॥ 
सिह राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
३नपतिसपत्नं कुरुते प्रोत्कटगुणं सहास्पद“ वीरम्‌ । 
रविणा हृएः सिहे पापरतं विश्वत चन्द्रः ॥ ३१॥ 


सेनापति घचण्डं वरयुवतिसुताथंवाहनोपेतम्‌ । 
जनयत्यृत्त मपुरुषं कुजेक्षितइचन्द्रमाः सिहे॥ ३२॥। 


ख्रीसत्वं स्त्रीललित' खीवशयं यवतिसेवकं [सहे । 
कुरुते ब्रुधेन दृष्टो धनसुखभोगान्वितं चन्द्र: ॥ ३३॥। 
अभिजातं कुळ्पुत्रं बहुश्रतं गुणसमृद्ध च। 
कुरुते नरेन्द्रतुल्यं गुरुद्टञचन्द्रमाः सिहे॥ ३४॥' 
प्रमदाविभवेर्युक्तं रोगिणसपि यवतिसेदक कुरुते । 
सुरतविधिज्ञं प्राज्ञं शशी हरो शुक्रसन्हएः॥ ३५॥ 
कर्षकमधनं कुरुतेऽनतवाचं दुगपालक सिहे । 
रविजेन तथा ह्रो य॒वतिसुखेहीनमल्पक च शशी ॥ ३६ ॥ 


१. स्थूलास्यो मन्द । २. ऽल्पपुत्रो । ३. नृपतिमपुत्र । ४. महास्वनं धोरं । 


भा 


| 


त्रयोविश्ञ अध्याय १८३ 


यदि जन्म के समय सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक---राजा से 
शत्रुता, वा पुत्र हीन राजा, उत्तम गुणों से युत, बड़ा वीर वा उच्च शब्द वाला, धीर; 
पाप ( दुष्कर्म ) में लीन तथा विख्यात होता है । 
यदि सिहराशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--सेना का अध्यक्ष, उग्र; 
श्रेष्ठ स्त्री-पुत्र-धन-सवारी से युत, उत्तम पुरुष होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के वश में, स्त्री 
क। प्रिय, स्त्री से बली, स्त्री का नौकर, धन व सुखभोग से युत होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से हृष्ट हो तो जातक--विख्यात कुल का पुत्र, 
बहुश्रुत ( ज्ञानी ) गुणों से युत व राजा के समान होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के ऐश्वर्य से युत, 
रोगी स्त्री का नौकर, सुरत विधि का ज्ञाता व पण्डित होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--खेती करने वाला, धन 
से रहित, झूठ बोलने वाला, किले का रक्षक, स्त्री सुख से हीन तथा शुद्र होता है 
॥ ३१-३६ ॥। 
कन्याराशिस्थ चन्द्रमा का फल 
स्त्रीलोलो लम्बबाहुर्छलितत)नुमुखश्चारुदन्ताक्षिकर्णो 
विद्वानाचार्यधर्मा प्रियचचनयुतः सत्यशोचप्रधानः । 
धीरः सत्वानुकम्पी पर्रवषयरतः क्षान्तिसोभाग्यभागी 
कन्याप्रायप्रसुतिर्बहसु' तर हितः कन्यकायां शशाङ्क ॥ ३७ ॥ 
यदि जन्म के समय में कन्या राशिस्थ चन्द्रमा हो तो जातक--स्त्री में अनुरक्त, 
लम्बे हाथ वाला, सुन्दर शरीर-मुख-दांत-आँख व कान वाला, पण्डित आचार्य 
( अध्यक्ष ) धर्मात्मा, प्रिय ( मधुर ) भाषी, सत्य व शुद्धता से प्रधान (श्रेष्ठ ) 
धेर्यवान्‌, प्राणियों पर दया करने वाला, परोपकारी, क्षमा व सुन्दर ऐश्वयं से युत, 
अधिक व अल्प पुत्र वाला होता हे ॥ ३७॥। 
बु० जा० में कहा है—ब्रीडामन्थरचारुवीक्षणगतिः स्रस्तांसबाहुः सुखी, रक्ष्णः 
सत्यरतः कलासु निपुणः शा्त्रार्थविद्धामिकः । मेधावी सुरतप्रियः परगृहेवित्तरच 
संयुज्यते, कन्यायां परदेशगः प्रियवचाः कन्याप्रजोऽल्पात्मजः' (१७अ० ६ इलो०) ॥३७॥ 
कन्यारशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
नुपकोशकरं ख्यातं गृहीतवाक्यं विशिष्टकर्माणमु । 


कन्यायां रविदष्टो भार्याहीन शशी कुरुते॥ ३८॥ 


१. तनुयुत । २. वहुसुरतहितः । 


१८४ सारावली 


शिल्पाचार्य झुघातं॑ धनवन्तं शिक्षितं सुधीरं च। 
कन्यायां कुजदृष्टो मातुरनिष्टं शाशी कुरुते॥ ३९ ॥ 
ज्योतिषकाव्यविधिज्ञं विवादकळहेषु विजयिनं \सुतराम्‌ । 
सातिशयं कन्यायां जनयति निपुणं बरुधेक्षितश्चन्द्रः ॥ ४० ॥ 
बन्युजनाढ्य सुखिनं न॒पछृत्यकरं ग्रहीतवाक्यं च । 
कन्यायां गुरुदष्टो जनयति विभवान्वितं चन्द्रः ॥ ४१ ॥ 
कन्यायां बहुदारं विदिधाळङ्कारभोगिनमथाढ्यम्‌ । 
सततमिहोजितमुदितं कुरुते भृगुणा निरीक्षितश्चन्द्रः ॥ ४२॥ 
अद्ढस्णृत दरिद्रं सुखरहितमसातृक युवतिवश्यम्‌ । 
कन्यायां यभदृष्टः स्त्रीभागधनं राशी कुरुते ॥ ४३॥ 
यदि जन्म के समय में कन्याराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्ये से हृष्ट हो तो जातक--राजा 
का:कैशियर, विख्यात, वचन का पालक, श्रेष्ठ कार्ये कर्ता तथा स्त्री से रहित होता है। 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से हृष्ट हो तो जातक- शिल्प कला में प्रधान, 
विख्यात, धनी, शिक्षित, धीर तथा माता का अनिष्ट कर्ता होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से हृष्ट हो तो जातक--ज्योतिष व काव्य को 
विधि का जानने वाला, विवाद व कलह में निरन्तर विजय प्राप्त कर्ता एवं अत्यन्त 
चतुर होता है। 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--बन्धु-बान्धवों से युत, 
सुखी, राजकर्मचारी, वचन का पालक व ऐश्वर्य से युत होता है । 


यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--अधिक स्त्री वाला, 
अनेक प्रकार के भुषण व भोग से युत, धनी व निरन्तर प्रसन्नता से युत होता है । 
यदि कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक-स्मरण शक्ति से हीन, 
दरिद्री, सुख से रहित, माता से हीन, स्त्री के अनुकूल व स्त्री के भाग्य से धनी होता 
है ॥ ॥ ३८-४३ ॥। | 
तुला राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
उन्नासो व्यायताक्ष: कृरवदनतनुर्भरिदारो वृषाढ्यो 
गोभभ्यः२ शौचसा रो वृषसमदृषणो विक्रसज्ञः क्रियेश: । 
भक्तो देवद्विजानां बहुविभवयुतः स्त्रीजितो होनदेहो 
धान्यादानेकबुद्धिस्तुलिनि शशधरे बन्धुवर्गोपकारी ॥ ४४ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा तुला राशि में हो तो जातक---ऊँची नांक वाला, 
विशाल आंख वाला, पतला मुख व शरीर, अधिक स्त्री व बॅलों से युत, गाय व भूमि 


१. सुभगम्‌ । २. गुह्यः । 


त्रयोविश अध्याय १८५ 


से बल प्राप्त करने वाला, बैल के समान अण्डकोश वाला, पराक्रम का ज्ञाता, क्रिया 


(कार्य) का स्वामी, देवता ब्राह्मणों का भक्त, अधिक ऐश्वयं से युत, स्त्री से पराजित, 


देह से हीन अर्थात्‌ अङ्ग हीन, सङ्ग्रही व वन्धुओं का उपकार करने वाला होता 


है ॥ ४४॥ 
वृ० जा० में कहा है-_देवब्राह्मणसाधु र॒जनरत: प्राज्ञः गुचिः स्त्रीजितः, प्रांगुरचो- 
न्नतनासिकः कृशचलदगात्रोटनार्थानिवत: । हीनाङ्गः क्रयविक्रयेषु कुशलो देवद्विनामा 
-सरुग्‌ बन्धुनामुपकारकृद्विरुषितस्त्यक्तस्तु तैः सप्तमे’ ( १७ अ० ७ इलो० ) ॥ ४४॥ 
तुला राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अधनं व्याधितमटनं परिभतं भोगविभ्रयुक्तं च। 
असुतमसारं जूके जनयति रविवीक्षितश्चन्द्रः ॥ ४५ ॥ 
तीकष्णं चोरं क्षुद्रं परयोषिद्गन्धमाल्यसंयुक्तमु । 
सतिमन्नयनातुरगं जनयति वक्रेक्षितश्चन्द्रः ॥ ४६ ॥ 
दुष्टो बुधेन चन्द्रः कलादिदग्धं प्रभूतधनधान्यस्‌ । 
शुभवाक्यं विद्वांसं देदाख्यातं तुळाधरे कुरुते ४७॥ 
जीवेक्षितस्तुळायां जनयति सर्वत्र पुजितं हिमगुः । 
क्रपविक्रयेषु कुरळं रत्तादिषु भाण्डजातेषु ॥ ४८ ॥। 
रलितमरोगं सुभगं समुपचिताङ्ग धनान्वितं प्राज्ञम्‌ । 
विविधोपायविधिज्ञं कुरुते भृगुवीक्षितः राशी तुरके ॥ ४६ ॥ 
कुरते शशी धनाढ्य प्रियवाक्यं वाहनर्यतं जूके । 
बिषयरति सुखरहितं भास्करिदृष्टो हितं मातुः॥ ५०॥। 
यदि जन्म के समथ में तुला राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--धन- 
हीन, रोगी, पर्यटन कर्ता, तिरस्कृत, भोग रहित, पुत्र हीन एवं निर्बल होता है । 
यदि तुला राशिस्य चन्द्रमा, भौम से दुष्ट हो तो जातक--उग्रस्वभाव वाला, 
चोर, अल्प, परस्त्री व गन्ध माला से.युत, बुद्धिमान्‌ व आँख के रोग से युत होता है। ` 
यदि तुला राझिस्थ चन्द्रमा, भौम से दुष्ट हो तो जातक-कलाओं में श्रेष्ठ, प्रचुर 
धन अन्त से युत, शुभभाषी, पण्डित व देश में विख्यात होता है । 
यदि तुला राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--समस्त स्थानों में पूजित 
व रत्नादि के खरीदने व बेचने में निपुण होता हे । 
यदि तुला राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक--सुन्दर, नीरोग, सुन्दर 
भाग्य-शाली, समान उचित देहधारी, धनी, पण्डित व अनेक उपायों की विधि का 
ज्ञाता होता है । 
यदि तुला राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--धनी, मुदुभाषी, 
वाहनों से यूत, विषय का स्नेही, सुख से हीन तथा माता का हित करने वाला होता 
“है ॥ ४५-५० ॥ 


१८६ सारावली 


वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
लुब्धो व्रृत्तोरुजद्धः कठिनतरतनुर्नास्तिकः क्ररचेष्टः 
चौरो बाल्ये रुगार्तो हतचिबुकनखदचारुनेत्र: समृद्धः ४ 
कर्मोदयुक्तः प्रदक्षः परयुवतिरतो बन्घुहीनः प्रमत्तः 
चण्डो राज्ञा हृतस्वः प॒थुजठरशिराः कोटभे शोतरइमों ॥' ५१ ॥` 


यदि जन्म के समय में चन्द्रमा बृश्चिक राशि में हो तो जातक--लोभी, गोलः 
जङघा वाला, कठोर शरीरधारी, नास्तिक, उग्र इच्छा वाला, चोर, बाल्यकाल में 
रोगी, दाढ़ी व नखों में आघात, सुन्दरनेत्री, धनी, कार्य में उद्यत व चतुर, परस्त्री में 
आसक्त, बन्धुओं से हीन, पागल, प्रतापी, राजा के द्वारा नष्ट धन वाला तथा बडे 
पेट व मस्तक से य॒त होता है ॥ ५१॥ 


वृ० जा० में कहा है--'पृ॒थुलनयनवक्षा वृत्तजङ्‌्घोरुजानुर्जनकगुरुवियृक्त' शेशवे- 
व्याधितइच । नरपतिकुलपुज्यः पिङ्गलः क्ररचेष्टो झषकुलिशखगा द्कुरछन्नपापोऽलिजातः' 
( १७ अ० ८ इलो० ) ॥ ५१॥। 
वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फल 
कुरुते रोकद्वेष्यं बुधमटनं चव वित्तवन्तं च। 
दिनकरदृष्टोऽलिगतश्रन्द्रः सुलर्वाजतं पुरुषम्‌ ॥ ५२॥ 
अनुपभधैर्यं कुरुते नपतितमं वृश्चिके विभूतियृतम्‌ । 
शरमजय्यं समरे प्रभक्षणं भूमिजेन संदृष्टः ॥ ५३॥. 
अचतुरमभृष्टवाक्यं यमलापत्यं च य॒क्तिमन्तं च। 
जनयति ब॒धेन दृष्टः कूटकरं वृश्चिके च गोतज्ञमु ॥ ५४॥ 
कर्मासक्तं कुरुते लोकद्वेष्यं च वित्तवन्तं च। 
गुरुणा दृष्टोडलिगतो निशाकरो रूपवन्तं च॥ ५५ ॥ 
अतिमदम^तीव सुभगं २घनवाहनभोगरलितमिह कीटे । 
य॒वतिविनाशितसारं जनयति भृगुवीक्षितइचन्द्रः ॥ ५६॥ 
नीचापत्यं कृपणं व्याधितमधनं च सत्यहीनं च । 
जनयत्यन्तकद्ष्टो नरमधमं चन्द्रमाः कोटे ॥ ५७॥ 
यदि जन्म के समय में वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-- 
संसार द्रोही, पण्डित, घूमने वाला, धनी तथा सुख से रहित होता है । 


१. अतिमति । २. वर । 


त्रयोविद् अध्याय १८७. 


यदि वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक- अद्वितीय धैयँधारी, 
राजा के समान, ऐश्वर्य से युक्त, युद्ध में न पराजित होने वाला, वीर एवं अधिक 
भोजनी होता है । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--चतुरता से रहित, 
कटुभाषी, जुड़वा सन्तति वाला, योग्य, नकली कर्म कर्ता एवं गान विद्या का ज्ञाता 
होता है । 
यदि वुश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा गुरु से. दृष्ट हो तो जातक--कार्यो में तत्पर, 
संसार द्वेषी, धनी तथा सुरूपवान होता है । 
यदि वुश्चिक राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अधम पुत्रवाला,. 
लोभी, रोगी, निर्धनी, मिथ्याभाषी एवं अधम ( नीच ) होता है ॥ ५२-५७ ॥ 
धनुराशिस्थ चन्द्रमा का फल 
ब्जाङ्गो वृत्तनेत्रः पृथुहृदयकटिः पीनबाहुः प्रवक्ता 
दीर्घासो दोघकण्ठो "जलतटवसतिः शिल्पिविद्गुढगुद्यः । 
शरो दृष्टो$स्थिसारो “विततबहुबलः स्थूछकण्ठोष्टथोणो 
न्धुस्नेही कृतज्ञो धनुषि शशिधरे संहताड्भ्रिः प्रगल्भ: ॥ ५८ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा धनु राशि में हो तो जातक--कुबडा, गोल आँख 
वाला, मोटी छाती व कमर व हाथ वाला, सुन्दर वक्ता, लम्वे कन्धा व लम्बे गले 
वाला, जल के किनारे निवास करने वाला, चित्रकारी का ज्ञाता, गूढ़ गुह्यधारी, वीर, 
प्रसन्न, मजबूत हड्डी वाला, वहुत बली, मोटे कण्ठ व ओठ व नाक वाला, बन्धु प्रेमी, 
कृतज्ञ, प्रगल्भ एवं मिले हुए पैर वाला होता है ॥ ५८ ॥ 
बृ० जा» में कहा हे--व्यादीर्घास्यशिरोधर: फ्तिधनस्त्यागी कविर्वीर्यिवान्‌, वक्ता 
स्थूलरदश्रवाधरनसः कर्मोद्यतः शिल्पवित्‌ । कुञ्जांस: कुनखी समांसलभुजः प्रागल्भ्यवान्ध- 
मंविद्‌ , बन्धुद्धिट न बलात्समेति च वशं साम्नैकसाध्योऽशवजः' ( १७ अ० & इलो० ) 
॥ ५८ ॥। 
धनुराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नुपतिमथाढ्य' कुरुते शुरं विज्यातपोरुषं चापे । 
भास्क र दृष्टश्चन्द्रस्त्वनुपमसुख वाहनोपेतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सेनापतिं समृद्धं सुभग प्रण्यातपौरुषं पुरुषम्‌ । 
जनयत्यनुपमभृत्यं क्षितिसुतद्ट: शशी घनुषि ॥ ६० ॥ 
बहुभृत्यं त्वक्सारं ज्योतिषशिल्पक्रियादिनिपुर्ण च । 


बुधद्टो 3हिमररिम्नग्नाचायं हये कुरुते॥ ६१॥ 


१, लालितं कीचे । २. विदित । ३. नाव्याचार्य । 


१८८ सारावली 


अनुपमदेहं कुरुते पथ्वीपालस्य सन्त्रिणं चापे । 
त्रिदरागुरुद एमुतिधनधससुखान्विते चन्द्रः ॥ ६२ ॥ 
सुखिनभतीव हि ऊलित॑ सुभगं पुत्राथकासवन्तं च । 
चापे सुमित्रभाय भागंवद्‌ष्ट; करोतोन्दु: ॥ ६३ ॥ 
प्रियवादिनं सुवाक्यं बहुश्रुतं सत्यवादिनं सौम्यम्‌ । 
अभिजातं नपपुरुषं जनयति सोरेक्षितः दाशी धनुषि ॥। ६४ ॥ 
यदि जन्म के समय में धनुराझिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--राजा, 
धनवाचु, वीर, प्रसिद्ध पुरुपार्थी, अद्वितीय सुखी तथा सवारी से युक्त होता है । 
यदि धनु-राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--सेनाध्यक्ष, धनी, सुन्दर 
“विख्यात, पराक्रमी, एवं सुन्दर ( अद्वितीय ) नौकर वाला होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दृष्ट हो तो जातक--अधिक नौकर वाला, पृष्ट 
चमड़ी वाला, ज्योतिष विद्या व चित्रकारी ( शिल्प ) विद्या में चतुर एवं नागाओं 


का अध्यक्ष होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से हृष्ट हो तो जातक--सुन्दर देहधारी, राजा का 


मन्त्रो, धनी, धर्मात्मा व सुखी होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक- अधिक सुखी, सुन्दर, 
सौभाग्यवान्‌, पुत्रवान्‌, धनी, कामी व अच्छे मित्र तथा अच्छी स्त्रो से युत होता है । 
यदि धनुराशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--प्रियभापी, सुन्दर वक्ता, 
बहुत शास्त्र ( विषय ) का ज्ञाता, सत्य बोलने वाला, मृदु, विख्यात व राजा का पुरुष 
होता है ॥ ५९-६४ ॥ 
सकर राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
गीतज्ञ: शीतभीर: प॒थुकतरशिश: सत्यधर्मोपसेवी 
प्रांशुः र्यातो5ल्‍परोषो सनसिभवयुतो निघू णस्त्यक्तलज्ज: । 
चार्वक्ष:" क्षामदेहो गुर्युवतिरतः सत्कविवृ त्तजद्धो 
सन्दोत्साहोऽतिलुब्धः शशि निमकरगे दी घेकण्डो$तिकर्ण:* ।। ६५॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मकर राशि में हो तो जातक -गान विद्या का 
ज्ञाता, ठण्ड से डरने वाला, स्थूल मस्तक वाला, सत्यभाषी, धर्मात्मा, उन्नत, विख्यात, 


अल्पक्रोधी, कामी, घृणा से हीन' निळंज्ज, सुन्दर नेत्र वा शरीर वाला, कृश शरीर, 
गुरु पत्नी में लीन, सुन्दर कवि, गोलजङ्घा वाला, अल्पोत्साही, अत्यन्त लोभी, लम्बे 
कण्ठ और कानवाला होता हे ॥| ६५ ॥। 


वल शान याड 


१. चार्वेङ्ग: । २. $तिदीर्ष: । 


त्रयोदिश अध्याय १८६ 


वृ० जा० में कहा है--नित्यं लाळयति स्वदारतनयान्‌ धर्मध्वजोऽधः कृञः, स्वक्ष, 

क्षामकटिगृ हीतवचनः सौभाग्ययुक्तोऽलसः । शीताल्‌र्मनुजोऽटनइच मकरे सत्त्वाधिक: 
काव्यकृल्ल्‌व्धोऽगम्यजराङ्गनासु निरतः सन्त्यक्तलञ्जोऽघृणः' ( १७ अ० १० इलो० } 
॥ ६५॥ 

सकरराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

अधनं दुःखितमटनं परकर्मरतं मलीमसं कुरुते। 

सकरे "१कुवलयनाथःरिल्पसतिं वीदातो रदिणा ।। ६६॥ 

अतिविभवमत्युदारं सुभगं धनसंयुतं म्रृगे पुरुषम्‌ । 

वाहनय॒तं प्रचण्डं करोति कक्रेक्षितश्रन्द्र:॥ ६७ ॥ 

मुखं प्रवासशीछं गतयुवतिं चऱचलं मृगे तोक्ष्णसु । 

जनयति बुधेन द.एः सुखरहितं निधनं पुरुषम्‌ ६८ ।। 

भूपतिमनुपमबीर्यं न॒पतिगुण: संयुतं सगे जातमु। 


बहुदा रपुत्र मित्रं जनयति गरुवी क्षितश्र्न्द्रः ।। ६९ ॥ 
व(प) रयवतिधनविभूषणदाहनमालान्वितं नरं मकरे। 
सोपक्रोरा मवुत्रं जनयति सुगवीक्षितशचन्द्रः॥। ७० ॥ 


अळसं मलिनं सधनं सदनात पारदारिकससत्यस्‌ । 
दिवसकरपुत्रद ए: करोति चन्द्रो नरं झकरे ॥ ७१॥ 


यदि जन्म के समय में मकरराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--निर्धेनी,. 
दुःखी- घूमने वाला, परोपकारी, मलिन व चित्रकारी की बुद्धिवाळा होता है । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दुष्ट हो तो जातक- अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ व 
उदार, सौभाग्यवान्‌, धनी, सवारी वाला व प्रतापी होता है । 

यदि मकरराशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दुष्ट हों तो जातक--मूखं, प्रवासी, नष्ट स्त्री 
वाला, अस्थिर, उग्र, सुख से हीन व निर्धन होता है । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राजा, अतुलवीर, 
राजकीय मुणों से युक्त एवं बहुत स्री-पुत्र-मित्र वाला होता हे । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--्रेष्ठ वा दूसरों कीः 
सत्री-धन अळङ्कार-सवारी-माला से युत, क्रोधी व पुत्र हीन होता हे । 

यदि मकर राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दुष्ट हो तो जातक-आलसी,:मळीन,६धनी,. 
काम से पीडित, परस्त्रीगामी व असत्य-भाषी होता है ॥ ६६-७१ ॥ 

कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा का फल 


उद्धोणो रूक्षदेहः पथुकरचरणो मचपानप्रसक्तः 
सद्द्वेष्यो धमहीनः परसुतजनकः स्थूरमूर्धा कुनेत्रः : 





१. कुविषयनाथं शश्यल्पमति निरीक्षितो। 








"१६० सारावली 


शाठ्याळस्याभिभूतो विपुलुमुखकटिः शिल्पदिद्यासमेते 
दुःशीलो दुःखतप्तो "घटभमुपगते रात्रिनाथे दरिद्रः ॥ ७२ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा, कुम्भराशि में हो तो जातक--ऊँची नाक वाला, 
'खुशक देहधारी, मोटे मोटे हाथ पैर वाला, शराबी, सुन्दर द्रोही, धर्म से रहित, दूसरों 
के पुत्र पैदा करने वाला, विशाल मस्तक वाला, बुरे नेत्र वाला, राठ, आलसी, विशाल 
मुख व कमर वाला, शिल्प ( चित्र ) विद्या का ज्ञाता, दुष्ट स्वभाव वाला, दुःखी व 
दरिद्री होता है ॥ ७२ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--करभगल: शिरालुः खरलोमरदीर्घतनुः, पृथुचरणोरुपृष्टज- 
घनास्यकटिर्जरठः । परवनितार्थपापनिरतः क्षयवृद्धियुतः प्रियकुसुमानुलेपनसुहृद्‌घटजो- 
5६वसहः' ( १७ अ० ११ इलो० ) ॥ ७२ ॥ 
कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
अतिमलिनमति च शारं नुपरूपं धामिकं॑ कृषिकरं च । 
कुस्ते दिनकरदूष्टो घटधरसंस्थः धापानाथः॥ ७३ ॥ 
कुम्भेऽतिसत्यवाक्यं सातृगुरुधनंवियुक्तमलसं च। 
विषमं परकार्यरतं करोति भोौमेक्षितइचन्द्रः ॥ ७४॥ 
*शयनोपचारकुशर्छ गीतविधिज्ञं प्रियं च युवतीनाम्‌ । 
तनुविभवसुखं पुरुषं करोति ब्रुधबीक्षितः दाशोकुम्भे। । ७५ ॥ 
ग्रामक्षेत्रतरूणां वरभवनानां वराद्कनानां च। 
कुरुते भोगिनमायं साधुं गुरुवीक्षितः शशी कुम्भे॥ ७६॥ 
नीचमपुत्रमसित्रं कातरमाचार्यनिन्दितं पापस्‌ । 
कुर्ते राशीकुयुवतिं सितेक्षितो घटधरेऽल१सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नखरोमधरं मलिन परदाररतं शठं विधर्माणम्‌ । 
स्थावरभागिनमाढ्य शशी घटे सौरसँद ष्ट: ॥ ७८॥ 


यदि जन्म के समय में कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- अत्यन्त 
-मलीन, अति ( अधिक ) वीर, राजा के सदृश धर्मात्मा व खेती कर्त्ता होता है । 


यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक--अधिकसत्यभाषी, माता 
म्व गुरु व धन से हीन, आलसी, विपरीत स्वभाव वाला एवं दूसरों के कायं करने 
वाला होता है । 

यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, बुध से दुष्ट हो तो जातक-शयन वा भोजन विधि 
में चतुर गान की विधि ( प्रक्रिया ) का ज्ञाता, स्त्रियों का प्रेमी, अल्प ऐश्वयं व सुख 
से युत होता है । 


१. घटशृत्रुपगते । २. अशनो । 


क 0 छळ त्य 


॥ १7७ _* 


त्रयोविश अध्याय १९१ 


यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--गांव-खेत-वृक्ष-सुन्दर 
मकान व सुन्दर स्त्रियों का सज्जन व श्रेष्ठ होकर भोग करने वाला होता है। 
यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-दुष्ट, बिना पुत्र व मित्र के 
अर्थात्‌ पुत्र व मित्र से हीन, डरपोक, गुरुजनों से तिरस्कृत, पापी व अल्प सुखी 
होता है । 
यदि कुम्भराशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--नाखून व रोमधारी, 
मलिन, परस्त्रीगामी, शठ, विधर्मी ( धर्म से हीन ) अचर ( वृक्षादि ) वस्तु से धनी 
होता है ॥ ७३-७८ ॥ 
सीन राशिस्थ चन्द्रमा का फल 
शिल्पोत्पत्नाधिकारो$हितजयनिपुण: शास्त्रविच्चारुदेहो 
गेयज्ञो धर्मनिष्ठो बहुयुवतिरतः सोख्य'भाक भपसेवी । 
ईषत्कोपो महत्क: सुखनिधिधनभाक स्त्रोजितः सत्स्वभावो 
ध्यानासक्तः समुद्रे तिमियुगळगते शीतगौ दानशोरः॥ ७६ ॥ 
यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मीन राशि में हो तो जातक--शिल्प शास्त्र में 
निपुण, शत्रु जीतने में चतुर, शास्त्र का ज्ञाता, सुन्दर शरीरधारी, गान विद्या का 
जानने वाला, धर्मात्मा, अधिक स्त्रियों में लीन, सुखभागी वा मृदुवाणी, राजा का 
नौकर, अल्प क्रोधी, बड़े मस्तक वाला, सुखी, खान से उत्पन्न द्रव्य को भोगने वाला, 


स्त्री से पराजित, सुन्दर स्वभाववाला, समुद्री जहाज में बैठने की प्रीति रखने वाला 
च दानी होता है ॥ ८८ ॥ 


वृ० जा० में कहा है--'जलपरधनभोक्ता दारवासोऽनुरक्तः. समरुचिरश रीरस्तुज्भ- 
नासो वृहत्क:। अभिभवति सपत्नान्स्त्रीजितरचारुदष्टिद्य्‌ तिनिधिधनभोगी पण्डितश्च।न्त्य- 
राशौ' ( १७ अ० १२ इलो० ) ॥ ७६ ॥ 


सीनराशिस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
तीत्रमदनप्रकारां सुखिनं सेनार्पात धनसमृद्धम्‌ । 
जनयति दिनकरदृष्ट: सुमुदितमायं शशी मोने ॥ ८०॥ 
परिभूतं 3सुखरहितं कुळडापुत्रं व्च पापनिरतं च । 
जनयति नक्षत्रपतिः क्षितितुतद्टो झषे शरम्‌ ॥ ८१॥ 
जनयति बुधेन दृष्टो मीनस्थरचन्द्रमाः पुरुषम्‌ । 
भूपतिमतीव सुखिनं "वरयुवतितमावतं वश्यस्‌ ॥ ८२॥ 
ग॒र्दृष्टो मौनस्यो ललितं चन्द्रोऽग्रमाण्डलिकमु । 
अत्याढ्य' सुकुमारं बहुभिः स्त्रीभिवृतं जनयेत्‌ ॥ ८३॥ 





4 सोम्यावाक्‌ । २ ज्ञाने सक्तः । ३ सुत । ४ पापरहितं । ५ परयुवति । 


१९२ सारावलो 


कुरुते शशी सुशील रतिमन्तं नृत्यवाद्यगेयरतम्‌ । 
शुक्रेक्षितो झषस्थो हृदयहर कामिनीनां च॥ ८४॥ 
विकलमहितं जनन्याः कामात पुत्रदारमतिहीनम्‌ । 
कुरुते रविसुतदष्टो नीचविरूपाद्भनासक्तस्‌ ॥ ८५ ॥ 


यदि जन्म के समय में मीन राशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-अत्यन्त 


कामी, सुखी, सेना का अध्यक्ष, धनसे युत व प्रसन्न स्त्री से युत होता है । 
यदि मीन राशिस्थ चन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो तो जातक-अपमानित, सुख वा पुत्र 
से हीन, वेश्या का पुत्र, पापी वा पाप से रहित व वीर होता है । 
यदि मीन राशिस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक--राजा, अधिक सुखी, 
श्रेष्ठ स्त्री से वा दूसरे की स्त्री से युत व वश में होता है । 
यदि मीनराशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर, आयुक्तो में 
श्रेष्ठ, अधिक धनी, सुकुमार व अधिक स्त्रियों से युत होता है । 
यदि मीनराशिस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--सुशील, रतिमानु, 
नाचने, बजाने व गाने में लीन और स्त्रियों के मन को चुराने वाला होता है । 
यदि मीनराशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अशान्त, माता का 
शत्रु, काम से पीडित, पुत्र-स्त्री-बुद्धि से रहित एवं अधम व कुरूपा स्त्री में आसक्त. 
होता है ॥ ८०-८५ ॥ 
कथित फलों का निर्णय 
राशिपतो बल्यक्ते राशो च बलान्विते तथा चन्द्रे । 
राशिफल स्यात्‌ सकलं नीचोच्चविधिना च संचिन्त्यस्‌ ॥ ८६ ॥ 


यदि जन्म के समय में जन्मराशि का स्वामी व राशि तथा चन्द्रमा, ये तीनों 


बलवानु हों तो अध्याय में कथित फल पूर्ण प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ उच्च नीचादि 


स्थिति के आधार पर फल में अल्पाधिकता विचार करके आदेश देना चाहिये ॥८६॥ 
वृ० जा० में कहा है--बल्वति राशौ तदधिपतौ च स्ववलयुत****** 
( १७ अ० १३ इलो० ) ॥ ८६॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां चन्द्रचारो नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
Ce ऽ 
चतठुवशाऽऽ्थायः 
सौस राशिनवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


१भौमेंश कुजहृष्टो निकर्तनइचन्द्रमाः* प्रचण्डएचर | 
जनयति सायाबहुलं प्रवःच्चकं सुर्यजेन किट” पुरुषमु ॥ १॥ 





१ भौमांशे । २ नंच । ३ ण्डं च। ४न्कलि । 


Ne 4७ 0 । न 
00 sgt. 0. 1 Fd sed oli ip | 


८007 | 


_ Leite TOS SEPT) 


१३ चतुविश अध्याय १६३ ` 


सुर्येण चोराघतकमथवाप्यारक्षकं शारम्‌ । 
जीवेन मनुजनाथं ख्यातं  विहत्समाराध्प्रम॒ ॥ २॥ 
शुक्रेण नृपतिसचिवं धनान्वितं स्त्रीविलेपनानुरतम्‌ । 
शीघ्रं वदन्ति चपळलं सोम्येन निरीक्षिते चन्द्रे। ३॥ 


यदि जन्म के समय में चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशि के नवांश में स्थित हो व 
भौम से दृष्ट हो तो जातक-ात्रु को जीतने वाला एवं उग्र होता है। यदि शनि से 
प्ट हो तो मायावी व ठग होता है। यदि सूर्य से हृष्ट होतो चोर, हिंसक, रक्षा 
करने वाला एवं वीर होता है। यदि गुरु से दष्ट चन्द्रमा हो तो मनुष्यों का नाथ 
अर्थात्‌ राजा, विख्यात एवं पण्डितों का पुजनीय होता है। यदि शुक्र से हृष्ट हो तो 
राजा का मन्त्री, धनी एवं स्त्री के श्शृद्भार में लीन होता है । यदि बुध से हृष्ट हो तो 
जातक--शीध्र ( जल्दी ) बोलने वाला व अस्थिर होता है ॥ १-३ ॥। 


शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
सितभागे सितदुष्टे योषिइस्त्राञ्नपानबनसोउ्यंस्‌ । 
जनयति बुधेन चन्द्रो वाक्यज्ञं नृत्तगेयपरम्‌॥ ४॥ 
गुरुणा कविश्नधानं नयशास्त्रविशारदं नपतिसचिवम्‌ । 
परदारदर्शनपरं' कामिनमारेण? बहुभुत्यम्‌ ॥ ५॥ 
सूर्येण महामुखं प्रियंवदं सततमन्नपानरुचिम्‌ । 
सौरेण वर्थकीनां गणेइच सदृशं दिशति चन्द्रः ६॥ 


यदि जन्म के समय में शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक-स्त्री- 
चस्त्र-अन्न-पान ( पेय ) धन से सुखी होता है। यदि बुध से दृष्ट हो तो-वादन 
( बजाना ) का ज्ञाता एवं नाच व गाने में तत्पर होता है । यदि गुरु से दृष्ट हो तो- . 
मुख्य कवि, नीति शास्त्र में चतुर व राजा का मन्त्री होता है । यदि भोम से दृष्ट हो 
तो-दूसरे की स्त्री को देखने में लीन, कामी तथा अधिक नौकर वाळा होता है । यदि: 
सुर्य से दृष्ट हो तो महामुखे, प्रिय भाषी, निरन्तर खाने पीने की इच्छा करने वाला 
होता है । यदि शुक्र नवांशस्थ चन्द्रमा, शनि से दुष्ट हो तो जातक-वर्धकी ( बड़ाई ) 
के गुणों के समान होता है ॥ ४-६ ॥ 


बुध नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


ब॒धमागे ब॒धदृष्टः शिल्पाचार्यं कवि शशी जनयेत्‌ । 
शुक्रेक्ष्तो विशालं गेयज्ञ वचनसाराढयम्‌ | ७॥ 





१ घर्षण । २ कामिनमस्त्रेण बहुमान्यम्‌ । 


१६४ सारावली 


नपमन्त्रिणं गुणाढ्य गुरुणा दृष्ट: प्रतिष्ठितं कान्तम्‌ । 

भौमेक्षितोऽतिचो रं विवादकुरालं नरं रोद्रम्‌॥ ८॥ 

शास्त्राथक्राव्यबुद्धि\ प्राज्ञं शिल्पिनमदेक्षितः शनिना । 

रङ्गचरं विख्यातं जनयति सुर्येक्षितइचन्द्रः ॥ & ॥ 

यदि जन्म के समय में बुध नवांशस्थ चन्द्रमा, वुध से दृष्ट हो तो जातक-कारीगरी 

जानने वालों का आचार्य अर्थात्‌ गुरु व कवि होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो-- 
विस्तृत देहधारी, गान विद्या का ज्ञाता व वाणी का पालन कर्ता होता है। यदि गुरु 
से दष्ट हो तो--राजमन्त्री के गुणों से दुत, प्रतिष्ठित एवं सुन्दर होता है। यदि भौम 
से द.ष्ट हो तो--अत्यन्त चोर, विवाद में चतुर तथा भयङ्कर होता है। यदि शनि 
से दष्ट हो तो- शास्त्रार्थ व काव्य रचना करने की वुद्धि वाला, पण्डित तथा शिल्प 
( कारीगरी ) का ज्ञाता होता है। यदि सूयं से दष्ट हो तो-युद्ध में विजयी व प्रसिद्ध ` 
होता है ॥ ७-४६ ॥। 

कर्के राशिनवांशस्थ चन्द्रसा पर त्रहों को दृष्टि के फल 

स्वांरो दिनकरदुष्टः शशो छुशतनुमविक्षातदारीरम्‌? । 


परधनरक्षणनिपुणं लुब्ध नितरां कुजेनापि॥ १०॥ 

सोरेणाङृत्यकरं वधबन्धविवादसन्तप्तम्‌ । 

४शुक्रेण खरीद ष्पं जनवेवथवा नपुंसकाकारम्‌ ॥ ११ ॥ 

नुपसन्त्रिणि नृपं दा जनयति गुडणावलोकितश्र्वन्दः । 

सौम्येनाधर्सरतं निद्राबहुळ॑ च "सततमध्वरतमु ॥ १२ ॥ 

यदि जन्म के समय में कर्कराशिस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दष्ट हो तो जातक-पतली 

देह वाला तथा अक्षत शरीर धारी होता है । यदि भौम से दष्ट हो तो-दूसरे के 
धन की रक्षा करने में चतुर वा दूसरे के धन चुराने में कुशल तथा अधिक लोभी 
होता है । यदि शनि से द.ष्ट हो तो-कुकरमी, वध-बन्धन विवाद से पीडित होता है । 
यदि शुक्र से द.ष्ट हो तो-स्त्री का शत्रु वा नपुंसकाकार होता है । यदि गुरु से द्‌ ष्ट 
हो तो-राजमन्त्री वा राजा होता है । यदि बुध से द_ष्ट हो तो पाप में लीन, अधिक 
सोने वाला तथा निरन्तर घ्‌ मने वाला होता है ॥ १०-१२ ॥ 

सिह राशिनवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

रविभागे रविदृष्टे सुरोषण: समुपलब्धकीतिधन: । 

पापो निर्दय इन्दो सोरेण प्राणिनां हन्ता ॥ १३ ॥ 

भौमेन सुवणंधनं ख्यातं नुपसत्क्कत प्रचण्डतरस्‌ । 

गुरुणा दुष्टो जनयति चमूपति वा नरेद्र वा॥ १४॥ 


१ कार्य । २ तनु परिक्षयशरीरमु । ३ हरणे । ४ शूक्रेस्त्रीवेषधरं । ५ सतमस्कमु । 


चतुविदा अध्याय १९५ 


शुक्रेण दृष्टर्मात: सुर्ताथनं मृतसुत) वाऽपि। 
सौम्येन देवचिन्तकमितिहासरतं॑ च निधिभाजम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि जन्म के समय में सिंह राशिनवाँशस्थ चन्द्रमा, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-- 
क्रोधी, यशस्वी एवं धनी होता है। यदि शनि से हृष्ट हो तो--पापी, निर्दयी एवं 
प्राणियों को मारने वाला होता है। यदि भौम से दृष्ट हो तो--सोने से धनी, 
विख्यात, राजा से सम्मान पाने वाला व अधिक प्रतापी होता है । यदि गुरु से दृष्ट 
हों तो--सेनापति वा राजा होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो--सुत (पुत्र) की 
इच्छा करने वाला अर्थात्‌ पुत्र हीन वा मृत पुत्र वाला होता है । यदि बुध से ष्ट हो 
'तो—ज्योतिषी, इतिहास में लीन अर्थात्‌ ज्ञाता तथा गढ़े हुए धन को प्राप्त करने 
वाला होता है ॥ १३-१५ ॥ 
गुरु राशि ( धनु मोन ) नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
गुरुभागे गुरुदृष्टो विशदं नपदल्ळभं विपुलकीतिम्‌ । 
जनयति राशी सितेन स्त्रीणां भोग: सुसंयुक्तम् ॥ १६॥ 
बुधदष्टों हास्यकरं नृपप्रियं नायकं वरूथिन्याः । 
अख्ाचार्यं कुरते ढुजेक्षितः सर्वतः ख्यातम्‌ ॥ १७॥ 
दोषेविविधे: ख्यातं दिनकरदृष्टो नरं प्रमाणस्थम्‌ । 
सौरेण वृद्धशीळं बलिभिइच निराकृतं नीचम्‌ ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय में गुरु राशिनवाँशस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक्र-- 
अधिक राजा का प्रिय एवं अधिक कीतिमानु होता है। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो 
स्त्रियों के भोग से युक्त होता है । यदि बुध से दृष्ट हो तो--हँसने वाला, राजा का 
प्रिय व सेनापति होता है । यदि भौम से दृष्ट हो तो—अस्त्र-तिद्या में आचार्ये अर्थात्‌ 
प्रधान व संसार में प्रसिद्ध होता है। यदि सूर्य से दृष्ट हो तो- अनेक दोषों से 
विख्यात वा प्रमाणस्थ होता है । यदि शनि से दृष्ट हो तो--वृद्धस्वमाव, बली जनों 
से तिरस्कृत व दुष्ट होता है ॥ १६-१८ ॥ 
शनि राशि नवांशस्थ चन्द्रमा पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
सौरांशे शानिदृष्टः कृपणं रोगान्वितं सृतसुतं वा। 
सुर्येणाल्पापत्यं व्याधिग्रस्तं विरूपतनुम्‌ ॥ १६ ॥ 
भौसेन नरपतिसमं स्वाढ्य स्त्रीदुभंगं सुखर्युक्तम्‌ । 
शुक्रेण विषमशील युवतिभिरवधीरितं धीरम्‌ञ॥ २० ॥ 
सौम्येन ४पापनिरतं कुत्सितचरितं दाशी सदा दृष्ट: । 
गुरुणा स्वकर्मनिरतं कुरुते पुरुषं न चोदात्तम्‌ ॥ २१ ॥ 





१. हृतसुतं । २. प्रणाञ्यं वा । ३. जरठमु । ४. पाननिरत । 


१९६ सारावलो 


यदि जन्म के समय में शनि नवांशस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो जातक--- 
लोभी, रोगी वा मृत पुत्र होता है । यदि सूर्य से दृष्ट हो तो--अल्प पुत्र वाला, व्याधि 
से पीडित तथा कुरूप होता है । यदि भौम से दृष्ट हो तो--राजा के समान, धन से 
युत, दुर्भगा स्त्री का पति तथा सुख से युत होता है । यदि शुक्र से दृष्ट हो तो-- 
विपरीत स्वभाव वाला, स्त्रियों में लीन तथा धेयंवान्‌ होता है । यदि बुध से दृष्ट हो 
तो पाप ( दुष्कर्म ) में लीन व दुश्चरित्रवान होता है। यदि शनिनवांशस्थ चन्द्रमा 
गुरु से दृष्ट हो तो--अपने कार्यों में तत्पर और उत्तम नहीं होता है॥ १६-२१ ॥ 
फल कथन सें विशेषता 
वर्गोलमे स्वकीये परकीयनवांदके' च दृष्टिफलम्‌ । 
पुष्टं मध्यं स्वल्पं विपरीतं स्यादनिष्टफलम्‌ ॥ २२॥ 
राशिफले यद्‌ दुष्टं पुर्वेः कथितं ग्रहेः शशाङ्कस्य । 
तस्य निरोधो दुष्टो यद्यंशापतिर्बली भवति॥ २३॥ 
अंशपतेइचन्द्रस्य च फळं विनिडिचित्य दर्शनक्कतानि । 
कथितानि यवनवृद्धाः फळानि सम्यर्व्यवस्यन्ति॥ २४॥ 
यदि चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में या अपने नवांश में या दूसरे के नवांश में हो तो 
जातक का पूर्वंक्थित शुभ फल वर्गोत्तम में पूर्ण, अपने नवांश में मध्य, अन्य नवांदा में 
अल्प होता है। एवं अशुभ फल-वर्गोत्तम में अल्प, स्वांश में मध्य व अन्यनवांश में 
पुर्ण होता है । जो राशि फल प्रथम देखे ब पूर्व में आचार्यो ने कहे उनका निरोध तब 
होता है कि जब राशीश से नवांश पति वली हो अर्थात्‌ राशि फल न होकर नवांश 
का फळ होता है । राशिस्थ चन्द्रमा का फल पुणं प्राप्त न होने से चन्द्रमा के नवांदास्थः 
फलों को देख कर ही वुद्ध यवनाचारयों ने इन फलों का वर्णन किया है ॥ २२-२४ ॥. 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अंशकदर्शने 
चन्द्रचारो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चवशोऽभ्यायः 


मेष राशिस्थ भौस का फल 
तेजस्वी सत्ययतः शरः क्षितिपोऽथवा रणइलाघी । 
साहसकर्माभिर तशचमूपुरग्रासद्न्दपतिः ॥ १४ 
राभसिको दानरत: प्रभ्तगो$्जाविधान्य'कर: । 
भौमे क्रिये प्रचण्डो बहुयुवतिरतो भवेत्पुरुष: ॥ २॥ 





१. नवांशकेन्दुदृष्टिफलं । २. जन: । 


| य ह ह. अ. अर्क त 


पर्चावश अध्याय १६७ 

यदि जन्माङ्ग में मेष राशि में मङ्गल हो तो जातक--तेजस्वी, सत्यभाषी, वीर, 
राजा वा युद्धाकाङ्क्षी, साहसी, कार्य तत्पर, सेना-पुर-गाँव-या जनसमुदाय का स्वामी 
श्रसन्नचित्त, दानी, अधिक गाय-बकरी भेड़ व अन्न का संग्रह करने वाळा, उग्र व 
अधिक स्त्रियों में लीन होता है । १-२ ॥ 


वृष राशि में भौम का फल 
साध्वीव्रतभङ्ककरः) प्रमाषणोः मन्दधनपुत्रः । 
इरेष्यो  बहुभरणपरो वि्रम्मस्थितिविहीनश्च ॥ ३॥ 
प्रोद्धतवेषक्रीडो बहुदुष्टवचा: कुजे वृषभसंस्थे। 
सङ्गीतरतः पापो बन्धुविरुद्धः कुछोत्सादी ॥ ४॥ 


यदि जन्माङ्ग में बुष राशि में मङ्गल हो तो जातक--पतिब्रता स्त्री के व्रत का 
नाशक, अधिकभाषी, अल्प धन व पुत्र से युत, द्रोह कर्ता, अधिक लोगों के पालन में 
लीन, अविशवासी, उइण्डता के वेष से खेलने वाला अर्थात्‌ उद्दण्ड, अधिक अप्रिय 
भाषी, गान विद्या में छीन, पापी, वन्धुजन विरोधी ओर कुल (परिवार) में कलङ्की 
होता है ॥ ३-४ ॥ 
मिथुनस्थ भौम का फल 
कान्तः क्ळेशसहिष्णुर्बहुश्चतः काव्यविधिनिपुणः । 
नानाशिल्पकलासु च निपुणो बहुशो विदेशगमनरतः ॥ ५॥। 
धमंपरो निपुणमर्तिहितानुकूलः सुतेषु सुहृदां च। 
मिथुनस्थे क्षितिपुत्र भवति प्रचुरक्रियासु रतः॥ ६॥ 
यदि जन्माङ्ग में मिथुन राशि में भोम हो तो जातक--सुन्दर,कष्ट सहन कर्त्ता, 
बहुत विषयों का ज्ञाता, काव्य रचना में चतुर, अनेक शिल्प (कारीगरी) कलाओं में 
कुशल, अधिक परदेश गमन में लीन, धर्मात्मा, सुन्दर बुद्धिमान्‌, पुत्र व मित्रों का 
शुभचिंतक व अनुकूल एवं अधिक कार्यों में लीन होता हे ॥ ५-६ ॥। 
कर्कस्थ भौम का फल 
परग्रहनिवासशीळो वकल्यरुगदितः कृषिधनइच । 
बाल्ये च रशजभोजनवस्त्रेप्सुः परगणगुहान्नाशी ॥ ७॥ 
सलिलाशयतो धनवान्‌ पुनः पुनव दिवेदनार्तइच । 
ककंटके क्षितितनये भवति मृद: सर्वतो दीनः ॥ ८ ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में कर्क राशि में भौम हो तो जातक--दूसरे के घर में रहने वाळा, 
रोग पीड़ा से विकल, खेतों से धनी, वाळकपन में उत्तम ( राजतुल्ल ) भोजन व वस्त्र . 


१. रतः । २. प्रभलणो । 


BIE Lui lS Eiasdashoass enka OLLI 48 8 4 हो. ILD SSSI SSS 








१९८ सारावलो 


की इच्छा करने वाला, दूसरे के घर में खाने वाला, जलाशय से धनी, बार-बार बढ्ने 
की वेदना से दुःखी, सरल व सब से दीन होता है ॥ ७-८ ॥। 


सिहस्थ भोम का फल 


असहः प्रचण्डशरः परस्वसन्तानसङ्ग्रहणशोलः । 

अटवी निवासगोकुलमांसरुचि: स्यान्मृतप्रथमदारः ॥ & ॥ 

व्यारसृगोरगहन्ता न पुत्रवान्‌ धर्मफलहीनः । 

भौमे हरो सुसत्त्वः क्रियोद्यतः स्याद्वपुष्मांश्च ॥ १०॥ 

यदि जन्माऽङ्ग में सिंहस्थ भोम हो तो जातक--असहनशीळ, प्रतापी, वीर, 
दूसरे के धन व सन्तति का संग्रहकर्ता, जङ्गल निवासी, गो मांस की इच्छा रखने 
वाला, प्रथम पत्नी से हीन, मत्त सिंह वा हाथी-हरिण व सपं को मारने वाला, पुत्र 
हीन, धर्मफल से रहित, बलवान्‌ व कार्यो में: तत्पर होता है ।। ६-१० ॥ 
कन्याराशिस्थ भोस का फल 


पुज्य: सतामतिधनो रतिगीतधनो मुदुप्रिपाभाषी । 
बिविधव्ययोऽल्पशोर्यो विद्वान्‌ "भवति प्रणीतपाइवश्च ॥ ११॥ 
अहितेभ्योऽजं'नभीरर्वदस्भृतिधर्मवान्‌ सुबहुशिल्पः । 
कन्यायां भूतनये स्नानविलेपनरतः कान्तः॥ १२॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में कन्या राशि में मङ्गल हो तो जातक--सज्जनों में पुजनीय, 
अतिधनी, सुरत व सङ्गीत को ही धन मानने वाला, मनोहर व प्रियवादी, अनेक व्यर्थ 
अर्थात्‌ बहुत खर्चा करने वाला, अल्पबली, पण्डित, मजबूत पसुली वाला, शत्रुओं से 
अधिक डरने वाला, श्रुति धर्म का मानने वाला, सुन्दर, अधिक शिल्पज्ञ, स्नान क 
चन्दन वा पाउडर लगाने में तत्पर ओर सुन्दर होता है॥ ११-१२ ॥ | 


तुलाराशिस्थ भोम का फल 

अध्वनिरतः ३कुपण्यप्रसक्तवाक्यो विकत्थनः सुभग: । 
हीनाङ्गः स्वल्पजनः सङ्ग्रामेप्सुः परोपभोगी च ॥ १३॥ 

योषिद्गुरुमित्राणां* मनोरमो नष्टपुवंदारञ्च । 
शौण्डिकवेश्यानिकटे सम्प्रासधनक्षयस्तुलिनि भोमे ॥ १४ ॥ | 
यदि जन्माऽङ्ग में तुला राशि में भोम हो तो जातक--पर्यटनशील, दूषित व्यापार _ 
मे आसक्त वाणी वाला, वक्ता, विशेष सुन्दर, किसी अङ्ग से हीन, अल्प परिवार वाला | 
युद्धेच्छु, दूसरे की वस्तु का उपभोग ( उपयोग ) कर्त्ता, स्त्री-गुरु व मित्रो का प्रेमी, १ 





१. वक्ति । २. अधिकभीरु: । ३. सुपण्य ! ४. पुत्राणां । 


प*चविंदा अध्याय पट 


प्रथम स्त्री से रहित, मद्य बेचने से व वेश्या के सम्पकं से प्राप्त धन का नाशक होता 
है ॥ १३-१४ ॥। 
वृश्चिक राशिस्थ भौम का फल 
व्यापारश्रुतिसत्यश्चोरसमुहाधिपः क्रियानिपुण: । 
युद्धोत्सुकोऽतिपापो बह्ूपराधी च वेरशठ: ॥ १५॥ 
द्रोहवधाहितबुद्धिः प्रसुचको भूमिपुत्रयुवतीशः । 
वड्चिकगे भूपुत्रे विषाग्निरास्त्रत्रणस्तक्त: ।। १६ ।। 
यदि जन्माऽङ्ग में वुश्चिक राशि में भौम हो तो जातक- व्यवसायिक बातों में 
वेदतुल्य सत्यता का आचारी, चोर समुदाय का स्वामी, कार्य-चतुर, संग्राम प्रिय, 
अत्यन्त-पापी, अधिक अपराधी, शत्रुओं को दुष्ट, द्वेष-हिसा-अकल्याण में वृद्धि रखने 
वाला, चुगलखोर, भूमि-पुत्र-सत्री का स्वामी अर्थात्‌ पालक, विष ( जहर ) अग्नि- 
शत्त्र व घाव से पीडित होता हे ॥ १५-१६ ॥। 
धनु राशिस्थ सोम का फल 
बहुभिः क्षतैः कृशाङ्गो निष्ठुरवाबय: राठः पराधोन: । 
रथगजपदातियोधी रथेन रारधारकोऽथ परसंन्ये ॥ १७॥ 
विपुळश्रमेशच सुखितः परस्परं क्ोधनएसुखवित्तः । 
कार्भुकसंस्थे वक्रे गुरुष्वसक्तः' पुमान्‌ भवति ॥ १८॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में धनु राशि में भौम हो तो जातक--अधिक आघातों से दुर्बल 
शरीरधारी, कटुभाषी, दुष्ट, पराधीन, रथ-हाथी-व-पैदल युद्ध कर्ता, रथ से दूसरे की 
सेना पर तीर चलाने वाला, अधिक मेहनत से सुखी, आपस में क्रोध करने से धन व 
सुख का नाशक तथा गुरुजनों में असक्त वा गुरुजनों का अभक्त होता है ॥ १७-१८ ॥ 
मकर राशिस्थ भोस का फल 
धन्यो वित्ताहर्ता सुखभोगसमन्वितो भवति सुस्थः । 
श्रेष्ठमतिः प्रख्यातः सेनानाथो नरेन्द्रो वा ॥ १६॥ 
२सद्य वतीरणविजयी स्वबन्धुविषयस्थितः स्वतन्त्रशच । 
आरक्षकः सुशीलः कुजे स्वतुङ्ग बहुपचाररतः॥ २० ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में मकर राशि में अर्थात्‌ अपनी उच्चराशि में भौम हो तो जातक-- 
धन्यवाद का पात्र, धनसंग्रही, सुख व भोग से युत, स्वस्थ, सुन्दर बुद्धिमान, प्रसिद्ध, 





१. सत्यः । २. सद्य: प्रतिरणविजयी । 


२०० सारावलो 


सेनापति वा राजा, सुशीला स्त्री का पति, युद्ध में विजयी, अपने देश का वासी, स्वतन्त्र, 
` रक्षक, सुशील व अधिक उपचारों में लीन होता है ॥ १६-२० ॥। 
कुस्म राशिस्थ भोस का फल 
प्रश्रयशोचविहीनो वृद्धाकारः सुदुगतिमंरणे । 
मात्सर्यासुय।नृतवाग्दोषेरपहृतार्थश्च ॥ २१ ॥ 
रोमशगात्रो विकृतो च ताद्याहतधन: कुचेषधर: । 
दुःखसमाहतवत्तिः पानरचिर्दुभगः कुजे कुस्मे ॥ २२ ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में कुम्भ राशि में भौम हो तो जातक--नम्रता व पवित्रता से 
रहित, वुद्धाक्कति, मरण समय में कुगतिवाला, ईर्ष्या निन्दा झूठ बोलने के दोषों से धन 
नष्ट कर्ता, अधिक रोम से युत देहधारी, विकृत, जुआ में धन हारने वाला, कुत्सित 
वेषधारी, दुःखी, मद्यपीने वाला एवं भाग्यहीन होता है ॥ २१-२२ ॥ 
सीन राशिस्थ भोस का फल 
रोगार्तो मन्दसुतः प्रवासशीलळ: स्वबन्धुपरिभतः । 
मायावःचनदोषह्‌ तसर्वस्वो विषादी च॥ २३॥ 
जिह्यो$तितीक्षणशोको गुरुद्विजावज्ञकः सदा होन: । 
ईत्सितवेत्ता ज्ञाता स्तुतिप्रियोष्न्ये कुजे ख्यात: ॥ २४ ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में मीन राशि में भौम हो तो जातक---रोग से पीडित, अल्प पुत्र 
वाला, परदेशवासी, अपने बन्धुओ से तिरस्क्कत, कपट व धूर्तता के दोष से सर्वस्व को 
नष्ट करने वाला, विपांद से युक्त, कुटिल, अतितीब्रशोक से युत, गुरुजन व ब्राह्मणों 
का अनादर करने वाला, सर्वदा हीन बुद्धि वाला, इच्छित वस्तु का जानने वाळा, 
ज्ञानी, प्रशंसा प्रिय व विख्यात होता है ॥ २३-२४ ॥ 


स्वराशिस्थ ( मेष-वृश्चिक ) भोम पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
धनदारपुत्रवन्तं नपसचिवं दण्डनायक ख्यातम्‌ । 
नपतिमुदारं कुरुते विनेशवरनिरीक्षतः कुजः स्वक्ष ॥ २५॥ 
मातुरहितं क्षताङ्ग स्वजनद्वेष्यं च मित्ररहितं च । 
स्वगृहे$सृक्‌॒ शाशिदृष्टः सेष्य कच्याप्रियं कुरुते॥ २६॥ 
परधनहरण निपुणं चानतकं कामदेवभक्त च। 
कुरुते स्वभे ज्ञदृषटो द्वेष्यं वेश्यापतिं भौमः ॥ २७॥ 
प्राज्ञं मधुरं सुभगं सातुपितृबल्लभं धनसमृद्धम्‌। 
अनुपममीइवरमाढ्य त्रिदशागुरुनिरीक्षितोऽवनेः पुत्र: ॥ २८ ३ 


100 0१ है, तु 


यःच्चविंश अध्याय २०१ 


स्वगहेञ्सुक्‌ सितदृष्ट: स्त्रोहेतोर्बन्धमागिनं कुर्ते । 
असकृतु सकृच्च विभवं स्त्रोहेतोर्रानत "चापि॥ २९ ॥ 
चोरविधातो शूरं निर्वीय स्वजनपरिहीनम्‌ । 
अन्यस्त्रीभर्तारं जनयति सोरेक्षित: स्वभे भौमः॥ ३० ॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में भौम राशिस्थ (मेष वृश्चिक ) भीम, सूर्य से दुष्ट होतो 
जातक--धनवान्‌, कळत्र (स्त्री) वान्‌, पुत्रवान्‌, राजा का मन्त्री, न्यायाधीश, विख्यात 
एवं उदार राजा होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--माता से हीन, क्षत 
शरीरधारी, अपने जनों का द्रोही, मित्र से हीन, ईर्ण्यालु व कन्या-प्रिय होता है । 
यदि भौम राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--दूसरे के धन चुराने में 
चतुर, मिथ्याभाषी, कामी, द्रोही व वेश्या का पति होता है । 
यदि भौम राझिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, मृदुभाषी, सुन्दर, 
माता व पिता का प्रियपात्र, धन से युत एवं अनुपम ऐदवर्यंता से युक्त होता है । 
यदि भोम राशिस्थ भोम, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक--स्त्री निमित्त से जेल में 
जानेवाला, एक बार वा अनेक बार स्त्री के कारण धन व सरलता को नष्ट करने वाला 
होता है। 
यदि भौम राशिस्थ भोम, शनि से दुष्ट हो तो जातक--निर्बंछ होने पर भी चोर 
को मारने वाला, अपने जनों से हीन तथा दूसरे की स्त्री का भर्त्ता ( पति ) होता है 
॥ २५-३० ॥ 
॥ इति स्वक्ष॑ंगतभौमस्य दशनफलम्‌ ॥ 
शुक्र राशिस्थ भोम पर ग्रहों को दृष्टि के फल 


वनपर्वतेषु रमते रामाहिष्टो भवेद्बहुनिपक्षः । 
लितभे रविणा दुष्ट ` प्रचण्डवेषः' कुजे धोरः॥ ३१॥ 
सातुरपथ्यो3 विषमो ऽबरहुयुवतीनां पतिः प्रियस्तासाम्‌ । 
शुक्रगृहे दशिदृष्टे रणभोरर्जायते भोमे ।। ३२ ॥ 
कलहप्रियो "मृदुवचा मृदुकायो सन्दपुत्रधनः । 
सितभे भवति च भौमे बधदृष्टे शास्त्रवित्पुरुष: ॥ ३३ ॥ 
वादितगीतविधिज्ञः सोभाग्ययुतः स्वबन्धुदयितश्च । 
शुक्रभवने क्षितिसुते दृष्टे गुरुणा भवेत्‌ स्फीतः॥ ३४ ॥ 





१. स्त्रोहेतोराजंवं याति । २. कोपः। ३. मातुरपक्षो । ४. वेषवधूनां । ५. बहु । 


२०२ सारावर्ल॑ 


नुपमन्त्री नपदयितः सेनानाथः प्रसिद्धनामा च। 
शुक्रगहे भवति कुजे शुक्रेण निरीक्षिते सुखितः॥ ३५ ।! 
सुखभाक्‌ 'ख्यातो धनवान्‌ मित्रस्वजनँर्यतः कुजे विद्वान्‌ । 
श्रेणिपुरग्रामाणामधिपः सितभे च इहानिदुष्ठे ॥ ३६॥ 
यदि जन्माऽङ्ग में शुक्र राशिस्थ ( वृष-तुला ) भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-- 
वन व पहाड़ों में घु मने वाला, स्त्री हेषी, अधिक शत्रृ वाला, उग्र वेषधारी व धेयेवान्‌ 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भीम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक- माता का अभक्त, 
विषम स्वभाव वाला, अधिक स्त्रियों का पति एवं प्रेमी तथा संग्राम ( लड़ाई ) में 
डरपोक होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--कल्ह प्रेमी, कोमलभाषी, 
सुन्दर शरीरधारी, अल्पपुत्र व अल्पधनी तथा शास्त्र का ज्ञाता होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ भोम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--वाद्यव गान की विधिका 
ज्ञाता, सौभाग्य से युक्त, अपने बन्धुओं का प्रेमी एवं स्वच्छ होता हे । 
यदि शुक्र राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--राजा का मन्त्री, राजा का 
प्रिय, सेनापति, विख्यात नाम एवं सुखी होता है । 
यदि शुक्रराशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--सुखी, प्रसिद्ध, धनी, मित्र 
व अपने जनों से युक्त, पण्डित, पङ्क्ति-नगर व ग्राम का अध्यक्ष होता है ॥ ३१-३६॥ 
॥ इति भृगुभे दृष्टिः ॥ 
बुध राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


विद्याधनश्ौर्ययुतं गिरिवनदुर्गप्रियं महासत्त्वम्‌ । 
बधभवने रक्ताङ्गो जनयति दुष्टः सदा रविणा ॥ ३७ ॥ 
२कन्यापुररक्षाकरै युवतिपतिं सद्विनीतमतिसुभगम्‌ । 
ज्ञगृहे नपगृहपालं जनयति चन्द्रेक्षितो भौमः ॥ ३८॥ 
छिपिगणितकाव्यकुरळं बहुभाविणमनृतमधुरवाक्यं च । 
दूतं बहुद्ुःखसहं जनयति यक्रो बुधेक्षितो ज्ञर््षे ॥ ३६ ॥ 
राजपुरुषं प्रकारं 3दौत्येन विदेशगं नरं कुरुते। 
सर्वक्रियासु कुशलं व॒धराशो नाग्रकं च गुरुदृष्टः ॥ ४०॥ 





१. सुखभाग्ययूतो । '२. सुखिनं धनिनं कान्तं कन्यापुररक्षकं युवतिसत्वयुतम्‌ । 
३. दैन्येन विदेशगं । 


॥॥ 


पर्चचावश अध्याय २०६ 


शुक्रेण दृश्यमान: स्त्रोकृत्यकरं समृद्धसुभगं च । 
बुधभवने रक्ताङ्ग: कुरुते वस्त्राक्भभोक्तारम्‌ ॥ ४१॥ 
आकरगिरिदुगंरतं कर्षेकमतिदुःखभागिनं कुरुते । 
"अतिशरमति च मलिनं यमेक्षितो बुधग्रहे विभवहीनम्‌ ।। ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध राशिस्थ भौम, सूर्य से हृष्ट हो तो जातक--पण्डित, धनी 
पराक्रमी, पवंत-वन-किले का प्रेमी एवं अधिक बलवान्‌ होता है । 
यदि बुध राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक--कन्या नगर का रक्षक, 
स्त्रियों का अध्यक्ष, सुन्दर नम्रता से युत, सुबुद्धिमान्‌ व राजगृह का रक्षक व सुखी, 
धनी, मनोहर, व स्त्रैण होता हे । 
यदि बुध राशिस्थ भौम, वुध से दृष्ट हो तो जातक-लेख-गणित व काव्य में चतुर, 
अधिक वक्ता, मिथ्या मधुरभाषी, दूत तथा अधिक कष्ट सहन कर्ता होता है । 
यदि बुध राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--राज पुरुष, तेजस्वी, दूत 
होकर विदेश जाने वाला, समस्त कार्यो में चतुर व नेता होता हे । 
यदि बुध राशिस्थ भोम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री का कार्य कर्ता, धनी, 
सुन्दर तथा अन्न वस्त्र भोक्ता होता है । 
यदि बुध राशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक-खान-पर्वेत-किले में लीन, 
खेती कर्त्ता, दुःखी, अधिक वीर, अधिक गन्दा एवं ऐश्वर्य से रहित होता है 
॥ ३७-४२ ॥। ७ 


॥ इति बुधभवने दृष्टि: ॥ 
कवे राशिस्थ भोस पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
पित्तरुर्णादतदेहस्तेजस्वी दण्डनायको धीरः । 


चन्द्रगृहस्थे भौमे दिनकरहृष्टे भवेत्पुरुषः ॥ ४३ ॥ 
बहुभिव्याधिभिरातो नोचाचारो विछूपदेहश्च ! 
शशिराशी भतनये शशिना दृष्टे सशोकश्न ॥ ४४ ॥ 


मलिन: पापाचारः क्षुद्रकुटुम्यो बहिष्कृत: स्वजन: । 
कर्केटके . बधदृष्टे क्षितितनये भवति निलंज्ज: । ४५ ॥ 


विख्यातो नुपसन्त्री विद्वांसत्यागान्वितो भवेद्धन्य: । 
गुरुदृष्टे शशिमवने भोगश्च विवजितो वक्रे ॥ ४६॥। 
२ख्जीसङ्झादुद्विग्न: परिभूतस्रीङृतैस्तथा दोषः। 
कर्कटके क्रितिपुत्रे सिंतदुष्टे स्याहिपन्नधन: ।। ४७॥। 


१. अतिशुरमति मलिनं । २. स्त्रीसद्भान्तष्टधनः । 


२०४ सारावली 


१जळसंयानो विघनः क्षितिपाळ'समानललितचेष्टश्च । 
शशिगहसंस्थे भौमे यमेक्षिते स्यात्‌ सदा कान्तः॥ ४८॥ 
यदि कुण्डली में कर्करारिस्थ भौम, सूर्य से इष्ट हो तो जातक--पित्तरोग से 
“पीडित देहधारी, तेजस्वी, न्यायाधीश व धैर्यवान्‌ होता है । 
यदि ककं राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--अधिक रोगों से दु:खी, 
“निम्न आचरण वाला, कुरूप एवं शोक से युक्त होता है । 
यदि कर्के राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मलिन पापी, नीच परि- 
“वार वाला, अपने जनों से बहिष्क्रत तथा निलंज्ज होता हे । 
यदि कक राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध, राजा का सचिव, 
“पण्डित, त्यागी, धन्य व भोग रहित होता हे । 
यदि ककं राशिस्थ भौम, शुक्र से दष्ट हो तो जातक-- स्त्री के साहचर्य से चिन्तित 
तथा स्त्री के दोष से तिरस्कृत एवं धनहीन होता हे । 
यदि कर्के राशिस्थ भौम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--जल्यात्रा कर्ता, निर्धनी 
-वा जलयात्रा से धन लाभ करने वाला, राजा के समान, सुन्दर इच्छा वाला तथा 
-मनोहर होता है ॥ ४३-४८ ॥ 
॥। इति चन्द्रगृहे दृष्टिः ॥। 
सिह राशिस्थ भोम पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
प्रणतानां हितकारी मित्रैः स्वजनंश्च संयुतश्चण्डः 
गोकुलवनाद्रिचारी सहे भौमे तरणिद्ष्टे॥ ४६॥ 
सातुनं शुभो मतिमान्‌ कठिनशरीरो विपुळकीतिः 
केसरिभवने भोमे शशिता दुष्टेऽङ्कनाप्रा२थ्यः ॥ ५० ॥ 
बहुरिल्पज्ञो लुब्धः काव्यकलालम्पटो विपमशील: 
पञ्चसभवने भौमे बघेन द,ष्टेऽतिनिपुणश्च ॥ ५१ ॥ 
भपतिसमीपवर्तो विद्याचार्यो विशुद्धबुद्धिश्च । ` 
अवनिसुते सिंहस्थे गुरुणा दुष्टे चमूनाथ: ॥ ५२॥ 
विविधख्रीभोगय॒तः स्रीसुभगो नित्ययौवनो हृष्टः । 
लेयगृहे रक्ताद्की सितेन दष्टे भवेज्जातः॥ ५३॥ 


> ~= अमा 


= me = 


१. जळलसंयानाप्तधनः । 
२. क्षितिपालसमः पुमान्‌ ललितचेष्टः ¦ 
३. अङ्गनाप्तार्थः । 





पर्चावश अध्याय २०५. 


वद्धाकारो निःल्वः परवेदसश्रमणशीलवान्‌ दुःखी । 
दिनकरराशो रुधिरे दिनकरतनयेन संदष्खे ॥ ५४॥ 


यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--नम्रजनो का 
हित करने वाला, मित्र व अपने मनुष्यों से युत, उग्र तथा गोशाला-वन-पर्वेतों में 
घूंमने वाला होता है । 

यदि सिंहराझिस्थ भौम, चन्द्रमा से द्रष्ट हो तो जातक--माता को अशुभ, वुद्धि-- 
मान्‌, कठोर देहधारी, अधिक यशस्वी तथा स्त्री के द्वारा धनी होता है । 

यदि सिंहराशिस्थ भौम, बुध से दुष्ट हो तो जातक--अधिक चित्रकारी का 
ज्ञाता, लोभी, काव्य-कळला जानने में धूतं, विपरीत स्वभाव वाला तथा अत्यन्त चतुर 
होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ भौम, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--राजा का दरवार करने 
वाळा, विद्या में आचार्य, विशुद्ध बुद्धिमानु व सेनापति होता है। 

यदि सिंह राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--अनेक स्त्रियों का भोगी, 
स्त्रियों का प्रेमी, सदा जवानी से युत तथा प्रसन्नचित्त होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ भौम शनि से दृष्ट हो तो जातक--वृद्धाकृति, निर्धन, दूसरे 
घर में घूमने वाला एवं दुःखी होता है ॥ ४९-५४ ॥ 

॥ इति सिंहे दृष्टिः ॥ 
गुरु राशिस्थ भोस पर ग्रहों को दृष्टि के फल 


लोकनमस्यं सुभगं वनगिरिदुर्गछु १ळब्धग्रुहवासम्‌ । 
सुरगुरुभवने भौमः करोति रविणेक्षितः "ऋरम्‌ ॥ ५५॥ 
विकलं कलहध्रायं प्राज्ञं रुधिरः करोति शरिद ष्टः । 
विद्वांस गुरुभवने नपतिविरुद्धं सदा पुरुषम्‌॥ ५६॥ 
मेधाविनं सनिपषुणं शिल्पाचायं बुधेन संदष्ट: 1 
गुरुभवने क्षितितनयः करोति 3विद्वांसमत्यन्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अकछत्रं सुखरहितं रिपुभिरधृष्यं च वित्तवन्तं च। 
गुरुभंवने गुरुद ष्ठों व्यायामपरं कुजः कुर्ते ॥ ५८॥ 
कन्यानामतिदयितं चित्राळङ्कारभागिनमुदारम्‌ । 
विषयपरमति च सुभगं गुरुभे काव्येक्षित; कुजः कुरुते ॥ ५६ ॥ 
गरुभेऽसृक्‌ हानिद.टः कुरारीरमुदारमाहवे पापम्‌। 
अरनं ऽसुखळवरहितं परधर्मरतं कुजः कुरुते॥ ६०॥ 








१. सद्गुहावासमु । २. शूरम्‌ । ३. विकलांसमतिनिपुणम्‌ । ४. सुखधनरहितं 1 


सारावली 


i यदि कुण्डली में गुरु राशिस्थ भौम, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--संसार में दूज 
१ सुन्दर, वन-पवत-वच किले में रहने वाला तथा क्र्र होता है | 

यदि गुरु राशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--विकळ, ( अशान्त ), 
कलह प्रेमी, पण्डित तथा राजा का विरोधी होता है । 
बट यदि गुरु राशिस्थ भौम, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मेधावी, अच्छा चतुर, 
शिल्प में प्रधान तथा अधिक पण्डित होता है । 

यदि गुरू राशिस्थ भौम, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--स््री व सुख से हीन, शत्रुओं 
'से अजेय, धनी तथा कसरत करने वाला होता है । 

यदि गुरु राशिस्थ भौम, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का अधिक प्रेमी, 
चित्र ज्ञाता, आभूषण भागी, उदार, विषय में बुद्धि वाला एवं सुन्दर होता है । 

यदि गुरु राशिस्थ भोम, शनि से दृष्ट हो तो जातक--क्रुरूप शरीरधारी, युद्ध में 
उदार, पापी, पर्यटन कर्ता, सुख के अंश से हीन तथा दूसरे के धर्म में तत्पर 
होता है ॥ ५४-६० ॥ 


"कंर 


।। इति गुरुभे दृष्टि: ॥ 

शनि राशिस्थ सोम पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
अतिक्ुषणतनं शारं योषिदपत्यार्थबिस्तर युक्तम्‌ । 
सुर्येक्षितोऽतितीक्ष्णं सोरगृहे भमिजः कुर्ते ॥ ६१॥ 
चपल्महितं जनन्या यमभेऽळंकारभागिनमुदारम्‌ । | 
अस्थिरसौहृदमाढ्य जनयति चन्द्रेक्षितो वक्रः ॥ ६२॥ | 
अतिमधुरगम नम्॒धनं रवितनयगृहे न निवृ तमसत्त्वम्‌ । 
नापटिकमधर्मपरं जनयति बधवीक्षितो भोम: ॥ ६३ ॥ 
२अविरूपं मन्दगृहे नुपतिगुणसमन्वितं स्थिरारम्भम्‌ । ड 
दीर्घायषं क्षमाजो गुरुसंद एः करोति बन्ध्वा्ञम्‌॥ ६४॥ 
विविधोपभोगमाढ्य। शनिभे ख्रीपोषणानुरतमेव । 
शुक्रेण दइयमानो . जनयति कळहप्रियं वक्रः ॥ ६५॥ 
नपतिमतिवित्तवन्तं य॒वतिद्वेष्यं बहुप्रजं प्राज्ञम्‌। 
मुलरहितं रणशौण्डं करोति शनिभे . दानोक्षितो भोम: ॥ ६६॥ 

यदि कुण्डली में शनि राशिस्थ भौम, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक--काले रङ्ग 

१शरीर वाला, वीर, अधिक स्त्री-पुत्र-धन से युक्त एव अति तीव्र स्वभाव होता है । 


Ma 15:44 SR 0 FS 
१. अतिमधुरमटन । २. अतिरूपन्‌ । 








षर्डावश अध्याय २०७ 


यदि शनिराशिस्थ भौम, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--चश्चल, माता का 
अकल्याण कारी, आभूषणभागी, उदार चित्त व चल मित्रता वाला होता है । 

यदि शनिराशिस्थ भौम, बुध से द.ष्ट हो तो जातक--अति मीठा चलने वाला, 
निर्धन, असफल, निर्बंछ, कपटो व अधमे में तत्पर होता है । 

यदि शनि राशिस्थ भौम, गुरु से दष्ट हो तो जातक--क्रुरूप व अतिरूपवान्‌, 
राजा के गुणों से युत, स्थिरारम्भी, चिरायु व वन्धुओं से युक्त होता है ! 

यदि शनिराशिस्थ भोम, शुक्र से दष्ट हो तो जातक्र--अनेक सुखों से युक्त, स्त्री 
पालन में लीन तथा कलह प्रेमी होता है । 

यदि शनिराशिस्थ भौम शनि से दष्ट हो तो जातक--राजा बुद्धि का, धनी, 
स्त्री का द्वेषी, अधिक सन्तान वाला, पण्डित, सुख हीन, तथा युद्ध में वीर 
होता है ॥ ६१-६६ ॥। 

नोट_वृहज्जातक में पृथक्‌-पृथक्‌ राशियों में भौम का फल अनुपलब्ध होने से 
यहाँ पर नहीं दिया गया है ।॥ ६१-३६ ॥। 

॥ इति शनिभे द_ष्टिः ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अङ्गारकचारो नाम पञ्चवशोऽध्यायः ॥ 


षड्वशोऽध्यायः 

सेब राशिस्थ बुध का फल 
प्रियविग्रहस्तु वेताचार्यो विटधूतंतेष्टकृरागात्रः । 
सङ्गोतनृत्तनिरतो न सत्यवचनो रतिप्रियो लिपिवित्‌ ॥ १॥ 


फूटकरो बह्वाशो बहुश्रमोत्पन्ननष्टधन: । 
बह वृणबन्धनभागी चलस्थिर: स्यात्‌ क्रिये बुधे कितव: ॥ २ ॥ 


यदि जन्म के समय मेष राशिस्थ बुध हो तो जातक- युद्ध प्रिय, ज्ञाता, आचार्य, 
वच्चक् व धूर्त की चेष्टा ( क्रिया ) वाला, कृश देह, गान व नाच में लीन, असत्य- 
भाषी, सुरत प्रेमी, लिपि ज्ञाता वा लेखक, नकली वस्तु का कर्ता, अधिक भोजनी, 
अधिक परिश्रम से प्राप्त धन का नाशक, अधि ऋण व बन्धन ( जेल ) का भोगने 
चाला, चञ्चल व स्थिर स्वभाव का तथा ठग होता है ॥ १-२ ॥ 


वृष राशिस्थ बुध का फल 
दक्षः प्रगल्भदाता ख्यातो विज्ञातवेदशास्त्रार्थः । 
व्यायासाम्बरभूषणमाल्याभिरतः स्थिरप्रकृतिः॥ ३ ॥ 


२०८ सारावली 


स्फोतधनस्त्रीसहितः प्रियवल्गुकथो 'गृहीतवावयश्र्व । 
गान्धवहास्यशीलो रतिलोलो वे बुधे वृषभे॥ ४॥ 


यदि जन्म के समय वृष राशिस्थ बुध हो तो जातक चतुर, ढीठ, दानी, विख्यात,. 
वेदार्थे का ज्ञाता, कसरत--वस्त्र-अरूद्धार व माला (सुगन्ध) में छीन, स्थिर स्वभाव 
वाला, उत्तम धन व स्त्री से युक्त, मधुर व मनोहर वाणी, वचन पालक वा गम्भीर 
वचन, सङ्गीत युक्त, हास्य व सुरत का प्रेमी होता है ॥ ३-४ ॥। 
मिथुन राशिस्थ बुध का फल 
शुभवेथ: प्रियभाषी प्रख्यातधनो विकत्थनो सानी । 
प्रोज्ज्ञितसुरूकोल्पर तिहिस्त्रीपुत्तो विवादरत: ॥ ५॥ 
श्रुतिकल्पकलाशिज्ञ: कवि: स्वतन्त्रः प्रिय: प्रदानरत: । 
कर्मठबहुसुतमित्रो नरमिथुनस्थे बघे भवति ॥ ६॥ 


यदि जन्म के समय मिथुन राशिस्थ बुध हो तो जातक- सुन्दर वेषधारी, मनोहर 
वचन, प्रसिद्ध धनी, प्रवक्ता, अभिमानी, सुख का त्यागी, लघु रतिमान्‌, दूसरी खो 
का पुत्र, विवादी, वेद शास्त्र कला का ज्ञाता, कवि, स्वच्छन्द, प्रेमी, दानी, कर्मठ, 
व अधिक पुत्र व मित्रों से युत होता है ॥ ५-६॥ 


ककं राशिस्थ बुध का फल 
प्राज्ञो विदेशानिरतः स्त्रीरतिगेयादिसक्तचित्तश्व । 
चपलो बहुप्रलापी स्वबन्धुविद्वेषवादरतः ॥ ७ ॥ 
ख्रीद्वेषान्नष्टधनः ` कुत्तितशीळो बहुक्रियाभिरत: । 
सुकविः ककटसंस्थे स्वचंशाकीर्त्या प्रसिद्धश्च ॥ ८॥ 


यदि जन्म के समय कर्के राशिस्थ बुध हो तो जातक--पण्डित, विदेश जाने में 
लीन, स्त्री रति ( प्रसङ्ग ) व गानादि में दत्त चित्त, चञ्चल, अधिक बकवादी, अपने: 
बन्धु बान्धवों से द्रोह व विवाद में लीन, स्त्री शत्रुता वश धन का नाशक, कुकर्म में 
रत, अधिक कार्यो में तत्पर, सुन्दर कवि तथा अपने कुल की कीतिःसे प्रसिद्ध 
होता है ॥ ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ बुध का फल 

ज्ञानकलापरिहीनो छोकख्यातो न सत्यवाक्यरच। 

अल्पस्मृतिद्च धनवान्‌ सस्वविहीनः सहजहन्ता 11 ९॥ 

स्त्रीदुभंग: स्वतन्त्रो जघन्यकर्मा बुधे भवतिः पुरुषः । 

प्रेष्योऽप्रजस्तु सिंहे स्वकुळविरुद्धो जनाभिरामशच ॥ १० ॥ 





१. गभीर । २. युवतिरूपः । 





१४ पर्डावश अध्याय २०६. 


यदि जन्म के समय सिंह राशिस्थ बुध हो तो जातक- ज्ञान व कला से रहित, 
संसार में प्रसिद्ध. असत्यवादी, अल्प स्मरण शक्ति वाला, धनी, निर्बल, भाईयों का 
नाशक, स्त्री सुख से हीन, स्वच्छन्द, दुष्कमी, सेवक, सन्तान हीन, अपने कुल का 
तथा दूसरों का स्नेही होता है॥ ६-१० ॥ 


कन्या राशिस्थ बुघ का फल 
घर्मग्रियोऽतिवाग्मी चतुरः स्याहळेख्यक्ाव्यज्ञः । 
विज्ञानशिल्पनिरतो मधुरः स्त्रीष्वल्पचीर्यंशच ॥ ११॥ 
ज्येष्टः पुज्य: सुहृदां 'नानाविनयोपचारवादरतः3 1 
ख्यातो गुणेरु्दारः कन्यायां सोमजे बलवान्‌ ॥ १२॥ 
यदि जन्म के समय कन्या राशिस्थ बुध हो तो जातक--धामिक, प्रवक्ता, चतुर, 
लेखक, काव्य ज्ञाता, विज्ञान व चित्रकारी में लीन, मनोहर, स्त्रियों में अल्पबली 
बड़ा, पूजनीय, मित्रों के मध्य अनेक विनय उपचार व विवाद में लीन, स्वकीय गुणों 
से प्रसिद्ध उदार व बलवान होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुलाराशिस्थ बुध का फल 
दिल्पविवादाभिरतो वाकचतुरोऽर्थार्थनीत्सितब्ययक्कत्‌ । 
नानादिकपण्य ररतिवश्रातिथिदेवगुरभक्तः ॥ १३६॥ 
कुृतकोपचारकुदारूः सुसम्मतो देवभक्तरच । 
सस्तमभवने शशिजे शठइ्चलक्षिप्रकोपर्पारतोबः ॥ १४ ॥ 
यदि जन्म के समय तुला राशिस्थ बुध हो तो जातक--चित्रकारी व विवाद में 
लीन, वाणी से चतुर, धन को इच्छानुसार खर्च करने वाला, अनेक दिशाओं में 
व्यापार की इच्छा करने वाला, ब्राह्मण-अतिथि-देवता व गुरुजनों का भक्त, किये हुए 
उपचारों में चतुर, सम्मत, देश का भक्त, धूर्त, चापलूस व जल्दी ही क्रोध व शान्ति 
धारक होता है ॥ १३-१४ ॥ 


वृश्चिक राशिस्थ बुध का फल 

श्रमशोकानर्थवरः सद्टे्यो त्यक्तधमंछज्जदच3 । 

मुर्खो न साघुशीलो लुब्धो दुष्टाइगनारमण: ॥ १५ ॥ 

पारुष्पदण्डनिरतइछलकृद्िद्विटकमंसु निरुद्ध: । 

ऋणवाज्ञीचानुरुज: परबस्त्वादानवान्‌ कोटे ॥ १६॥ 

यदि जन्म के समय बुश्चिक राशिल्थ बुध हो तो जातक--परिश्रमी, शोकयुत 

व अनर्थ कर्ता, द्रोही, अधर्मी, निलेज्ज, मूर्ख, क्रूर स्वभावी, लोभी, दुष्ट स्त्री भोक्ता 
कठोर दण्ड में लीन, छलिया ( कपटी ), नीच कार्यों में लीन/“ऋणी, अधम जनों में 
प्रीति व दूसरों की वस्तु को लेने वाला होता है ॥ १५-१६ ॥ 





१. माती । २. दार । ३. वर्जेइच । 





२१० सारावली 


धनु राशिस्थ बुध का फल 
विख्यातोदारगुणः शास्त्रश्नुतिशोर्यशील्समधिगत:" । 
मन्त्रो पुरोहितो वा कुलश्रधानो महापुरुष: ॥ १७ ॥ 
यज्ञाध्यापननिरतो मेधावी वाक्पटुब्रती दाता। 
लिपिलेख्यदानकुशल:3 कार्भुकसंस्थे बुधे जातः॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय धनु राशिस्थ बुध हो तो जातक--प्रसिद्ध, उदार, गुणी, स्मृति 
व वेद का ज्ञाता, वीर, शीळता से युत, मन्त्री वा पुरोहित, कुल में प्रधान, महापुरुष 
वा बड़ाधनी, यज्ञ व पढ़ाने में तत्पर, बुद्धिमान्‌, वाकचतुर, व्रती, दानी, लिपि कर्ता 
वा लेखक एवं दान में चतुर था व्याकरण शास्त्र में चतुर होता है ॥ १७-१८ ॥ 
सकर राशिस्थ बुध का फल 
नोचो मूर्खः षण्डः परकर्मकरः कुळादिग॒णहीनः । 
नानादु:खपरीतः स्वप्नविहारादिशीरूइच ॥ १६ ॥ 
पिशुनस्त्वसत्यचेटटो बन्धविमुक्तोत्यसंत्थितात्मा च । 
मलिनो भयसञ्चलिलो निष्ठो सकरे बुधे पुरुषः ॥ २०॥ 
यदि जन्म के समय मकर राशिस्थ वुध हो तो जातक--अधम, मूर्ख, नपुंसक, 
दूसरों के कार्य का कर्ता, कुळ के गुणों से रहित, अनेक दुःखों से युक्त, सोने (शयन) 
व घूमने वाला, चुगलखोर, असत्यवादी, त्रन्धुओ से त्यक्त, अति अस्थिर आत्मा का, 
मलिन व डरपोक होता है ॥ १5-२० ॥ 
` कुस्भ राशिस्थ बुध का फल 
वाम्वुद्धिकर्मनिरतः^ प्रकीणधर्मार्थं *वर्जेनिहितायः°। 
परपरिभूतो न शुचिः दीळविहीनस्तथाऽज्ञइचः ॥ २१॥ 
अतिदुए्दाररात्रुभोगंस्त्यक्तो घटे विवाग्भवति। 
अतिदुर्भगोऽतिभीरः क्लीबो मलिनो विधेयइच ॥ २२॥ 
यदि जन्म के समय कुम्भराशिस्थ बुध हो तो जातक--वाणी-बुद्धिकमं ( कार्य ) 
में लीन वा हीन, अनेक धर्म में तत्पर, कृत कार्य का त्यागी, शत्रु से पीडित, अपवित्र, 
शालीनता से रहित, मूर्ख, अत्यन्त दुष्टा सत्री का रिपु, अभोगी, गू गा, अधिक भाग्यहीन 
अधिक डरपोक, नपुंसक, अधम एवं दूसरे की आज्ञा का पालक होता है ॥ २१-२२। 
सीन राशिस्थ बुध का फल 
आचारशोचनिरतो देशान्तरयोऽप्रजो दरिद्रशच । 
शुभयुवतिः कृतिसाधुः सतां च सुभगो विधनरतः ॥ २३ ॥ 
सुच्यादिकर्मकुदा गे ९चिज्ञानश्तिकलावि युक्तश्च । 
परधनसंचयदक्षो मीने रारिजेऽधनः प्रकीणंश्च ॥ २४॥ 





१. शिल्प । २. विभव । ३. शब्द, शास्त्र । ४. दिष्टो । ५. रहित । ६. ल्ज्ज। 
७, विहितात्मा । ८. कलाज्ञशच । ८. विज्ञातः । 





घडविश अध्याय २११ 


यदि जन्म के समय मीन राशिस्थ बुध हो तो जातक--सदाचारी, पवित्र, विदेश- 
चासी, सन्तति से हीन, दरिद्री, पतिव्रता स्त्री का पति, कार्ये चतुर, सज्जनों का प्रेमी, 
अन्य धर्म में तत्पर, ( विधर्मी ), सिलाई के कार्य में निपुण, विज्ञान-वेद--कला से 
हीन, दूसरे के धन संग्रह में चतुर, निर्धन व मिला जुला होता है ॥ २३-२४॥ 
सौम राशिस्थ ( मेष वृश्चिक ) बुध पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
सत्यवचनं सुखाढय भूपतिसत्क्षारसत्द्धत॑ मनुजम्‌ । 
कुस्ते बुधो5कंहष्टो बन्धुजने सुक्षमं कुजभे॥२५॥ 
रजनीकरेण दृष्टो युचतिजनमनोहरं क्षितिजराशो । 
अतिसेवकमतिमलिनं चन्द्रसुतो होनशोळ च ॥ २६॥ 
अनृतप्रियं सुवादयं कलहसमेतं च पण्डितं कुजभे। 
जनयति कुजेन दष्टः प्रचुरधनं क्षितिपवल्लभं श्रम्‌ ॥ २७॥ 
सुखिनं कुजभे शशिज: स्निग्धाद्गः रोमरां सुकेशं च । 
जीवेक्षितोऽतिधनिनं जनयत्याज्ञापक पापम्‌ ॥ २८॥ 
नृपकृत्यकरं सुभगं गणनगरपुरीगमं चतुरवाक्यम्‌ । 
प्रत्ययिकं सितहृष्ः* कुजभे स्त्रीसंयुतं शशिजः ॥ २६ ॥ 
रूधिरगृहे शनिृष्रो हिमकिरणसुतोऽतिइुःखितं जनयेत्‌ । 
उग्रं हिसाभिरतं कुछजनहीनं नरं नित्यम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि जन्म के समय भौम राशिस्थ वुध, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--सत्यवादी, 
सुखी, राजा से सन्मानित तथा बन्धुजनो में क्षमाशील होता हे । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रीजन का प्रिय, अत्यन्त 
सेवक, अत्यन्त दूषित व शीलता से रहित होता है। 
यदि भौम राशिस्थ बुध, भोम से हृष्ट हो तो जातक--मिथ्याभाषी, सुन्दर वक्ता, 
कलह से युत, विद्वान्‌, बहु धनी, राजा का प्रिय व वीर होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुखी, चिकनी देह व रोम 
से युत, सुन्दर केशाधारी, अधिक धनी, आज्ञा ( आदेश ) कर्ता व पापी होता है । 
यदि भौम राशिस्थ बुध, शुक्र से हृष्ट हो तो जातक-राजा का कार्य कर्त्ता, 
सुन्दर, समूह या नगर का ( जिला ) अध्यक्ष, वाणी में निपुण, विश्वासी व स्त्री से 


-युत होता है । 
यदि भौम रःशिस्थ बुध, शनि से दृष्ट हो.तो जातक- अत्यन्त दुःखी' उग्र, हिसक 


व अपने कुटुम्बियों से रहित होता है ॥ २५-३० ॥ 
॥ इति कुजभे दृष्टिः ॥ 





१. रतं । २. प्रत्ययिनं । २. युजं । 


२१२ सारावली 


शुक्र राशिस्थ ( वृष तुला ) बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
दारिद्रयडुःखतप्तं व्याधितदेहं परोपचाररतम्‌ । 
दिनकरदृष्टः सौम्यः कुरते जनधिवकुतं॑ सितभे॥ ३१ ॥४ 
प्रत्ययितं धनवन्तं हढभक्तिमरोगिण हृढकुदुम्बम्‌ । 
ख्यातं नरेन्द्रसचिवं झइचन्द्रनिरीक्षत; सितभे ॥ ३२॥ 
व्याधिभिररिभिग्रस्त क्लिष्ट भूपावमानसन्तस्तस्‌ । 
जनयति 'विदतृग्दटो नहिष्कृतं सर्वविषयेभ्यः ॥ ३३ ॥! 
प्रात गृहोतवावयं देशपुरश्षेणिनायर्क ख्यातम्‌ । 
त्रिदरागुरुदृष्टमुतिजनयति सोम्यः सितग्रहस्थः ॥ ३४ ॥ 
सुभगं ललितं सुखिने वस्त्रालङ्कारभोगिनं सितभे । 
हृदयहरै फन्यानां कुरुते शुक्रेक्षितः  सोम्यः ॥ ३५ ॥ 
शुक्रगृरहेञकंजदृट: सुखरहितं बन्धुशोकसंविलट्टम्‌ । 
व्याधितमनर्थबहुल॑ सोम्यः कुरुते नरं मलिनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि जन्म के समय शुक्र राशिस्थ वुध, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--दरिद्रतारूपी 
दुःख से पीडित, रोगी, दूसरे के कार्य में तत्पर व संसार में निन्दनीय होता हे । 
यदि शुक्र राशिस्थ वुध, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक- विश्वासी, धनी, स्थिर 
भक्तिमान्‌, नीरोग, स्थिर परिवारी, विख्यात व राजा का मन्त्री होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, भौम से दृष्ट हो तो जातक--रोगोंसे व शत्रुओं से 
पीडित, क्रर, राजा के अपमान से दुःखी तथा समस्त विषयों से बाहर होता हैं । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, वचन का पालकः 
देश-पुर-पंक्ति का नेता व विख्यात होता हे । 
यदि शुक्र राशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--सौभाग्यवानु, सुन्दर, वस्त्र, 
व आभूषण का भोगी एवं कन्याओं के हृदय का चोर होता हे । 
यदि शुक्र राझिस्थ बुध, शनि से दृष्ट हो तो जातक--सुख से रहित, बन्धु शोक 
से निपीडित, रोगी, अधिक अनर्थी व मलिन होता है ॥ ३१-३६ ॥ 
॥। इति शुक्रगृहे दृष्टिः ॥ 
बुधराशिस्थ ( मिथुन, कन्या ) बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
अवितथकथनं मधुरं नुपवल्भमीइवरं ललितचेए्म्‌ । 
दयितं करोति लोके रबिणा दृष्टो बुधः स्वगृहे॥ ३७॥ 
सुमधुरमतिवाचाटं कलहरतं शास्त्रवत्सळु सुदृढम्‌ । 
जनयति शशिना दृष्टो बुधः शुभं सर्वकार्येषु ॥:३८॥ 
अच्रिक्षतगात्रं मलिनं प्रतिभायुक्तं नरेन्द्रभुत्यं च। 
वल्लभमतीच करुते स्वगृहे रुधिरेण सन्हएः॥ ३२ ॥ 





१. बुधोऽसृग्दुष्टः । २. शस्त्रवत्सलं । ३. अविहतगात्रं । 








पर्डबदा अध्याय २१३ 


पाथिवसन्त्रिणमग्रच प्रतिख्पमुदारविभवपरिवारम्‌ । 
युपध्वजेन दृष्टो जनयति श्र स्वभे सौम्य:॥ ४० ॥ 
प्राज्ञ नरेन्द्रभुत्यं दूतं वा सन्धिपाळकं दाशिजः। 
स्वगृहे सितेन दुष्टो जनयति नोचाङ्गनासक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सततोत्यितं विनीतं सफलारम्भ॑ परिच्छदसमृद्धम्‌ । 
सोम्यः स्वगृहे दृष्टो रविजेन नरं सदा कुरुते ॥ ४२॥ 
यदि जन्म के समय बुधराशिस्थ बुध, सूर्य से हष्ट हो तो जातक--सत्यभाषी, 
सनोहर, राजा का प्रिय या राजा, सुन्दर इच्छा वाला व दयालु होता है । 
यदि बुधराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--सुन्दर मीठा अधिक बोलने 
वाला, कलही, शास्त्र का प्रेमी, सवल व समस्त कार्यो में निपुण होता है । 
यदि बुधराशिस्थ बुध, भौम से दष्ट हो तो जातक--भग्नदेहधा री, मलिन, प्रतिभा 
से युक्त अर्थात्‌ प्रतिभाशाली व राजा का अधिक प्रिय सेवक होता है । 
यदि बुध राशिस्थ बुध. गुरु से दष्ट हो तो जातक--राजा का सचिव, श्रेष्ठ, 
स्वरूपवान्‌, उदार, धन व परिवार से युत व वीर होता है । 
यदि बुध राशिस्थ बुध, शुक्र से द.ष्ट हो तो जातक--विद्वातु, राजा का नोकर या 
राजदूत, मित्रता का रक्षक तथा दुष्टा स्त्री में आसक्त होता है । 
यदि बुधराशिस्थ बुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--उन्नति कर्त्ता, विनयी, कार्य 
सिद्धि करने वाला तथा धन-अन्न-वस्त्र से सम्पन्न होता हे ॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति स्वगृहे हृष्टिः ॥ 
कर्कराशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
रजकं माळाकरं ग॒हवास्तु्ञ तथा च मणिकारम्‌। 
जनयति रविणा दुष्टो बुधो गृहं शिशिरगोइच गत: ॥ ४३॥ 


युवतिविनाशितसारं य॒वतिनिमित्तं च दुःखितरारीरम्‌ । 
ककंटके शशिदृष्टों जनयति सुखर्वाजतं सोम्यः ॥ ४४॥ 


"स्वल्पश्रतमतिमुखरं ग्रियानृतं कूटकारिणं चोरम्‌ । 
वक्रेक्षितः शशिग्रहे कुरुते सोम्यः प्रियालापम्‌॥ ४५ ॥ 
मेधाविनमतिदयितं भाग्यय॒तं वल्लभं नरेन्द्राणाम्‌ । 
गुरुणा दृष्ट: शशिभे विद्यानां पारगं ब्रुधः करुते ॥ ४६ ॥ 
कन्दपंसदृशाूपं प्रियं गीतवादनविधिज्ञम्‌ । 
सुभगं शशिभे ललितं कर्ते शुक्ेक्षितः सोम्यः ॥ ४७॥ 
दम्मर्राच पापरतं बन्धनभाजं गुर्णावयृक्तं ज्ञः । 
द्वेष्यं सहजाचायैँः करुते सोरेक्षितः शशिभें ॥ ४८ ॥ 


यदि जन्म के समय कर्कराशिस्थ वुध, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--धोबी, माली, 
वर ( मकान ) बनाने वाला तथा मणि कर्ता ( सोनार ) होता है । 





१. मधुरं ! 


२१४ सारावलो 


यदि ककराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--स्त्री के कारण बल काः 
नाशक, स्त्री के कारण पीडित देहधारी तथा सुख से रहित होता है । 
यदि कर्कराशिस्थ बुध, भौम से दुष्ट हो तो जातक--अल्पविद्यावानु, अधिक 
बोलने वाला व अधिक सुन्दर ( मनोहर ), मधुर असत्यभाषी, नकली वस्तु बनाने. 
वाला, चोर एवं प्रियभाषी होता है । 
यदि ककं राशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--मेधावी ( बुद्धिमान्‌) अधिक 
दयालु, भाग्यवान्‌, राजा का प्रिय तथा पूर्ण विद्वानु होता है । | 
यदि ककं राशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--कामदेव के समान रूपवान, 
प्रियभाषी, गाने बजाने की विधि का ज्ञाता, भाग्यवान्‌ व सुन्दर होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ बुध, शनि से दृष्ट हो तो जातक---आडम्बर में इच्छा करनेवाला 
अर्थात्‌ पाखण्डी, पापी, जेलभोगी, गुणहीन, भाई व गुरूजनों का द्रोही होता है 
॥ ४३-४८ ॥। 
1॥ इति ककेटके दष्टि: ।! 
सिहराशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
"सेव्यं दिनकरदृष्टो धनगुणवृद्ध॑ नरं वधः कर्ते। 
हित्र क्षुद्रं सिहे चञच्च्ळभाग्यंः विगतलज्जन्‌ ॥ ४९ ॥ 
रूपान्वितमतिचतुरं काव्यकळागेथनुत्त रतिसिनभे । 
धनिनं सुदश्ीळवेषं कुर्ते चन्द्रेक्षितः सोम्यः ॥ ५० ॥ 
ज्ञो नीचं रविभवने दुःखात अविक्षताद्धतमरूपम्‌ । 
अचतुरलीळाकान्तं नपुंसकं भोमसन्द््टः ॥ ५१ ॥ 
सुकमारमतिप्राज्ञं रविभे “वागीइवरं त्वतिख्यातम्‌ । 
परिचारवाहनयुतं कर्ते गुरुवीक्षितः सोम्यः ॥ ५२॥ 
अतिदायरूपं ललितं प्रियंबद' वाहनाढयमतिधीरम्‌ । 
जनयति सितेन द्रो मन्त्रिणमथ पार्थिवं सिहे ॥ ५३॥ 
व्यायतगात्रं रूक्षं "सुविरूप' स्वेदनोग्रगन्धं च। 
अतिदुःखितं रविगृहे जनयति सुखर्वाजतं रदिजदृष्टः ॥ ५४ ॥ 
यदि जन्म के समय सिंहराशिस्थ बुध, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक-सेवा करने के 
योग्य वा ईर्ष्यालु, धनी, गुणी, हिंसक, क्षुद्र ( अल्प ), अस्थिर भाग्यवान्‌ वा अस्थिर 
स्वभाव वाला एवं निळंज्ज होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक-रूपवान्‌, अतिचतुर (कुशल) 
काव्य-कला-गान-व नाच में प्रेम रखने वाला, धनी व सुशील वेषधारी होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ बुध, भौम से दुष्ट हो तो जातक- दुष्ट, दुःख से पीड़ित, भग्न- 
देहधारी, समान रूपवान्‌, चतुरता से रहित, लीला में सुन्दर व नपुंसक होता है । 
यदि सिंहराशिस्थ बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--कोमल देहधारी, अतिः 
पण्डित, भाषण में प्रधान, प्रसिद्ध, वाहन से युक्त सेवक होता है । 





१. सेर्ष्यं । २. भावं । ३. कल्पिताङ्ग । ४. च विख्यःतम्‌ । ५. शुचिरूपं । 





षर्डावश अध्याय २१५ 


यदि सिह्राशिस्थ बुध, शुक्र से द.ष्ट हो तो जातक--अधिक स्वरूपवानु, मनोहर, 
प्रिपभाषी, वाहन (सवारी) से युत, अधिक धैयंवानु तथा राजा का सचिव होता 
यदि सिंहराशिस्थ वुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--लम्बे कद (आकार) का 
कान्तिहीन, कुरूप वा पवित्र, पसीने की उत्कृष्ट गन्ध से युत, अतिदुःखी तथा सुख से 
हीन होता है ॥ ४५-५४ ॥। 
गुरु राशिस्थ ( धनु, मीन ) बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
शरं प्रमेहपोडितमइमर्योपहतमातुरै शान्तम्‌ । 
जनयति रविणा हृष्टो जीवगृहे चन्द्रजः पुरुषम्‌ ॥ ५५॥ 
लेखकमतिसुकुमारं प्रत्ययि'तं संमतं गुरुगृहस्थः । 
सुखभागिनमत्याड्य कुरुते चन्द्रेक्षितः सोम्यः॥ ५६॥ 
श्रेणीभ्रतिनगराणां चोराणां विपिनवासिनां चापि । 
कुरुते लिपिकरमधिपं सौम्यो गुरमन्दिरे रुधिरदृष्टः ॥ ५७॥ 
स्मृतिमतिकुलसम्यन्नं गुरुभे प्रतिरूपमार्य विज्ञानम्‌ । 
नपमन्त्रकोदापालं लिपिकरमिह वीक्षितो गुरुणा ॥ ५८॥ 
कन्याकुमारकाणां लेख्याचायं धनान्वितं कुरुते । 
गुरुभे भृगुसुतदृष्टः सुकुमारं शोयंसंयुतं शशिजः ॥ ५६ ॥ 
दुर्गारण्याभिरतं बह्ूलनं दुष्टशीलमतिमलिनम्‌ । 
कुरुते रविसुतदृष्टो ब्रुधो नरं सर्वकार्यनिश्रष्टम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि जन्म के समय गुरुराशिस्थ वुध, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--वीर, प्रमेह 
व मिर्गी रोग से पीडित तथा शान्त स्वभाव का होता है 
यदि गुरुराशिस्थ वुध, चन्द्रमा से दष्ट हो जातक--लेखक, अधिक सुन्दर कोमल, 
विश्वस्त, लोकप्रिय, सुखी व अधिक धनी होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, भौम से दष्ट हो तो जातक-मजदूर वस्तियों-चोरों व 
वन वासियों का अध्यक्ष तथा लेखक होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, गुरु से दूप्ट हो तो जातक--स्मरण शक्तिवाळा, कुलीन, 
सुन्दर, श्रेष्ठ वेज्ञानिक, राजा का सचिव व कोपषध्यक्ष तथा लेखक होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--बालिका व वाळकों को 
पढ़ाने वाला, धनी, सुकुमार तथा पराक्रम से युत होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ वुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--किला व बन में निवास 
करने वाला, अधिक भोजन कर्ता, दुष्ट ( नीच ) स्वभावी, अत्यन्त मलिन तथा 
समस्त कार्यो में असफल होता है ॥ ५५-६० ॥ 
॥ इति गुरुभे दृष्टि: ॥। 





१. प्रत्ययिकं । 


२१६ 


सारावली 


शनि राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


सल्ळमतिसारयुक्तं बहुभक्षे निष्ठुरं प्रियालापस्‌ । 
जनयति रविणा दृष्टः सोरगृहे बोघनः ख्यातम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जल्जीविनं समृद्धं पुष्पसुराकन्दवणिजं वा। 
भीरुस्दछ्पमचरं रानिभे चन्द्रेक्षितः करुते॥। ६२ ॥ 
वाकचपलमतिसुसौम्यं द्रीडाळसमन्थरं `सुखाधारम्‌ । 
कर्ते भूसुतदृष्टो रितनथगृहे बुधः पुरुषस्‌ ॥ ६३॥ 
बहुघनधान्यसमृद्धं ग्रामपुरश्ोेणिपुजितं सुलिनस्‌। 
करुते गुरुणा दृष्टः सोरगृहे बोधन: ख्यातम्‌ ॥। ६४॥ 
नीचार्पात विरूपं बुद्धिविहोनं च कामसवइ्यं च। 
अतिसुतजननं करुते भागवद्ृष्टो बुध: रानिभे॥ ६५॥ 
पापकरं सुदरिद्रं कर्मकरं चातिटुःखितं दीनम्‌ । 
करुते शनिना दृष्टः सोरगृहे वोधनः पुरुषम्‌ ॥ ६६॥ 


यदि जन्म के समय शनिराझिस्थ वुध, सूर्यं से द.ष्ट हो तो जातक--पहलवानु 
अधिक बलवान, अधिक भोजन करने वाला, निठुर, प्रियभापी तथा विख्यात होता है। 


यदि शनिराशिस्थ बुध, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--जल से जीविका करने 
वाला, धनी, फूल-मदिरा-तथा कन्द का व्यापारी, भयङ्कर देहधारी व स्थिर होता है। 
यदि शनिराशिस्थ बुध, भौम से द,प्ट हो तो जातक--चश्वलवाणी, अतिसुशीळ, 


सलज्ज, आलसी, मन्द व सुखी होता है । 


यदि शनिराशिस्थ बुध, गुरु से दष्ट हो तो जातक--अधिक धन-धान्य से संपन्न, 


ग्राम-नगर-पङिक्त में पुज्य, सुखी तथा विख्यात होता है । 


यदि शनिराशिस्थ बुध, शुक्र से द_प्ट हो तो जातक--दुष्टा स्त्री का पति, कुरूप, 


निर्बुद्ध, कामी व अधिक पुत्रों का जनक होता है । 


यदि शनिराशिस्थ बुध, शनि से द.ष्ट हो तो जातक-पापी, दरिद्री, कार्य-कर्त्ता, 


अधिक दुःखी व दीन होता हे ॥ ६१-६६ ॥। 


॥ इति शनिभे दष्टिः ॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सा रावल्यां बुधचारो नाम षडविशोऽध्यायः ॥ 


सप्विशोऽध्यायः 
मेष राशिस्थ गुरु का फल 
वादिगुणः सम्पन्नः  प्रयत्नरत्नाभरण संसर्ग: । 
सर्वात्मजार्थवरूयुक्‌ प्रगल्भविख्यातकर्मा च ॥ १॥ 





१. सुखाधीनमु । २. सभासङ्गः । 





सर्पावश अध्याय २१७ 


ओजस्वी बहुदात्रुबहुव्ययाथं:ः क्षताङ्झितशरीर: । 
चण्डोग्रदण्डनाथो जीवे क्रियगे भवेत्पुरुषः ॥ २॥ 
यदि कुण्डली में मेष राशिस्थ गुरु हो तो जातक--विवादियोंके गुण से युत अर्थात्‌ 
विवादी, उत्तम यत्न से रत्न व अलङ्कार का संसर्गी, सात्त्विक, पुत्र-घन-बल से युक्त, 
प्रतिमा से युत, प्रसिद्ध कार्यकर्ता, तेजस्वी, अधिक शत्रुवाला, अधिक धन खर्च करने 
वाला, भग्न देहधारी, तीक्ष्ण व उग्र ( कठोर ) दण्डनायक होता है ॥ १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ गुरु का फल 
पीनो विशालदेह: सुरद्विजगवां च भक्तिमान्‌ कान्तः । 
सभगः स्वदारनिरतः सृवेषक्रृषिगोधनाढयश्च ॥ ३ ॥ 
सद्ठस्तुभूषणयुतो विरिएवाङमतिगुणो नयज्ञश्च । 
वृषभ गुरो विनीतो भिषक प्रयोगाप्तकोशलूक: ॥ ४॥ 
यदि कुण्डली में वृष राशिस्थ गुरु हो तो जातक--मोटा, विस्तृत शरीरधारी, 
देवता-ब्राह्मण-व गाय का भक्त, सुन्दर, सौभाग्यवान्‌, अपनी स्त्री में आसक्त, सुन्दर 
वेषधारी. खेती व गोधन से युत, उत्तम वस्तु व अलङ्कारो से युत, विशिष्ट-उत्तम 
वाणी-वुद्धि व गुणों से युक्त, नीति का ज्ञाता, विनम्र व वैद्यक क्रिया में चतुर 
होता है ॥ ३-४ ॥। 


सिथुन राशिस्थ गुरु का फल 
आहितधन: समेधा विज्ञानविशारद: सुनयनइच । 
वाग्मी दाक्षिण्ययुतो निपुणः स्थाद्धमंशीलशइच ॥ ५॥ 
मान्यो गरुबन्धूनां मण्डनमाड्भुल्यळब्धवररशब्द: । 
मिथुनस्थे देवग्रौ क्रियारतिः सत्कविइचेव॥ ६॥ 
यदि कुण्डली में मिथुन राशिस्थ गुरु हो तो जातक--अशुभधनी, सुबुद्धि, विज्ञान में 
कुशल, सुनेत्री, वक्ता, सरल, चतुर, धर्मात्मा, गुरुजन व बन्धुओं से सत्कृत, विवाह व 
मङ्गल कार्यो में प्राप्त श्रेष्ठ शब्द वाला, कार्यों में प्रेम व सुन्दर कवि होता है ॥५-६॥ 
ककं राशिस्थ गुरु का फल 
विद्वान्‌ सुखूपदेहः प्राज्ञः प्रियघनसत्स्वभावश्च । 
समहद्बलो यरास्वी प्रभूतधान्याकरधनेराः ।। ७ ॥ 
सत्पसमाधि^सथुक्तः स्थिरात्मजो छोकसत्क्कतः स्यातः । 
नपतिर्जीवे शशिभे विशिष्टकर्मा सुहुज्जनानुरतः ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशिस्थ गुरु हो तो जातक--पण्डित, सुन्दर देहधारी, ज्ञाता, 
धर्म प्रेमी, सुन्दर स्वभाव वाला, अधिक बलवानु, यशस्वी, अधिक अन्न सङ्ग्रही, 
खजाने का खजाश्वी, सत्य व समाधि से युत, स्थिर पुत्रवाला, संसार में पुज्य, प्रसिद्ध, 
राजा, उत्तम कार्य कर्ता व मित्रों में आसक्त होता है ॥ ७-८ ॥ 





१. समेतः । 


२१८ सारावळू! 


सिह राशिस्थ गुरु का फल 

द ढवैरसस्वधोरः सुबहुस्नेहः सह्ज्जने विद्वान्‌ । 

आढचः शिष्टाभिजनो नृपो नृपतिपौरुष: सभाळक्ष्यः ॥ < 1! 

त्रिदशग्री सिंहस्थे समस्तरोषोद्धतारिपक्षइच । 

सद्‌ढव्यस्तशरी रो गिरिडुगंवनालये जात: ॥ १० ॥ 

यदि कुण्डली में सिंह राशिस्थ गुरु हो तो जातक--स्थिर शत्रुता वाला, बली, 

धेयंवरानु, मित्रवर्गे से सुन्दर अधिक प्रेम कर्ता, पण्डित धनी, शिष्ट परिजनों से युत, 
राजा या राजा के तुल्य पुरुषार्थ वाला, सभा का लक्ष्य, क्रोध से समस्त शत्रुओं 
को जीतनेवाला, हढव्यस्त देहधारी व पर्वेत-किला-वन में वास करने वाला होता 


है ॥ ९-१०॥ 
कन्या राशित्थ गुरु का फल 


मेधावी धर्मपरः क्रियापटुर्धर्भवान्युवति राशो । 
प्रियगन्धपुष्पवस्त्रः कृत्येषु विनिङ्चिताथश्च ॥ ११ ॥ 
शास्त्रार्थेशिल्पकायेर्घनवान्‌ दाता विशुद्धशीलइच । 
स्याहुबग्र निपुणदिचत्राक्षरविद्धनसमृद्धः ॥ १२ ॥। 


यदि कुण्डली में कन्या राशिस्थ गुरु हो तो जातक-_बुद्धिमान्‌, धर्मपरायण, 
कार्य कुशल, धर्मात्मा, इत्र-फूल-वस्त्र का प्रेमी, कार्या में स्थिर, शास्त्र के अर्थ से व 
चित्रकारी के कार्यो से धनी, दानी, सुशील, चतुर, अनेक लिपि ज्ञाता व धनी 
होता है ॥ ११-१२ ॥। 
तुला राशिस्थ गुरु का फल 
मेधावी बहुपुत्रो विदेशचर्यागतः प्रभूतधनः। 
२सषाप्रियो विनीतो नटनर्तकसंगृहीतधनः ॥ १३ ॥ 
कान्तः श्रुताभिनिरतो महत्तरः सार्थवाहचणिजां हि । 
वणिजीन्द्रमन्त्रिणि गते सुरातिथोज्यारतः प्राज्ञः ॥। १४॥। 
यदि कुण्डली में तुला राशिस्थ गुरु हो तो जातक बुद्धिमान्‌, अधिक पुत्र वाला, 
विदेश भ्रमण से अधिक धनी, भूषण प्रेमी, विनम्र, नट नर्तेकों ( नाचने वालों ) से 
धन संग्रह करने वाला, सुन्दर, शास्त्राभ्यासी, अपने सहयोगी व्यापारियों से बड़ा तथा 
देवता च अतिथि के पूजन में लीन और पण्डित होता है ॥ १३-१४॥ 
वृश्चिक राशिस्थ गुरु का फल 
बहुझास्त्राणां करालो नुपतिबंहु भाष्यकारको निपुणः । 


देवाल्यवुरकर्ता स द्बहुदारोऽल्पपुत्रशच ॥ १५ ॥ 
व्याध्यार्तः श्रमब्रहुल: उप्रसक्तरोषो गुरो भवत्यलिनि । 
दम्भेन धर्मनिरतो जुगप्सिताचारनिरतश्च॥ १६॥ 


१. भाषाप्रिथो । २. ह्यं । ३. रोषो । 





Lee, आ... ee 00 र्‌ की 


Eee 





सर्तावश अध्याय २१६. 


यदि कुण्डली में वृश्चिक राशिस्थ गुरु हो तो जातक--अधिक शास्त्रो में चतुर,. 
राजा, अधिक ग्रन्थों का भाष्य ( टीका ) करने वाला, कुशल, देव मन्दिर व नगर 
का निर्माता, अच्छी अधिक खियों से युत, अल्प ( लघु ) पुत्र वाला, रोग से पीडित, 
अधिक मेहनती, दोष में आसक्त वा अधिक क्रोधी, पाखण्ड से धर्म में तत्पर तथा 
निन्य आचरण वाला होता है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ गुरु का फल 


आचार्यो ब्रतदीक्षायज्ञादीनां' स्थिराथंश्च । 
दाता सुहत्स्वपक्ष: प्रियोपरकारश्रताभिरतः ।। १७ ॥ 
माण्डलिको मन्त्री वा धनुर्धरस्थे भवेत्सदा जीवे । 
नानादेर्शानवासो विविक्ततीर्थायतनबुद्धि: ॥ १८ ॥। 


यदि कुण्डली में धनु राशिस्थ गुरु हो तो जातक--ब्रत-दीक्षा ( मन्त्रग्रहण ) 
यज्ञादि में आचार्य, ( प्रधान ) स्थिरधनी, दानी, मित्रों का शुभी, परोपकार प्रेमी 
शास्त्र मे तत्पर, कमिइनर वा सचिव, अनेक देशों का निवासी, एकान्त व तीर्थो म॑ 
बुद्धि रखने वाला होता है ॥ १७-१८ ॥। 
मकर राशिस्थ गुरु का फल 
ळघुयोर्यो मकरस्थे बहुश्रमवळ्शधारको जीवे । 
उनानाचारो मूर्खो दुरन्तनिःस्व परप्रेष्णः ॥ १६॥। 
साङ्गल्यदयाशोचस्वबन्धुचात्सल्यध मंर्पारिहीन: । 
दुर्ददेहो भीर: प्रवासशीळो विषादी च॥ २०॥ 
यदि कुण्डली में मकर राशिस्थ गुरु हो तो जातक--अल्पवली, अधिक परिश्रमी, - 
क्लेश को धारण करने वाला, अनेक वा नीच आचरण वाला, मूर्ख, अधिक निर्धन, 
दूसरों का नौकर, मा ङ्गल्य-दया-पवित्रता-स्वबन्धु प्रेम-व धर्म से रहित, कृश देहधारी:. 
डरपोक, परदेशवासी व विधाद ( दुःख ) से युक्त होता है ॥ १९-२० ॥ 
कुम्भ राशिस्थ गुरु का फल 
पिशुनो न साघुशीरः कशिल्पतोयाश्रमेषु कर्मरतः । 
मुख्यो गणस्य सुतरां नीचाभिरतो नुशंसइच॥ २१॥ 
लुब्धो व्याधिग्रस्त: स्ववारक्यदोषेण नारितार्थश्च । 
प्रज्ञादिगुण्हानो घटे गरो स्याद्गरुस्त्री'गः।। २२ ॥ 
यदि कुण्डली में कुम्भ रादिस्थ गुरु हो तो जातक--चुगल्खोर, दुःस्वभावी,. 
निन्यशिल्प व जलाशयों में कार्ये तत्पर, समुदाय में प्रधान, निरन्तर नीचजन सेवी, 
पापी, लोभी, रोग से पीडित, अपने वचन के दोष से धन का नाशक, बुद्धिहीन तथा” 
गुरु की स्त्री में आसक्त होता है । २१-२२ ॥। 


जान = ee == me = = = 


१. समः स्थिर,थंश्च । २. हार । ३. नीचा । ४. वास । ५, स्त्रीकः । 


२२० सारावली 


सीन राशिस्य गुरू का फल 
वेदाथशास्त्रवेता सुहृदां पुज्यः सतां च नृपनेता । 
साध्यः सधनोऽध्ृष्णो 'ह्यहीनदपस्थिरारम्भः ॥ २३॥। 
राज्ञः सनोतिशिक्षाव्यवहाररणप्रयोगवेत्ता चर । 
ख्यात: प्रशान्तचेटो *स्थिरसत्त्वयुतरच मीनगे जीवे ॥ २४॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशिस्थ गुरु हो तो जातक-वेद का अर्थे व शास्त्रों का 
जानने वाला, मित्र व सञ्जनों का पूजनीय, राजा का$मन्त्री, प्रशंसनीय, धनी, निर्भीक, 
अधिक गर्वी ( अहङ्कारी ), स्थिर कार्यारम्भी, राजा को सुन्दर नीति-शिक्षा-व्यवहार- 
“युद्ध प्रयोग का जानने वाळा, विख्यात और झान्तिप्रिय होता है ॥ २३-२४ ॥ 
भौम राशिस्थ ( मेष, वृश्चिक ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
धामएमनतभीरु विख्यातसुतं महाभाग्यम्‌ । 
भोमगृहे रबिदृष्टो ह्यतिरोमचितं गुरु: करुते॥ २५॥। 
इतिहासकाव्यकुराळं बहुरत्नं स्त्रीछु भाजनं करुते । 
कुजगेहे शशिद एस्त्रिदशगुरु: पार्थिवं प्राज्ञम्‌ ॥ २६ ॥ 
नपपुरुषशुरमुग्रं नयविनयसमन्वितं च अविधनं च । 
अविवेयभृत्यदारं जनर्यात वक्रेक्षितो जीवः ॥ २७॥ 
अनृतं वःनपापं परविदरान्वेषणेछु निपुणं च। 
सेवाविनयक्कतज्ञ कापटिक सोम्यसं दृष्टः ॥ २८ ॥ 
गृहशायनवसनगन्धेर्माट्यालङ्कारयुवतिभिविभव: । 
समुचितमतीव भीरु कस्ते शुक्रेक्षितो जोवः॥ २६ ॥ 
मल्निं लुब्धं तीक्ष्ण साहसिकं संमतं च तिद्धं च । 
अस्थिरमित्रापत्यं त्रिदशगुरु: सोरसंद ष्ट: ।। ३० ॥ 
यदि कुण्डली में भौम राशिस्थ गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक धर्मात्मा, असत्य 
“से भयभीत, प्रसिद्ध पुत्र वाला, बड़ा भाग्यवान्‌ व अधिक रोमयुत देहधारी होता हे । 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक इतिहास व काव्य में चतुर, 
अधिक रत्न वाला, स्त्रियों का प्रियपात्र, राजा व पण्डित होता हे । 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक राजपुरुष, वीर, उग्र, नीति व 
- विनय ( नम्रता ) से युक्त, निर्धन वा धनवान्‌, कुत्सित नौकर व कुस्त्री वाला होता है । | 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक झूठ बोलने वाला, ठग, पापी, - 
दूसरे के छिद्र ढूँढने में चतुर, सेवक, नम्र, कृतज्ञ एवं कपटी होता है। | 
यदि भौम राशिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक मकान-शय्या-वस्त्र-सुगन्ध- 
“माल्य-भूषण-स्त्री-ऐइवर्यं से युत तथा अत्यन्त डरपोक होता है । 


~= ति >. > जन अधि "४ 





1 





“छ i है 
छ PR साधन ८२० TVET 








१. विशत्रुगवेस्थिरारंभः ! २. मीनपुगे भवति ना । ३. धनिनं । 


सर्छाचरा अध्याय २२१ 


यदि भौम राशिस्थ गुरु, शनि से इष्ट हो तो जातक मलिन, लोभी, तीखा, साहसी-- 
जन सहयोगी, सिद्ध तथा अस्थिर मित्र व पुत्र वाला होता है ॥ २५-३० ॥ 
।। इति जीवस्य कुजभे दृष्टि: ॥ 
शुक्र र(शिस्थ ( वृष-तुला ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
हिपदचपुष्पदभागिनमत्यटनं? व्यायताङ्गमिह "पुरुषम्‌ । 
प्राज्ञं नरेन्द्रसचिबं करोति सूर्यक्षितो जीव: ॥ ३१॥ 
अतिधनमतीव मध॒रं जननीदयितं भियं च युवतीनाम्‌ । 
अत्युपभोगं कुस्ते चन्द्रेण निरीक्षितो जीवः ॥ ३२॥ 
दयितं बारस्त्रीणां प्राज्ञं दारं च धनएनृद्धं च। 
सुखिनं नरेन्द्रपुरुषं भूगुभे जीवो रुधिरदृष्टः॥ ३३॥ 
प्राज्ञ चतुरं सघुरं सुधनं विभवान्वितं गुणसमृद्धस्‌। 
सुरुचिरशीळं कान्तं जनयति बुधवीक्षितों जीवः॥ ३४॥ 
अतिळलितमति च धनिनं परभूषणधारिणं मजाशीलम्‌ । 
वरशायनं वरवसनं भुग॒भे भृगवीक्षितो जीव: ॥ ३५॥ 
प्राज्ञं वबहुधनधाच्यं महत्तरं ग्रामनगरपुर्षाणास्‌ । 
मलिनमर्पमभार्य कुरते सोरेक्षितो जीवः॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र रादिस्थ गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--मनुष्य व पशुओं 
से युत, अत्यन्त घूमने वाला, लम्बी देह, पण्डित व राजा का मन्त्री होता हे । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक्र--अधिक धनी, अधिक 
सुन्दर, माता का कृपापात्र, स्त्रियों का प्रिय व अधिक भोगी होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, भौम से दष्ट हो तो जातक--बालक व स्त्रियों का प्रेमी, 
पण्डित, वीर, धनी, सुखी एवं राजपुरुष होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, बुध से द,ए हो तो जातक--पण्डित, चतुर, मधुर (प्यारा), 
सुधनी वा सौभाग्यवान्‌, ऐश्वर्य से युत, गुणी, सुन्दर शीलवानु तथा मनोहर होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, शुक्र से दुष्ट हो तो जातक--अधिक सुन्दर, अधिक धनी, 
दूसरे के अलङ्कार को धारण करने वाला, शरीर की सफाई में तत्पर, श्रेष्ठ शय्या व 
श्रेष्ट वस्त्र वाला होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ गुरु, शनि से दष्ट हो तो जातक--पण्डित, अधिक धन व अन्न 
वाला, गाँव व नगर ( शहर ) वासियों में श्रेष्ठ, मलिन, कुरूप तथा स्त्री से रहित 
होता है ॥ ३१-३६ ॥ 
॥ इति जीवस्य भृगुभे दष्टि: ॥ 
बुध राशिस्थ ( सिथुन-कन्या ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
आर्य ग्राम्तश्रेष्ठं कुटुम्बिने दारपुत्रधनयुक्तस्‌। 
बुधभे दिनकर वुष्टस्त्रिदशगुरुसनिवं कुर्ते ॥ ३७ ॥ 


१. त्याढ्य । २. क्लिंनं पुरुगम्‌ । ३. सुभगं । ४. दारपुनगुह्युक्तम्‌ । 





२२२ सारावली 


चन्द्रेक्षितस्तु कुरुते वसुमन्तं मातुवल्लभं' धन्यम्‌ । 
सुखयुचतिपुत्रवन्तं सुरग॒रुरतिरूपमनुपसं बुधभे ॥ ३८॥ 
शाश्वतसुरब्धविषयं चित्रितगात्रं धनान्वितं कुरुते । 
धरणिसुतेक्षितदेहस्त्रिदशगुर: संसतं लोके ॥ ३९ ॥ 
कुर्ते ज्योतिषकुराळं बहुसुतदारं च सूत्रकारंच । 
अतिशयविरूपवादय॑ ब्रुधभे सोम्येक्षितो जीनः॥ ४० ॥ 
थदेवप्रासादानां कृत्यकरं वेशदारभोक्तारस । 
हृदयहर॑ नारीणां कुण्ते शुक्रेक्षितों जीव: ।। ४१ ॥ 
श्रेगीगणराषट्राणां पुरोगनं ग्रामपत्तनानां च। 
जनयति शनिना दृष्टः सुतनुं जीवो नरं बुधभे ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध राशिस्थ गुरु, सूर्य से दट हो तो जातक- उत्तम, गाँव में 
प्रधान, परिवार वाला, स्त्री पुत्र-धन से युत होता है । 
यदि वुध राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--धनवान्‌, माता का प्रिय, 
'पुज्य, सुख-स्त्री-पुत्र से युत, अधिक स्वरूपवानु तथा उपमा से रहित अर्थात्‌ अद्वितीय 
होता है । 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, भौम से दष्ट हो तो जातक--निरन्तर विषय सुख का 
भोगी वा निरन्तर विजय प्राप्तकर्ता, चित्रित देहधारी वा विकार से युत शरीर वाला, 
धनी एवं संसार में पूज्य होता है । 
यदि वुध राशिस्थ गुरु, बुध से दष्ट हो तो जातक- ज्योतिष शास्त्र में चतुर, 
अधिक पुत्र व स्त्री से युत, सूत्रकर्ता तथा अत्यन्त विरूपवादी होता है । 
यदि बुध राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक-_देव-मन्दिरों का कार्यकर्ता 
वेश्यागामी तथा स्त्रियों के हृदय को चुराने वाला होता है । 
यदि बुध राझिस्थ गुरु, शनि से द. ष्ट हो तो जातक--मजदूर राज्यों का व गाँव व 


नगरों का अध्यक्ष एवं सुन्दर देहधारी होता है ॥ ३७-४२ ॥। 
॥ इति जीवस्य बुधभे द ष्टिः ॥ 


कर्क राशिस्थ गुरु पर ग्रहों को दृष्टि के फल 

रविद्ष्टः शशिभवने विख्यातं ह्यग्रगं समुहानाम । 
सुखधनदारविहीनं पइचादाढ्य गरुः  कुरुते ॥ ४३॥ 
अत्यथं द्य तिमन्तं नुर्पात वहुकोदावाहनसमृद्धम्‌ । 
उत्तमयुवतीपुत्रं जनयेच्छशिभे गर्रहमग॒दएटः ॥ ४४॥ 
कौमारदारमाढ्य हेमाळुद्कारभागिनं प्राज्ञम्‌। 

शार सद्रणगात्रं रुधिराङ्गनिरीक्षितो गुरः कुरुते॥ ४८॥ 
'बान्धवमात्रर्निमित्तं धनिनं कळान्वितं विगतपापम्‌ । 
जनयति बुधेन दुष्टः "प्रत्ययिनं मन्त्रिणं जीव: ॥ ४६॥ 


१. मातृत्रत्सलं। २. विजयं। ३. विकृत। ४. प्रसादसुमुखं। ५. प्रत्यायकसमस्त्रिणं। 


सप्तविश अध्याय २२३ 


बहुदार बहुविभवं नानाङङ्कारभागिनं सुखिनम्‌ । 
भुगतनयद्‌छिर्मातः सुभगं पुरुषं गुरु: कुरुते ॥ ४७ ॥ 
सौरेण दुष्टमूर्तमंहत्तर' ग्रामसन्यनगराणाम्‌ । 
वाचाटं बहुविभवं वार्धक्ये भोगमागिनं जीवः ॥ ४८॥ 
यदि कुण्डली में कर्क राशिस्थ गुरु, सूर्य से दष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध, जनसमूहों 
के आगे चलने वाला, सुख-धन-स्त्री से रहित व पीछे सुखादि से युत होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दष्ट हो तो जातक--अधिक कान्तिमान्‌, राजा, 
अधिक धन व सवारी से युक्त व श्रेष्ठ स्त्री व पुत्र वाला होता है । 
यदि करकं राशिस्थ गुरु, भोम से दृष्ट हो तो जातक--क्रुमार अवस्था की स्त्री को 
प्राप्त करने वाला, धनी, सुवर्ण व अळंक्रार का भागी, पण्डित वीर व घाव से युत देह 
वाला होता है । 
यदि कर्के राशिस्थ गुरु, बुध से दष्ट हो तो जातक--बन्धुओं का शुभचिन्तक, धनी, 
कलही अर्थात्‌ कलहप्रिय, पाप से रहित तथा विश्‍वसनीय मन्त्री (सलाहकार) होता है। 
यदि कर्कं राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--अधिक स्त्री वाला, अधिक 
ऐश्वर्य से युत, अनेक प्रकार के भूषणों को प्राप्त करने वाला, सुखी व सौभाग्यवान्‌ 
होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ गरु, शा" से द.ष्ट हो तो जातक--गाँव-सेना व शहर का प्रधान, 
बहुभाषी, अधिक ऐश्वयंवानु तथा वृद्धावस्था में भोगसम्पन्न होता हे ॥ ४३-४८ ॥ 
॥ इति कंटके जीवद,ष्टिः ॥ 


सिह राशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 

[सहे दयितं ख्यातं सतां च नुर्पात महाधनसमृद्धम्‌ । 
जनयति दिनकरदष्ट स्त्रिदशगुरुर्नरमतीव हि सशोलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अतिसुभगमति च मरिनं 'स्त्रीभाग्ये रतिसभगमत्याढयम्‌ । 

लेपे चन्द्रसदृष्टो जितेन्द्रियं जनयति स्रेज्य: ॥ ५० ॥ 
सत्यं सतां गुरूणां २विदिष्टकर्माणमुग्रमतिनिपुणम्‌ । 

शुद्धं शार क्र गुरुरिह भोमेक्षितः सिहे॥ ५१॥ 
गृहवास्तुज्ञानरतं विज्ञानगुणान्वितं रुचिरवाक्यम्‌ । 

सिहे मन्त्रिणमग्रय बुधेक्षितो विश्रुतं जीव: ॥ ५२॥ 
दयितं स्त्रीणां सुभगं भूपतिसत्कारसत्कृतं पुरुषम्‌ । 
सितदुष्टः सुरपुञ्यो जनयति सिहे महासत्त्वम्‌ ॥ ५३॥ 
बहुकथनमधुरवचनं सुखरहितं चित्रभागिनं तीक्ष्णम्‌ । 
अमरस्त्रीतुख्स्‌ खं [सहगुरुः सौरसन्द्ष्ट: ॥ ५४ ॥ 








१. स्त्रीभाग्यैरुपचितार्थमत्याढ्यम्‌ । २. मग्रृथ । 


२२४ सारावळो 


यदि कुण्डली में सिह राशिस्थ गुरु, सूर्य से द,ष्ट हो तो जातक- दयालु, सज्जनों 
में विख्यात, राजा, अधिक धनी तथा अत्यन्त सुशील होता हे । 

यदि सिंह राझिस्थ गुरु, चन्द्रमा से द,ष्ट हो तो जातक--अधिक सौभाग्यवानु, 
अधिक मलिन, स्त्री के भाग्य से धन प्राप्त करने की वृद्धि से युत तथा जितेन्द्रिय 
होता है । 

यदि सिंह राशिस्थ गुरु, भौम से दष्ट हो तो जातक--सज्जनों व गुरुजनों के 
मध्य सत्यभाषी, श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उग्र वा आगे चलने वाला, अत्यन्त चतुर, शुद्ध 
( पवित्र ), वीर व कठोर होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ गुरु, बुध से दष्ट हो तो जातक--गृह-निर्माण के ज्ञान में लीन, 
वैज्ञानिक, सुन्दर वक्ता, सचिव, अग्रगामी या प्रधान तथा शास्त्रज्ञ होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ गुरु, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का प्यारा, सौ भाग्य- 
वान्‌, राजा के सत्कार से युत तथा अधिक बली होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ गुरु, शनि से द.ष्ट हो तो जातक--अधिक बोलने वाला, 
मधुर ( मीठा ) भाषी, सुख से हीन, चित्रकार, निठुर वा देवाद्भना के समान सुखी 
होता है ॥ ४८-५४ ॥ 
॥ इति सिंहस्थे जीवदष्टिः ॥ 
स्वराशिस्थ गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नपतिविएुद्धं जनयति विवुधगुरुः संस्थितः स्वगृहे। 
रविद्ष्टट परितप्त धनबन्धुजनेन परिभुक्तम्‌ ॥ ५५॥ 
नानाविधसौर्ययुतं स्वगृहे चब्द्रेक्षितो जीवः । 
अतिसूभगं युवतीनां मानधनेइवर्यर्गावतं कुरुते॥ ५६॥। 
सङ्ग्रामे विक्ृताड्र क्रुर वधक *परोपतापकरम्‌ । 
जनयति कुजेन दुष्टो ९देवगुरुनष्टपरिवारम्‌ ॥ ५७॥ 
सन्त्रिणमथ नर्पात वा सतधनसौभाग्यसोख्यसम्पन्नम्‌ । 
स्वगृहे व॒धेन दुष्टः सकलागन्द गुरु: कुरुते ॥ ५८॥। 
सुखिनं धनिनं प्राज्ञं व्यपगतदोषं चिरायुषं सुभगम्‌ । 
स्वगृहे सितेन दुष्टो छक्ष्मीपरिवेष्टितं गुरुः पुरुषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मलिनमतीव च 3सुभगं ग्रामपुरश्रेणिधिवकतं दीनम्‌ । 
स्दगृहगरुः दानिद्ष्टो जनयति *सुखभोगधमंपरिहीनम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में स्वराशिस्थ ( धनु, मीन) गुरु, सूर्य से द.ष्ट हो तो जातक-- 
राजा का विरोधी, पीड़ित, धन व बन्धुओ से युक्त अर्थात्‌ निर्धन व बिना परिवार का 
होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से ट.ष्ट हो तो जातक--अनेक प्रकारके सुखों से युत 
अर्थात्‌ सर्वसम्पन्न, स्त्रियों का अतिस्नेही, सम्मान-धन विभव से अह्ङ्कारी होता है । 





१. परोपकारपरमु । ३. द.ष्ट: स्वगृहगुरु: । सभयं । 


१५ सर्पावश अध्याय २२५ 


यदि स्वराशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक--युद्ध ( लड़ाई ) में भग्नशरीर, 
निठुर, हिसक, दूसरे को पीड़ा करने वाला या परोपकारी तथा कुटुम्बहीन होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक--सचिव वा राजा, पुत्र-धन- 
सौभाग्य-सुख से युत तथा सब को प्रसन्न करने वाला होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो जातक--सुखी, धनी, पण्डित, निर्दोषी, 
दीर्घायु, सौभाग्यवान्‌ तथा लक्ष्मी से युत होता है । 
यदि स्वराशिस्थ गुरु, शनि से दृष्ट हो तो जातक--मलिन, अत्यन्त डरपोक, गाँव 
नगर-पंक्ति में तिरस्क्कत, दीन, सुखभोग व धर्म से रहित होता है ॥ ५५॥ 
॥ इति स्वगृहे दृष्टि: ॥ 
शनि राशिस्थ ( मकर, कम्भ ) गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
प्राज्ञं पृथिवीपालं सोरगृहे भानुना च संदृष्टः। 
"प्रकृतिसमृद्धं जनयति *बहुभोगससन्वितं सुदिक्रान्तम्‌ ॥ ६१॥ 
पितृमातृभक्तमार्यकुळो-डूचं प्राज्ञमाढ्यमादेयम्‌ । 
चन्द्रेक्षितस्तु जीवः सुशीलमतिधामिक शनिभे ॥ ६२॥ 
शरं नरेन्द्रयोधं गावतमोजस्विनें सुवेषं च। 
विख्यातमायमान्यं रानिभे बक्रेक्षितो जीवः ॥ ६३॥ 
उकामरति गणमुख्यं मानवमथ सार्थवाहमाढ्य दा। 
ख्यातमतिमित्रवन्तं ब॒धसंदृ्टो गुरुः रानिभे॥ ६४॥ 
भोज्यान्नपानविभवं वरगुहरशयनासनोत्तमस्त्रीकस्‌ । 
आभरणवसनमन्तं शनिभे शुक्रेद्षितो जीवः॥ ६५॥ 
अनुपमविद्यावृत्तं महत्तरं देशपाथिव रानिभे। 
द्विपदचतुष्पदसाढय भोगिनमथ सोरवीक्षितो जीनः॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में शनिराशिस्थ गुरु, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, राजा; 
स्वभाव से धनी, अनेक भोगों से युत या सुख का भोक्ता एवं सुन्दर पराक्रमी होता है। 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--मिता माता का भक्त, 
कुल ( वंश ) में श्रेष्ठ, पण्डित, धनी, दानी, सुशील एवं अत्यन्त धामिक होता हे । 
यदि शति राशिस्थ गुरु, भौम से दृष्ट हो तो जातक--वीर, राजा का योद्धा, 
अहङ्कारी, पराक्रमी, सुन्दर वेषधारी, प्रसिद्ध व श्रेष्ट जनों से एजित होता हे । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, बुध से दुष्ट हो तो जातक--कामी, समुदाय का अध्यक्ष 
वाहन चालक वा धनी विख्यात व अधिक मित्र वाला होता है । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--खाने योग्य अन्न-पान का 
संग्रही, उत्तम घर-दाय्या-आसनःस्त्री-भूषण ( अलङ्कार ) व वस्त्र से युत होता है । 
यदि शनि राशिस्थ गुरु, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अद्वितीय विद्या व आचरण 
से युत, श्रेष्ठ, किसी देश का राजा, परिजन व पशुओं से युक्त तथा भोगी होता 
है ॥ ६१-६६ ॥ ँ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां गुरुचारो नाम सप्तविशो$ध्याय: । 


१. प्रकृतिसमुत्थं । २. सुख । ३. मति । 


२२६ साराव ॥( 


अष्टाविशोऽध्यायः 


सेष राशिस्थ शुक्र का फल 
नेशान्धो बहुदोबो विरोधशीलः पराङ्गनाचोरः । 
चेइयावनाद्रिचारी स्रीहतोबन्धनं प्रासः ॥१॥ 
क्षुद्र: कठो रचो रश्चमूपुरश्रेणिवृम्दनाथश्च । 
मेषे स्यादभुगुतनये नो विश्वासी प्रगल्भश्च॥ २॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मेषराशिस्थ शुक्र हो तो जातक- रात्रि में अन्धा, अनेक 


दोषी, विरोध में तत्पर, दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, वेशयागामी, वन व पर्वत में 
विचरण कर्त्ता, स्त्री के निमित्त कारावास का भागी, नीच, कठोर ( क्रूर ) तस्कर, 


सेना नगर पंक्ति समुदाय का स्वामी, अविश्वासी व धृष्ट होता है ॥ १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ शुक्र का फल 

बहुयुवतिरत्नसहितः छृषीवलो गन्धमाल्यवस्त्रयुतः । 

गोकुलजीवी दाता स्वनरन्धुभर्ता सुर्मूरतश्च॥ ३॥ 

आढयस्त्वनेकनिद्यो बहुश्रदः सत्वहितकारी । 

वृषभे गुणेः प्रधानः परोपकारी सिते भवति जातः॥ ४॥ 

यदि उत्पत्ति के समय वृषराशिस्थ शुक्र हो तो जातक- अधिक स्त्री व रत्न वाला, 
खेती करने वाला, इत्र-माला-चर्त्रों से युत, गाय के कुल से आजीविका करने वाला, 
दानी, अपने बन्धुओं का पालक, सुन्दर देहधारी, धनी, अनेक विद्या संपन्न, अधिक 
देने वाळा, प्राणीमात्रका शुभ चिन्तक, गुणों से प्रधान तथा परोपकारी होता हे ॥३४॥ 
मिथुन राशिस्थ शुक्क का फल 

१विज्ञानकलाशास्त्रः प्रथितः सततं सुमृतिगः कामी । 

आलेख्यलेख्यनिरतः काव्यकर: स्यात्‌ प्रियः साधुः॥ ५॥ 

"धृतगीतनृत्तविभवः सुहृज्जनाढयः सुरद्विजानुरतः । 

संल्ढस्नेहो चे मिथुनस्थे भागवे भवति॥६॥ 

यदि उत्पत्ति के समय मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक--विज्ञान-कला-शास्त्र 
ज्ञान से सत्य में आरूढ वा विज्ञान कला-शास्त्र का ज्ञाता, निरन्तर प्रसिद्ध, सुन्दर 
देहधारी, कामी, टिप्पणी व लेख लिखने में लीन, काव्य कर्ता, प्रेमी, सज्जन, गान व 
नाच से धन प्राप्त करने वाला, मित्र मण्डली से युत, देवता व ब्राह्मण का भक्त एवं 
स्थिर मंत्री वाला होता है ॥ ५-६ ॥ 
ककं राशिस्थ शुक्र का फल 
रतिधमरत: प्राज्ञो बली सुदुगुंणवतां प्रधानश्च । 
आकाङ्क्षितेः सुखाथर्घृक्तः प्रियदर्शंन: सुनीतिश्च॥ ७॥ 





१ विज्ञानऊलाशास्त्रप्रतोतसत्यस्थितो वाग्मी । २ स्मृति । 


| 
| 





अष्टाविश अध्याय २२७ 


योषित्पानप्रभवँवर्याधिभिरधिकं प्रपीडितो मनुजः । 
शुक्रे कर्कटसंस्थे स्ववंशभबदोषसन्तप्त: ॥ ८ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय ककं राशि में शुक्र हो तो जातक--काम व धमं में लीन, 
पण्डित, बलवान्‌, गुणियों में सरळ व-प्रधान, इच्छित सुख व धन से युत, सुन्दर देह- 
धारी, उत्तम न्याय कर्ता, स्त्री व मद्यपान करने से अधिक रोगों से पीडित एवं अपने 
वंश के दोष से दुःखी होता है।॥ ७-८॥ 
सिह राशिस्थ शुक्र का फल 
युवतिजनोपासनको' लव्धसु खद्रविणसम्प्र मदश्च । 
लघुसत्व: प्रियदन्धुर्वचत्रसौख्यश्च दुःखी च॥ ९॥। 
उपकारी च परेषां गुर्रहजाचार्यसंसतो निरतः । 
सिहस्थे भग॒तनये बहुचिन्तास्वनभियोगः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
यदि उत्पत्ति के समय सिंह राशि में शुक्र हो तो जातक- स्त्री जन का उपासक 
५ सेवी ), सुख-धन-आनन्द से युत वा स्त्रीजन की उपासना से सुख-धन आनन्द को 
प्राप्त करने वाला, अल्पवली, वन्धुओं का प्रेमी, अनेक प्रकार के सुख होने पर कदाचित्‌ 
दुःखी, परोपकारी, गुरू-ब्राह्मण-आचाये से निरन्तर सम्मत ( वश ) में रहने वाला 
तथा अधिक चिन्ता से रहित होता है ॥ ६-१० ॥ 
कन्या रएशिस्थ शुक़् का फल 
रूघुचिन्तो ुट्रनिपुणः परोपसेवी कलळाबिधिज्ञइच । 
स्त्री सम्भाषणसधु पणयनगणानार्थेकृतयत्नः ॥ ११॥ 
नारीषु दुष्डरतिडु प्रणयी दीनो न सोख्यभोगयतः 
कन्यायां भुगुतनये तीर्थ्भापण्डितो जातः ॥ १२॥ 
यदि उत्पत्ति के समय कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक--अल्प चिन्ता वाला, 
सरल, चतुर, परोपकारी. कला की रीति का ज्ञाता, स्त्री वार्ता में मीठा, नम्रता गणना 
हेतु प्रयत्नी, दुःशीला स्त्रियों में विनम्र, दान-सुख-भोग से रहित, तीर्थं एवं सभा में 
“पण्डित होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ शुक्र का फल 
श्रसरब्धधनः झरो विचित्रभाल्याम्बरो विदेशरतः । 
नेपुणरक्षणङ्कुशरः कर्ससु चपलः सुदुष्करेघु तथा ॥ १३॥ 
आढयो रुचिरसुपुण्यो हिजदेवार्चनविळब्धकीतिइच । 
शुक्रे तुळाधरगते भवति पुसान्‌ पण्डितः सुभगः ॥ १४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय तुला राशि में शुक्र हो तो जातक--परिश्रम से धन पैदा 
“करने वाला, वीर, अनेक पुष्पों की माला व वस्त्र का प्रेमी, विदेश में तत्पर, निपुणता” 





१ जनोपासनया । 


२२८ सारावली 


से रक्षा करने में चतुर, कठिन कार्यों में चचचल, धनी, शोभनीय पुण्यवान्‌, ब्राह्मण क 
देवता की पूजा से प्राप्त यशवान्‌, पण्डित एवं सौभाग्यवानु होता है !। १३-१४ ॥। 
वृश्चिक राशिस्थ शुक्र का फल 
विद्वघरतिनशंसो चिमुक्तधर्मा विकत्थनो$तिशठ: । 
सहजवि रक्तो 5धन्यो दिपन्नराङ्रुस्तथा पायः ॥ १५॥। 
आर्यः कुरटाद्वेषी वघनिपुणो यह वृणो दरिद्रश्च । 
अलिनि सिते भवति पुमान्‌ गहितशोल: सुगह्यगव: ॥ १६ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय वुर्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक--द्रोह ( विरोध ) प्रिय, 
घृणित, अधर्मी, वकवादी, अधिक धूते, भाइयों से विरक्त ( अनिच्चित ), अप्रशंसनीय,. 
विपत्तियों का शत्रु, पापी, श्रेष्ट, वेश्या शत्रु, हिसा में चतुर, अधिक ऋणी, दरिद्री, 
नीचता में तत्पर एवं गुप्ताङ्ग रोगी होता है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ शुक्र का फल 
सद्धर्मकमधनजंः फळंरुपेतो जगत्प्रियः कान्तः । 
आयः "कुरब्धरब्दो विद्वान्‌ गोनानळंकरिऽणुश्च ।। १७॥ 
*सहित्तदारसुभगो नरेःद्रमन्त्रोी स॒चतुरोऽपि। 
पीनोच्चतनु: पुज्य: सतां समूहस्य धनुषि कवी ॥ १८॥ 
यदि उत्पत्ति के समय धनुराशि में शुक्र हो तो जातक--अच्छे धर्म-कर्म अर्थ केः 
फल से युक्त, संसार प्रिय, सुन्दर, श्रेष्ठ, वंश में धनी, पण्डित, गायों का पालक. भूषणेच्छु, 
अच्छे धन व स्त्री से सौभाग्यवान्‌, राजा का सचिव, सुन्दर चतुर, मोटा व ऊँचा शरीर 
वाला तथा सज्जन समुदाय का पूजनीय होता है ॥ १७-१८ ॥ 
मकर राशिस्थ शुक्र का फल 
व्ययभयपरिसन्तक्षो दुबळ्देहो जराद्गनासक्तः । 
हृद्रोगी धनलुब्धो  लोभानुृतवस्चनो निपुणः ॥ १५ ॥ 
क्ळीबो विपन्नचेष्ठ: परार्थचेष्टः सुदुःखितो मूढ: । 
मकरे दानवपुज्ये पलेशासहो जायते पुरुषः ॥ २० ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मकर राशि में शुक्र हो तो जातक--खर्चे के भय से 
दुःखी वा खर्च व भय से पीडित, कृश शरीर, वृद्धा स्त्री में आसक्त ( प्रेम ), हृदय का 
रोगी, धन का लोभी, लोभ के पीछे झूठ बोल कर ठगने वाला, चतुर, नपुंसक, विपत्ति 
का इच्छुक, दूसरे के धन की इच्छा करने वाला, दुःखी, मूर्ख तथा बलेश सहन कर्ता 
होता है ॥ १९ २० ॥ 
कर्भ राशिस्थ शुक्न का फल 
उद्देगरोगतप्तः कर्मसु विफलेषु सर्वदाभिरतः। 
परयदतिगो विधर्म गुरुभिः पुत्रे कृतर्वरः॥ २१॥ 





१ कुलार्थं । २ दार । 


अष्डाविश अध्याय २२६ 


स्नानोपभोगभूषणवस्त्रादिनिराक्कृतो मलिन: । 
कुम्भधरे भृगुपुत्रे भवति पुमान्नात्र सन्देहः॥ २२ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक--उद्वेग रोग से पीडित, 
उपर्थ के कार्यो में सदा तत्पर, पर स्त्री गामी, अधर्मी, गुरुजन व पुत्रों से शत्रुता करने 
बाळा, स्नान-उपभोग-अलङ्कार, वस्त्रादि से रहित व मलिन होता है, इसमें सन्देह 
हीं है ॥ २१-२२ ॥ 


सीन राशिस्थ शुक का फल 


दाक्षिण्यदानगुणवान्‌ महाघनोऽधःकफृृतारिपक्षरच । 
लोके ख्यातः श्रेष्ठो विशिष्टचेशो नृपतिदयित: ॥ २३ ॥ 
वाग्बुद्धिवुतोदारः सज्जनपरिलब्धविभवमानदच । 


स्वादेयवचा सीने वंशधरो ज्ञानवान्‌ शुक्र ॥ २४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मीन राशि में शुक्र हो तो जातक--चतुर, दानी, गुणी, 
बड़ा धनी, शत्रु पक्ष को नीचा दिखाने वाला, संसार में प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, विशेष कार्य का 
इच्छुक, राजा का प्रिय, वाणी व बुद्धि से युत अर्थात्‌ वाग्मी व बुद्धिमान्‌, उदार, 
सज्जनों से ऐश्‍वर्य व सम्मान को पाने वाला, अपनी बात का धनी, वंश पालक तथा 
ज्ञानी होता है ॥ २३-२४ ॥।। 


भोस राशिस्थ ( मेब, वृश्चिक ) शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 


स्त्रोहेतोडु:खातं युवतिनिमित्ताहिनष्टधनसोख्यम्‌ । 
कुजभवने रविदुष्टो जनयति शुक्रो नपं प्राज्ञम्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्बन्धनमतिचपळं कामातुरमधमयुवतिभर्तारम्‌ । 
जनयति भुगोरपत्यं रजनोकरवीक्षितं कुजभे॥ २६॥ 
धनतोख्पयान रहितं परकर्मकरं मछिनचेष्टम्‌ । 


जनयति रुधिरक्षेत्रे रुघिरेण निरीक्षितः शुक्रः ॥ २७॥ 
मुख धष्टसनायं स्वदन्धुर्पारवादकं विनयहीनम्‌ । 
चोरं क्षुद्रं क्रूरं बुधदष्टो भागः कुरुते॥ २८ ॥ 
सुनयनमुदारदानं' सुशीरं व्यायतं बहुसुतं च। 
त्रिदरागुरुदृष्टमातिजनयति रुधिरालये शुक्र: ॥ २६ ॥ 
-अतिसलिनझलसमटनं स्वाभमतजनसेवकं कुरुते । 
भृगृतनयो रुधिरगृहे दिनकरपुत्रेण वोक्षितःचोरमु ॥ ३०॥ 
यदि उत्पत्ति के समय भौम राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के 
निमित्त दुःखी व पीड़ित, स्त्री के कारण धन व सुख को नष्ट करने वाला, राजा व 
पण्डित होता है । 





१. दारं। २. मधन । 


२२३० सारावळी 


यदि भौम राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--वन्धन भोक्ता, अधिक 
चःच्चल, काम के पीछे आतुर व नीच स्त्री का पति होता है । 

यदि भौम राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--धन-सुख-सम्मान से हीन, 
दूसरे का कार्य करने वाला व दूषित इच्छा कर्ता होता है ! 

यदि भौम राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--मूखं, ढीठ, नीच, अपने 
बन्धुओ की शिकायत करने वाला, नम्रता से रहित, चोर, क्षुद्र व कठोर होता है । 

यदि भौम राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर नेत्र वाला, उदार 
चित्त स्त्री वाळा वा उदारता से दान कर्ता, सुन्दर देहधारी, लम्वा व अधिक पुत्र 
वाला होता है । 


यदि भौम राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अत्यन्त मलीन, आलसी, 
घूमने वाला व निर्धन, अपने स्वभाव के मनुष्यों का नौकर व चोर होता हे ।। ५-३०॥॥ 


॥ इति कुजभे दृष्टि: ॥ 
स्वराशिस्थ ( वृष, तुला ) शुक्र पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
दिनकरहृष्टः शुक्रो वरजायाभोगिनं धनसघृद्धम्‌ । 
जनयत्युत्तमपुरुषं स्रीहेतोनिजितं स्वगृहे ॥॥ ३१ ॥ 
परमकुलीनापुत्रं "सुखधनदानः सुखरुपेतं च! 
अत्यार्यमतिः कान्तं स्वगृहे चब्द्रेक्षितः शुक्र: ॥ ३२ ॥॥४ 
दुःशीलाभर्तारं प्रमदाहेतोइच नटगृहदारम्‌ । 
जनयति भृगनन्दकरो झदनवशं वक्रसन्दृष्टः ॥ ३३॥ 
कान्तं मधुर सुभगं सुखधृतिमतिसंयुतं बिपुरसत्त्वस्‌ । 
जनयति बुधेन दृष्टः सर्वशुणसमन्वितं स्यातम्‌ ॥। ३४॥ 
प्रमदापुत्र गृहाणां भागिनमथ तयानवाहनानां च । 
स्वक्ष गुरसन्दृष्टट कुरते भृग्रिष्टचेष्टानास्‌॥ ३५॥। 
स्वल्पसुखं स्वल्पधनं इुःशीळं अ्वर्धकीर्पात चेव। 
सोरेक्षितस्तु जनयेत्‌ व्याधितदेहं नरं शक्रः ॥ ३६॥ 
यदि उत्पत्ति के समय स्वराशिस्थ शुक्र, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर स्त्री 
भोक्ता, धन से संपन्न, उत्तम पुरुष तथा स्त्री के निमित्त पराजित होता हे । 
यदि स्वराशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--परम कुलीना स्त्री का 
पुत्र, अर्थात्‌ माता का वंश उत्तम, सुख-धन-सम्मान-व पुत्रों से युत, अत्यन्त श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ व सुन्दर होता है । 


यदि स्वराशिस्थ शुक, भौम से दृष्ट हो तो जातक--दुश्चरित्रा स्त्री का पति, 


स्त्री के कारण घर व स्त्री को नष्ट करने वाला तथा कामो होता है । 





१. सुखधनमानैः सुतेरुयेतं । १. अति च कान्तं । ३. बन्धकीपति । 


£ uf. tie: 


अर्ष्टावश अध्याय २३१ 


थदि स्वराशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर, मीठा, सौभाग्यवान्‌, 
सुख-धैयं-बुद्धि से युक्त, अधिक बली, सवंगुण सम्पन्न तथा विख्यात होता है । 
यदि स्वराशिस्थ्र शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री-पुत्रः-घर-यान-सवारी के 
सुख का भोक्ता व इच्छित वस्तु का प्राप्त कर्ता होता हे । 
यदि स्वराशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--अल्प सुखी, लघु धनी, दुष्ट 
स्वभावी, दुश्चरित्रा स्त्री का पति व रोग से युत शरीर वाला होता हे ॥॥ ३१-३६ ॥ 
॥ इति स्वगुहे दृष्टि: ॥ 
बुध राशिस्थ ( सिथुन, कन्या ) शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
नपजननीपत्नीनां . कृत्यकरं पण्डितं धनिनम्‌। 
दिनकरदृष्ट: शुक्रो जनयति सुखभागिनं बुघभे॥ ३७॥ 
कृष्णनयनं सुकेरां शपनासनयानभागिनं कान्तम्‌ । 
सकुमारमिन्दुद्ष्टो जनयति शुक्रो नर . सुभगम्‌ ॥ ३८॥ 
कामपरमति च सुभगं युवतिक्कते चाथनाशनम्‌ । 
वक्रेक्षितस्तु शुक्रो बुधभवनमुपाश्रितः प्रसवे ॥ ३६॥ 
प्राज्ञं मधुरं धनिनं 'वाहनपरिवारभागिनं सुभगम्‌ । 
गणपतिमर्थेशं वा ब॒धदुष्टो भागंवो बुधभे ॥ ४०॥ 
ब॒धमवनगतः गुक्रस्त्रिदशगुदनिरीक्षितः कुरुते। 
अतिसखमतीवदीनं प्रतिछपकरं ज्ञमाचायस्‌ ॥ ४१॥ 
दिनकरसृतेन दुष्टो बुघभवनगोऽतिदुःखिनं शुक्र: । 
जनयति 3खलु परिभूतं चपलं द्वेष्यं च मूख च॥ ४२॥ 
यदि उत्पत्ति के समय बुध राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दुष्ट हो तो जातक--राजा- 
माता व स्त्री का कार्य-कर्त्ता, विद्वान्‌, धनी तथा सुख भोगी होता हे । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--काले नेत्र वाला, सुन्दर 
बालों से युत, शय्या-आसन ( विछौना ) यान ( सवारी ) का सुखभोगी तथा सुन्दर 
सुकुमार होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, भौम से दुष्ट हो तो जातक-कामी, अत्यन्त सोभाग्य- 
वान्‌ व स्त्री के निमित्त धन का नाशक होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, मनोहर, धनी, 
सवारी व परिवार से युत, सौभाग्यवान्‌, समुंदःय का स्वामी वा ईश्वर वा धनाधिप 
होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--अत्यन्त सुखी, अधिक दीन, 
फोटो बनाने वाला, पण्डित व आचार्य होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शुक्र, शनि से दुष्ट हो तो जातक-- अधिक दु:खी-तिरस्कृत; 
चञ्चल, द्रोही व मुखं होता है॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति बुधभवने दृष्टिः ॥ 


१. परिभोग । २. गणपतिमथेश्वर वा । ३. लघुपरिभूतं । 


२३२ सारावली 


कर्कं राशिस्थ शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
कमंपरां 'शुद्धाड्रीं नृपतिसुतां रोषणाँ धनोपेताम्‌ । 
भार्या ददाति शाक्रश्रन्द्रगृहे भानुसन्दृष्ट: ॥ ४३॥ 
मातृसपत्नोजननं करन्यापुर्वप्रजं वहुसृतं च। 
सुरिदन॑ सभगं टितं कुस्ते चम्द्रेक्षितः शुक्रः ॥ ४४॥ 
सकराबिदभत्याढय ्त्रोहेतोद्रखितं सुभगम्‌ । 
भोमेक्षितस्तु जनयेद्वृद्धिकरं बन्धुवर्गस्थ ॥ ४५ ।। 
पण्डितमार्यापतिकं बन्धुनिमित्ते च दुःखितं नित्यम्‌ । 
*अतिस॒खघनिनं प्राज्ञ करोति शशिभे व॒धेक्षितः शुक्र: ॥ ४६॥ 
भृत्ये धने श्च ुत्रेर्वाहन भो गेश्च बान्धवेसित्रेः । 
कुरुते नरामिह॒उुक्तं नरपतिदयितं च गुझदृष्ट: ॥ ४७॥ 
स्त्रीर्निजतं द्ररिद्रं पतितमरूपं तथंव चपलं च। 
जनयति सूर्खावहीनं शशिभे रानिवीक्षितः शुक्रः ॥ ४८ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय कर्के राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--कार्यरत- 
शुद्ध ( पवित्र ) शरीर वाली वा गौरवर्ण की राजपुत्री-क्रोधिन-धन से युक्त स्त्री वाला 
होता है । 
थदि कर्क राझिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--सोतेली मा का जनक, 
प्रथम कन्या का जन्म दाता, अधिक पुत्र वाला, सुखी, सौभाग्यवान्‌ व सुन्दर होता है। 
यदि कर्के राशिस्थ शुक्र, भौम से दुष्ट हो तो जातक--अच्छी कलाओं का ज्ञाता, 
अधिक धनी, स्त्रो के कारण दुःखी, सौभाग्यवान्‌ व कुट्म्वी लोगों को बढ़ाने वाला 
होता है । | 
यदि ककं राशिस्थ शुक्र, बुध से दुष्ट हो तो जातक- विदुषी स्त्री का पति, बन्धु 


के निमित्त नित्य दुःखी, अधिक सुख व धन से युक्त वा सुख से हीन-पर्यंटन कर्ता व 
पण्डित होता है । 


यदि कर्के रारिस्थ शुक्र, गुरु से दुष्ट हो तो जातक--नौक र-धन-पुत्र-सवारी- 
भोग- बन्धु व मित्रों से युक्त तथा राजा का कृपा पात्र होता है । 
यदि कर्क राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--स्त्री के वश में, दरिद्री, 
पतित, कुरूप व चञ्चल व सुखों से रहित होता है ॥ ४३-४८ ॥ 
॥ इति अन्द्रगृहे दृष्टिः ॥ 
सिह राशिस्थ शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
सेष्यं कन्धादयितं कामात युवतिकारणं धतिनम्‌ । 
भागिनमथ करभाणां जनयति हे रवीक्षितः शुक्र: ॥ ४९ ॥ 
सातृसपत्नीजननं युवतिकृते दुःखितं बिभववन्तम्‌ । 
सिह नानामतिकं करोति चन्द्रेक्षितः शक्रः ॥ ५० ॥ 


१. अतिरुचिरां शुक्लाङ्भी ॥ २. असुखिनमटनं । ३. युवतिकारणाद्धनिनं । 


अर्शावश अध्याय २३३ 


नुपपुरुषं विख्यातं युवतिकृते वल्लभं घनसमृद्धम्‌ । 
सुभगं परदाररतं सिहे बुधबीक्षितः शुक्र: ॥ ५१ ॥ 
संग्रहनिरत॑ लुब्धं स्त्रीलोले पारदारिकं शरम । 
दाठमानतिक॑ धनिनं सिहे बुधवीक्षित: शुक्र: ॥ ५२॥ 
वाहनधनभृत्यथुतं बहुदा रपरि ग्रह रविक्षेत्रे । 
कुर्ते नरेन्द्रसन्त्रिणमिद्धगुदनिरीक्षितः शुक्रः ॥ ५३ ॥ 
नपतिं नृ5तिप्रतिम॑ विख्यातं कोदावाहनसमृद्धम्‌ । 
रण्डापतिं सुरूपं दुःखयुतं सोरसन्दएः ॥ ५४॥ 
यदि उत्पत्ति के समय सिंह राशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- र्ष्यालु, 
"कन द का प्यारा, काम से पीडित, स्त्री के निमित्त धनी तथा हाथियों का सुखभागी 
होता है । 
यदि सिंह राझिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--माता के लिये सोतेली 
:माता को पैदा करने वाला, स्त्री के लिये दुःखी, ऐश्वयंवानु तथा अनेक बुद्धि वाला 
अर्थात्‌ अस्थिर बुद्धि का होता है । 
यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--राज पुरुष, विख्यात, 
स्त्रियों का प्रेमी, धन से संपन्न, सौभाग्यवान्‌ एवं परस्त्री में लीन होता है । 
यदि सिह राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--संग्रह करने में तत्पर, लोभी 
-स्त्रैण, परस्त्रीगामी, वीर, धूर्त, मिथ्याटादी तथा धनी होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सवारी-धन-नोकर से युक्त, 
अधिक खरी का गृहीता तथा राज सचिव होता है। 

यदि सिंह राझिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--राजा या राजा के समान, 
प्रसिद्ध, धन व सवारी से संम्पन्न, विधवा का पति, स्वरूपवान्‌ व दुःखी होता 


ःहै॥ ४६-५४ ॥ 
॥ इति सिंहे दृष्टि: ॥ 
गुरु राशिस्थ ( धनु, मीन ) शुक्र पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
अतिरौद्रमतिं च शारं गुरुभे प्राज्ञं च धनिनमतिदयितम्‌ । 
रविणा हृष्टो जनयति विदेशगमनं नरं शुक्र: ५५॥ 
ख्यातं नरेन्द्रपुरुषं भोरररानेः समन्वितं विपुल: । 
कुर्ते ह्यनुपमसारं गुरुभे चन्द्रेक्षितः शुक्र: ॥ ५६॥ 
अधिक्द्वेष्यं स्थीणां विचित्रसुखडुःखमर्थवन्तं च । 
कुर्ते गोधनमग्र्यं गुरुभे भोमेक्षितः शुक्रः ॥ ५७॥ 
आभरणभूधणानां भागिनमपि चाञ्चपानानाम्‌ । 
बुघदृष्टो भृगुतनयः कुरुते गुरुभेऽर्थवाहनसमृद्धस्‌ ॥ ५८॥ 
गजतुरगगोधनाढय बहुपुत्रकळत्रमतिसुखिनस्‌ । 
गुरुणा दृष्टो गुरुभे जनयति शुक्रो महाविभवम्‌ ॥ ५९॥ 








२३४ सारावलो 


नित्यं च धनप्रायं सुखिनं भोगान्वितं घनसमृद्धस्‌ । 
गरुभवने शनिद्ष्ः कुरते झाक्रो नरं सुभगम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि उत्पत्ति के समय मुरुराशिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- अत्यन्त 
क्रोध युक्त बुद्धि वाळा, वीर, पण्डित, धनी, अधिक कृपालु व विदेश गामी होता है । 


यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से इष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध, राजपुरुष, अनेक 
अरनादि भोगों से युत तथा अद्वितीय बलवान होता है । 

यदि गुरुरादिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियो का अधिक द्वेषी, 
अनेक प्रकार के सुख-दु:ख-धन से युक्त, गोधन वाला तथा उत्तम अर्थात्‌ समस्त कार्यो 
में अग्रगण्य होता हे । 

यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--वस्त्र अलङ्कार-अन्न-पान का 
भागी तथा धन-सवारी से सम्पन्न होता है । 


यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--हाथी-घोड़ा-गायादि से धनो,. 
अधिक पुत्र व स्त्री वाला, अति सुखी तथा बड़ा धनवान्‌ होता है । 


यदि गुरुराशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन धन कमाने वाला,. 
सुखी, भोगी, धन संपन्न एवं सौभाग्यवान्‌ होता है ॥ ५५-६० ॥ 
॥ इति गुरु भे दृष्टि: ॥ 
शनि राशिस्थ ( मकर, कुम्भ ) शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
स्तिमितं वृषभं स्रीणां महाधनं सत्यसोस्यसंपन्नम्‌ । 
सौरगृहे रविदृष्टः कुस्ते शुक्रो नर॑ शरस ॥ ६१॥ 
ओजस्विनमतिशुरं स्वाढयं वपुषान्दितं सुभगम्‌ । 
कुरुते शशिना दृष्टो रविजगृहे भागंवः कान्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जायाविनाराकारणमनथंबहुळं च रोगिणं शुक्र: । 
कुरुते श्रमाभितप्तं पइचारसुखिनं च कुजदृष्ट: ॥ ६३॥ 
प्राज्ञ धनचयनिरतं निधानरुिमतिशयेन विद्वांसम्‌ । 
जनयति बुधेन दुष्टो भृग॒तनयः सत्प्रसौख्यसम्पन्नम्‌ ।। ६४ ॥ 
प्रियवस्रमाल्यगन्धं सुकुमारं गीतवादितविधिज्ञम्‌ । 
जनयति ग॒रुणा दुष्टो भुगपुत्रः सत्कळत्रयुतम्‌।। ६५ !। 
सौरगहे रानिदुष्टः शुक्रो नरवाहनार्थभोगयुतम्‌ । 
मलिनं व्यामशरीरं सुरुचिरगात्र सहादेहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि उत्पत्ति के समय शनि रारिस्थ शुक्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक- निश्चळ, 
स्त्रियों के मध्य में साँड़ की तरह स्वच्छन्दचारी, अधिक धनी, सत्यता व सुख से युत 
तथा वीर होता है । 
यदि शनि राशिस्थ शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक-_तेजस्वी, अधिक वीर 


वा अति रूपवान्‌, धनवान, सुन्दर शरीर धारी एवं भाग्यवान्‌ होता है । 





१. अतिरूपं । 


| 
१ 
छ 





एकोर्नात्रश अध्याय २३५: 


यदि शनि राशिस्थ शुक्र, भौम से दृष्ट हो तो जातक--खी नाश निमित्त से 
अधिक अन्याय कर्ता, रोगी, परिश्रम से पीड़ित तथा पीछे सुखी होता है । 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक--पण्डित, धन-संग्रह मे 
तत्पर, निधान का इच्छुक, अत्यन्त विद्वानु, सत्य व सुख से समृद्ध होता है । 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, गुरु से दुष्ट हो जातक--वस्त्र-माला व सुगन्धादि का 
प्रेमी, सुकुमार, गाने बजाने की प्रक्रिया का ज्ञाता तथा अच्छी स्त्री से युत होता है! 

यदि शनि राशिस्थ शुक्र, शनि से दृष्ट हो तो,जातक--नौकर व धन भोग से” 
युत, दूषित तथा विशाल सुन्दर कृष्ण ( काला ) देहधारी होता है ॥ ६१-६६ ॥ 

॥ इति सौरगुहे दृष्टि: ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां शुक्रचारो नामाष्टाविशोऽध्यायः । 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 


सेष राशिस्थ शनि का फल 
व्यसनपरिश्रमतत्तः 'प्रचण्डशीलः स्ववन्धुपक्षघ्नः । _ 
निष्ठुरधृुष्टातिवचा विर्गाहतो निर्धनः कुवेषइच ॥ १॥ 
मेषेऽक्रजे सुरोषो जघन्यकर्मा च लब्धदोषो5पि । 
प्रियवेरो नेछुतिको नुरांसकोऽसुयकः पापः॥ २॥। 
यदि प्रादुर्भाव के समय मेष राशि में शनि हो तो जातक--व्यसन व परिश्रम 
से पीड़ित, उग्र स्वभावी वा प्रपञ्ची, अपने वन्धु वर्गे का निहन्ता, निठुर, ढीठ, अधिक 
बोलने वाला, निन्दित, धनहीन, कुरूप, क्रोधी, घृणित कार्य कर्ता, दोषी, शत्रुता का 
प्रेमी, कुचाली वा शठ, पर द्रोही, दया रहित व पापी होता है ।। १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ शनि का फल 
अर्थविहीनः प्रेष्यो न गुक्तवाक्यो न सत्यकर्मा च। 
वृद्धस्त्रीहृदयहरः कुसुहृत्‌ स््त्रीव्यत्तनसंसक्तः ॥ ३॥। 
सौरे व॒षभं याते भवति च जातः पराङ्गनाप्रेष्यः । 
नेकृतिक: स्फुटदृष्टो बहुक्रियासङ्गतो मूढ: ॥ ४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय वृष राशि में शनि हो तो जातक--निर्धेन, सेवक, अनुचित- - 
वादी, असत्य कार्य कर्ता, वृद्धा स्री के हृदय को चुराने वाला, नीच मित्रों से युत,. 
स्त्री व्यसन में तत्पर, दूसरे की स्त्री का नौकर, कुचाली वा शठ, देखने में स्पष्ट, . 
अधिक कार्यो में तत्पर व मूर्ख होता है। ३-४ ॥। 
मिथुन राशिस्थ शनि का फल 
बह वृणबन्धनतत: शमान्वितो दाम्भिकोऽनुमन्त्री च । 
वाक्यगुणेः सन्त्यक्तः सदेवः गुह्यशच कामशीरूइच ॥ ५॥ 





१. प्रपञ्चशीलः । २. पुंगुह्य । 


२३६ सारावळी 


छलकृच्च सन्यदुष्टः क्रियातिदायी दाठः "कुशीलइच । 
बन्धनविहारसक्तो वाह्यकीडानुगो मिथुने ॥ ६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मिथुन राशि में शनि हो तो जातक-अधिक ऋण व बन्धन 
-से पीड़ित, परिश्रमी, पाखण्डी व उनका मन्त्री, कुत्सित वादी, सदा ही छिप के रहने 
चाला, कामी, छलिया (कपटी), क्रोध से नीच, कार्यो में आळसी, धूर्त, दुष्टस्वभावी 
-वन्धन व विहार में आसक्त व बाहरी क्रीडा का अनुगामी होता है ॥ ५-६ ॥। 
कके राशिस्थ शनि का फल 
सुभगान्वितो दरिद्रो बाल्ये रोगातिपीडितः प्राज्ञः । 
जननी रहितो5तिम॒दुविशिष्टनिरत: सदातुरइचापि ॥ ७॥ 
परबाधको विशिष्टो बन्धविरुद्धों विलोमशीदइ्च । 
मध्ये भूपतितुल्यः परभोगदिर्वाधतः शशिभे॥ ८॥ 
यदि प्रादूर्भाव के समय कर्क राशि में शनि हो तो जातक--सुन्दर भाग्यवती से 
पयुक्त, दरिद्री, बाल्यकाल में रोगों से अधिक दुःखी, पण्डित, मातृहीन, अति सरल, 
विशेष कार्या में तत्पर, सदा रोगी, दसरे का प्रतिबन्धक, विशिष्ट ( प्रसिद्ध ), बन्धु 
“विरोधी, विपरीत स्वभावी, बीच में ( मध्यावस्था में ) राजा के समान तथा दूसरे 
के सुख से बढ़ने वाला होता है ।। ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ शनि का फल 
लिपिपाठ्यपरोऽभिज्ञो विगहितो विगतशीळश्च । 
स्त्रीवियतो भृतिजीवो स्वपक्षरहितो मुदा हीनः ॥ &॥ 
नीचक्रियासु निरतो दिवृद्धरोपो सनोरथं'र्दान्तः । 
भाराव्वश्रमदुःर्ेः प्रक्रीणंदेहो यमे सिहे॥ १०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय शिह राशि में शनि हो तो जातक--लिखने व पढ़ने में... 
रत, ज्ञाता, निन्दित, शालीनता से रहित, स्त्री से हीन, सेवक ( नौकर ) वृत्ति से जीने 
वाला, अपने जनों से हीन, अप्रसन्न, निन्दिउ कार्यो में तत्पर, अधिक क्रोधी, मनोरथों 
से अनुद्विग्न वा श्रान्त, भार व मार्ग के श्रम से दुःखी तथा मध्यम शरीरधारी होता 
॥ ८-१० ॥ 


र 


कन्या राशिस्थ शनि का फल 
षण्डाकारोऽतिशठः परान्नवेशयारतोऽल्पमच्त्रइच । 
शिल्पकथास्वन मिज्ञो वि3कृत्यचेष्टो लसत्सुताथंश्घ ॥ ११॥ 
डअधन: परोपकारी कन्याजनटूषकः क्रियानुरतः । 
कन्यायां रवितनये ह्यावेकष्यकारी पुमान्‌ जातः: || १२॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय कन्या राशि में शनि हो तो जातक---नपुंसकाकृति, अधिक 
“धूर्त, दूसरे के अन्न को खाने वाला, वेश्‍्यागामी, लघुगुस वादी, शिल्प कथा अर्थात्‌ 
शिल्प शास्त्र का अज्ञाता, विशिष्ट कार्य का इच्छुक, सुत ( पुत्र ) व धन से शोभित, 


१. कुशिल्यश्च । २. श्रान्तः । ३. स्वक्ृत्य । ४. अशठः । ५. स्थिरार्थ । 





एकोर्नावश अध्याय २३८- 


सज्जन, परोपकारी, कन्याजन को दूपित करने वाला, कार्यों में तत्पर तथा देखकर 
कार्य करने वाला होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ शनि का फल 
अर्थपरश्चारवचा नरो विदेशाटनासमानधन: । 
नृपतिः सुबोधनो वा स्वपक्षगुस्सस्थितार्थ: स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
वृन्दसभानां ज्येष्टो  वय:प्रकर्षाव्कृतास्पद: साधु: । 
कुरूटानटीविरस्त्री रमणो रविजे तुळायाते ॥॥ १४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय तुला राशि में शनि हो तो जातक--धन छोलप, सुन्दर 


वादी, विदेश भ्रमण से धन व सम्मान प्राप्त कर्ता,राजा वा सुन्दर ज्ञाता, अपने जनों से 
रक्षित धन वाला, समुदाय व सभा में महान्‌, ( वड़ा ), अवस्था के प्रभाव से श्रेष्ट 


स्थान प्राप्त करने वाला तथा कुलटा-नर्तकी-धूते सत्री का भोगी होता है ॥ १३-१४ ॥! 
वृश्चिक राशिस्थ शनि का फल 

देधपरो विषमो वा विषदास्त्रघ्नः प्रचण्डकोपइच । 

लुब्धो दुस्तोऽथयुतः परस्वहरण समर्थश्च ॥ १५॥ 

बाह्यो मद्धलवाद्य नृ शंसकर्मा ह्यनेकदुःख: स्यात्‌ । 

अष्टमराशो रविजे क्षयव्ययव्याधिभिस्तप्त: ॥ १६ ॥ 

यदि प्रादुर्भाव के समय वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक-द्रोह, में तत्पर, 
वा कुटिल, विष ( जहर ) व शास्त्र से आहत, उग्र क्रोधी, लोभी, अहङ्कारी, धनी, 
दूसरे के धन हरण करने में समर्थ, माङ्गलिक कार्यों से बहिर्मुख, निन्दित कार्ये कर्ता, 
हानि व्यय ( खर्च ) रोगों से पीडित होकर अनेक प्रकार के दुःख पाने वाला होता 
है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ शनि का फल 

व्यवहारबोध्यशिक्षाश्वताथविद्याभिधानुकूळमतिः । 

पुत्रगुण विख्यात: स्वधसवत्तर्च शीलंइच ॥ १७॥ 

अन्त्ये वयसि च लक्ष्मी भुनक्ति परमां प्रलब्धमानस्तु । 

अल्पया बहुसंञ्चो मृदुयंमे कासुकस्थे स्यात्‌ ॥ १८॥ 

यदि प्रादुर्भाव के समय धनु राशि में शुक्र हो तो जातक--व्यवहार-वोध्य (ज्ञान) 
अध्ययन-शास्त्रार्थ-विद्या-अभिधा में अनुकूल बुद्धिवाला, पुत्र के गुणों से एवं अपने 
धर्माचरण से व स्वभाव ( शालीनता ) से विख्यात, अन्त्य अवस्था में अतुल लक्ष्मी 
का भोगी, संसार में सम्मान प्राप्त कर्ता, अल्प भाषी, बहुत नामवाला व सरल होता 
है ॥ १७-१८॥ 
मकर राशिस्थ शनि का फल 
परयोषित्क्षेत्राणां प्रभुः श्ुतिगुणयु तशच बहुशिल्प: । 
श्रेष्ठच वंशाजातैः पुज्यः परवुन्दसत्कृतः ख्यातः ॥ १६॥ 





“2३८ पारावर! 


स्नानविभूषणनिरतः क्रियाकळाज्ञः प्रबासशीलर्च । 
कोणे मृगभे जातः भ्जातशोर्योपजारः स्यात्‌ ॥ २०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मकर राशि में शनि हो तो जातक--दूसरे की सत्री व 
क्षेत्र ( स्थाम ) का मालिक, वेद का ज्ञाता व गुणी, अधिक जिल्प वेत्ता, श्रेष्ट 
“कुल के लोगों से पूजित, दूसरे समुदाय से सम्मान प्राप्त कर्ता, विख्यात, स्थान व 


अलङ्कार का स्नेही, क्रिया ( कार्य ) कला का ज्ञाता, परदेशवासी, अधिक पराक्रमी व 
"उपचार वेत्ता होता है ॥ १९-२०॥ 


कुस्भ राशिस्थ शनि का फल 
बह्ननृतः सुमहान्स्यान्मद्यस्त्रीव्यसनसम्प्रसक्तरच । 
"धर्तो बच्चनशील: कुसोहदो द्यतिद्दढइचण्ड: ॥ २१ ॥ 
ज्ञानकथास्मतिबाह्यः पराङ्गनार्यः  सुककंशानाषों । 
रवितनये कुस्भस्थे बहुक्रियारस्भक्कतयत्न:; ॥ २२ ॥। 


यदि प्रादुर्भाव के समय कुम्भ राशि में शनि हो तो जातक्र--अधिक ज्ञूठ बोलने 
न्ञाल्रा, मदिरा व स्त्री के व्यसन में आसक्त, अधिक धूर्ते, ठग स्वभावी, दुष्ट मित्र वाला 


अधिक स्थिर, उग्र, ज्ञानकथा व स्मृति धर्म से बहिर्मुख, दूसरे की स्त्री का इच्छुक, 
-कट॒वक्ता तथा अधिक कार्यों का आरम्भ करने वाला होता है ॥ २१-२२ ॥ 
सील राशिस्थ शनि का फल 
प्रिययज्ञरिल्पविद्यः स्ववन्धुसृहृदां प्रधानशान्तइच । 
संर्वाधितार्थसुनयो रत्नपरीक्षास्‌ कृतयत्नः ॥ २३ ॥ 
धर्सव्यबहाररतो विनीतशीलो गुणेः समायुक्तः 
सीने भास्करतनये पदचाउद्घावास्पद पुरुष: ॥ २४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय मीन राशि में शनि हो तो जातक--यज्ञ व शिल्प का 
"प्रेमी, अपने बन्धु व मित्रों में प्रधान तथा शान्त स्वभाव, धन वृद्धि कर्ता, नीति ज्ञाता, 
रत्नों की परीक्षा में प्रयत्न करने वाला, धर्म व व्यवहार में लीन, नम्र स्वभावी 
“गुणवान, पीछे विकृत स्थान का प्राप्तकर्ता अथवा पीछे भावुक पद का प्राप्त कर्ता 
"होता है ।। २३-२४ ॥ 
नोट--सं० वि० की पुस्तक में २४ वें श्लोक के चतुर्थ पाद में “विषद: पश्चाद 
“अवेत्पुरुषः' अर्थात्‌ पीछे जहर देने वाला होता है ॥ २३-२४ ॥ 
भौस राशिस्थ ( हेष, दश्चिक ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
कषणनिरतमथाढ्य गोमहिबाजाविसंय॒तं धन्यध्‌ । 
सूर्येण इझ्यमानो जनयलि कर्मोद्यतं सोरिः॥ २५॥ 
चपलं नोचप्ररक्काता नीवविङ्पाद्गनासु संसक्तम्‌ । 
दानिरिन्दुद्टमुतिः सुखधनरहितै नरं कुरुते॥ २६॥ 





१. धूर्तेकव च्चनकुशलः । 





एकोर्नावश अध्याय २३६ 


प्राणिवधपरं क्षुद्रं कुर्ते चोराधिपं सुविख्यातम्‌ । 
प्रिययुवतिकमांसपानं सौरो कक्रेक्षितः कुजभे॥ २७॥ 
आनृतिकमधर्मपरं 'बह्वाशं तस्करं प्रकाश च। 
कोजे शनिज्ञंदृष्ः  सुखविभवविनाकृत॑ पुरुषम्‌ ॥ २८॥ 
सुखधनसोभाग्ययुतं नृपसन्त्रिणमग्रगं च सचिवानाम्‌ | 
गुरुद्टो रवितनयः कुजगेहे मानवं कुरुते॥ २९ ॥ 
अतिचपलप्ततिविरूपं पराङ्गनापण्ययवतिसंसक्तम्‌ । 
कुजभवने भुगुद्ष्टो जनयति रविजो विर्वाजतं भोग: ॥ ३० ॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय भौम राशिस्थ शनि, सूर्ये से दुष्ट हो तो जातक--खेती में 
तत्पर, धनी, गाय, भैस, बकरी, बकरा से युत, उत्तम तथा कार्यो में सन्नद्ध होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--च-्चल, दुष्ट स्वामी, 
-दुष्टा व कुरूपा स्त्रियों में आसक्त तथा सुख व धन से हीन होता हे । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--जीवों की हिसा में तत्पर, 
क्षुद्र, चोरों का स्वामी, प्रसिद्ध व स्त्री-मांस-मदिरा का प्रेमी होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--झूठ बोलने वाला, अधर्मी, 
अधिक खाने वाळा वा अधिक बोलने वाला, प्रसिद्ध चोर तथा सुख-ऐश्वर्य से हीन 
'होता है । 
` यदि भौम राशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सुखी, धर्मी, सौभाग्यवान्‌, 
“राजा का सचिव या सचिवों में प्रधान मुख्यमन्त्री वा प्रधान मन्त्री होता है । 
यदि भौम राशिस्थ शनि, शुक्र सें दृष्ट हो तो जातक--अधिक चञ्चल, बहुत कुरूप, 
दूसरों की स्त्री में या वेश्या में आसक्त तथा सुख भोग से हीन होता है ॥ २५-३० ॥ 
॥ इति कुजभवने द_ष्टि: ॥ 
शुक्र राशिस्थ ( वृष, तुला ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
स्फुटवाक्यं विगतधनं निद्ठांसं परगृहेषु भोक्तारम्‌ । 
रविणा दृष्टः सौरिः सितभे परिपेवं पुरुषम्‌ ॥ ३१॥ 
य॒वतिजनजनितसारं नुपमन्त्रिपुरस्क्कत॑ यवतिकान्तम्‌ । 
शशिना दृष्टः सौरिः कुरुते' सितभे कुटुम्बपरिवारम्‌ ॥ ३२॥ 
संग्रामकथाभिज्ञं संग्रामपळायिनं सुबहुनाक्यम्‌ । 
भृगुभे कुजसन्दृष्टो जनधनपरिवेधितें सोरः॥ ३३॥ 
नित्यं विहसनशोळं अक्ळीबतरं युवतिसेवक नीचम्‌ । 
बुधदृष्टो रवितनयः शुक्रगहे सानवं कुरुते॥ ३४॥ 
प्रविषयदुःखसखिनं परकायकरं प्रियं छोकस्य । 
कर्ते गुरुणा दृशो दातारं सोद्यमं सोरिः॥ ३५॥ 





१. बहुवाचं । २. सितभे वस्त्राच्कुसुमपरिवारं । ३. क्लीबकरं । 


२४० सारावली 


मद्यस्त्रोकतसोल्यं रत्नानां भाजनं महासत्त्वस्‌ । 
शुक्रगहे सितद्ष्टो जनयति सौरो नुपतिदयितम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय शुक्र राशिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--स्पष्ट 
बोलने वाला, निर्धन, विद्वानु, दुसरे के घर में खाने वाला तथा कृशगात्र ( दुर्बल ). 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--स्त्रियों की सहायता से 
बली, राज सचिव द्वारा सत्कृत अर्थात्‌ पुरस्कार पाने वाला, स्त्रियों का प्रिय तथा 
बन्धुओ से युक्त होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक - युद्ध क्रिया का ज्ञाता, 
लड़ाई से दूर हटने वाला, सुन्दर अधिक भाषी, परिवार के मनुष्य से व धन से युक्तः 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन हास्य में निरत,. 
नपुंसक स्त्रियों का भृत्य ( दास ) तथा दुष्ट होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--दूसरे के दुःख में दुःखी व 
सुख में सुखी, परोपकारी, संसार का प्रिय अर्थात्‌ लोक प्रिथ, दानी तथा उद्यमी 
होता है । 
यदि शुक्र राशिस्थ दानि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--मदिरा व स्त्रियों से सुख 
पाने वाला, अनेक रत्नों का पात्र, बड़ा वली तथा राजा का कृपा पात्र होता 


है ॥ ३१-३६ ॥ 
RQ 
॥ इति शुक्रगुहे दु ष्टि: ॥ 


बुध राशिस्थ ( मिथुन, कन्या ) शनि पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
स॒खरहितमथात्यन्तं धनरहितं धार्मिक जितक्रोधम्‌ । 
बरेरासहिऽ्णु धीरं बुधभे रविवीक्षितः सौरिः ॥ ३७॥ 
नपतुल्यं स्निग्धतनुः नारोभ्यः प्राप्तविभवसत्कारम्‌ । 
स्त्रीणां वा छुत्यकरं सोरइचन्द्रेक्षितो बुधभे ॥ ३८ ॥ 
विख्यातमल्खमोहितमतिभारवहूं तथा "विद्तगात्रस्‌ । 
रुधिराङ्खवीक्षिततनुजंनयति सोरो नरं बुधभे॥ ३६ ॥ 
धनिनं नियुद्धकुशलं नत्ताचाय च गोतकुरालं च। 
शिल्पकनतीव निउुर्ण बुधभे दधवीक्षित: सौरिः ॥ ४० ॥ 
प्रात्ययिक॑ राजकुले सर्वंगुगसमन्वितं सतामिष्टस्‌ । 
गणगुह्यधनं कुरते गुरुणा दुष्टः रानंड्चारी ॥ ४१ ॥ 
स्त्रीमण्डलेघुर कुशल योगाचार्थसथ योगिनं वार्शपः । 
शक्रेक्षितो$कंपुत्र: स्त्रीणाभिष्टं नर बुधभे ॥ ४२ ॥ 


१. विकृष्टमतिम्‌ु । २. मण्डनेषु । ३. चापि । 


2002," OS, NT 1... 


१६ एकोनत्रिंश अध्याय २४१ 
यदि प्रादुर्भाव के समय बुध राशिस्थ शनि, सूर्य से दष्ट हो तो जातक--सुख से 
हीन, अत्यन्त निर्धन, धर्मात्मा, क्रोध से रहित, कष्ट को सहने वाला तथा धेयंवान्‌ 
ताहै। 
र्‌ ही बुध राशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--राजा के सदृश, मुलायम 
( चिक्कण ) शरीर वाला, स्त्रियों से ऐश्वर्य व सत्कार पाने वाला अथवा स्त्रियों का. 
कार्ये कर्ता होता है । 
यदि बुध राशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध योद्धा वा कुर्ती 
लड़ने वाला, मोह ( ममता ) वुद्धिवाला, वजन ढोनेवाला तथा विकार युक्त देहधारी 
वा टेढ़ी बुद्धिवाला होता हे । 
यदि बुध राशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--धनी, युद्ध में चतुर, नाचने 
में प्रधान, गान में निपुण, चित्रकारी ज्ञाता तथा अत्यन्त चतुर होता है । 
यदि बुध राज्ञिस्थ शनि, गुरु से .दृष्ट हो तो जातक--राजकुल का विश्वासी, 
समस्त गुणों से युक्त, सज्जनों का प्रेमी तथा गुणों से गुप्त धनी होता है। 
यदि दुध राशिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट. हो तो जातक--स्त्री समुदायों में चतुर वा 
स्त्री विवाहों में निपुण, योग शास्त्र का ज्ञाता वा योगाभ्यासी तथा स्त्रियों का; प्रेमी 
होता हे ॥ ३७-४२ ॥ 
॥ इति बुधभवने दृष्टि: ॥ 
कर्क राशिस्थ शनि पर ग्रहो को दृष्टि के फल 
पित्रा रहितं बाल्ये दिनपतिहृष्डः शनेशचरः शशिभे । 
धनसुखदारविहीनं कदरानतुष्टं नरं पापम्‌ ॥ ४३॥ 
जन्मनि मातुरनिष्टं धनवन्तं सहजपीडितं चेव। 
शशिट्टष्टः शशिभवने "दिनकरपुत्रो नरं कुरुते॥ ४४॥ 
नुपतिसर्मापतविभवं विकळाङ्ग कनकरत्नपरिवारम्‌ । 
कुजहृष्टः शशिभवने कुबन्धुपत्नीरतं सोरिः॥ ४५॥ 
निष्ठुरमतिप्रवाचं दामितारातिं च दाम्भिकं चापि। 
जनयत्य॒त्तमचेऽटं बुधदृष्टो भास्करिः शशिभे ॥ ४६॥ 
केत्रगृहाणां सुहृदां पुत्राणां भागिनं नरं कुरुते। 
धनरत्नदारवन्तं शशिभै गुरुवीक्षितत सोरिः॥ ४७॥ 
आयतकुलजातानां रूपबिळासँः सुखश्च रहितानाम्‌ । 
कुर्ते जन्म नराणां भृगुद्ष्टः ककंटे सोरि: ॥ ४८॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय ककं राशि में शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-बाल्या- 
वस्था में पिता से हीन, धन-सुख-स्त्री से हीन, कुत्सित भोजन से प्रसन्न व पापी होता है। 
यदि कर्क राशि में शनि, चन्द्रमा से दुष्ट हो तो जातक--माता के लिये अनिष्ट- 
कारी, धनी व भाइयों से पीडित होता है । 





१. पत्नीइवरं । 


२४२ सारावली 


यदि ककं राशि में शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--राजा से ऐदइवर्ये पानेवाला, 
चिन्तित देहधारी, सुवर्णे व रत्नों से युत, कुत्सित परिवार की स्त्री में लीन वा पति 
होता है । 
यदि ककं राशि में शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--कठोर बुद्धि, प्रवक्ता, शत्रु 
को शान्त करने वाला, पाखण्डी तथा उत्तम इच्छा करने वाला होता है । 
यदि कर्क राशि में शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक---खेत-घर-मित्र-पुत्रों का 
प्राप्तकर्ता तथा धन-रत्न व स्त्री से युत होता हे । 
यदि कक राशि में शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--उत्तम कुल में जन्म धारण 
करके स्वरूप-विलास ( भोग ) व सुखो से हीन होता है ॥ ४३-४८ ॥। 
॥ इति ककेटके दृष्टि, ॥ 
सिह राशिस्थ शनि पर ग्रहो को दृष्टि के फल 
सुलधनहीनमनाय प्रियानृतं पानसक्तकुतने च। 
भृतकं दुःखितमेक॑ सिंहे सूर्यक्षितः सोरिः॥ ४६॥ 
नानारत्नधनानां युवतीनां भाजनं विपुळक्रीतिम्‌ । 
झिरिरगद्ष्टः सिंहे सोरो नपवळळभं पुरुषम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रतिदिनमटनमधन्यं चोरं गिरिदुर्गवासिनं छ्लुद्रम्‌ । 
भार्यापुत्रतिहीनं सिंहे सोरो रुधिरद्ष्टः ॥ ५१ ॥ 
नेक्कतिकमलसमधनं स्त्रीकर्भकरं सलीमसं दीनस्‌ । 
जनयति बुधेन दृष्टो दिनकरभवनाश्रित: सोरिः॥ ५२॥ 
ग्रामपुरश्ेणीनां पुरोगसाढ्य च पुत्रवन्तं च। 
गुरुदृष्ट: प्रात्ययिकं सिंहे सौरः सुशील च॥५३॥ 
य॒वतिद्ठे ष्यं कान्तं मन्थरसुखभागिनं धनसमृद्धस्‌ । 
शुक्रेितस्तु कुरुते भानुगहे रविसुतः स्वन्तम्‌ ॥ ५४॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय सिंह राशि में शनि, सूर्यं से ष्ट हो तो जातक--सुख व 
धन से रहित, उत्तमता से हीन, मिथ्याभाषी, मद्यपान में लीन, कुत्सित देहधारी, 
भृत्य तथा दुःखी होता है । 
यदि सिंह राशि में शनि, चन्द्रमा से हृष्ट हो तो जातक-अनेक रत्न-धनस्त्री 
का पात्र, अधिक कीति वाला तथा राजा का प्रिय होता है। 
यदि सिंह राशि में शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--प्रतिदिन घूमने वाला, 
अप्रशंसनीय, चोर, पर्वत व किले का निवासी), क्षुद्र, स्त्री व पुत्र से हीन होता हे । 
यदि सिह राशि में शनि, बुध से हृष्ट हो तो जातक--कपटी, आलसी, निर्धन, 
स्त्री का कार्यकर्ता, मलीन व दीन होता है । 


यदि सिह राशि में शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--गाँव-नगर-पंक्ति वा समु-, 


दाय का प्रधान, धनी, पुत्रवान्‌, विश्वासी तथा सुशील होता हे । 


ढ़ >be aad 


एकोर्नात्रदा अध्याय २४३ 


यदि सिंह राशि में शनि, शुक्र से दष्ट हो तो जातक--स्त्रियों का द्रोही, सुन्दर, 
अल्प सुखभागी, धन से सम्पन्न, अन्त में शुभ गति पाने वाला होता है ॥ ४६-५३ ॥ 
॥ इति सिहे द_ष्टि: ।। 
गुरुराशिस्थ ( धनु, सील ) शनि पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
परपुत्राणा पितरं गुरुभे सूर्येक्षिः सौरिः। 
तेभ्यो धनं च लभते नाम ख्यात च पुजां च॥५५॥ 
सातृरहितं सुशीलं नामद्वयसंयुतं रवेस्तनय: । 
कुरुते शशिना हृष्टो भार्यासुतवित्तसम्पन्नम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वातव्याधिगृहीतं छोकद्वेष्यं च' पापशीळं च। 
क्षुद्रं निन्दितशोळ गुरुभे भोमेक्षितः सोरिः ॥ ५७॥ 
जनयति गुरुभवनस्थो नपतिसमं सौख्यवन्तमाचार्यम्‌ । 
मान्यं धनिनं सोम्यं सुभगं सोम्येक्षितः सौरिः ॥ ५८ ॥। 
नर्पात नुपतुल्यं वा मन्त्रिणमथ नायकं च सेनायाः । 
जनयति गुरुणा दृष्टः `सर्वापद्वाजतं सोरिः॥ ५६॥। 
कुरुते हिमातृपितृकं विपिनाद्रिषु जीविनं विविधशीलम्‌ । 
जनयति सितेन दष्टो रवितनयः कर्मसम्पन्नम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय गुरुराशिस्थ दानि, सूर्यं से दृष्ट हो तो जातक- दूसरे के 
युत्रों का पिता तथा उन्हीं पुत्रों द्वारा धन-नाम-ख्याति-पूजा को पाने वाला होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, चन्द्रमा से इष्ट हो तो जातक--माता से हीन, सुशील, 
दो नाम वाला तथा स्त्री-धन-पुत्र से युक्त होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, भौम से दृष्ट हो तो जातक--वायु जन्य रोग से युत, 
संसार द्वेषी, पापी वा प्रवासी, क्षुद्र तथा घृणित कार्ये में रत होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक--राजा के समान, सुखी, 
प्रधान, सम्मानित, धनी. सुदु तथा सुन्दर या सौभाग्यवान्‌ होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ शनि, गुरु से दष्ट हो तो जातक--राजा या राजा के सदुश वा 
सचिव, सेनानायक तथा समस्त आपत्तियों से रहित वा अर्थहीन मन्त्री होता है । 
यदि गुरुराशिस्थ दानि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--दो माता व दो पितावाला, 
खन व पर्वेतों में जीविका करने वाला, अनेक कार्यो में रत तथा कार्य को संपन्न करने ` 
चाला होता है ॥ ५५-६० ॥ 
1 इति गुरभे दृष्टि: ॥ 
स्वराशिस्थ ( मकर, कुस्स ) शति पर ग्रहों को दृष्टि के फल 
रोगिणमङपभारय परान्नसोगिनमतीव दुःखसहम्‌ । 
अटनरतं भारसहं सौरिः सूर्यक्षितः स्वग्रृहे॥ ६१॥ 


१. प्रवासशीलं । २. शनिः सचिवमर्थर्वाजतं गुरुभे । _ 


२४४ सारावली 


चपलमसत्यं पापं मातुरनिष्टं प्रियानृतं स्वाढ्यम्‌ । 
उत्पन्नाटनदु:ख॑ स्वगृहे चन्द्रेक्षितः सोरिः॥ ६२॥ 
अतिश्रं विक्रान्तं दिख्यातगुणं महाजनपुरोगस्‌ । 
तीक्ष्णं साहसनिरतं स्वगृहे वक्रेक्षिः सौरिः ॥ ६३॥ 
भारसहं तामसिक शोभनमटनज्ञमल्पवित्त च । 
धन्यं जनयति शानिभे बुधेन संवीक्षितः सोरिः॥ ६४॥ 
समुदितगुणं नरेन्द्र नपवंशाकरं चिराग्रुषमरोगम्‌ । 
त्रिदरागुरुहृष्टमृतिजेनयति सोरिः स्वगृहसंस्थः॥ ६५॥ 
घनिनं परदाररतं सुभगं सुखिनं च 'वित्तवन्तं च। 
` उत्पन्नपानभक्ष्यं स्वगृहे शुक्रक्षितः सोरिः॥ ६६॥ 
यदि प्रादुर्भाव के समय स्वराशिस्थ शनि, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक-- रोगी, 
रूपरहित स्त्री का पति, दूसरे के अन्न को खाने वाला, अधिक दुःख को सहने वाला, 
घूमने में तत्पर व वजन को सहने वाळा होता हे । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--चपरू ( चच्चल ) झूठा, 
वादी' पापी, माता का अनिष्टकारी, मधुर मिथ्याभाषी, धनी तथा घूमने से दुःखी 
होता है । 
यदि स्वराहिस्थ शनि. भौम से हृष्ट हो तो जातक अधिक वीर, पराक्रमी, 
प्रसिद्ध गुणी, समुदाय का अग्रगामी, तीक्ष्ण ( तीखा ) तथा साहसी होता है । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, बुध से दृष्ट हो तो जातक वजन सहने वाला, क्रोधी, 
सुन्दर, गति का ज्ञाता, अल्प धनी तथा प्रशंसनीय होता हे । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--प्रसिद्ध गुणी, राजा, राजा 
के वंश का कर्ता, दीर्घायु तथा निरोग होता हे । 
यदि स्वराशिस्थ शनि, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--धनी, दूसरे की स्त्री में 
अनुरक्त, सौभाग्यवान्‌, सुखी, धनी तथा उपस्थित पान का भक्षी होता है ।।६१-६६॥' 


॥ इति स्वगुहे दृष्टि: ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां सौरचारो नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः ।!. 


त्रिशोऽध्यायः 
ग्रहमाव फलाध्याय का कथन 


सू्त्यादयः पदार्था जायन्ते येन सवंजन्तूनाम्‌ । 
तस्मादधुना वक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेण ॥ १ ॥ , 


i ह. 


HE iS Ibe 28 


त्रिश अध्याय २४५ 
जिससे समस्त प्राणियों के शरीर, धन-भाई-सूखादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस 
कारण से अब मैं भावाध्याय का विशेषता पुर्वक वर्णन करता हूं ॥ १ ॥ 
लग्नस्थ सुर्यं का फल 
छग्नेऽक ऽह्पकचः क्रिषालसमतिः क्रोधी प्रचण्डोच्चतो 
सानो लोचनरूक्षककशतनुः शझारोऽक्षमो निर्धाणः। 
स्फोटाक्षः शशिभे क्रिये सतिमिरः सिंहे निशान्ध: पुमान्‌ । 
दारिद्रयोपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां नरः॥ २॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ सूर्य हो तो जातक--थोड़े बाल वाला, कार्यो में आलस्य 
युक्त बुद्धिवाला, क्रोधी, उग्र, ऊंची देहवाला अर्थात्‌ लम्बा, अहङ्कारी, शुष्क दृष्टिवाला, 
कठोर देहधारी, वीर, क्षमा से रहित व निदेयी होता है । 
यदि लग्न में कर्क राशिस्थ सूर्य हो तो फुली युक्त नेत्रवाला, मेष राशिस्थ सूर्य 
लग्न में हो तो मन्द हृष्टिवाला, सिह राशिस्थ लग्न में हो तो रतोंदी वाला, यदि तुला 
राशिस्थ सूर्यं लग्न में हो तो दरिद्री और नष्ट पुत्र वाला होता है ॥ २ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-शुरः स्तब्धो विकलनयनो निघू णोऽकें तनुस्थे, मेषे 


सस्वस्तिमिरनयनः सिंहसंस्थे निशान्धः । नीचेऽन्धोऽस्वः शशिगुहगते बुद्बुदाक्षः पतङ्गे , 
{ २० अ० १ इलो० ॥ २॥ 


द्वितीय भावस्थ सूयं का फल 
द्विपदचतुष्पद ' भागी मुखरोगी नष्टविभवसोख्यश्च । 
नुपचोरमुषितसारः कुटुम्बे स्याद्रवौ पुरुष: ॥३॥ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक-नौकर व गाय, भैस बेलादि 
फे सुख को भोगने वाला या इनसे युक्त, मुख का रोगी, ऐश्‍वर्य व सुख से रहित, राजा 
या चोर से अपहृत धन वाला होता है ॥ ३॥ 


वृ० जा० में कहा है-—'भूरिद्रव्यो नपहृतधनो वक्‍्त्ररोगी द्वितीये ( २० अ० 
१ इलो० ) ॥ ३॥ | 


तृती4भावस्थ सयं का फल 
विक्रान्तो बल्युक्तो विनष्टसहजस्तृतीयके सुर्य । 
लोके २सतो$भिराम: प्राज्ञो जितदुष्टपक्षश्च ॥ ४ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में सूर्य हो तो जातक--पराक्रमी, बलवान्‌, भाईयों 


से रहित, संसार में मान्य या संसार में श्रेष्ठ, पण्डित तथा शत्रुओं को जीतनेवाला 
होता है ॥ ४ ॥ 


वृ० जा० में कहा है--'मतिविक्रमवांस्तृतीयगे$क' (२० अ० २ इलो० ) ॥४४॥ 
चतुर्थभावस्थ सुर्यं का फल 
वाहबबन्धविहीन: पीडितहृदयश्चतु थके सुर्य । 
पितृगृहधननाशकरो भवति नरः कुनुपसेवी च ॥५॥ 


१. भोगी । २ मनो । 


२५६ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक--पीडित, दीर्घायु, वेतन से 
जीने वाला, दास ( सेवक ), अपने जनों का भृत्य, दीन, मलिन ( दूषित ) तथा स्त्री 


भोगी होता है॥ ५७॥ 
नवमभावस्थ गुरु का फल 


देवतपिठुकायंरतो विद्वान्‌ सुभगो भवेत्तथा नवमे । 
नुपमन्त्री नेता वा जीवे जातः प्रधानश्व ॥ ५८ ॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में गुरु हो तो जातक--देव व पितृ कार्यों में लीन,. 
विद्वानु, सुन्दर भाग्यवान्‌, राजा का मन्त्री वा नेता तथा प्रधान होता है ॥ ५८॥ 
दशमभावस्थ गुरु का फल 
सिद्धारम्भो मान्यः सर्वोपायः कुशलसमृद्धश्च । 
दशमस्थे त्रिदशगुरो सुखधनजनवाहनयशोभाक ॥ ५६ ॥ 


यदि कुण्डली में दशमभाव में गुरु हो तो जातक--घ्रारम्भिक कार्यों को सफल 
करने वाला, सम्मानित, समस्त उपायों का ज्ञाता, चतुरता से सम्पन्न, सुख-धन-जन- 
सवारी व यश का भोगी होता है ॥ ५६ ॥ 
एकादशभावस्थ गुर का फल 
अपरिमितायुर्घोरो बहुबाहनभृत्यसंयुतः साधु: । 
एकादशभे जीवे न चातिविद्यो न चातिसुतः॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में गुरु हो तो जातक--दीर्घायु, धैर्यवानु, अधिक 
सवारी व नौकरो से युत; सज्जन एवं अधिक विद्या व अधिक पुत्रवान नहीं 
होता है॥ ६० ॥ 
द्वादशभावस्थ गुरु का फल 
अलसो  छोकहेष्यो ह्यपगतवारदैवपक्षभग्नो वा | 
परितः सेवानिरतो द्वादशसंस्थे गुरौ भवति ॥ ६१ ॥ 


यदि कुण्डली में बारहवें भाव में गुरु हो तो जातक-आलसी, संसार द्वेषी, अस्थिर _ 


वाणी वाला वा वाणी होन वा देवपक्ष से नष्ट व चारों तरफ सेवा में लीन होता है ॥६१॥ 
॥ इति गुरुः ॥ 
लग्नस्थ शुक् का फल 
सुनयनवदनशरीरं सुखितं दीर्घायुषं तथा भोरुम । 
. युबतिजननयनकान्तं जनयति होरागतः शुक्र: ॥ ६२॥ 
यदि कुण्डली में लग्नगत शुक्र हो तो जातक- सुन्दर नेत्र व मुख से युत शरीर-धारी, 
सुखी, दीर्घायु, डरपोक व स्री समुदाय के नेत्रों को सुन्दर स होता है ॥६२ ॥ 
द्वितीयभावस्थ शुक्र का फल 
प्रचुरान्नपानविभवं श्रेष्ठविकासँ' तथा सुवाक्यं च। 
कुरुते द्वितीयराशो बहुधनसहित सितः पुरुषम्‌ ॥ ६३ ॥ 


चु दिष्ट । 


४०७ 4 900७ "४ 
“१०८ (का 


त्रिश अध्याय २४७ 


नवसभावस्थ सुर्य का फल 
धनपुत्रमित्रभागी हिजदेवतपुजनेंऽति रक्तश्च^ । 
पितृयोषिद्विद्वेषी नवमे तपने सुतप्त:ः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में सूर्य हो तो जातक-धन-पुत्र-मित्र से युक्त, ब्राह्मण 
व देव पूजा का भक्त, पिता व स्त्री से शत्रुता करने वाला तथा दुःखी होता है ॥१०॥ 
बृ० जा० में कहा है--'धमें सुतारथंसुतभाक्‌ (२० अ० ३ इलो० ) ॥ १०॥ 
दशम भावस्थ सूर्य का फल 
अतिमतिरतिविभवबलो धनवाहनबन्ध॒बुत्रवान्‌ सूर्ये । 
सिद्धारम्भः शारो दशमेष्द्रृष्यः प्रशस्यश्च ॥ ११॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में सूर्य हो तो जातक-अधिक बुद्धिमान्‌, अधिक ऐदवयें 
वानु, अधिक बली, धनवानु, सवारी का सुख पाने वाला, वान्धव व पुत्र से युक्त, 
प्रारम्भित कार्य की सिद्धि करने वाला, वीर, अजित व उत्तम होता हैं ॥ ११॥ 
बृ जा» में कहा है--'सुखशौर्यंभाक्‌ खे' ( २० अ० ३ इलो० ) ॥ ११॥ 
लाभ भावस्थ सूर्य का फल 
सःच्चयनिरतो बलवान्‌ हे ष्य: प्रेष्यो विघेयभृत्यश्च । 
एकादशे विधेयः प्रियरहितः सिद्धकर्मा च ॥ १२ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में सूर्य हो तो जातक-संग्रहकर्त्ता, बली, द्रोही, 
नौकर (सेवक) से रहित, वाणीपालक, प्रेमहीन तथा कार्यसाधक होता है ॥ १२॥ 
बृ० जा० में कहा है--'लाभे प्रभूतधनवानु' ( २० अ० ३ इलो० )॥ १२ ॥ 
द्वादश भावस्थ सूयं का फल 
विकळररीरः काणः पतितो वन्व्यापतिः पितुरमित्रः । 
द्वादशसंस्थे सूर्य बळरहितो जायते क्षुद्रः ॥ १३॥ 
यदि कुण्डली में वारहवे भाव में सूर्य हो तो जातक-चञ्चल देहधारी, काना, 
पतित अर्थात्‌ अपने कमे से च्युत, वन्ध्या स्त्री का पति, पिता का शत्रु, बलहीन व 
नीच होता है ॥। १३॥ 
वृ० जा० में कहा हे--'पतितस्तु रि:फे' ( २० अ० ३ इलो० ) ॥ १३॥ 
॥ इति रविः ॥ 
लग्चस्थ चन्द्रमा का फल 
दाक्षिण्यरूपधनभोगगुण: प्रधान- 
श्चन्द्रे कुलोरवषभाजगते विलग्ने । 
उन्मत्तनोचबधिरो विकल्श्व मूकः 
शेषे नरो भवति कृष्णतर्नाविक्षषात्‌ ॥ १४ ॥ 


१. भक्तरच । २. विभृत्यरच । 


२४८ सारावलो 


यदि कुण्डली में मेष-वुष-कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक चतुरता- 
स्वरूप, धन-भोग गुणों से प्रधान होता है । अवशिष्ट राशियों में स्थित होकर चन्द्र 
लग्न में हो तो पागल, दुष्ट, बहिरा, अशान्त, गूगा एवं विशेषकर काली देह वाला 
होता है ॥ १४॥ 
वृ० जा० में कहा हे-'मूकोन्मत्तजडान्धहीनवधिरप्रेष्या: शशाङ्कोदयः स्वरक्षाजोच्च- 
गते बहुसुतः सस्व:' ( २० अ० ४ इलो० ) ॥ १४॥ 
द्वितीय भावस्थ चन्द्रमा का फल 
अतुलितसुखसित्रयुतो धनेश् चन्द्रे द्वितीयराशिगते । 
सम्पुर्णःतिधनेशो भवति नरोऽल्पप्रलापकरः ॥। १५ ॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अपरिमित सुख-धन-मित्रों 
से युक्त, सम्पूर्ण चन्द्रमा होने पर अधिक धन का स्वामीव अल्प बोलने वाला 
होता है ॥ १५॥ 
वृ० जा० में कहा है--'कुट्म्बी धने' ( २० अ० ४ इलो० ) ॥ १५॥ 
तृतीय भावस्थ चन्द्रमा का फल 
भातृजनाश्रयणायो मुदान्वितः सहजगे बलिनि। 
चन्द्रे भवति च झारो दिद्यावस्ान्नसङ्ग्रहणशीळः ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में बळी चन्द्रमा स्थित हो तो जातक-भाईवर्ग का 
आश्रय अर्थात्‌ सहारा, हषं से युक्त, वीर व विद्या-वस्त्र-अन्न के संग्रह में तत्पर होता 
है ॥ १६ ॥ 
बृ० जा० में कहा है 'हि्रो श्रातृगते' ॥ १६ ॥ 
चतुर्थ भावस्थ चन्द्रमा का फल 
बन्धुपरिच्छदवाहनसहितो दाता चतुर्थगे चन्द्रे । 
१जळसंचारानुरतः सुखासु खोत्कर्षर्पारमुक्तः ॥ १७॥। 
यदि कुण्डली में चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-बन्धु-आच्छादन (वस्त्र ) 
सेवा से युत, दानी, जळ में घूमने की आसक्ति वाला वा बाल आशय में अनुरक्त व 
सुख-दुःख के उत्कर्ष से मुक्त होता है ॥ १७ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-सुखतनये तत्प्रोक्तभावान्वितो' (२० अ० ४ इलो०) ॥।१७॥ 
पञ्चस सादरथ चन्द्रसा का फल 
चन्द्रे भवति न शरो विद्यावस्रान्नसंग्रहणशीलः । 
बहुतनयसोम्यामत्रो मेधावी पञ्चमे तीक्ष्ण: ॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-वीरत्व से हीन, विद्या- 
वस्त्र-अन्न का संग्रहकर्ता, अधिक पुत्र व सुशील मित्रों से युत, बुद्धिमान्‌ व उग्र प्रकृति 
का होता है ॥ १८ ॥। 





१. वालाशयानुरक्तः । 





त्रिश अध्याय २४६. 


शत्रभावस्थ चन्द्रमा का फल 
प्रचु रामित्रस्तीव्रो सृटुकायारिनिमदाळसश्चन्द्रे । 
षष्ठे "नर उदरभव रोग: सम्पोडितो भवति। 
रजनिकरे स्वल्पायुः षष्टगते भवति संक्षीणे ॥ १९ ॥ 
यदि कुण्डली में शत्रभाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अधिक शत्र वाला, तीखा, 
"कोमल शरीर वाला, क्रोधी, नशे में चूर, उदरजन्य रोगों से दुःखी, क्षीण चन्द्रमा 
'षष्ठ*भाव में होने पर अल्पायु होता है ॥ १६ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'नैकारिमू'दुकायवह्विमदनस्तीक्ष्णोऽलसञ्चारिगे' (२० अ० 
४ इलो० ) ॥ १६ ॥ 
सप्तम भावस्य चन्द्रमा का फल 
सौम्यो धुष्यः सुखितः सुशरीरः कामसंयुतो दय ने । 
देन्यरुगदितदेहः कृष्णे संजायते शिनि ॥ २०॥ 


यदि कुण्डली में सप्तम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-सुशीळ, धर्षण योग्य ( दम- 
-नीय ), सुखी, सुन्दर देहधारी, कामी, कृष्ण पक्ष का निर्वेल चन्द्रमा हो तो दीन व 
"रोग से पीड़ित देह वाला होता है ॥ २० ॥ 
वृ० जा० में कहा है ईष्यस्तीब्रमदो मदे' ( २० अ० ५ इलो० ) ॥ २० ॥ 
अष्टस भावस्थ चन्द्रमा का फल 
अतिमतिरतितेजस्वी व्याधिविबन्धक्षपितदेहः । 
निघनस्थे रजनिकरे स्वल्पायुर्भवति संक्षीणे ॥ २१॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-अधिक बुद्धिमान्‌, बड़ा तेज- 
वान्‌, रोग-वन्धन से कृश देहधारी, क्षीण चन्द्रमा होने पर अल्पायु होता है ॥ २१॥ 
वृ० जा० में कहा है 'बहुमतिव्याध्यदितरुचाष्टमे' ( २० अ० ५ इलो० ) ॥ २१ ॥ 
नवस भावस्थ चन्द्रमा का फल 
देवतपितुकार्यपरः सुखघनमतिपुत्रसंपन्नः । 
युवतिजननयनकान्तो नवमे शशिनि *प्रियतमोद्योतः ॥ २२ ॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-देव व पितृकार्ये में तत्पर, 
:8सुख-धन-वुद्धि-पुत्र से युक्त, स्त्री जन के नेत्रों का रमणीय तथा प्रिय कार्यो में उद्योगी 
होता है ॥ २२ ॥ 
वृ० जा० में 'सोभाग्यात्मजमित्रबन्धुधनभारधर्मस्थिते शीतगो' (२० इलो ०) ॥२२॥ 
दशस सावस्थ चन्द्रा का फल 
अविषादी कर्मपरः ऑसिद्धारम्भश्च धनसमृद्धश्च । 
शुचिरतिबलो$य दशमे शरो दाता भवेच्छरिनि ॥ २३॥ 





१. वृको दरभवेः । २. प्रियसमाक्षः । 


२५० ` सारावळी 


यदि कुण्डली में दशम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-खेद से रहित, कार्य में 
तत्र, प्रारम्भिक कार्य की सिद्धि करने वाला, धन से सम्पन्न, पवित्र, अधिक बली, 
वीर व दानी होता है ॥ २३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-'निष्पत्ति समुपैति धर्मंधनधीशौर्येर्युत: कर्मणि’ (२० अ० ५ 
इलो ० ) ॥ २३ ॥ 
एकादश भावस्थ चन्द्रमा का फल 
धनवान्‌ बहुसुतभागी बह्वायः स्विष्टभूत्यवगश्र्व । 
इन्द्रौ भवेन्मनस्वी तीक्ष्णः शारः प्रकादाश्र्वे ॥ २४ ॥। 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-धनी, अधिक पुत्रवान्‌,. 
दीर्घायु, सुन्दर इच्छित नौकर वाला, मनस्वी, उग्र, वीर व कान्तिमान्‌ होता है।२४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'ख्यातो भावगुणान्वितो भवगते' (२०अ० ५ इलो ०) ॥।२४॥।. 
द्वादश भावस्थ चन्द्रमा का फल 
द्वेष्यः पतितः क्षुद्रो नयनरुगार्तोऽलसो भवेद्विकरः । 
चन्द्रे तथान्यजातो द्वादशगे नित्यपरिभूतः ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में वारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक-द्वेषी, पतित, नीच, नेत्रः 
रोगी, आलसी, अशान्त, दूसरे से उत्पन्न व सदा दुःखी होता है ॥ २५॥ 
वृ० जा० में कहा है 'भुद्रोङ्गहीनो व्यये' ( २० अ० ५ इलो० ) | २५॥ 
॥ इति चन्द्रः ॥ 
लग्नस्थ भोम का फल 
क्रः साहसनिरतः स्तव्धोऽल्पायुः स्वमानशोय य॒तः । 
क्षतगात्रः सुदारीरो वक्रे छऊग्नाश्रिते चपलः ॥ २६॥ 


यदि कुण्डली में लग्नस्थ भोम हो तो जातक-कठोर, पराक्रमी, आइचर्यंचकित,. 


अल्पायु, अपने सन्मान व धीरता से युत, भग्नदेही, सुन्दर देहधारी व चंचल होता 


है ॥ २६॥ 
वृ० जा० में कहा है “लग्ने कुजे क्षततनुः' ( २० अ० ६ इलो० ) ॥ २६ ॥ 
द्वितीय भावस्थ भौम का फल 


अधनः कदरानतुष्टः पुरुषो विकृताननो धनस्थाने । 
कुजनाश्रयशच रुधिरे भवति नरो विद्यया रहितः ॥ २७ ॥ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में भौम हो तो जातक-निर्धन, कुत्सित भोजन से 
प्रसन्न, विकार से युत मुख वाला, दूषित मनुष्यों का आश्रय व विद्या से हीन 


होता है ॥ २७॥ 
वृ० जा० में कहा है 'धनगे कदन्नो' ( २० अ० ६ इलो० ) ॥ २७॥ 





त्रिश अध्याय २५१ 


तृतीय भावस्थ भौम का फल 
शुरो भवत्यधुष्यो भ्रातृवियक्तो मुदान्वितः पुरुषः । 
भूपुत्रे सहजस्थे समस्तगुणभाजनं ख्यात: ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में भौम हो तो जातक--वीर, अदमनीय, भाईसे 
रहित, हर्षयुक्त, समस्त गुणों का पात्र अर्थात्‌ सकल गुण निधान व प्रसिद्ध होता 
है ॥ २८॥ 
चतुर्थ भावस्थ भोम का फल 
बन्धुपरिच्छदरहितो भवति चतुर्थ ञ्थ वाहनविहीन: । 
अतिदुःखः संतप्त: परग्हवासी कुजे पुरुष: ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में चौथे भाव में भौम हो तो जातक--बन्धु व वस्त्र से हीन, सवारी 
रहित, अधिक दुःखों से पीडित तथा दूसरों के घर में रहने वाला होता है ॥ २९ ॥। 
पंचस भावस्थ भोम का फल 
१सोम्याथंपुत्रसित्रवचळ्मतिरवि पञ्चमे कुजे भवति । 
पिशुनो5नथंप्रायः खलश्च विकलो नरो नीच: ॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में पंचम भाव में भोम हो तो जातक--मृदु, धन-पुत्र-मित्र से युत 
वा सुख-धन-मित्र से हीन, अस्थिर वुद्धि वाला, चुगल खोर, अनर्थी, पापी, अशान्त वः 
दुष्ट होता है ॥ ३० ॥ 
शत्रु भावस्थ भोम का फल 
२प्रबळमदनो दराग्नि: सुदारीरो व्यायतो बली षष्ट । 
रुधिरे सम्भवति नरः स्ववन्धुविजयी प्रधानइच ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में छटे भाव में भौम हो तो जातक--अधिक कामी, प्रबल जठराग्नि" 
वाला, सुन्दर चौकोर देहधारी, वलवान्‌, अपने वन्धुओं को जीतने वाला तथा प्रधानः 
( मुखिया ) होता है 1, ३१ !। 
सप्तम सावस्थ भोम का फल 
मृतदारो रोगार्तोऽमार्गरतो भवति दुःखितः पाव: । 
अश्रीरहितः सन्तप्त: शुष्कतनुर्भवति सप्तमे भौमे ॥ ३२ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में भौम हो तो जातक--मृत पत्नी वाला, रोग से 
दु:खी, कुकर्मी अर्थात्‌ असत्‌ मागं में लीन, दुःखी, पापी, लक्ष्मी से हीन, सन्तप्त व 
नीरस ( पतला ) देहधारी होता है ॥ ३२॥ 
अष्टम भावस्थ भौम का फल 
व्याधिप्रायोऽल्पायुः कुशरीरो नोचकमंदकर्ता च । 
निधनस्थे क्षितितनये भवति पुमान्‌ शोकसन्तप्त: ॥ ३३ ॥ 


पी. सौस्यार्थमित्ररहितञ्चञ्चलमतिरपि च पञ्चमे रुधिरे। २. प्रबलोदरार्नि- 
पुंस्त्वः । ३. स्त्रीरहितो विगतननुः ससमभवनस्थिते भौमे । 


"२५२ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टमभाव में भौम हो तो जातक--रोगी, अल्पायु, कुत्सित देह- 
“धारी, दूषित कार्य कर्ता तथा शोक से दुःखी होता है ॥ ३३ ॥ 
तंदस भावस्थ सोस का फल 
अकुशलकर्मा द्वेष्यः प्राणिवधपरो भवेन्नवमसंस्थे । 
धर्मरहितोऽतिपापो नरेन्द्रक्ृतगोरवो  रधिरे ॥ ३४ ॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में भोम हो तो जातक--अचतुर कार्यकारी, द्रोही, 
“जीव मात्र की हिसा में तत्पर, अधर्मी, अधिक पापी व राजा से सम्मान पाने वाला 
“होता है ॥ ३४ ॥ 
दशस भावस्थ भोस का फल 
कर्मोद्य क्तो दशमे शरो धृष्य: प्रधानजनसेवी । 
सुतसोख्यय॒तो रुधिरे प्रतापबहुल: पुमान्‌ भवति ॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में भौम हो तो जातक--कार्यों में उद्यत, दमनीय, 
“प्रधान मनुष्यों का सेवन करने वाळा, पुत्र व सुख से युक्त तथा अधिक प्रतापी 
“होता है ॥ ३५ ॥ 
एकादश भावस्थ भोस का फल 
एकादशगे धनवान्‌ प्रियसुखभागी तथा भवेच्छरः । 
धनधान्यसुतेः सहित: क्षितितनये विगतशोकइच ॥ ३६ ॥ 
यदि कुण्डली में आय भाव में भौम हो तो जातक--धनी, अभीष्ट सुख भोक्ता, 
“बोर, धन-धान्य ( अन्नादि ) पुत्र से युत तथा शोक से रहित होता है।। ३६ ॥ 
द्वादश भावस्थ सोम का फल 
नयनविकारी पतितो जायाघ्नः सूचकश्च रोद्रइच । 
द्वादशगे परिभूतो बन्धनभाक भवति भूपुत्रे ॥ ३७ ॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में भौम हो तो जातक---नेत्र रोगी, पतित, स्त्री 
नको मारने वाला, चुगलखोर, भयंकर, पीडित तथा जेल भोगने वाला होता है ॥३७॥ 
॥ इति कुजः ॥ 
लग्नस्थ बुध का फल 
अनुपहतदेहबुदधिदेशकलाज्ञान काव्यगणितज्ञः 
अतिमधुरचतुरवाक्यो दीर्घायुः स्याढ्बुधे लग्ने ॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में बुध हो तो जातक--अक्षत देह व बुद्धिवाला, देश-कला- 
ज्ञान-काव्य-गणित का ज्ञाता, अधिक मीठे व कुशल वचन वोळने .वाला व दीर्घायु 
“होता है ॥ ३८ ॥ 
द्वितीय भःवस्थ बुध का फल 
बुद्धयोपाजितविभवो धनभवनगतेऽन्नपानभोगी च । 
शोभनवाक्यः सुनयः दाशितनये मानवो भवति ॥ ३६ ॥ 


त्रिश अध्याय २५३ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में बुध हो तो जातक- वुद्धि से ऐश्वर्य अजित 
करने वाला, अन्न व पान ( पेय ) का भोक्ता, सुन्दर वाणी वाला व सुन्दर न्याय का : 
प्रेमी होता है ॥ ३६॥ 
तृतीय भादस्थ बुध का फल 
१श्रमनिरतः परिदीनस्तृतीयराशो बुधे भवति जात: । 
निपुणः सहजसमेतो मायाबहुलो नरइचलितः” ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में वुध हो तो जातक--परिश्रमी वा वेद शास्त्रमें 
लीन, पीडित वा दीन, कार्य कुशल, भाईयों से युत, अधिक मायावी तथा चचल 
होता हे ॥ ४० ॥ 
चतुर्थ भावस्थ बुध का फल 
पण्डितबाहः सुभगो वाहनयक्तो बुधे हिबुकसंस्थे । 
सपरिच्छदः सुबन्धुभंवति नरः पण्डितो नित्यसु ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थ भाव में बुध हो तो जातक---भुजबल से विद्वान्‌, 
सौभाग्यवान्‌, सवारी से युत, सुन्दर वस्त्रधारी तथा अच्छे बन्धुओं से युत व विद्वान्‌ 
होतां हे ।। ४१ ॥ 
पञ्चसस्थ बुध का फल 
सन्त्राभिचारकुशलो वहुतनयः पञ्चमे सोम्ये। 
२विद्यासखप्रभावेः समनर्वितो हषंसं य॒क्तः ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चमभाव में बुध हो तो जातक--मन्त्र वेत्ता, मारण क्रिया में 
चतुर, अधिक पुत्रवाला, विद्या-सुख-प्रभाव से युत वा पराक्रम से युक्त व प्रसन्नता से 
युत होता है ॥ ४२ ॥ 
शत्रु भावस्थ बुध का फल 
वादविवादे कलहे नित्यजितो व्याधितो बुघे षष्ठे। 
अलसो विनएकोपो निष्ठुरवाक्योऽतिपरभतः ॥ ४३॥ 
यदि कुण्डली में शात्रृभ।व में बुध हो तो जातक--वाद विवाद व कलह में नित्य 
विजयी, रोगी, आलसी, क्रोधहीन, कठोरवादी व अति पीडित होता है ॥ ४३॥: 
सप्तसभावस्थ बुध का फल 
प्रज्ञा सचारुवेषां नातिकुलीनां च कलहशीलां च। 
भार्यामनेकबित्तां यने लभते महत्त्वं च॥ ४४॥ 
यदि कुण्डली में सप्तमभाव में बुध हो तो जातक--विदुषी-सुन्दर वेष वाली- 
उत्कृष्ट-कुळ से हीन व कलह में लीन-अनेक धनों से युत स्त्री को प्राप्त करने वाला तथा | 
महान्‌ होता है ॥ ४४ ॥ 


१. श्रृतिनिरतः परिभूतः । २. नरस्सचलः । ३. विद्यासुखप्रतापै: । 


२५४ सारावळी 


अष्टसभावस्थ बुध का फल 
विख्यातनाससारश्‍्चिरजीवी कुल्धरो निधनसंस्थे । 
शशितनये भवति नरो नृपतिसभो दण्डनायको वाऽपि ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में अष्टमभाव में बुध हो तो जातक--प्रसिद्ध नाम वाला, दीर्घायु, 
-वंशधर, राजा के समान वा न्यायाधीश होता है ॥ ४५ 1। 
नवसभावस्थ बुध का फल 
नवसगते भवति पुमानतिधनविद्यायुतः शुभाचारः । 
वागीइवरोऽतिनिपुणो धामष्टः सोम्पुत्र हि॥ ४६॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में बुध हो तो जातक---अधिक धन व विद्या से सम्पन्न 
न्शुभ-अर्थातु सदाचारी, वाणी का ईश्वर, अत्यन्त चतुर व धर्मात्मा होता है ॥ ४६ ॥ 
दशसभावस्थ बुध का फल 
प्रवरसतिकमसंचेष्टः सफलारम्भो विशारदो दरदामे । 
धीरः 3सत्त्वसमेतो विविधाळ्द्कारसत्वभाक सौम्ये ॥ ४३॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में बुध हो तो जातक--श्रेछ बुद्धि से कार्यो की इच्छा 
-करने वाला, कार्य सिद्धि कर्त्ता, श्रेष्ट, धैर्यवान्‌, वल से युत वा सत्य से युत वा युद्ध से 
-युत व अनेक आभूषणों के सुख का भोगी होता है॥ ४७॥ 
एकादशभावस्थ बुध का फल 
धनवान्‌ विधेयभृत्यः प्रायः सोख्यान्वितो विपुलभोगी । 
एकादशे ब॒धे स्याद्बद्वायः ख्यातिमान्‌ पुरुषः॥ ४८ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में बुध हो तो जातक--धनी, आज्ञाकारी नौकर, 
"पण्डित, सुखी, अधिक भोगी, दीर्घायु व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ 
दादशभावस्थ बुध का फल 
सुगहीतवाक्यमलसं परिभूतं वाग्मिनं तथा प्राज्ञम्‌ । 
व्ययगः करोति सोम्यः पुरुषं दीनं न॒शांसं च॥ ४९ ॥ 
यदि कुडली में वारहवें भाव में वुध हो तो जातक-सुन्दर ग्रहण करने वाली 
नाणी वाला, आलसी, पीडित, वाग्मी, पण्डित, दीन व निन्दित होता है ॥ ४६ ॥ 
।। इति बुध: ॥ 
लग्नस्थ गुरु का फल 
होरासंस्थे जीवे सुशरीरः प्राणवान्‌ सुदीर्घायुः । 
ससमीक्षितकार्यकरः प्राज्ञो धीरस्तथार्यशच ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में गुरु हो तो जातक--सुन्दर देहधारी, बली, दीर्घायु, सुन्दर 
न्समान दृष्टि से कार्य करने वाला, पण्डित, धर्यवान्‌ तथा श्रेष्ठ होता है ॥ ५० ॥ 


लब पा णाल) 2-3 


१. सकलारम्भो । २. सन्य समर । 


७ क से >: ती A 





त्रिश अध्याय २५५ 


द्वितीयभावस्थ गुरु का फल 
घनवान्‌ भोजनसारो वाग्मी सुवपुः सुवाक्‌ सुवखशच । 
कल्याणवपुस्त्यागी सुमुखो जोवे भवेद्धनगे ॥ ५१ ॥ 
यदि कुण्डली में द्वितीयभाव में गुरु हो तो जातक-धनी, भोजनार्थी, वाग्मी, सुन्दर 
शरीर व वाणी व मुखवाला, परोपकारी व सुन्दर वस्त्रवाला व त्यागी होता है ॥५१॥ 
तृतीय भावस्थ गुर का फल 
अतिपरिभूतः कृपण: 'सदाजितो मानवो भवति जीवे । 
सन्दाग्निस्रीविजितो दुश्चिक्ये पापकर्मा च॥ ५२ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में गुरु हो तो जातक --अधिक दुःखी, लोभी, सदा 
विजयी वा भाई से पराजित, मन्दाग्नि, स्त्री से पराजित व पापी होता है ॥ ५२.॥ 
चतुर्थ मावस्थ गुरु का फल 
स्वजनपरिच्छदवाहनसुखमतिभोगाथंसंयुतो भवति। 
श्रेष्ठ: शात्ररविषादी चतु्थंसंस्थे सदा जीवे ॥ ५३ ॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थं भाव में गुरु हो तो जातक--अपने जन-वस्त्र-सवारी-सुख- 
बुद्धि-भोग-धन से युक्त, श्रेष्ठ शत्रु को दुःख देने वाला होता है॥ ५३ ॥ 
पञचमभावस्थ गुरु का फल 
सुखसुतमित्र समृद्धः प्राज्ञो धृतिमांस्तया विभवसारः। 
पश्चसमवसे जीवे सर्वत्र सुखी भवति जात: ॥ ५४ ॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चमभाव में गुरु हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से संपन्न, 
पण्डित, धैर्यवान्‌, ऐश्वर्य में लीन तथा सत्र जगह सुखी होता है ॥ ५४॥ 
शत्रुभावस्थ गुरु का फल 
सन्नोदराग्निपुंस्त्वः परिभूतो दुबळोऽलसः षष्ठे । 
स्रीविजितो रिपुहन्ता जीवे पुरुषोऽतिविश्यातः ॥ ५५ ॥ 
यदि कुण्डली में शत्रु भाव में गुरु हो तो जातक--दूषित जठरार्नि वाला, पीडित, 
निर्वेल, आळसी, स्त्री से पराजित, शत्रु को मारने वाला तथा अधिक प्रसिद्ध होता 
ह ॥ ५५ ॥ 
सप्तमभावस्थ गुरु का फल 
सुभगः सुरुचिरदारः पितुरधिकः सक्षमे भर्वात जातः। 
वक्ता कविः प्रधानः प्राज्ञो जीवे सुविख्यांतः॥ ५६ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक-षुन्दर भाग्यवान्‌, सुन्दर इच्छित 
स्री का पति, पिता से अधिक, वक्ता, कवि, प्रधान, पण्डित व विख्यात होता है।५६॥ 
अष्टममावस्थ गुरु का फल 
परिभूतो दोीर्घायुभृतको दासोऽथवा निधनसंस्थे । 
रस्वजनप्रेष्यो दीनो मलिनस्रीभोगवान्‌ जोवे॥ ५७ ॥ 


१. सहजातो, सहजजितो । २. सुजनप्रेष्यो । 


२५६ सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक--पीडित, दीर्घायु, वेतन से 
जीने वाला, दास ( सेवक ), अपने जनों का भृत्य, दीन, मलिन ( दूषित ) तथा स्त्री 
भोगी होता है ॥ ५७ ॥ 
नवमभावस्थ गुरु का फल 
देवतपिठृकायंरतो विद्वान्‌ सुभगो भवेत्तथा नवमे। 
नृपमन्त्री नेता वा जीचे जातः प्रधानश्च॥ ५८॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में गुरु हो तो जातक--देव व पितृ कार्यो में लीन,. 
विद्वान्‌, सुन्दर भाग्यवीन्‌, राजा का मन्त्री वा नेता तथा प्रधान होता है ॥ ५८ ॥ 
दशसभाचस्थ गुरु का फल 
सिद्धारम्भो मान्यः सर्वोपायः कुशलसमृद्धश्च । 
दशमस्थे त्रिदशगुरो सुखधनजनवाहनयशोभाक ॥ ५४६ ॥ 


यदि कुण्डली में दशमभाव में गुरु हो तो जातक--प्रारम्भिक कार्यों को सफल 
करने वाला, सम्मानित, समस्त उपायों का ज्ञाता, चतुरता से सम्पन्न, सुख-धन-जन- 


सवारी व यश का भोगी होता है॥ ५४ ॥ 
एकादशभावस्थ गुर का फल 
अपरिमितामुर्धीरी बहुवाहनभृत्यसंय॒तः साधुः । 
एकादशभे जीचे न चातिविद्यो न चातिसुतः॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में गुरु हो तो जातक--दीर्घायु, धैर्यवान्‌, अधिक 
सवारी व नौकरों से युत; सज्जन एवं अधिक विद्या व अधिक पुत्रवान्‌ नहीं 
होता है॥ ६० ॥ 
द्वादशभावस्थं गुरु का फल 
असो लोकट्टेष्यो ह्यपगतवार्देवपक्षभग्नो वा । 
परितः सेवानिरतो द्वाददासंस्थे गुरो भवति॥ ६१॥ 
यदि कुण्डली में बारह्वें भाव में गुरु हो तो जातक-आलसी, संसार द्वेषी, अस्थिर 
वाणी वाला वा वाणी होन वा देवपक्ष से नष्ट वचारों तरफ सेवा में लीन होता है ॥६१॥ 
।। इति गुरुः ॥ 
लग्नस्थ शुक्त का फल 
सुनयनवदनरारीरं सुखितं दीर्घायुषं तथा भीरुम्‌। 
युवतिजननयनकान्तं जनयति होरागतः शुक्रः ॥ ६२॥ 
यदि कुण्डली में लग्नगत शुक्र हो तो जातक-सुन्दर नेत्र व मुख से युत शरी र-धा री, 
सुखी, दीर्घायु, डरपोक व स्त्री समुदाय के नेत्रों को सुन्दर लगने वाला होता है ॥६२॥ 
द्वितीयभावस्थ शुक्र का फल 
प्रचुरान्नपानविभवं श्रेष्ठविलासं' तथा सुवाक्यं च। 
कुरुते द्वितीयराशो बहुधनसहितं सितः पुरुषम्‌ ॥ ६३॥ 


६ शिष्ट । 


१७ त्रिश अध्याय २५७ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक--अधिक अन्न-पेय व ऐर्वर्य 
से युत, उत्तम भोगी, सुन्दरभाषी तथा अधिक धनवानु होता है ॥ ६३ ॥ 
तृतीयभावस्थ शुक्र का फल 
सुखधनसहितं शुक्रो दुश्चिक्ये स्त्रोजितं तथा कृपणम्‌ । 
जनयति  मन्दोत्माहं सो भाग्यपरिच्छदातीतमु ॥ ६४॥ 


यदि कुण्डली में तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक--सुखी, धनी, स्त्री से पराजित, 
लोभी, अल्पोत्साही, सोभाग्यवान्‌ व वस्त्रों से युत होता है॥ ६४॥ 
चतुर्थभावस्थ शुक्र का फल. 
बन्धुसुहुत्सुवसहितं कान्तं वाहनपरिच्छदसमृद्धम्‌ । 
ललितमदीनं सुभगं जनयति हिबुके नरं शुक्रः ॥६५॥ 
यदि कुण्डलो में चतुर्थं भाव में शुक्र हो तो जातक--वान्धव-मित्र-सुख से युत, 
सुन्दर, सवारी व वस्त्रों से सम्पन्न, मनोहर, अदीन ( दीनता से रहित ) व सोभाग्य- 
वान्‌ होता है ॥ ६५ ॥ 
पञचसभाचस्थ शुक्र का फल 
सुखसु तमित्रोपचितं रतिपरमतिधनमखण्डितं शुक्रः । 
कुस्ते पञ्चमराशो मन्त्रिणमथ दण्डनेतारम्‌ ॥६६॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में शुक्र हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से युत, कामी, 
अधिक धनी; अखण्डित, सचिव व न्यायाधीश होता है ॥ ६६ ॥ 
शत्रुभावस्थ शुक्र का फल 
अधिकमनिष्ट' स्त्रीणां प्रचुरामित्रं 'निराकुतं विभवे: । 
विकलमतीव नीचं कुर्ते षष्ठ भृगोस्तनय: ॥६७.। 
यदि कुण्डली में शत्रु भाव में शुक्र हो तो जातक- अधिक अशुभकारी, स्त्रियों का 
अधिक शत्रु, ऐश्वर्य से रहित, विकल व अधिक दुष्ट होता है ॥ ६७ ॥ 
सप्तमभानस्थ शक्र के( फल 
अतिरूपदारसौख्यं `बहुरूपं कलहर्वाजतं पुरुषम्‌ । 
जनयति सक्षमधामनि सोभाग्यसमन्वितं शुक्रः ॥ ६८॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक--अधिक रूपवती स्त्री के सुख 
का भोगी, बहुरूपिया वा अधिक ऐरवर्यवानु, कलह ( लड़ाई ) से रहित तथा सुन्दर 
भाग्य से युत होता हे ॥ ६८॥ 
अप्टमभावस्थ शुळ का फल 
दीर्घायुरनुपमसुख्रः शुक्र निधनाश्रिते धनसमृद्धः । 
भवति पुमान्‌ नृपतिसमः क्षणे क्षणे लब्धपरितोषः 11६६९॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक--दीर्घायु. अद्वितीय सुखी, धन से 
सम्पन्न, राजा के समान व क्षण-क्षण में संतोष प्राप्त करने वाला होता है ॥ ६६ ॥ | 


१ विनाकझृतं । २ वहुविभवं । 


२५८ सारावलो 


नदसभावस्थ शुक्र का फल 
सममायततनुवित्तोदारयुवतिसुखसु हृज्जनोपेत: । 
भृगुतनये नवमस्थे सुरातिथिगुरुप्रसक्त: स्यात्‌ ॥७०॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में शुक्र हो तो जातक---समान लम्बी चौड़ी देहवाला, धनी, 
उदार स्त्री वाला, सुखी, मित्रों से युक्त, देवता-अतिथि व गुरु का भक्त होता है ॥७०॥ 
दशमभावस्थ शुक्र का फल 
१उद्यानसुविभवा हितसुखरतिमानार्थकीतंयो यस्य । 
दशमस्थे भुगुतनये भवति पुमान्‌ बहुमतिः ख्यातः ॥७१॥ 
जिसकी कुण्डली में दशम भाव में शुक्र हो तो जातक--वगीचे से ऐश्‍वर्यवाला, मित्रों 
से युत, सुखी, रतिमानु, धनी, यशस्वी, अधिक वुद्धिमान्‌ व प्रसिद्ध होता हे ॥ ७१ ॥ 
एकादशभावस्थ शूक का फल 
प्रतिूपदास भृत्यं बह्लायं सर्वशोकससन्त्यक्तम्‌ । 
जनयति भवभवनगतो भूगुतनयः सर्ददा पुरुषस्‌ ॥७२॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में शुक्र हो तो जातक--प्रतिबिम्ब सेवी का नौकर, 


अधिक लाभी व समस्त दुःखों से रहित होता है ॥ ७२ ॥ 
द्वादशसावस्थ शुक्र का फल 


अळसं सुखिनं स्थूलं पतितं सृष्टाशिनं भृगोस्तनयः । 
शवनोपचारकुशळं हादराग: स्त्रीजित जनयेत्‌ ॥७३॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक--आलसी, सुखी, मोटा, पतित, 
शोधित (साफ) भोजी, शय्या के उपचार में चतुर तथा स्त्री से पराजित होता है ॥७३॥ 
॥ इति शुक्र: ॥ - 
लग्नस्थ शनि का फल 
स्वोच्चस्वकीयभवने क्षितिपाळतुल्यो 
लग्नेञ्कजे भवति देदापुराधिनाथः । 
शेषेषु दुःखगदपोडित एव बाल्ये 
दार ग्रच 'कर्मवदागी मलिनोऽर इच ॥७४॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ शनि, तुळा वा मकर वा कुम्भ राशि का हो तो जातक 
देश या नगर का स्वामी, राजा के समान होता है । अवरिष्ट राशियों में लग्नस्थ शनि 
हो तो जातक--दुःखी व बाल्यावस्था में रोग से पीडित, दरिद्री, कार्यो के वश में वा 
कामी, दूषित तथा आलसी होता है ॥ ७४ ॥ 
द्वितीयभावस्थ शनि का फल 
विक्ृतवदनोऽर्थभोक्ता जनरहितो न्यायक्त्कुटुश्बगते । 
पइ्चात्परदेदा गतो जनवाहनसोगवान्‌ सोरे ।।७५॥। 


१ उत्थानविवादाजितसुख रतिमानार्थकीतेयो यस्य । 
दशमस्थे भृगुतनये भवति पुमान्‌ बहुमतिख्यातः ॥ २ कामवशगो । 


त्रिश अध्याय १५६ 


यदि कुण्डली में द्वितीय भाव में शनि हो तो जातक--विकृत मुखवाला 
अर्थात्‌ मुख का रोगी, धन भोगी, मनुष्यों से हीन, न्यायकर्त्ता, पीछे परदेशगामी तथा 
मनुष्य व सवारी का सुख भोगने वाला होता है ॥ ७५ ॥ 
तृतीयभावस्थ शनि का फल 
मलिनः संस्क्ृतदेहो नीचोऽळसपरिजनो भवति सोरे । 
शरो दानानुरतो दुश्चिक्यगते विपुलबुद्धिः ॥७६॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय भाव में शनि हो तो जातक- दृषित, संस्कार से युत देहवाला, 
दुष्ट, आलसी मनुष्यों से युक्त, वीर, दानी तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ होता है॥ ७६॥ 
चतुर्थभावस्थ शनि का फल 
पीडितहृदयो हिबुके निर्वान्धववाहनार्थमतिसौख्यः । 
बाल्ये व्याधितदेहो नखरोमधरो भवेत्‌ सौरे ॥७७॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थभाव में शनि हो तो जातक--दुःखित हुदयवाला, बन्धुहीन, 
मसवारीवाला, धनी, बुद्धिमान्‌, सुखी, बाल्यावस्था में रोगी' नाखून-व लोम को धारण 
करने वाला होता है ॥ ७७॥ 
पञचसभावस्थ शनि का फल 
स॒खसुतमित्रविहीनं मति`रहितचेतसं त्रिकोणस्यः । 
सोन्मादं रवितनयः करोति पुरुषं सदा दीनमु ॥७८॥। 
यदि कुण्डली में पच्चमभाव में रानि हो तो जातक--सुख-पुत्र-मित्र से रहित, बुद्धि 
शीन, अचेत, पागल तथा दीन होता है ॥ ७८ ॥ 
रिपुभावस्थ शनि का फल 
प्रबळमदनं सदेहं शारं बह्वाशिनं विषमशीळस्‌ । 
बहुरिपुपक्षर्शापतं रिपुभवनगतोऽकंजः कुरुते ॥७९॥ 
यदि कुण्डली में शत्रुभाव में शनि हो तो जातक--प्रबल ( बड़ा ) कामी, सुन्दर 
श्शरीरधारी, वीर, अधिक खानेवाला, विपरीत स्वभावी तथा अधिक शात्रु से पीडित 
होता हे ॥ ७६ ॥ 
सप्तसभावस्थ शति का फल 
सततमनारोग्यतनु स्रुतवारं धनविर्वाजतं जनयेत्‌ । 
द्य नेऽकंजः कुवेषं पापं बहुनीचकर्माणम्‌ ॥८०॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शनि हो तो जातक-निरन्तर रोगी, मृत पत्नी वाला, 
"निर्धन, दूषित वेषधारी, पापी व अधिक घृणित कार्ये करने वाला होता है ॥ ८०॥ 
अष्टसभावस्थ शनि का फल 
कुष्ठभगन्दररोगेरभित्त . ह्वस्वजीवितं निधने । 
सर्वारम्भविहीनं जनयति रविजः सदा पुरुषम्‌ ॥८१॥ 


4 विचेतसं । 


१६० सारावली 


यदि कुण्डली में अष्टम भाव में शनि हो तो जातक-कोढ़ व भगन्दर रोग से दुःखी). 
अल्पापु व समस्त कार्यों से रहित होता है 1 ८१ ॥ 
नवमभावस्थ शनि का फल 
धमरहितोऽ?लपधनिकः सहजसुतविर्वाजतो नवमसंस्थे । 
रविजे सोख्यविहीन: परोपतांपी च जायते मनुजः ॥८२॥ 
यदि कुण्डली में नवम भाव में शनि हो तो जातक-अधर्मी, अल्पधनी वा कुमार्गी, 
भाई व पुत्र से हीन, सुख से रहित तथा परश्चात्तापी होता है ॥ ८२॥ 
दशसभावस्थ शनि का फल 
धनवान्‌ प्राज्ञः शरो मन्त्री वा दण्डनायको वाऽपि । 
ददामस्थे रविनयये वृन्दपुरग्रामनेता च ॥८३॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में शनि हो तो जातक-धनी, पण्डित, वीर, सचिव वः 
न्यायाधीश एवं समुदाय-नगर-ग्राम का प्रधान होता है ॥ ८३॥ 
एकादशभावस्थ शनि का फल 
बह्वायुः स्थिरविसवः शूरः शिल्पाश्रयो विगतरोगः । 
आयस्थे भानुसते धनजनसम्पद् तो भवति ॥८४॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शनि हो जातक-दीर्घायु, स्थिर ऐश्वर्य वाला, 
वीर, कारीगरों का आश्रय, नीरोग तथा धन-मनुष्य-सम्पत्ति से युत होता है॥ ८४॥। 
| द्वादशभावस्थ शनि का फल 
विकल: पतितो मुखरो विषमाक्षो निघु णो विगतलज्जः । 
व्ययभवनगते सौरे बहुव्ययः स्यात्‌ स॒परिभूतः॥।८५॥ 
यदि कृण्डली में बारहवें भाव मैं शनि हो तो जातक- अशान्त चित्त, पतित, अग्र- 
गामी वा प्रधान, विषम हृष्टि वाला, घृणा से हीन, निळंज्ज, अधिक खर्चीला तथा 
पीडित होता हैं॥ ८५ ॥। 
॥ इति शनि: ॥ 
भावों का शभाशभत्व ज्ञान 
पापा निघ्नन्ति सुतूर्यादीन्‌ भावान्‌ पुष्णन्ति शोभनाः । 
विपरीतं रिपु रन्ध्रव्ययेषु सदसत्फलघु ॥८६॥ 
योगा उधे बल्योगा:* सौम्यसुहृद्विपुनिरीक्षणाच्चेव । 
उचचादिभवनसंस्थंग्रं हेच फळमन्यथा भदति॥८७॥ 
यदि लग्नादि भावों में शुभ ग्रह हों तो उस भाव की वृद्धि करते हैं, पाप ग्रह होने 
पर उस भाव के फल का नाश करते हैं । ६, ८, १२ भावों के शुभ-अशुभ फल विपरीत 
हीते हैं अर्थात्‌ त्रिक में स्थित शुभ ग्रह अशुभ फल और पापग्रह शुभ फल करता है। शुभ- 


१ ऽपथरतः । २ शिल्पश्चितो । ३ योगाश्रय । ४ योगात्सौम्य । 


कान?” मस RR “ST 


A त  ¥\_\1\ हा खख 


एकत्रिरा अध्याय २६१ 


( मित्र-शात्रु ) ग्रह से दष्ट योग बली होते हैं, तथा उच्चस्थ ग्रहों से द. ष्ट योग का फल 
विपरीत होता है ॥ ८ ६-८७ ॥ 
लघृजातक में कहा है-'पुष्णन्ति शुभा भावान्मूर्त्यादीनु ध्नन्ति संस्थिता: पापा: 
{ १२ अ० ४ श्लो० ) ॥ ८६-८७ ॥ 
चिशेष--८६-5७ इलोक सं० वि० वि० की मातृका में अनुपलब्ध हैं ॥८६-८७ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां भावाध्यायस्त्रिदा: ॥ 


7 
एकत्रिशोऽध्यायः 
केन्द्रस्थ दो-दो ग्रहों के फल का कथन 
होराचतुर्थस्तमदशमेषु यथा दयो योग्रहयोः । 
भवति फळसस्प्रयोगो जातस्य तथायमुपदेदाः ।। १॥ 
ळग्न-चतुर्थ-सप्तम-दशम भाव स्थित दो-दो ग्रहों का जैसा-जैसा फल होता है, 
बैसा-वैसा ही फल जातक का इस अध्याय में वणित है ॥ १॥ 
केन्द्रस्थ सूर्य-चन्द्रमा युति का फल 
मातृपितृदुःखतप्त: सूर्येन्द्वोर्दयसंस्थयोमंनुज: । 
सानसुतविभवहीनः परिभूतो जायते ` दुःखी ॥ २॥ 
बान्धवसुतसुखहीनो दारिद्रथयुतो महाजडप्रकृतिः । 
चन्द्रे रसातलस्थे भास्करसहिते पुमान जात: ॥३॥ 
मित्र: सुतैश्च हीनः परिभूतो युवतिभिः सदा पुरुष: । 
चन्द्रो सञ्षमभवने दिनकरसहिते भवेद्दीनः॥ ४॥ 
सुदारीरं बलनाथं राजसिक निदयं विषमशीलम्‌ । 
सुर्येन्र गगनस्थो कुरुतः क्षपितारिपक्षं च॥५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य-चन्द्रमा हो तो जातक-माता-पिता के दुःख से 
दुःखी, सम्मान-पुत्र-ऐश्वर्य से हीन, दरिद्री ब दुःखी होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में सूर्य व चन्द्रमा हो तो जातक-बान्धव-पुत्र-सुख से रहित, 
(दरिद्री व अधिक मूर्ख स्वभाव का होता है । 
यदि सप्तम भाव से सूर्य-चन्द्रमा का योग हो तो जातक-मित्र-पुत्र से रहित, सदा 
“स्त्रियों से पीडित तथा दीन होता है । 
यदि दशम भाव में सूरये-चन्द्रमा का योग हो तो जातक-सुन्दर देहधारी, बलवानों 
-का स्वामी, राजसी, निर्दयी, विपरीत स्वभाव वाला तथा झत्रुपक्ष को पीड़ा देनेवाला 
होता है ॥ २-५ ॥ 


२६२ 


सारावलो 


केन्द्रस्थ सुर्य-भौस युति का फल 
रविभौमयोविरूग्ने. पित्तप्रकृतिमंहाहवे शरः । 
क्रोधी विक्षतगात्रः करश्च राठः कठोरः स्यात्‌ ॥ ६ ६ 
बन्धुजनवित्तहोनःः समस्तसुखवजितः क्षुभितः। 
कुजसुर्यणोश्रतुथं भवति पुमान्‌ सर्वतो द्वेष्यः ॥ ७॥ 
स्रीविरहडु:खतिन्नः स्रीहेतोः परिभवं सदा प्राप्त: । 
रविरुधिरयोर्यंवत्यां विदेशगमने रतो भवति॥ ८॥ 
निफळारम्भो भृतको नित्योद्विग्नः प्रधाननृपसेवी । 
भूतनयदिवाकरयोः कमणि गतयोभंवेहिकल: ।। & ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्यं व भौम हो तो जातक--पित्त प्रकृति, युद्ध में 
वीर, क्रोधी, भग्नदेही, क्रूर (पापी ), धूर्त तथा कठोर होता है। 

यदि चतुथं भाव में सूर्य-भौम का योग हो तो जातक-बन्धु-वान्धव तथा धन से 
रहित वा मित्र से वा ऐश्वर्य से रहित, सव सुखों से हीन, दुःखी तथा सव से द्रोह 


करने वाला होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य भोम का योग हो तो जातक-स्त्री के विरहरूपी दुःख से 


अन्य मनस्क, स्त्री के कारण सवेदा पराजय प्राप्त करने वाला व विदेश ( परदेश ) 
जाने में आसक्त होता है। 


यदि दशम भाव में सूर्य-भौम का योग हो तो जातक-कार्यारम्भ करने पर असिद्धि 


प्राक्त करने वाळा, नौकर, सदा चिन्तित, प्रधान राजा का सेवी तथा अशान्त चित्त 


होता है ॥ ६-६ ॥ 


केन्द्रस्थ सुयं-बुध युति का फल 

रप्राज्ञो बहुप्रलापी कठिनाङ्ग: श्रवल्लभो मतिमान्‌ । 

ल्ग्ने बुधदिनकरयोर्दीर्घायुः संभवेत्पुरुषः ।। १० ॥ 
नुपतिसमो विख्यातो ग्रहीतकाव्यः कुबेरसमविभव: । 
रविशरितनयो हिबुके स्थूळतनुर्वक्ररासश्च ॥ ११ ॥ 
वधबन्धनङृन्मृत्युगहीतवाक्यो न चातिधनलुब्धः । 

सत्री रतिहीनश्चोरो द्यने बुधमुयंयोभवति ॥ १२ ॥ 
त्रिषु लोकेघु ख्यातो गजाश्वनाथो भवेन्महीपाल: । 
दिनकरबरुधयोदंरामे न नीचराशिस्थयोरेव ॥ १३ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य-वुध हो तो जातक-पण्डित वा मुखे, अधिकभाषी, 


कठोर देही, वीरों का प्रिय, बुद्धिमानु तथा दीर्घायु होता है 


यदि चतुर्थ भाव मे सूर्य व बुध हो तो जातक-राजा के सदृश, ख्यातिमानु- काव्य 


शास्त्र का ग्रहणकर्ता, कुबेर के समान ऐद्वर्य वाला, मोटी देह वाला व टेढ़ी नासिका 
वाला होता हे । 


१. मित्रहीन:, विभवहीन: । २. अज्ञो । 


र है १ 
० शा अ 


tls ४28 ns 00 0७ ) 0030! | म. 


है. 5३.18 8488 


एकत्रिश अध्याय | २६३. 


यदि सप्तम भाव में सूर्य व बुध हो तो जातक-हिसा व बन्धनकर्ता, मृत्यु के समय 
सारगभित वचन वाळा, अधिक धत का लोभी नहीं, स्त्रीभोग से रहित एवं चोर 
होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्यं व बुध हो तो जातक तीनों लोकों में प्रसिद्ध, हाथी व 
घोड़ों का स्वामी अर्थात्‌ हाथी-घोड़ा का पालक व राजा होता है । नीच राशि में सूर्य 
वा बुध न हो तो पूर्वोक्त फल होता है ॥ १०-१३ ॥ 
केन्द्रस्थ सुय गुर युति का फल 
जीवार्कयोगु णगुतो मन्त्री बल्नायकोऽयवा साधुः । 
ल्ग्नस्थयो: प्रसुती विद्याधनभोगवान्ख्यातः ।। १४॥ 
श्रुतिनीतिकाव्यनिरतं भव्यं जनसम्पदं प्रियालापम्‌ । 
हिबुके सुरेज्यसू्यों निभ्ताचारं नरं कुरुतः ॥ १५॥ 
जीवाकयोर्युबत्यां सदनवशात्छीजितः पितृट्ठघो । 
कनकमणि रजतम्रौक्तिकसमन्वितः शुभशरीर: स्यात्‌ ॥ १६॥ 
की तिसुखमानविसवेः समन्वितः पार्थिवो भवेन्ननसि। 
रविदेवपु रोहितयोनिन्य ऽपि कुले नरो जात: ॥ १७॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सूर्ये व गुरु हो तो जातक--गुणी, सचिव, बलबानों 
का नेता वा साधु, विद्वान्‌, धनी, भोगी व विख्यात होता है । 


यदि चतुर्थं भाव में सूर्य व गुरु हो तो जातक--वेद-नीति ( नय ) काव्य में 
तत्पर, सुन्दर, मनुष्य सम्पत्ति वाला, प्रियभाषी व गुप्ताचारी होता है । 
यदि सप्तमभाव में सूर्ये गुरु हो तो जातक--काम के वशीभूत होकर स्त्री से 
gg पिता का द्वेषी ( शत्रु ), सुवर्ण-मणि-चाँदी-मोती से युत व शुभ देहधारी 
होता है । 
यदि दशमभाव में सूर्यं थ गुरु हो तो जातक--रीच कुल में उत्पन्न होकर भी यश> 
सुख-सम्मान-ऐक्वर्यं से युत राजा होता है॥ १४-१७॥ 
केन्द्रस्थ सूर्य शुक्र युति का फल 
प्रियकळहस्त्वविनीतो सलिनाचार: सुढुःखितो नीचः । 
लग्ने रविभूनुसुतयोर त्यर्थकलत्रसम्परित्यक्त: ॥ १८ ॥ 
आदित्ये हिबकस्थे भागंबसहिते भवेन्नरो जात: । 
परभृत्यः शोकार्तो लोकद्रष्यो दरिद्रश्व ॥ १६॥ 
सत्रीभिः सम्परिभूतो द्रविणविहीनो बृहत्तनुद्गे ष्यः । 
शेळवनेषु च विचरति रविसितयोः सक्षमस्थाने ॥ २० ॥ 
कर्मणि दिनकरसितयोर्यबहाररतो नरेन्द्रसचिवः स्यात्‌ । 
शाखकलानिपुणमतिर्घनवाहनसोख्यसम्पन्त: ॥ २१ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--कलह प्रेमी, नम्रता से . 
रहित, दूषित आचरणकर्ता, दु:खी, दुष्ट, धनद्दीन व स्त्री से रहित होता है । 


२६४ सारावली 


यदि चतुर्थ भाव में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--दूसरे का नोकर, शोक से पीडित, 
संसार का शत्रु व दरिद्र होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य शुक्र हो तो जातक--स्त्रियों से सम्यक्‌ प्रकार से पीडित, 
निर्धन, महान्‌ देहधारी, द्रोही तथा पर्वेत व वनों में घूमने वाला होता हे । 
यदि दशम भाव में सूर्य व शुक्र हो तो जातक--व्यवहार में लीन अर्थात्‌ व्यवहार 
कुशल, राजा का मन्त्री, शास्त्र व कला में चतुर वुद्धिवाला व धन-सवारी-सुख से 
समृद्ध होता है ।। १८-२१ ॥। 
ह केन्द्रस्थ सूर्य शनि युति का फल 
निन्दितजननोपुत्र: कुत्सितवृत्ति: सदा सलिनवृद्धिः । 
रुग्ने सूर्याकंजयोः पापाचारो भनवेत्पुरुषः॥ २२॥ 
सोरिइचतुर्थराशो भास्करसहिते पुमान्‌ भवति नीचः । 
दारिद्रघविहितर्मात: स्वबन्धुभिशचापि परिभूतः ॥ २३॥ 
भान्वकंजयोर्मदने मन्दाळसदुर्भंगाइच जायन्ते। 
युवतिधरनेः सन्त्यक्ता मृगयाभिरता महामूर्खाः ॥ २४॥ 
भानुः स्वपुत्रसहितो गगने भृतकं विदेशागं जनयेत्‌ । 
नृपतेः वर्वाचदासधनेशचोरंमु वितं सदइवधनम्‌ ॥ २५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सूर्यं व शनि हो तो जातक--कुत्सित माता का पुत्र, 
निन्दित आजीविका वाला, दूषित बुद्धिवाला तथा पापाचरण कर्ता होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में सूर्य व शनि हो तो जातक- दुष्ट, दरिद्रता का स्वरूप तथा 
अपने बन्धुओं से पीड़ित होता है । 
यदि सप्तम भाव में सूर्य व शनि हो तो जातक--अल्प, आलसी, भाग्यहीन, स्त्री 
धन पे त्यक्त, शिकार का प्रेमी तथा वड़ा मूर्ख होता है। 
यदि दशम भाव में सूर्य त्रशनि हो तो जातक--नौकर, विदेश जाने वाला, राजा 
से कभी पाये हुए धन का चोरों द्वारा हरण तथा अच्छे घोड़ों का धनी होता 
है ॥ २२-२५ ॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्र भौम युति का फल 
१रक्ताग्निपित्तदोषेरभिभूतो जायते नरो राजा। 
क्षोणीसुतहिमकरयोळल्ग्ने तीक्ष्ण स्वभावइच॥ २६ ॥ 
सक्लेरो निद्र व्य: सुखसुतधनबन्धुहीनइच । 
पाताले कुजशशिनोविकलशच भवेत्तया जातः॥ २६॥ 
क्षुद्र परधनलुब्धो बहुप्रलापो न सत्यवचनइच । 
दर्ष्यायुक्तो मनुजः कुजशशिनोः सकप्तसस्थाने ॥ २८ ॥ 
तुरगगजपत्तिसम्पत्समाकुळ॑ तुहिनगुर्नरं कुरुते। 
रुधिरेण समायातो गगनतले विक्मर्थक्तस्‌ ॥ २६ ॥ 





१.पित्तरोगैः । 


HSE UGE 58. S'S 


85 8 EHS 28S 


एकत्रिश अध्याय २६५ 


यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व मङ्गल हो तो जातक-खून-अरिनि-पित्त 
-दोष वा रोग से पीडित एवं उग्र स्वभाव वाला होता है । 


यदि चन्द्रमा मङ्गल का योग चतुर्थ भाव में हो तो जातक-_क्लेश ( कलह ) से 


“युक्त, निधन, सुख-पुत्र-धन-बन्धु से रहित तथा अशान्त होता है । 


यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व मङ्गल हो तो जातक--अल्प, दूसरे के धन का 
लोभी, अधिकभाषी, असत्यवादी व ईर्ष्याल होता है । 


यदि दशम भाव में चन्द्रमा मङ्गल हो तो जातक--घोड़ा-हाथी-सेना-सम्पत्ति से 
युत तथा पराक्रमी होता है .। २६-२४ ॥ 
विशेष--२७ वें इलोक में धनसे हीन दो स्थानों पर आने से अरुचि उत्पन्न 
होती है, किन्तु सं०वि०वि० की मातृका में 'वान्धवजनवाहनास्पदविहीनः' इस पाठा- 
'न्तर से चन्धुजन-सवारी-स्थान से हीन यह उचित प्रतीत होता है ॥ २६-२४ ॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्रबुध युति का फल 
सुखबुद्धिसत््वयुक्तः सुभगः फान्तो विळग्नगे शशिनि । 
बुधसहिते भवति नरो वाचालइचातिनिपुणइच ॥ ३० ॥ 
वच्धुसुहुत्तनयसुखप्रतापकनकाइच रत्न सं युक्तम्‌ 
वान्धवराझाविन्दुरजनयति बधसंयुतः सुभगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दने वुधसंयुक्तो जनयति चन्द्रः प्रतापिनं पुरुषम्‌ । 
नृपसंमतं नृपं वा विख्यातं सर्त्कांव ललितम्‌ ॥ ३२॥ 
दशमे बुर्घहमकरयोर्मानी धनवानतिख्यातः । 
नपसचिवी वयसोऽन्ते दुःखी स्याद्बन्धपरिहीनः ॥ ३३ ॥ 
यदि जन्म के समथ छर्न में चन्द्रमा व वुध हो तो जातक- सुखी, बुद्धिमान्‌, 


“बलवान, सौभाग्यवान्‌, सुन्दर, वाचाल ( बहुभाषी ) व अत्यन्त चतुर होता है । 


यदि चतुर्थं भाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक--ब्रान्धव-मित्र-सुत-सुख-प्रताप- 


"सुवर्णं अइव व रत्न से युक्त एवं सुन्दर भाग्यवान होता है । 


यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक--प्रतापी, राजा से सम्मत वा 
राजा, प्रसिद्ध, अच्छा कवि व सुन्दर होता है । 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक अभिमानी, धनी, अधिक 


“प्रसिद्ध, राजा का मन्त्री, अवस्था के अन्त में दुःखी तथा बन्धुओ से रहित होता 
“है ॥ ३०-३३ ॥ 


केन्द्रस्थ चन्द्रगुरु युति का फल 
लग्ने सुरेज्यशशिनो: क्षितिपः पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌ । 
बहुतनयमित्र भार्यः सुदारोरो बन्धुभिजुष्ट; ॥ ३४ ॥ 
मन्त्री राजप्रतिमः सुखबन्धसमन्वितो महाविनव: । 
बहुशास्त्राक्षतबद्धि हिब॒के स्याज्जीवशशिनोइच ॥ ३५ ॥ 
जायाभवने कुरुतः सुप्राज्ञ पाथिवै कलाकुशलस्‌ । 
वाणिजक जीचेन्द्र नपवल्ङभमथंवत्स्फोतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


२६६ सारादलो 


कमणि सुरेज्यशशिनोविद्यादानार्थमानकी तिदत: 
सोम्यः प्रलम्प्रबाहः सर्वेनमस्यो नरो भवति ॥ २७ ।। 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--अधिक मोटी छातीवाला, 
अधिक पुत्र-मित्र-सन्नी से युक्त, सुन्दर देहधारी तथा बन्धुओं से युक्त होता है । 
यदि चतुर्थभाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--सचिव, राजा के समान, 
सखी, बान्धवों से युत, बड़ा ऐदवर्यवान्‌ व अधिक शास्त्रों में अनष्ट बुद्धि वाला अर्थात्‌ 
अधिक शारूज्ञ होता हे । 
यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक---सुन्दर पण्डित, राजा, कलाओं 
में निपुण, व्यापारी, राजा का प्रिय, धन की तरह बढ़ने वाला होता है । 


यदि चन्द्रमा व गुरु दशमभाव में हो तो जातक--विद्वानु, दानी, धनी, अभिमानी, 
यशस्वी, मृदु, लम्बी भुजावाला तथा सब का नमनीय होता है ॥ ३४-३७ ॥ 


केन्द्रस्थ चन्द्रशुक् युति का फल 
वेइयास्त्रीकृतसोख्यः 'कान्ततनुः संमतो गुरूणां च। 
माल्याम्बरगन्धयतो लग्ने शशिशुक्रयोर्भवति ॥ ३८ ॥ 
पाताले शशिशुक्रो स्त्रोजनसुखभारिनं नरं फुरतः। 
जलसंयानाप्तधनं जनप्रियं भोगसम्पन्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जामित्रे सितशशिनोबंहुयुवतिरतो न चातिधनपुत्रः । 
सत्रीजननो मेधावी "भूपतिचरितो भवेत्पुरुषः ॥ ४० ॥ 
मानाज्ञाविभवयूतः कर्मणि शुक्रे राशाङ्कुयते। 
राज्ञो मन्त्री ख्यात: क्षमान्दितः स्यादबहुजनशच॥ ४१ ।। 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--कुलटा स्त्री से सुखी, 
सुन्दर देहधारी, गुरुजनों से सम्मत व माळा-वस्त्र-सुगन्ध से युत होता हे । 
यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--स्त्री जन का सुख भोगी, जल 
की सवारी से धन प्राप्त करनेवाला, लोकप्रिय व भोग से युत होता हे । 


यदि सप्तम भाव में चन्द्र व श॒क्र हो तो जातक--अधिक स्त्रियों में लीन, अधिक 
घन पुत्रों से युत नहीं अर्थात्‌ अल्प धनी, अल्प पुत्रवान्‌, स्त्री को पदा करने वाला 


अच्छा बुद्धिमान्‌ ज राजा के समान चरित्र वाला वा राजा से अजेय होता है। 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा शुक्र हो तो जातक--सम्मान-आदेश व ऐश्वर्य से 
युत, राजा का सचिव, प्रसिद्ध, क्षमा से युक्त तथा अधिक मनुष्यों से युत होता” 
है ॥ ३८-४१ ॥ 
केन्द्रस्थ चन्द्र शनि युति का फल 
दासाः खला: सुरोद्रा भवन्ति लुब्धाइच मानवा हीनाः । 
भास्करसुर्ताहमकरयोळंग्ने निद्राळमाः पापाः ॥ ४२॥ 


१. कल्पतरुः । २. भूपतिरजितो । 


Fe क? ७ छ 
Ra TH, , जि 


एकत्रिश अध्याय २६७- 


जलमुक्तामणिपोतेर्जीवन्ति नरास्तथा खननवृत्त्या । 
हिब्ुके शशिरविसुतयो: श्रेष्ठा जनसंमता जाता: ॥ ४३ ॥ 
नगरग्रामपुराणां महत्तरा राजपुजिताः पुरुषा: । 
जायन्तेऽक जरा शिनोर्जायाभवने युवतिहीनाः ॥ ४४ ॥ 
प्रचुरतुरंगमदलितारातिः ख्यातः कुयोषित: पुत्र: । 
भवति नराणामधिपः शशिशनियोगे खमध्यगते ॥ ४५ ॥। 
सोम्यग्रहसंयुक्तः प्रायेण शुभावहो भगणनाथः। 
भौमाकियुतो 'दुष्टो दशमे च चमूर्पात कुर्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--सेवक, दुष्ट, भयानक,. 
लोभी, हीन, निद्रालु, आळसी व पापी होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--जल-मोती-मणि-व जहाज की 
जीविका वाला, खोदने की वुत्तिवाला, श्रेष्ठ व लोक सम्मत होता है । 
यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--शहर-ग्राम व पुर {छोटे ग्राम) 
में महान्‌ ( बड़ा ) राजा से सत्कृत तथा स्त्री से रहित होता हे । 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा शनि हों तो जातक--अधिक घोड़ों की सेना से शत्रु को 
पराजित करने वाला, विख्यात, कुत्सित स्त्री का पुत्र तथा मनुष्यों का स्वामी होता है। 
दशम भाव में प्रायः चन्द्रमा शुभग्रह से युत शुभफल देने वाला तथा भौम शनि से 
युत अशुभ फलदाता व सेनाध्यक्ष कर्ता होता है ॥ ४२-४६ ॥ 
केन्द्रस्थ भौम-बुघ युति का फल 
{ह्रोऽग्निकमंकुशलो धातोर्वादे कृतश्रमो इूतः। 
भोमब॒धयोविङग्ने 7गुप्त्यधिकारी भवेत्पुरुषः ॥ ४७ ॥ 
बान्धवरहितः सहितो मित्रैश्च धनान्नभोगबाहनवान्‌ । 
हिबके बुधभूसुतयोः स्वजनेषु चिराक्कतो जातः ॥ ४८॥ 
भ्रमात च. देशाहेश कर्मकरो नीचपरिभूतः 1 
भोमेन्दुजयोद्य ने सुविवादकरो मृतप्रथमदारः ॥ ४९ ॥ 
सेनाधिपति: शरः शठस्वभावो अवेदतिक्र्रः ! 
ब॒धकुजयोराकारो राज्ञो$भिमतो नरी धोर: ॥ ५०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भोम-वुध हों तो जातक-हिंसक, अग्नि कार्य में चतुर, 
धातु विवाद में परिश्रम करने वाला, दुत, गोपनीय अधिकारी वा परोपकारी होता है।' 
यदि चतुर्थ भाव में भोम-वुध हों तो जातक-बन्धुहीन, मित्रों से युक्त, धन-अन्न-भोग- - 
सवारी से युत व अपने जनों में तिरस्क्कत होता है । 
यदि सप्तम भाव में भोम-वुध हों तो जातक-देश-देशान्तर में घुमने वाला, मजूर, . 
दुष्टों से पीडित, सुन्दर विवादी व प्रथम स्त्री का नष्ट कर्ता होता है । 





१. नेष्टो । २. परोपकारी । 


२६८ सारावली 


यदि दशम भाव में भौम-वुध हों तो जातक-सेनाध्यक्ष, वीर, धूर्त प्रकृति, अधिक 
कठोर, राजा से सम्मत व धैर्यवान्‌ होता हे ॥ ४७-५० ॥ 
केन्द्रस्थ भोम-गुरु युति का फल 
मन्त्री गुणप्रधानो धर्मक्षेत्रे प्रलब्धपरिकीतिः । 


ब॒घकुजयोवलग्ने नित्योत्साही भचेत्पुरुषः ॥ ५१ ॥ 
बन्धुसु हुत्सम्पन्नः "स्थिरचित्तः सोख्यभाक्‌ भवेद्धिबुके । 
भीमामरपुजितयोन्‌ पसेवी देवगुरुभक्तः ॥ ५२ ॥ 
गिरिडुगतोयकाननविचरणशीलः सुबान्धवः शूरः । 
कुजजीवयोय वत्यां जायाहीनः पुमान्भवति ॥ ५३॥ 


त्रिदरागुरुभ्मिसुतयोराकारो पाथिबो विपुलकीति: । 
बहुधनजनपरिवारः कर्मसु निपुणो भवेत्पुरुषः ॥ ५४॥ 
कदि जन्म के समय भौम गुरु लग्न में हों तो जातक-सचिव, प्रधान गुणी, धार्मिक 
'कार्यो में कीति प्राप्तकर्ता तथा प्रतिदिन उत्साहो होता है। 
यदि चतुर्थं भाव में भौम-गुरु हों तो जातक-वन्धु व मित्रों से युक्त, स्थिर चित्त 
चा वित्त ( धन ) वाला, सुखभोगी, राजा का सेवनकर्ता व देवता एवं गुरुओं का भक्त 
होता है । 
यदि सप्तम भाव में भौम-गुरु हों तो जातक-पर्वंत-किळा-जल-वन में घूमने वाला, 
अच्छे बान्धवों से युत, वीर तथा स्त्री रहित होता है । 
यदि दशम भाव में भौम गुरु हों तो जातक-राजा, अधिक कीतिमानु, अधिक धन 
व परिवार से युत तथा चतुर होता है ॥ ५१-५४ ॥। 
केन्द्रस्थ भोम-शुक्र युति का फल 
शुक्रकुजयोविळग्ने वचेशयानिरतः कुशोलकर्मा च। 
स्रीहेतोर्नधनो न तु चिरजीवो भचेत्पुरुषः।। ५५॥ 
बन्धुसुतमित्रहीनो मानसपीडाभिरदितः पुरुषः । 


भौमसितयोइचतुथ नानाइुःखेभंवेत्तक्तः ॥ ५६ ॥ 
ख्रीलोलुपः कुचरितः खोहेतोः प्राप्तवान्महाढुःखमु । 
भौमसितयोय वत्यां हीनाचारो भवेत्पुरुषः ॥ ५७ ॥ 


अस्त्राचार्यो मतिमान्‌ विद्याधनवस्त्रमाल्पवान्भवति। 
ख्यातो नरेन्द्रसचिवः सितकुजयोव्योम्नि संस्थितयोः ॥ ५८॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भौम-शुक्र हों तो जातक-वेशयागामी, दूषित स्वभाव 
व दूषित कार्यकर्ता, स्त्री के निमित्त धन को नष्ट करने वाला दीर्घायु नहीं होता हे । 
यदि चतुर्थस्थ भौम-बुध हों तो जातक-वान्धव-पुत्र-मित्र से रहित, मानसिक पीड़ा 
से दुःखी तथा अनेक दुःखों से पीडित होता है । 





१ स्थिरवित्तः । २ कुशिल्प । 


एरकत्रिश अध्याय २६६ 


यदि सप्तम भाव में भौम-शुक्र हों तो जातक-स्त्री का लोभी, दुष्टाचरणकर्ता, स्रीः 
के कारण अधिक दु:ख प्राप्त करने वाला तथा हीन चारी होता है । 
यदि दशम भाव में भौम-शुक्र हों तो जातक-अस्त्र विद्या में आचार्य ( प्रधान ), 
बुद्धिमान्‌, विद्या-धन-वस्त्र-माला से युक्त, प्रसिद्ध व राजा का मन्त्री होता है ॥५५-५८॥, 
केन्द्रस्थ भोस-शनि. युति का फल 


संग्रामलब्धविजयो जननोद्वष्यो भवेत्पुरुषः । 
मौमाकं जयोळर्ने हस्वायुः क्षीणभाग्यश्च ॥ ५६ ॥ 


पानान्नसोख्यरहितः स्वजनँस्त्यक्ता भवति जात: । 
भौमाकंजयोहिबुके मित्रेक्च विर्वाजतः पाप: ॥ ६० ॥ 
जायासुखसुतहीनो देन्यपरो व्याधितो व्यसनशील: । 
भौमाकजयोदेशमे न सत्यवचनो नरो भवति ॥ ६१॥ 
राज्ञः सम्प्रापधनो सहापराधाच्च दण्डितस्तेन । 
मौमाकजयोदरामे न सत्यवचनो नरो भवति ॥ ६२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में भोम-शनि हों तो जातक-युद्ध में विजयी, माता का 
द्रोही ( शत्रु ), अल्पायु व भाग्यहीन होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में भौम-शनि हों तो जातक-पेय-अन्न-सुख से हीन, अपने जनों से 
त्यक्त ( छोड़ा हुआ ), मित्रों से हीन व पापी होता है । 
यदि सप्तम भाव में भोम-शनि हों तो जातक-स्त्री-सुख-पुत्र से हीन, दीनता;से 
युत, रोगी, व्यसनी, मनुष्यों से पीड़ित व लोभी होता है । 
यदि दशम भाव में भौम-शनि हों तो जात्क-राजा से धन प्राप्त करने वाला, बड़े 
अपराध से दण्डित होने के कारण असत्य भाषी होता है॥ ५६-६२ ॥ 
केन्द्रस्थ बुध-गुरु युति का फल 
शुभर्सतः शुभशीळो विद्वान्नृपसत्कृतो विषयनाथः । 
बुघजी वयोदिरग्ने वाहनसुखभोगवान्‌ भवति ॥ ६३ ॥ 


बन्धु सुहृत्सुखसहितः स्त्रीचनसोभाग्यसम्पन्नः । 
बुधजीवयोइदतुर्ये निपुणो १नपसंसतो भवति ॥ ६४ ॥ 
सुकलत्रो हतशत्रुबंहुजनमित्रार्थसत्त्वसम्पन्न: । 


बधजीवयोयुंवत्यामतीत्य पितृपक्षमधिकः स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
बोधनगुर्वोदशमे नरेन्द्रमन्त्री नपोऽथवा भवति । 
मानाज्ञाख्यातियुत; श्रौताथंपरो विनीतश्च ॥ ६६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-गुरु हों तो जातक-शोभनीय देहधारी, शुभ- 
वा विद्वान्‌, राजा से सत्कृत, विषय स्वामी तथा सवारी का सुख भोगने वाला! 
होता है । 


१, बहुसमंतो । 


४२७० सारावछो 


यदि चतुर्थ भाव में बुध-गुरु हों तो जातक-वान्धव-मित्र व सुख्न-स्त्री-धन-सुन्दर 
“भाग्य से युत, चतुर तथा राजा से सम्मत वा अधिक जनों से सम्मत होता है । 
यदि सप्तम भाव में वुध-गुरु हो तो जातक-पिता के पक्ष का अतिक्रमण करके 
"महान्‌ अर्थात्‌ पिता से अधिक मान-प्रतिष्ठा वाला, सुन्दर स्त्री वाला, नष्ट शत्रु, 
अधिक मनुष्य-मित्र-धन-वल से युक्त होता हे । 
यदि दशम भाव में बुध-गुरु हों तो जातक-राजा का सचिव वा राजा, सम्मान- 
“आदेदा-प्रसिद्धि से युत, श्रौत ग्रन्थों के अर्थ में तत्पर व नम्रता से युक्त होता है ॥६३-६६॥ 
केन्द्रस्थ बुध-शुक्त-युति का फल 
बुधशुक्रयोवलग्ने सुशरीरः पण्डितः सतां सुभग: । 
नपपुजितो5तिधन्यो  ह्िजसुरभक्तो भवेत्स्यातः ॥ ६७॥ 
वुधशुक्को हिबुकस्थो पुत्रसुहृद्बन्धुसंय॒तं सुभगम्‌ । 
मन्त्रिणमथवा नर्पात कुरुतः कल्याणसम्पन्नम्‌ ॥ ६८॥ 
दधशुक्रयोर्यवत्यां सद्बहुयवतिपरिवेधितः पुरुषः । 
भोगघनेश्वर्यय॒तो भवति सुखी समतो राज्ञाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बोधर्नासततयोः कर्मणि नीतिज्ञो भवति भूपतिः साधुः । 
नीचाश्रयो न चाढयः सफलारम्भः समर्थश्च ॥ ७०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-शुक्र हों तो जातक-सुन्दर देहधारी, विद्वान्‌, 
-सञ्जनों का प्रिय, राजा से सत्कृत, अधिक प्रशंसनीय, ब्राह्मण व देवता का भक्त तथा 
प्रसिद्ध होता है । 
यदि चतुर्थं भाव में बुध-शुक्र हों तो जातक-पुत्र-मित्र-वन्धुओ से युक्त, सुन्दर 
“भाग्य वाला, सचिव वा राजा तथा कल्याण से युत अर्थात्‌ शुभ कार्यो से युत होता है । 
यदि सप्तम भाव में बुध-शुक्र हों तो जातक-अच्छी अधिक स्त्रियों से युत, भोग- 
“धन-ऐश्वर्यं से युत, सुखी व राजाओं से सम्मत होता है। 
यदि दशम भाव में बुध-शुक्र हों तो जातक-नीति का ज्ञाता, राजा, सज्जन, नीच 
( दुष्ट ) जनों की सङ्गति में रहने वाला, अल्पधनी, प्रारम्भिक कार्यों की सिद्धिकर्ता 
“व सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ६७-७० ॥ 
केन्द्रस्थ बुध-शनि युति का फल 
मलिनरारीरः पापी विद्याधनवाहने: परित्यक्तः । 
सौम्याकंजयोळंग्ने हस्वायः क्षोणभाग्यशच ॥ ७१॥ 
पानान्नबन्धुरहितः स्वजनेषु तिरस्क्ृतो भवति मुढः । 
सौम्याकजयोहिब॒के मित्रच विर्वाजतः पापः॥ ७२॥ 
ईइवरभतको मूर्खः परोपकारी न साधुरतिमलिनः । 
सौम्याकंजयोरस्ते न सत्यबचनो नरो भवति ॥ ७३॥ 





एर्कात्रश अन्याय २७१ 


प्रदामितसमस्तरात्रः स्वजलसुहुद्वाहनार्थसम्गन्नः । 
सौम्यारकं जयोर्दशमे ¶द्विजगुरुपुरपुजको भवति ॥ ७४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में बुध-रानि हों तो जातक-दूपित देहधारी, पापी, विद्या- 
-धन-सवारी से रहित, अल्पायु व हीन भाग्य वाला होता है । 
यदि चतुथं भाव में बुध शनि हों तो जातक--पेय-अन्न-वन्धु से हीन, अपने मनुष्यों 
सें असम्मान प्रास कर्ता, मूर्ख, मित्रों से रहित व पापी होता है । 
यदि सप्तम भाव में वुध शनि हों तो जातक--ईश्वर का सेवक, मूर्ख, परोपकारी, 
दुर्जन, अधिक दूषित तथा असत्यभाषी होता है । 
यदि दशम भाव में बुध शनि हों तो जातक--समस्त शत्रुओं को शान्त करने वाला, 
अपने मनुष्य-मित्र-सवारी-धन से समृद्ध तथा ब्राह्मण-गुरु-देवता की पूँजा करने वाला 
होता है ॥ ७१-७४॥ 
केन्द्रस्थ गुरु शुक्र युति का फल 
जीवसितयोविळग्ने सुरूपदेहोः भवेत्क्षमानाथः । 
ब्राह्मणकुलसंभतोऽप्यनुकूलो भवति नपतुल्यः ॥ ७५ ॥ 
प्रदामितसमस्तरात्रः स्वजनुहृद्वाहनाथं सम्पन्नः । 
जीवसितयोइ्चतुथं द्विजगुरुसुरपुजक्रोः भवति ॥ ७६ ॥ 
सुस्त्रीरत्नार्थयतः स्त्रीजननो लब्धसौख्यकोतिइच । 
गुरुशुक्रणोय॒ वत्यां वरवाहनभोगवान्भवति ॥ ७७॥ 
गगनस्थो ग॒रुशुक्रो मानाज्ञाविभनविस्तरेः सहितम्‌ । 
जनयेतां पृथिवीरां बहुभृत्यघन सुशीलं च ॥ ७८॥। 
यदि जन्म के समय लग्न में गुरु शुक्र हों तो जातक--सुन्दर देहधारी, राजा, 
राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी अनुकूल तथा राजा के समान होता है। 
यदि चतुर्थं भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सकल शत्रुओं को शान्त करने वाला 
अपने मनुष्य-मित्र-सवारी-धन से सम्पन्न तथा ब्राह्मण गुरु-देवता की पूजा करने वाला 
होता है । 
यदि सप्तम भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सुन्दर स्त्री-रत्न-धन से युत, कन्या 


सन्तान पैदा करने वाला, सुखी, कीतिमानु अर्थात्‌ सुख व कीति को प्राप्त करने वाला 
तथा उत्तम सवारी का भोगी होता है । 


यदि दशम भाव में गुरु शुक्र हों तो जातक--सम्मान-आदेश-ऐक्वर्य के विस्तार से 
-युत, राजा, अधिक नौकर व धन वाला तथा सुशील होता हे ॥ ७५-७८ ॥ 
विशेष---७४ ब ७६ श्लोक का अर्थ एक ही है॥ ७५-७८ ॥ 
केन्द्रस्थ गुरु शनि युति का फल 
लग्ने जीवाकंजयोर्मदालसा निष्ठुराः समभिजाताः । 
विद्वांसो धनसारा: किच्ित्सुखिता भवन्ति खला: ॥ ७६ ॥ 





१ पुजितो २ गुरूपदेशो ३ पुजितो 


२७२ सारादली 


नपसचिवो निरुजतनुर्जयोदयी बान्धवेः सुर्हद्धिशच । 
पाताळेऽकजगुर्वोः ध्रोतिधनः सौख्यवान्भवति ॥ ८०॥ 
स्त्रीवेरान्न्टघनः शूरो व्यसनी शठो न शभसूतिः। 
द्यन सुरेज्ययमयोः पितृधनलुब्धशच जायते मूर्खः ॥ ८१॥ 
दशमे भास्करिजीवौ नरेन्द्रदयितं च भूपति कुरुतः। 
अल्पापत्यं न चलं गोकुलबहुबाहनाथं च॥ ८२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में गुरु शनिहों तो जातक--नशे में चूर, निठुर,. 
(निर्मोही) पण्डित, धन को महत्व देनेवाला, अल्प सुखी तथा दुष्ट (पापी) होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में गुरु शनि हों तो जातक-राजा का मन्त्री, नीरोग देही, विजयी 
बान्धव व मित्रों से युक्त, प्रेम को धन मानने वाला अर्थात्‌ स्नेही तथा सुखी होता हे । 


~ 


यदि सप्तम भाव में गुरु शनि हों तो जातक-स्त्री शत्रुता से धन का नाशक, 
वीर, दुव्यंसनी, धूर्त, अशुभ मति, पिता के धन का लोभी व मूर्ख होता है । 
यदि दशम भाव में गुरु शनि हों तो जातक--राजा का क्कपा पात्र या राजा, 
अल्प सन्तान वाला अर्थात्‌ पुत्रवान्‌, स्थिर, गाय के कुल का पालक, अधिक सवारी क 
धन से युक्त होता है ॥ ७६-८२ ॥ | 
केन्द्रस्थ शुक्त शनि युति का फल 
रमते सर्वंबधूभिः कान्तशरीरः सुखार्थभोगयुत; । 
लग्ने भुगसुतयमयोनहुभुत्यः शोकसन्तप्ः ॥ ८३ ॥ 
मित्रेभ्यो धनलाभं बन्धुभ्यः सत्क्रियाः समाप्नोति। 
झनिशक्रयोइचतुथे नपतेशच तथाप्ततां याति॥ ८४॥ 
स्त्रीरत्नानि सुखानि च धनानि कीति च भतिमखिछां च । 
सन्दसितयोय्‌ वत्यां प्राप्नोति पुमान्विषयलाभम्‌ ॥ ८५॥ 
सवंहन्हविमुक्तो लोके ख्यातो विशिष्टकर्म च। 
मेषुरणे सितावर्योन्‌ पतेमन्त्री भवेदधिकः ॥ ८६ ॥। 
एवं त्रिभिइचठुभिः पन्डभिरथ सप्तभिइच षड्भिर्वा । 
वक्तव्यं केन्द्रस्थंग्रह्योगफळलं विचिन्त्य धिया॥ ८७॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में शुक्र-शनि हों तो जातक--समस्त स्त्रियों के साथ 
रमण करने वाला, सुन्दर देहधारी, सुख-धन-भोग से युक्त, अधिक नोकर वाला व 
शोक से पीडित होता है । 
यदि चतुर्थ भाव में शुक्र शनि हों तो जातक--मित्रों से धन प्रापकर्तता, बन्धुओं . 
से अच्छा व्यवहारी तथा राजा से श्रेष्टता प्राप्त करने वाला होता है । 
यदि सप्तम भाव में शुक्र शनि हों तो जातक--स्त्री रत्न-युख-धन-#ोति समस्त 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाळा तथा विषय प्राप्तकर्ता होता हे । 


१८ ढात्रिश अध्याय २७३ 


यदि दशम भाव में शुक्र शनि हों तो जातक--समस्त झंझटो से रहित, संसार 
में प्रसिद्ध, विशेष कार्य कर्ता तथा राजा का बड़ा सचिव होता है। इस प्रकार मैंने 
केन्द्रस्थ दो-दो ग्रहों का फल कहा है, तीन, चार, पाँच, छः ग्रहों का केन्द्रस्थ ग्रहयोग 
फल बुद्धि से विचार कर कहना चाहिये ॥ ८३-८७ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां द्बन्तरयोगो नाम एकत्रिशोऽध्यायः ॥ 


हात्रिशोऽः्यायः 


"सर्वसपहाय चिन्त्यं भाग्यक्षां प्राणिनां विशेषेण । 
भाग्यं विना न जन्तु्यस्मात्तद्त्ततो वक्ष्ये॥ १॥ 
विशेष कर प्राणियों के समरत भावों को त्यागकर भाग्य राशि का विचार करना 
चाहिये, क्योंकि भाग्य के विना प्राणियों का शुभ फळ ज्ञात नहीं होता हे । इसलिये 
मैं यत्न से भाग्य भाव को कहता हुं ॥ १॥। 
रग्नान्निशाकराद्वा 'यन्नदमं तद्ग॒हं भवेद्धाग्यम्ग्‌ । 
अनयोर्या बलयक्तो भाग्यगृहं चिन्तयेदस्मात्‌ ॥ २॥ 
लग्न व चन्द्रमा से जो नवम राशि ( भाव ) होता है, उसे भाग्य भाव कहते 
हैं। इन दोनों में ( लग्न, चन्द्रमा ) जो बलवान्‌ हो उसके नवम गुहू से भाग्य का 
विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
भाग्यक्ष॑पतिः कस्मिन्नेको3 भाग्यक्षसाश्रितो विहगः । 
बरवान्सन्दबळो वा तस्याधिपतेस्ठु कारको ज्ञेयः ॥ ३॥ 


भाग्य भाव का स्वामी किस भाव में है, उससे तथा भाग्य भाव में जो ग्रह बली 
वा निवळ हो उससे तथा उसके स्वामी को कारक ग्रह जानना चाहिये ॥ ३॥ 
स्वस्वामिदृश्युक्तं स्वदेराफलदायकं मुनिभिरुक्तम्‌ । 
अन्येन सहितदृष्टं परदेशफळप्रदं भवति भाग्यम्‌ ॥ ४॥ 
यदि भाग्य भाव अपने स्वामी से दृष्ट वा युक्त होतो अपने देश में ही फल 
देने वाला होता है । तथा भाग्यभाव स्वामी से दृष्ट व युक्त न होकर अन्य किसी ग्रह 
से दृष्ट वा युक्त हौ तो जातक का भाग्य परदेश में फलीभूत होता है । ऐसा मूनिगणों 
का कथन है ॥ ४ ॥ 
दुश्चिक्यगतो भाग्यं पञ्चमभवनस्थितो ग्रहः पस्येत्‌ । 
होरागतइच बलवान्‌ येषां ते मानवा: भ्रेष्ठाः॥ ५॥ 
जिनकी कुण्डली में तृतीय-पः्चम-लग्नस्थ बलवान्‌ ग्रह भाग्य भाव को देखते हों 
तो वे जातक उत्तम भाग्यवान्‌ होते हैं ॥ ५॥। 





१ हो० र० ७ अ० २१६ १० । २ यन्नवमक्षें गृहं । ३ कस्मिन्‌ को वा । 


२७४ सारावली 


भाग्यभाव स्थित गुरु पर ग्रहों की दृष्टि के फल 
देवगुरौ भाग्यस्थे मन्त्री रविवीक्षिते नुपतितुल्यः । 
भोगो कान्तः शशिना कानभाग्‌ भवति भौमेन ॥ ६॥ 
सौम्येन धनी ज्ञेयः सितेन गोवाहनार्थसंयृक्तः । 
सौरेण स्थावरभाक हृष्टे खरमहिपसंयुक्तः ॥ ७॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभावस्थित गुरु, सूयं से दृष्ट हो तो जातक--सचिव या 
राजा के समान, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो भोगी व सुन्दर, भौम से दृष्ट हो तो सुवणं प्राप्त 
कर्ता, बुध से दृष्ट हो तो धनवानु, शुक्र से दृष्ट हो तो गाय-सवारी-धन से युक्त, शनि 
से दृष्ट हो तो स्थिर भाग्य वाला व गदहा व भसा से युक्त होता है ॥ ६-७॥ 
भाग्यभावस्थित गुरु पर सूर्यं भौम की दृष्टि का फल 
ऐश्वर्य रत्न काचनसा हसभागुत्त मइच वीर्येण । 
रविर्रुधराभ्यां हृष्टे वाहनपरिवारवान्पुरुषः ॥ ८ ॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभावस्थित गुरु, सूर्य मङ्गल से दृष्ट हो तो जातक-पराक्रम 
से ऐइवर्यवान्‌, रत्नवान्‌, सुवर्णवान्‌, साहसी व श्रेष्ठ एवं वाहन ( सवारी ) वाला और 
परिवार से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य चन्द्रमा को दृष्टि का फल 
चन्द्रार्काभ्यां दष्टे सुसमृद्धो वल्लमः पितृजनन्योः । 
ख्यातो नरेन्द्रतुटपो बहुदारसमन्वितः पुरुष: ॥ & ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--सुसम्पन्न, पिता माता का 
प्रिय, विख्यात, राजा के समान तथा अधिक स्त्रियों से युत होता है ॥ ९॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर सुर्य बुध की दृष्टि का फल 
ललितः कान्तः सुभगो वरयुवतिविभूषणाथंसम्पन्नः । 
बुधसुर्याभ्यां दुष्टे काव्यकलापण्डितः प्राज्ञः ॥ १०॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, बुध-सुर्य से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर, प्रिय, सौभाग्यशाली, 
«श्रेष्ठ स्त्री-अलङ्कार व धन से समृद्ध, काव्य कला का विद्वान्‌ व बुद्धिमान्‌ होता है ।१०। 
भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य शुक्र को दृष्टि का फल 
उत्सवसमाजशोळो गोमहिषाजवरवारणोपेत: । 
रविसितदृष्टे जीवे भाग्यस्थे स्याद्विनीतशच॥ ११॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य शुक्र से दृष्ट हो तो जातक- उत्सव व समुदाय में तत्पर, 
ग्राय-भैस-बकरी व श्रेष्ठ हाथियों से युक्त और विनयी ( नम्रता से युक्त ) होता 


है ॥ ११॥ 
१ वाग । 





) १ हृ न्य... ह 
4 शी आओ 116 Be i. 


द्वात्रिश अध्याय २७५ 


भाग्यस्थ गुरु पर सूर्य-शनि की दृष्टि का फल 
अर्काकिभ्यां दृष्ट देशपुरश्रणिनायकः ख्यात: । 
प्राज्ञो गुणवान्सधनो निधिनाथ: संग्रहणशीरूः॥ १२॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, सूर्य शनि से दृष्ट हो जातक--देदा-नगर पंक्ति का नेता, 
असिद्ध, पण्डित, गुणी, धनी, खजाने का स्वामी तथा संग्रही होता है॥ १२ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा भोस को दृष्टि का फल 
सेनाचायं: स्फीतो मन्त्रो वा जायते गुरो भाग्ये । 
दृष्ट कुजचन्द्राभ्यां नानाबिधसोए्यभाजनं सुभगः ॥ १३॥। 
यदि भाग्यस्थ गुरु, मङ्गल चन्द्रमा से इष्ट हो तो जातक--सेनाध्यक्ष, वड़ा 
( महान्‌ ) वा सचिव, नाना प्रकार के सुखों का पात्र (भोगी ) व सुन्दर ऐइवर्येवानु 
डोता है ॥ १३॥। 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा बुध की दृष्टि का फल 
उत्तमगहरायनानां भोगी तेजोऽन्वितः क्षमाप्रतिमः । 
चन्द्रबुधाभ्यां दृष्ट जातः पुरषोऽतिमतियुक्तः ॥ १४॥ 


यदि भाग्यस्थ गुरु, चन्द्रमा बुध से दृष्ट हो तो जातक--श्रेष्ठ मकान व शय्या का 
भोग करने वाला, तेजस्वी, क्षमा की प्रतिमा अर्थात्‌ क्षमाशील तथा अधिक बुद्धिमान्‌ 


होता हे ॥ १४ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा शुक्र को दृष्टि का फल 
आढ्यः कर्माद्य क्तः शरः परदारवान्‌ सुतविहीनः । 
इन्द्रसिताभ्यां दृष्ट भाग्यगृहे स्याद्गुरो जातः ॥ १५॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, चन्द्रमा शुक्र से दष्ट हो तो जातक--धनी, कार्ये में उद्यत, 
चीर, परायी स्त्री वाला व पुत्र रहित होता है ॥ १५॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर चन्द्रमा शनि को दृष्टि का फल 
सदबहुरः स्थिरजीवी परदेशरतो विवादशीळः स्यात्‌ । 
अनृतवचनो गुणोनः शशियमदृष्ट गुरौ भाग्ये॥ १६॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, चन्द्रमा दानि से इष्ट हो तो जातक--अधिक नशेवाज, दीर्घायु 
परदेश में लीन, विवादी, असत्यभाषी तथा गुणों से हीन होता है ॥ १६॥ 
भग्यस्थ गुरु पर भोस बुध की दृष्टि का फल 
सुप्राज्ञोऽतिसुशीलः 'सुगुणो विद्वान्गृहीतवाक्यईच । [ 
सरुचिरवेषो जीवे कुजबुधदृष्टे भवेद्धाग्ये ॥ १७॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भौम बुध से दृष्ट हो तो जातक--सुन्दर बुद्धिमान्‌, अधिक 
“सुशी छ, सुन्दर गुणी वा सुन्दर ऐश्वयंवान्‌, विद्वानु, वचन पालक व सुन्दर वेषधारी 
होता है ॥ १७ ॥ 
१ सुभगो । 


२७६ सारावली 


भाग्यस्थ गुरु पर भोस शुक्र की दृष्टि का फल 
घनवान्विद्यायक्तो विदेशगः सा्त्विकोऽतिनिपुणश्च । 
क्षितितनयभागंवाभ्यां. दुष्ट क्रो नरो जात: 1। १८ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, मङ्गल शुक्र से दृष्ट हो तो जातक--धनी, विद्वान्‌, परदेश-- 
गामी, सात्विक, अतिचतुर व क्रूर होता है ॥ १८॥। 
भाग्यस्थ गुरु पर भोस शनि की दृष्टि का फल 
नीचः पिशुनो हृ ष्यो विदेशगइचलजने: समायुक्तः । 
भोमाकभ्यां दुष्ट भाग्यगृहे सरगुरो जातः॥ १९ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भोम शनि से दृष्ट हो तो जातक- दुष्ट, चुगलखोर, द्रोही, 
विदेशगामी तथा चश्चल मनुष्यों से युक्त होता हे ॥ १९ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर बुध शुक्र की दृष्टि का फल 
दिल्पज्ञो$तिसुशीलो विद्वान्सुभगो गृहीतवाक्यरच । 
सरुचिरवेषो जीवे बुधसितदृष्ट भवेड्भाग्ये॥ २०॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, वुध शुक्र से दृष्ट हो जातक--शिल्प शास्त्र का ज्ञाता, अत्यन्त 
सुशील, विद्वान्‌, सुन्दर भाग्यशाली, वचन पालक व सुन्दर वेपधारी होता है ॥ २० ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर बुध शनि की दृष्टि का फल 
स॒भगो विद्वान्वक्ता ललित: शूरः सुखी विनीतश्च । 
जीवे - भाग्योपगते ब॒धाकिदृ्ट पुमान्भवति ॥ २१ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, बुध शनि से दृष्ट हो तो जातक- सुन्दर भाग्यवान्‌, पण्डित;. 
वक्ता, सुन्दर, वीर, सुखी व विनयी होता है ॥ २१ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर शुक्र शनि को दृष्टि का फल 
देवगुरो भाग्यस्थे का्यार्कजवीक्षिते पुमान्भवति । 
राजेश्वरराष्ट्राणां पुरोगमो धनसमृद्धश्व ॥ २२ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, शुक्र शनि से दृष्ट हो तो जातक--नृपों का, सामर्थ्यवानों 
का प्रति राष्टों का अग्रणी व धन से सम्पन्न होता है ॥ २२॥ 
भाग्यस्थ गुरु पर भाग्येश को दृष्टि का फल 
राइयधिपेन च दृष्ट जीवे भाग्याथिते नुपं ज्ञेयम्‌ । 
एभिः कथिते टे फलमिदमन्येरसंदृए ॥ २३ ॥ 
यदि भाग्यस्थ गुरु, भाग्येश से दुष्ट हो तो राजा होता है । इन कथित ग्रहों से 
दृष्ट फल, अन्य ग्रहों से अदृष्ट होने पर होता है ॥ २३ ॥ 
भाग्यस्थ गुरु, समस्त ग्रहों से दृष्ट होने पर फल 
उत्तमरूपो गणवान्‌ तेजस्वो पाथिवो महाविभवः। 
देवगुरौ भाग्यस्थे सवंग्रहवीक्ष्ति भवति॥ २४॥ 


यदि कुण्डली में भाग्य ( नवम ) भावस्थ गुरु, समस्त ग्रहों से दुष्ट हो तो जातक--. 


श्रेष्ठ स्वरुपवान्‌, गुणी, तेजस्वी, राजा व अधिक ऐखवर्यवानु होता है ॥ २४॥ 


। १ ३ ३ PUY NTS व्क 


| 





द्वात्रिश अध्याय २७७ 
भाग्यस्थ शुभ राशि सें बली ग्रहों का फल 
भाग्ये शुभगगनसदो बलिनो राज्यप्रदास्तु विज्ञेयाः । 
स्थावरधनधान्यकरा धर्मायुवेधेनाइचेव ॥ २५ ॥ 
यदि कुण्डली में भाग्य भाव में शुभग्रह राशिस्थ वली ग्रह हो तो जातक--को 
राज्य देने वाले व स्थिर धनधान्य कर्ता व धम और आयु वृद्धि दायक होते हैं ॥ २५॥। 
भाग्यस्थ नीचादि राशि में पापग्रहों का फल 
नोचारिराशिसंस्था: पापा भाग्ये न सोम्यसंदृष्टा: । 
दुर्वलमधनं कुर्यविगतख्यात नरे मलिनमु ॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में भाग्य भाव में पापग्रह नीच या शत्रु राशि में स्थित हों तथा 
शुभग्रहों से अदृष्ट हों तो जातक--नित्रंल, निर्धन, दूषित व अप्रसिद्ध होता है ॥ २६॥ 
भाग्यस्थ भाव में स्वराशिस्थ पापग्रहों का फल 
स्वे स्वे भवने पुंसां क्र! भाग्यक्षेसंस्थिता ये स्युः । 
ज्ञेयास्तु उत्तमशुभा बहुतरगुणसंयुताः शुभेद्‌ टा: ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यस्थ पापग्रह अपनी-अपनी राशि में शुभग्रहों से दृष्ट हों 
तो जातक--श्रेष्ठ, शुभ चितक व अधिक गुणों से युक्त होता है ॥ २७॥ 
साग्यस्थ प्रधान राज योग का ज्ञान 
पूर्णन्ट्रयृते भाग्ये वक्राकिबुधाः प्रधानवीर्याश्च । 
व्यस्ता वाऽथ समस्ताः प्रधाननृपसंभवो ज्ञेय: ॥ २८॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभाव में पूर्ण चन्द्रमा हो तथा मङ्गल-शनि-बुध ये तीनों 
अधिक बलवान्‌ वा एक दो वली हों तो जातक प्रधान राजा होता हे ॥ २८॥ 
समस्त ग्रहों से युत वा दुष्ट भाग्यमाव का फल 
सकळगगनखेटा* स्वोच्चगा भाग्यराशो 
धनकनकसमृद्धं शरेष्टमुत्पादयन्ति । 
अथ शुभविहरेन्द्रेस्तत्र दुष्टे नरेन्द्र 
विनिहतरिपुपक्षं दिव्यकान्ति सुकीतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह उच्च राशि में हों वा नवम भाव में हों तो 
जातक--धन-सुवणं से सम्पन्न, उत्तम पुरुष, यदि समस्त ग्रहों से दृष्ट भाग्यभाव हो 
तो जातक--रिपु ( शत्र, ) पक्ष को मारने वाला, राजा, दिव्य सुन्दरता से युत तथा 
सुन्दर कीतिमान्‌ होता है ॥ २९॥। 
नवस भाद सें सूयं चन्द्र योग का फल 
सुर्यश्न्द्रसहायो भाग्ये स्वल्पायृषं नरं कुरुते। 
नयनव्याधितमाठ्य सुभगं कळहप्रियं चापि॥ ३०॥ 
यदि कुण्डली में भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा हों तो जातक-अल्मायु, नेत्ररोगी, 
धनी, सुन्दर भाग्यवानु व कलह प्रेमी होता है ॥ ३० ॥ 


१. गेहाः ।- २ हो० र० ७ अ० २२१ पृ० 





२७८ सारावलो 


नवम भाव में सूयं भोस युति का फल 
भानुवंक्रसमेतो नानादुःखान्वितं नरं कुरुते। 
कळलहप्रियं प्रचण्डं शुरं नृपवल्लभ॑ निपुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य से युत भौम हो तो जातक--अनेक दुःखो से युक्त, कलह 
प्रेमी, उग्र, वीर, राजा का प्रियपात्र व चतुर होता है ॥ ३१॥। 
नवस भाव सें सुर्य बुध युति का फल 
रविसहितः शशितनयो निपुणं इःखान्वितं बहुविपक्षम्‌ । 
जनयति भाग्ये पुरुषं नाचारोग: परिगृहीतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदि भाग्यभाव में बुध, सूर्यं के साथ हो तो जातक--चतुर, दुःखी, अधिक शत्र, 
वाला व अनेक रोगों से ग्रसित होता है ॥ ३२॥ 


नवम में सूर्य गुरु युति का फल 
स्‌ रगुरसहितः सूर्यो भाग्ये कुर्याद्धनान्वितं पुरुषम्‌ । 
पितरं च धनसमृद्ध दीर्घायषमार्यमतिशूरम्‌ ॥ ३३॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य, गुरु से युक्त हो तो जातक-धनी और धन से संपन्न 
माता पिता, दीर्घायु, श्रेष्ठ व अधिक वीर होता है ॥ ३३ ।। 
नवस में सुर्य शुक़् युति का फल 
शुक्रसहायः सुर्यो व्याधितदेहं नरं कुर्ते । 
प्रियगन्धमाल्यभूषणवस्ाळड्कारसंय॒तं भाग्ये ॥ ३४॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य, शुक्र के साथ हो तो जातक--रोगी, प्रेमी, इत्र-माला- 
भूषण-वस्त्रअलकार से युक्त होता है ॥ ३४ ॥ 
नवस में सूर्य शन्ति युति का फल 
सुर्यः सौरसहायो धनिनं नेत्रातुरं॑ कलहनिष्टम्‌ । 
व्याधितपितरं कुरुते भाग्ये स्वल्पायुषं पुरुषम्‌ ॥ ३५॥। 
यदि भाग्यभाव में सूर्य, शनि के साथ हो तो जातक--धनी, नेत्ररोगी, कलह 
प्रेमी, पिता माता के लिए रोग कर्ता व अल्पायु होता है ॥ ३५ ॥ 
नवस में चन्द्र सौस युति का फल 
चन्द्रो रधिरसहायो भाग्यं समुपेत्य मातरं हन्यात्‌ । 
कुर्याच्च विकळ्गात्रं सद्नरणदेहं समृद्धं च॥३६॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा, भोम के साथ हो तो जातक--माता का घातक; 
अशान्तदेही, घाव युक्त शरीर व सम्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
नवस सें चन्द्र बुध युति का फल 
चन्द्रः स्वस्‌ तसमेतः शास्त्रज्ञ पण्डितं विकलदेहम्‌ । 
जनयत्युत्तमपुरुषं बहुवाचं विश्वुत॑ चेव॥ ३७॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व बुध हो तो जातक- शास्त्र ज्ञाता, विद्वानु, अशान्त 
देही, श्रेष्ठ पुरुष, वहुभाषी व प्रसिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 


द्वात्रिश अध्याय २७९ 


नवम में चन्द्र गुरु युति का फल 
सुरगुरुसहिते चन्द्रे भाग्ये प्रवरः प्रसूयते पुरुषः । 
सोभाग्यधनसमृद्धः सवत्र सुखान्वितो धीरः॥ ३८॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व गुरु हो तो जातक--श्रेष्ट पुरुष, सोभाग्य व धन से 
सम्पन्न, सब जगह सुखी व धैर्यवान्‌ होता है ॥ ३८ ॥ 
नवम में चन्द्र शुक्र युति का फल 
चन्द्रो भागंवसहितो भाग्यगृहे व्याधितं नरं कुरुते। 
कुलटार्पात समृद्धं मातृसपत्नीप्रदं सचिवावइयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा व शुक्र हो तो जातक--रोगी, वेश्या स्वामी, सम्पन्न 
माता को सौतेली देनेवाला तथा मन्त्री से वशीभूत होता है ॥ ३९॥ 
नवम में चन्द्र शनि युति का फल 
रविसुतसहितश्चनद्रो नवमे राशी विज्ठष्टधर्माणम्‌ । 
जनयति मनुजं पापं माता च कुलच्युता भवति ॥ ४० ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा के साथ शनि हो तो जातक- दृषित धर्माचारी सं० 
वि० वि० की मातृका में 'राशावनिष्टकर्माणम्‌' चा अनिष्टकारी, पापी तथा माता को 


कुल से पृथक्‌ करने वाला होता है ॥ ४० ॥ 
नवस में भोस बुध युति का फल 


रुधिरः सोमजसहितो भाग्यक्ष जनयति प्रधानं च। 
नित्योहिग्नं सुभगं भोगणुत शाख्क्ुरालं च॥४१॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम व बुध हो तो जातक--प्रधान, नित्य चिन्तित, सुन्दर 
भाग्यवान्‌ भोगी व शास्त्रों में चतुर होता हे ॥ ४१ ॥ 
नवस में भोस गुरु युति का फल । 
सोमः सुरगुरुयक्तो भाग्ये घनधान्यभागिनं पुरुषम्‌। 
पुज्यं व्याधितदेहं खिल ब्रणविक्षतं प्रसचे ॥ ४२ ॥ 
यदि भाग्यभाव में भोम व गुरु हो तो जातक--धन व अन्न का भागी, पुजनीय; 
रोगी, कठोर व घाव से भग्न देहवाला होता हे । ४२ ॥ 
नवस सें भोस शुक्र युति का फल 
भागंवसहितः क्षितिजः परदेशरतं {दवादिनं करम्‌ । 
सत्रीद्ठेषिणं छृतघ्न॑ जनयति सिथ्याप्रधाने च॥ ४३॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम व शुक्र हो तो जातक--टूसरे देश में लीन अर्थातु'अन्य 
देशवासी, विवादी, कठोर, स्त्री द्वेषी, कृतघ्न व मिथ्या में अग्रणी होता है ॥ ४३१॥ 
नवस सें भोस शनि युति का फल 
पापं सलिनाचारं परदाररतं विनए्ञनसोख्यम्‌ । 
कुजरबिजो भाग्यगृहे स्वजनविहीनं नरं कुरुते ॥ ४४ ॥ 





१ दीप्ति । 


२८० सारावलो 


यदि भाग्यभाव में भौम व शनि हो तो जातक--पापी, दूषित आचरण कर्त्ता, पर- 
स्त्री में लीन, धन व सुख से हीन व अपने मनुष्यों से रहित होता हे ॥ ४४॥ 
नवस सें बुध शुरु युति का फल 
सोम्यः सुरगरसहितः शास्त्रज्ञ पण्डितं धनसमृद्ध स्‌ । 
प्रियवादिनं कळाञं प्रमविष्णुमहत्तरं भाग्ये ॥ ४५॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध व गुरु हो तो जातक--शास्त्र ज्ञाता, विद्वान्‌, धनी, 
प्रियभाषी, कलाओं का ज्ञाता तथा अधिक प्रभाव वाला होता है ॥ ४५॥ 
नवस सें बुध शुक्र युति का फल 
भुगसुतसहितः सोम्यः ख्यातं च सुपण्डितं धीरम्‌ । 
सुभगं वचनसमर्थ जनयति ?नीतिप्रियं भाग्ये ॥ ४६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शुक्र हों तो जातक--विख्यात, सुन्दर विद्वानु, धैर्यवान्‌, 
सौभाग्यवान्‌, वचन पालक, नीति वा गान का प्रेमी होता है ।। ४६॥ 
नवस में बुध शनि युति का फल 
सुयंजसहितः सौम्यो व्याधितमाढ्य' ग्रियान्वितं निपुणम्‌ । 
जनयति भाग्ये पुरुषं सद्द्वेष्प॑ बहुकथं चेव ॥ ४६॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शनि हों तो जातक--रोगी, धनी, प्रेमी, चतुर, द्वेषी व 
अधिक भाषी होता है ॥ ४७ ॥। 
नवस में गुरु शुक्त युति का फल 
शुक्रः सुरगरुसहितो भाग्यगृहस्थो नराधिपं कुरुते । 
चिरजीविनं सुवाक्यं नानाविधसोख्यसम्पन्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में गुरु शुक्र हों तो जातक-_राजा, दीर्घायु, सुन्दर वाणी वाला 
तथा अनेक प्रकार के सुखों से युत होता है ॥ ४८॥ 
नवम में गुरु शनि युति का फल 
जीवः सोरसहायो भाग्ये धनरत्नभागिनं कुत्ते । 
पुञ्यं व्याधितदेहं स्वजनविहीनं सदा पुरुषस्‌ । 
यदि गुरु शनि भाग्यभाव में हों तो जातक- धन व रत्न का भोगी, पुजनीय, रोगी 
व अपने मनुष्यों से रहित होता हे ॥ ४८ ॥ 
नवस सें शुक शनि युति का फल 
सौरसहायः शुक्रो व्याधितदेहुं नरं कुरुते। 
बहुपुत्रंश नपतो यशस्विनं शीळसम्पन्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं स्यानविरोषेद्‌ विशायश्च निपुणसधिगम्य । 
ब्र यात्फलनिर्देशं शास्त्रादनुरूपतः प्राज्ञः ॥ ५१॥ 
यदि भाग्यभाव में शुक्र व शनि हो तो जातक--रोगी अधिक पुत्र वा धन वाला, 
राजा का प्रिय, यशस्वी व शीलता से युत होता है। इस प्रकार भाग्य स्थान से व 


१ गीतप्रियं । २ बहुवित्तं । 


द्वात्रिश अध्याय २८१ 


'भाग्य स्थान पर दृष्टि से चतुरता पूर्वक ज्ञान करके पण्डितों को शास्त्र की अनुकूलता 
“से फलादेश कहना चाहिए ।। ५०-५१ ॥ 
भाग्य राशिस्थ सूर्य चन्द्र सोम युति का फल 
सत्रणगात्र रक्षं सृतपितरं मातूर्वाजतं कुयुं | 
बाल्ये क्षुद्र द्वेष्यं हिल शशिरुधिरभानवों भाग्ये ॥ ५२॥ 
यदि जन्म के समय भाग्य ( नवम ) भाव में सूर्य चन्द्रमा मंगल हों तो जातक- 
` घाव युक्त देहधारी, नीरस, नष्ट पिता वाला अर्थात्‌ पिता से रहित, माता से त्यक्त 
- बाल्यावस्था में, क्षुद्र ( हीन ) ४ व हिसक होता है ॥ ५२॥ 
नवस में सूर्य चन्द्रमा बुध युति का फल 
रविचन्द्रबुधा भाग्ये क्ळीबाकारं सुदुःखितं कुर्युः । 
सर्वजनानां हृष्यं विक्रान्तं सत्यवचनं च॥५३॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-चन्द्रमा-बुध हों तो जातक--तपुंसकाकृति, दुःखी, समस्त 
` मनुष्यों का द्वेषी, पराक्रमी तथा सत्य भाषी होता है ॥ ५३ ॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा गुरु योग का फल 
घन्द्रदिवाकरगुरवो नवमे पुरुषस्य सम्भवे यस्य । 
स भवत्पुत्तमपुरुषो वाहनधनसोर्यसम्पन्नः ॥ ५४ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य-चन्द्रमा गुरु हों तो वह जातक- श्रेष्ठ पुरुष व सवारी 
'धन-सुख से युत होता है ॥ ५४॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा शुक्र योग का फल 
रविचन्द्रसता नवमे  स्त्रोकलहेनंटसवंधनसोख्यस्‌ । 
नपसंमतं नयज्ञं जनर्यान्त नरं प्रियाळापस्‌ ॥ ५५॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा-शुक्र हों तो जातक--स्त्री के कलहों से समस्त 
"धन व सुख का नाशक, राजा का प्रिय, नीति ज्ञाता व प्रियभाषी होता है ॥ ५५॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा शनि योग का फल 
सुर्यनिराकरसौरा नवमे रादौ नरं सदा कुर्यः। 
प्रबल चण्डाचारं परभृत्यं लोकविद्विष्टस्‌ ॥ ५६ ॥। 
यदि भाग्यभाव में सूर्ये-चन्द्रमा-शनि हों तो जातक--बली, तीक्ष्ण आचरण कर्ता, 
दूसरे का नौकर तथा संसार द्वेषी होता है ॥ ५६ ॥ 
नवम में सूर्य भौम बुध योग का फल 


रविभोमबधा नवमे कुर्वन्ति नरं प्रियालापम्‌। 
१भुजगमिवातिक्रुद्धं समरपरं निष्ठुरं प्रवासरतम्‌ ॥ ५७ ॥ 





“१६ सुभगमथा । २ प्रवासातंमु । 


२८२ सारावली 


यदि भाग्यभाव में सूर्य-भौम बुध हों तो जातक--प्रियभाषी, सपं की तरह 
अधिक क्रोधी वा सौभाग्यवान्‌ तथा युद्ध में तत्पर, कठोर, प्रवास ( परदेश ) में लीन 
वा प्रवास से दु:खी होता है ॥ ५७ ॥ 
नवम में सुयं-भौस-गुरु योग का फल 
रविगुरुवक्रा नवमे जनयन्ति नरं सदोद्यक्तम्‌ । 
देवपितृपुजनरतं समृद्धदारं गुणोपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य -भौम गुरु हों तो जातक--सदा कार्यों में उद्यत, देवता वः 
पिता की पूंजा में तत्पर, धनी स्त्री वाला व गुणी होता है ॥ ५८॥ 
नवस में सूर्यं भौम शुक्र योग का फल 
कलहम्रियं कुलीनं कन्यानां दुषकं च चपलं च। 
दिवसकरवक्रशुक्रा नवमे द्वेष्यं नरं कुयु:॥ ५६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-मङ्गल-शुक्र हों तो जातक--लड़ाई का प्रेमी, कुलीन,. 
कन्याओं का दोषी, चञ्चल व द्रोही होता है।॥ ५९॥ 
नवस सें सूयं भौस शनि योग का फल 
साहसिकमतिक्षुद्रं लोकह ष्य प्रियानृतं करम्‌ । 
पित्रा रहितं वाल्ये कुय'वंक्राकभानवो नवमे॥ ६०॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-भौम शनि हों तो जातक साहसी, अति नीच, संसार 
द्वेषी, मिथ्या प्रेमी, कठोर तथा बाल्यकाल में पिता से हीन होता हे ॥ ६० ॥ 
नवस में सुय बुध गुरु योग का फल 
रविबुधगुरवो नवमे भाग्यसमेतं धनान्वितं सुभगम्‌ । 
नपतिप्रियं सुवेषं जनयन्ति नरं सुधीर च॥ ६१॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-बुध-गुरु हों तो जातक--भाग्यवान्‌, धनी, सुन्दर, ऐश्वयं-- 
वान्‌, राजा का प्रियपात्र, सुन्दर वेषधारी तथा धैर्यवान्‌ होता हे ॥ ६१ ॥ 
नवम में सूर्य बुध शुक्र योग का फल 
रविबुधशुक्रा भाग्ये जनयन्ति नरं भ्रकाशिनं कान्तम्‌ । 
रिपुपक्षपरिक्षीणं नपतिसमं सारवन्तं च ॥ ६२ ॥। 
यदि भाग्यभाव में सूर्य-बुध शुक्र हों तो जातक--तेजस्वी, प्रिय, शत्रुओं से रहित, 
राजा के समान व बली होता है ॥। ६२ ॥। 
सवम में सूर्य बुध शनि योग का फल 
परदाररतं पापं प्रवासशीलं च निपुणमतिधृष्टम्‌ । 
आन्‌ तिकसदैवपरं रविबुधसीरा नरं भाग्ये ॥ ६३॥ 


यदि भाग्यभाव में सूर्य बुध-शनि हों तो जातक--दूसरे की स्त्री में लीन, पापी" 
प्रवासी, चतुर, अधिक ढीठ, असत्यभाषी तथा भाग्यहीन होता है ॥ ६३ ॥ 


द्वात्रिश अध्याय २८३. 


नवम में सुर्य गुरु शक्र योग का फल 
भाग्यग्रहे रविशुक्रो जीवश्च नरं सुपण्डितं कान्तम्‌ । 
बहुविषयपति वीरं जनयन्ति सुमेधसं प्राज्ञम्‌ ॥ ६४॥ 
यदि भाग्य भाव में सूर्य गुरु शुक्र हों तो जातक--सुन्दर पण्डित, प्रिय वा सुन्दर,. 
अधिक विषयों का स्वामी, वीर तथा सुन्दर वुद्धि व विद्वानु होता है ॥ ६४॥। 
नवम में सूयं गुरु शनि योग का फल 
त्रिददागुरुसौरसुर्या नवमे यस्येह जायमानस्य । 
स॒ भवेदुत्तमवीयों राजा धनवान्गुणः समृद्धइच ॥ ६५॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य गुरु शनि हों तो जातक--श्रेष्ठ पराक्रमो, राजा, धनी 
व गुणी होता है ॥ ६५॥ 
नवस में सूर्य शुक्र शनि योग का फल 
कान्तिविहीनं मलिनं भूपतिपरिदण्डितं विभवहीनम्‌ । 
जनयन्ति नरं भाग्ये रविशुक्ररानेशचरा मूर्खस्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य शुक्र शनि हों तो जातक-_चेष्टा से रहित, दूषित, राजा” 
से दण्डित, ऐश्‍वर्य से हीन तथा मूर्ख होता है 11 ६६॥। 
नवम में चन्द्रमा भोस बुध योग का फल 
धनकनकरत्नभाजं जनयन्ति राशिज्ञभूमिजाः पुरुषस्‌ । 
प्रथमे वयसि च तश्च माग्यग्रृहे सर्वनाशेन' ॥ ६७ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम बुध हों तो जातक--धन, सुवर्ण, रत्नों का भागी 
तथा प्रथम अवस्था में सर्वनाश होने से दु:खी होता है।। ६७॥ 
नवम में चन्द्रमा भौम गुरु योग का फल 
भोमनिदाकरजीवाः कुर्वन्ति नरं जितेन्द्रियं प्राज्ञम्‌ । 
गुरुदेवभक्तिनिरतं विद्याधनभागिनं सुसगस्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भोम गुरु हाँ तो जातक--जितेन्द्रिय, पण्डित, गुरू व 
देवता की भक्ति में लीन, विद्या व धन का भागी व सौभाग्यवान्‌ होता है ॥ ६८ ॥ 
नवज में चन्द्रमा भोस शुक्र योग का फल 
ब्रणिताङ्गमरूपं वा “प्रभेदिनं स्त्रीग्रियं युवतिवश्यम । 
युवतिविनादितसारं भुगुशशिवक्का नरं नवसे ॥ ६६ 0 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शुक्र हों तो जातक--घाव से युक्त देही वा कुरूप, 
रहस्य ज्ञाता वा अधिक भोजी, स्त्री प्रेमी, सत्री के वशीभूत व स्त्री से नष्ट बल वाला. 
होता हे ॥ ६६ ॥ 
नवस में चन्द्रम! सोम शनि योग का फल 
व्यापन्नमातृवंशं क्षुद्रं बाल्ये निराकृतं मात्रा। 
सौरो भौमइचन्द्रो जनयन्ति नराधसं नवमे ॥ ७०॥ 





१. भावेन । २. प्रभक्षणं । 


२८४ सारावली 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शनि हों तो जातक---आपत्ति युक्त माता के कुल 
“वाला, नीच, बाल्य काल में माता से पृथक तथा अधम होता है ॥ ७० ॥ 


नवस सें चन्द्रमा बुध गुरु योग का फल 
गुरुबुचचन्द्रा नवमे  छुल्वंशरविवर्धनं कुय: । 
आचार्यं वहुमित्रं नूर्पात बहुसाधनोपेतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा बुध गुरु हों तो जातक--कुलवंश को बढ़ाने वाला, 
आचार्य ( अध्यक्ष ) अधिक मित्रों से युत, राजा व अधिक साधनों से युत होता 
है ॥ ७१ ॥ 
नवम में चन्द्रमा बुध शुक्र योग का फल 


सातृसपत्नीजनकं प्रमुदितमानान्वितं प्रचुरमित्रम्‌ । 
कुर्वन्ति सामशीळं भुृगुश्ुधचन्द्रा नरं भाग्ये ॥ ७२ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा वुध शुक्र हो तो जातक--माता को सोतेली पैदा करने 
वाला, प्रसन्नता व सम्मान से युक्त, अधिक मित्र वाला तथा शान्त स्वभाव का होता 


है ॥ ७२ ॥ र 
नवम में चन्द्रमा बुध शनि योग का फल 


शशिबुधसौरा नवमे क्र्राचारं सुविक्रमं सलिनम्‌। 
जनयन्ति कुत्सितधियं संप्रामपराडपुखं . दीनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा वुध शनि हों तो जातक--कठोर आचरण कर्ता, परा- 
क्रमी, दूषित, निन्दित बुद्धि, युद्ध से पीछे हटने वाला व दीन होता है ॥| ७३ ॥ 
नवस में चन्द्रमा गुरु शुक्न योग का फल 
चन्द्रवृहस्पतिशुक्रा नवमे यस्येह जायमानस्य । 
स॒ भवति महीपतुल्यो नृपतिकुले भूपतिइचैव ॥ ७४ ।। 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा गुरु शुक्र हों तो जातक--राजा के समान व राज 
“कुल में जन्म होने पर राजा होता है ॥ ६४॥। 
नवम सं चन्द्रमा गुरु शति योग का फल 
शशिगुरुसौरा नवमे कुर्वन्ति नरं प्रियाळापम्‌ । 
सत्यव्रतं सुशीलं विख्यातं सर्वशास्त्रकुदालं च॥ ७५॥ 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा गुरु शनि हों तो जातक--प्रियभाषी, सत्यव्रती, 
“सुशील, प्रसिद्ध तथा समस्त शास्त्रों में चतुर होता है ॥ ७५ ॥ 
नवस सें चन्द्रमा शुक्र शनि योग का फल 
शुक्रेन्टुयमा नवमे ङृविवृत्ति योनिपोबणानुरतम्‌ । 
कुयु मेनु जमपापं १ कृतङ्कत्यं लोकवि्यातम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में चन्द्रमा शुक्र शनि हों तो जातक--खेती की जीविका वाला, 
योनि पालन में तत्पर अर्थात्‌ स्त्री के वशीभूत, पापी वा अपापी, कृत-कृत्य ( गद्गद ) 
तथा संसार में प्रसिद्ध होता है ॥ ७६ ॥। 


१. मनुजं पापम्‌ । 


द्वात्रिश अध्याय २८५, 


नवम में भोम ब्रुध गुरु योग का फल 
तेजस्विनं विशोकं विद्वांसं वाक्‌ स्थिरं विदिष्टं वा । 
कुजबुधजीवा नवमे कुर्वन्ति च मण्डलाधिपतिम्‌ ॥ ७७॥। 
यदि भाग्यभाव में भौम वुध गुरु हों तो जातक--तेजस्वी, शोक रहित, पण्डित,. 
स्थिर वचन, विशिष्ट वा मण्डलाघिकारी धा आयुक्त होता है ॥ ७७ ॥ 
नवम में भौम बुध शुक्र योग का फल 
बहुविषयर्पात ख्यातं नरेन्द्रसत्कारसत्कृतं चण्डम्‌ । 
कुजबुधशुक्रा भाग्ये कुर्वन्ति नरं सतां सत्यम्‌ । ७८॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम वुध शुक्र हों तो जातक--अधिक विषयों का स्वामी,- 
विख्यात, राजा से सम्मानित, उग्र तथा सज्जनों का सत्य स्वरूप होता है ॥ ७८ ॥ 


नवम में भोस बुध शनि योग का फल 
परवश्चनासु निपुणं तमोधिकं सर्वशाख्रमतिबाह्यम्‌ । 
व॒घभौमयमा नवमे कुयु: परतकंसंमुढम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम बुध शनि हों तो जातक--दूसरे को ठगने में चतुर, अधिक्र 
क्रोधी, समस्त शास्त्र बुद्धि से बहिभू त व दूसरे के तके से मूर्ख होता हे ॥ ७९॥ 
नवस सें बुध गुरु शक्र योग का फल 
बधग्रुशक्रा भाग्ये जनयन्ति नरं सुरोपमं विशदम्‌ । 
विख्यातं नरनाथ विद्वांसं धर्मशीलं च॥ ८०॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध गुरु शुक्र हों तो जातक--देव सहृ, विस्तृत, ( विशाल ) 
प्रसिद्ध, राजा, पण्डित व धर्मात्मा होता है॥ ८०॥ 
नदस सें बुध शुक्र शनि योग का फल 
शक्रशनेश्वरशशिजा नवसस्था जातक प्रकुवंन्ति । 
मेधाविनं प्रकाश सुरुतिरवाव्यं सुखोपेतम्‌ ॥ ८१॥ 
यदि भाग्यभाव में बुध शुक्र शनि हों तो जातक--बृद्धिमान्‌, तेजस्वी, सुन्दरवादीः 
तथा खुखी होता है ॥ ८१ ॥ 


नवस में गुरु शुक्र शनि योग का फल 
शनिशुक्रामरगुरवो भाग्यगृहस्था नरं प्रकुवन्ति । 
प्रचुरान्नपानविभवं सुभगं सुखितं सुरूपं च॥ ८२॥ 
यदि भाग्यभाव में गुरु शुक्र शनि हों तो जातक--अधिक अन्न-पेय-ऐक्वयं से युक्त,. 
सोभाग्यवानु, सुखी व स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ८२ ॥ 
The following combination of ylanets taken four at a time are 
treated hf jn Slokas 93-108 ‘to be found onlp, in the OL. MS. 


“२८६ सारावली 


भाग्यभाव सें सूर्य चन्द्र भोस बुध योग का फल 
रविचन्द्रभोमशशिजा जन्मनि भाग्यरक्षगा नरं कुयुः। 
सभवत्युत्तसपुरुषो बिदेदागो नित्यसंतुष्टः ॥ ८३॥ 
यदि जन्म के समय भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा मङ्गल बुध हों तो जातक--श्रेष्ठ 
“युरुष विदेशगामी तथा सदा प्रसन्न होता है ॥ ८३ ॥ 
नवस में सूर्य चन्द्रमा भौम शुरु युति का फल 
सूयदारिभोमगुरवो भा्यर्कागता नरं कुय्‌ः। 
घनिनं विद्याकुशळं सुभगं नृपसंमतं चेव॥ ८४८॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम गुरु हों तो जातक--धनी, विद्या में चतुर, 
-सौभाग्यान्‌ व राजा से सम्मत होता है ॥ ८४॥। 
नवम में सूयं चन्द्रमा भोस शुक्र युति का फल 
शुक्रेन्दुमोमरवयो सायाचलुरं स्वदारसन्तुष्टम । 
जनयन्ति सदा भाग्ये पुरुषं वहुनीचकर्माणम्‌ ॥ ८५॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शुक्र हों तो जातक--निपुण मायावी, अपनी 
“स्त्री से संतुष्ट तथा अधिक दुष्ट कर्म करने वाला होता है ॥ ८५-८६ ॥ 
नवसभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शनि युति का फल 
सूर्यारचन्द्ररचयः पफ्शिनं मायाविनं फुशीळः्च । 
जनयन्ति सदा भाग्ये पुरषं बहुनीचकर्माणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदि कुण्डली में नवमभाव में सूर्य चन्द्रमा भौम शनि का योग हो तो जातक 
-चुगलखोर, मायावी, दुष्ट स्वभाव वाला और अधिक बुरे कार्य करने वाला होता 
-है॥ ८६॥ 
नवस सें सूयं चन्द्रमा बुध गुरु युति का फल 
शरिसुरगुरुबुधरवयो जन्मनि भाग्यक्षमाश्रिताः कुयु : । 
पुरषं प्रधानमचळं नरेन्द्रपुज्यं तथा हृष्टम ॥ ८७॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा वुध गुरु हों तो जातक--प्रधान, स्थिर, राजा से 
“पूजित व प्रसन्न होता है ॥ ८७॥ 
नवम में सूर्य चन्द्रमा बुध शुक्र युति का फल 
चन्द्रबधशुक्ररवयो धनेश्वरं धार्मिक समृद्धं च 
जनयन्ति नवमसंस्थाः पुरुषं प्रियवादिनं शान्तस्‌ ॥ ८८॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा बुध शुक्र हों तो जातक- कुबेर के समान धनी, 
“धर्मात्मा, सम्पत्ति शाली, प्रियभाषी व शान्त स्वभावी होता है ॥ ८८ ॥ 
“नवम में सूर्य चन्द्रमा बुध शनि युति का फल 
तरणिबुधचन्द्रसोरा जन्मनि नवमाश्चिता नरं कुयु:। 
नोचानुरतं दीनं परस्वहरणं सदा सक्तम्‌ ॥ ८६॥ 


१८ . 


ढात्रिंश अध्याय २८७ 


यदि भाग्यभाव में सूर्य चन्द्रमा बुध शनि हों तो जातक--दुष्ट जनों का सेवी, दीन 
तथा दूसरे के धन को चुराने में सदा लीन होता है ॥ ८९ ॥ 
नवम में सूर्य भौम बुघ गुरु युति का फल 
रविगुरुब॒धभूतनया जन्मनि नवमे नरं प्रकुर्वेन्ति। 
देवपितृ पुजनपरं समृद्धदारं गुणोपेतम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य भौम बुध गुरु हों तो जातक--देवता व पिता की पुजा में 
तत्पर, सम्पन्न स्त्री वाला व गुणी होता है । &०॥ 
नवम में सूयं भोस बुध शक्र युति का फल 
शुक्रज्ञमोमसूर्या नवमे जनयन्ति निष्ठुरं सुभगम्‌ । 
साहसनिरतं विधन ररिपुपक्षक्षपितविभवं च॥ €१॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य भौम बुध शुक्र हों तो जातक--निठुर, सौभाग्यवान्‌, 
साहसी, निर्धन व शत्रु द्वारा नष्ट ऐश्‍वर्य वाला होता है ॥ ९१ ॥ 
नवम में सूर्य भौम बुध शनि युति का फल 
रविस्तोरिचान्द्रिभोसा नबमे यस्येह जायमानस्य । 
स भवति परदाररतो विनष्टकोरः सदा दीन: ॥ ९२ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्यं भौम बुध शनि हों तो जातक--दूसरे की स्त्री मे लीन, 
“अर्थात्‌ पर स्त्री गामी, निर्धन व दीन होता है ॥ &२॥ 
नवम में सूर्य भोम गुरु शुक्र युति का फल 
शक्रगुरु्भोमरवयो लोके द्वेष्यं पिपासारतम्‌ । 
जनयन्ति नवमसंस्थाः कन्यानां दूषकं चपलचित्तम ॥ ६३ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य भौम गुरु शुक हों तो जातक- संसार में द्वेषी, प्यास से 
पीड़ित, कुमारियों को दूषित करने वाळा तथा अस्थिर चित्त होता है ॥ &३॥ 
नवम में सूर्यं भौम गुरु शनि युति का फल 
गरुभौमसोरसूर्या नवमे सुखर्वाजतं सदोदय क्तस्‌ ।' 
जनयन्ति नरं चण्डं विक्रमयक्त महासत्त्वम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्यं भौम गुरु शनि हों तो जातक--सुख से रहित, सदा उद्यत, 
उग्र, पराक्रमी तया बड़ा बली होता है ॥ ९४॥ 
नवस में सूर्य बुध गुरु शुक्र युति का फल 
रविबुघजीवसिताः स्युनंवमे यस्येह जायमानस्य । 
स्‌ भवत्यत्त मपुरुषो धनकनकंश्वयंसम्पन्न: ॥ 6५ ॥ 
जिसके भाग्यभाव में सूर्य बुध गुरु शुक्र हों तो जातक--श्रेष्ठ पुरुष तथा धन- 
सुवर्ग-ऐश्वर्य से सम्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ 





१. Slok 196 is found in the P.L. M.S. 


२८८ सारावलो 


नवस में सूय ब॒ध गुरु शनि युति का फल 
भानुजरविबुधगुरचो नवमे जनयन्ति मानव निधनम्‌ । 
पापं परदाररतं बिहिष्ट नीचकर्माणम्‌ ॥ &६॥ 
भाग्यभाव में सूर्य बुध गुरु दानि हों तो जातक--निर्धन, पापी, पर स्त्री में अनु-- 
रक्त, विशेष द्रोही तथा हीन कार्य करने वाला होता है ॥ 5६ !। 
' नवम में सूर्य बुध शुक्र शनि युति का फल 
बुधरदिजरविसिताः स्यर्भाग्यस्थाने नरं सुभगम्‌। 
जनयन्ति धनसमेतं सत्यरतं लोकविख्यातम्‌ ॥ &७॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य बुध शुक्र शनि हों तो जातक--सौभाग्यवानु, धनी, सत्य 
में लीन तथा संसार में प्रसिद्ध होता है 11 ७ ।! 
ननम में सूर्य गुरु शुक्र शनि युति का फल 
रविगुरुसितभानुसुता जन्मनि नवमक्षगा नरं कुयः। 
सत्यद्रतं सुवाक्यं गरुहिजातिथिछु भक्तम्‌॥ ९८॥ 
यदि भाग्यभाव में सूर्य गुरु शुक्र शनि हों तो जातक--सत्यब्रती, सुन्दर भाषी 
तथा गुरू-श्राह्मण-अतिथियों का भक्त होता है॥ 5८ ॥। 
नवम से चन्द्र भोस बुध गुरु युति का फल 
चन्द्रज्ञकुजसुरेज्या जनयन्ति नरं परिच्छदसमृद्धम्‌ । 
बाल्ये माठृवियुक्तं धनान्वितं संस्थिता भाग्ये ॥ ३९ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम वुध गुरु हों तो जातक--वस्त्रो से सम्पन्न, 
बाल्यावस्था में माता का वियोग तथा धनी होता है ॥ 5९॥ 
नवम सें चन्द्र भोम बुध शुक्र युति का फल 
भोमसितरादिजचन्द्रा भाग्ये जनयन्ति तापसं ख्यातम्‌। 
वार्मिनमतिदातारं परछकपरं महाप्र(ज्ञमू ॥ १००॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम दृध शुक्र हों तो जातक--तपरवी, दिस्यात,, 
वाग्मी, अधिक दानी, स्वर्ग लोक इच्छुक तथा बड़ा पण्डित होता है ॥ १००॥ 
नवस में चन्द्र भोस बुध शनि युति का फल 
रविजबुधचन्द्रभोमा जनयन्ति नरं पराङ्मुखं दीनम्‌ । 
क्षुद्रं मायाचलुरं परदाररतं स्थिता भाग्ये ॥ १०१॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम दुध शनि हों तो जातक-बहिमु ख, दीन, क्षुद्र, 
(अल्प विचार वाला ) माया मे निपुण तथा परस्त्री में लीन होता है ॥ १०१॥ 
नवम में चन्द्रमा भौम गुरु शनि युति का फल 
भौमेन्द्रशक्रजीदा नुपवंशाकरं प्रधानमतिशुरम्‌ । 
बिद्याधनसुसमृद्धं विख्यातं लोकसंमतं चेव ॥ १०२॥ 





१. Sloka 100 is 1001,0 in the 2. L. M. 5, 


१६ द्वात्रिदा अध्याय २८९ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम गुरु शुक्र हों तो जातक--राजा की वंश वुद्धि 
करने वाला, प्रधान, अधिक वीर, विद्या व धन से सम्पन्न, प्रसिद्ध तथा संसार सम्मत 
होता है ॥ १०२ ॥ 
नवस सें चन्द्र, भोस, गुरु, शनि युति का फल 
शादिवक्राकिसुरेज्या जनयन्ति नरं पिपासातमु । 
कलहप्रि च नवमे सोभाग्यपरिच्छदातीतम्‌ ॥ १०३॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भोम गुरु शनि हों तो जातक-- प्यास से पीडित, कलह 
प्रेमी तथा सुन्दर भाग्य व वस्त्रों से युक्त होता है॥ १०३ ॥ 
नवस में चन्द्र, भोम, शुक्र शनि युति का फल 
चन्द्रारभानुजसिता नवमे जनयन्ति निष्ठुरं पापम्‌ । 
सायानिनें च पुरुष शौचाचारेविहीनं च ॥ १०४॥ 


यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा भौम शुक्र शनि हों तो जातक-निठुर (निर्मोही ) 
पापी, मायावी व पवित्र आचरणों से रहित होता हे ।॥ १०४॥ 
नवम में चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र युति का फल 
सितगुरुशशिजश शाङ्का जन्मनि भाग्यक्षमाश्रिता धनिनयु)। 
जनयन्ति धर्मस्तं नरं कटासु प्रसिद्धं च॥ १०५॥ 
प्राज्ञ नृपति कुजं प्रधानमतिवित्तसंयुतं कान्तम्‌ । 
सोम्येन्दुशुक्रजीवा जनयन्ति नरं तु विख्यातमु॥ १०५ ॥ [१ 
K,.N.M.S reads the same s’loka thus. 
गुरुसोम्यशुक्रचन्द्रा भाग्ये युक्ताः प्रजायमानस्य । 
यस्प स भाग्ये युक्तो लोके पुरुषोत्तमो ज्ञेयः ॥ १०५॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा बुध गुरु शुक्र हों तो जातक धनी, धर्मात्मा तथा 
कलाओं में प्रसिद्ध होता है । 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा बुध गुरु शुक्र हों तो जातक पण्डित, राजा, कुलः 
{ वंश ) में प्रधान, अधिक धनी, सुन्दर वा प्रिय तथा विख्यात होता है। 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-बुध-गुरु-शुक्र हो तो जातक--भाग्यवानु व संसार के 
पुरुषों में श्रेष्ठ होता हे ॥ १०५॥ 
नवम सें चन्द्र, बुध, गुरु, शनि युति का फल 
भानुजबुधगुरुचन्द्रा जनयन्ति नरं परं सुनयम्‌। 
भाग्यस्थिताः समृद्धं नीतिज्ञ चारुदेशं च॥ १०६॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-बुध-गुरु-शनि हों तो जातक- सुन्दर न्याय में तत्पर, 
समृद्ध, ( धनी ) नीति ज्ञाता तथा सुन्दर वेषधारी होता है। १०६॥ 


Reading of s’loka 103 inthe P.L. M.S. 


२६० सारावली 


नवम सें चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि युति का फल 
शनिशुक्रवुधशशाडूग़य जन्सनि भाग्यस्थिता नरं कुय: । 
मेधादिने प्रचण्डं जननीतिविशारदं धन्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यदि भाग्य स्थान में चन्द्रमा-बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक--बुद्धिमान्‌ व उग्र, 
मनुष्य नीति में चतुर व प्रशंसनीय होता हे ॥ १०७ ॥ 
नवम सं चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि युति का फल 
चन्द्रशानिशक्रजीवा जन्मनि नबमस्थिताः प्रकुर्वन्ति । 
सायाविनं प्रचण्डं नरेष्वजेयं नरं धीरस्‌ ॥ १०८ ॥ 
यदि भाग्यभाव में चन्द्रमा-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक--मायावी, उग्र, मनुष्यों 
में अजेय ( जीतने योग्य नहीं ) तथा धैयंवान्‌ होता है ॥ १०८ ॥ 
नवस में भोम, बुध, गुरु, शनि युति का फल 
भोसज्ञसुरिशनयो नवसस्थानोपगा नरं कुयु:। 
रिपुपक्षपरिक्षीणं रणप्रचण्डं सुधीर च ॥ १०६ ॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम-त्रुध-गुरु-शनि हों तो जातक---शत्रु से रहित, सङ्ग्राम में 
उग्र तथा धैर्यवान्‌ होता है ॥ १०६ ॥ 
नवम में भोम, बुध, शुक्र, शनि युति का फल 
भोमज्ञशुक्ररानयः 'नरं "विदेरानुगं सुशीलं च। 
जनयन्ति नवमसंस्था धनयुक्तं भक्तियुक्तं च ॥ ११० ॥ 
यदि भाग्यभाव में भोम-बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक--विदेशगामी, सुशील, धनी 
व भक्त होता है ॥ ११०॥ 


नवस में भोम, गुरु, शुक्र, शनि युति का फल 
भोमभुगुजीवरविजा जनयन्ति नरं धनं: परित्यक्तम्‌ । 


क्षुद्रं दयाविरहितं विहीनसत्त्वं स्थिता भाग्ये॥ १११॥ 
यदि भाग्यभाव में भौम-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक--निर्धेन, क्षुद्र, निर्दयी तथा 
निबंल होता है ॥ १११ ॥ 
नवम में बुध, गुरु, शुक्र, शनि युति का फल 
बुधभुगुभानुजग॒रवो जन्मनि नवमे स्थिता नरं कुर्यः । 
परवादविवादरतं परदेराप्रातवित्त्च ॥ ११२॥ 


यदि भाग्यभाव में बुध-गुरु-शुक्र शनि हों तो जातक--शिकायत व विवाद में लीन 
तया परदेश में धन प्राप्त करने वाला होता है ॥ ११२॥ 


नवस में बुध के साथ तीन चार पांच आदि ग्रहों का फल 
त्रिचतु:पश्चलगेन्द्रास्तया च षट्‌ सप्त संस्थिता भाग्ये । 
प्रात्ययिकं धनवन्तं कुर्थुतृपति च ब्रुधवहिता: ॥ ११३॥ 


१ कुर्वेन्ति। २ दशानुगतं । 


४५2४५) 1 RSD TREN छ RRR IF POY CIEE NE SDT SRE, २५2. “+= क हि &-४ क == 





त्रयस्त्रिश अध्याय २११ 


यदि भाग्यभाव में बुध सहित तीन, चार, पाँच, ६, सात ग्रह हों तो जातक 
विश्वासी, धनी व राजा होता है ॥११३॥ 
भाग्य ( नवम ) भाव में बुघ गुरु के श्रतिरिक्त ग्रहों का फल 
जनयन्ति भाग्यसंस्था गुरुसौम्यविर्वाजताः ग्रहाः पुरुषम्‌ । 
व्याधिध्रायसकान्तं जनहीनं वन्धनातंमतिदीनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
यदि भाग्य ( नवम ) भाव में गुरु व वुध को छोड़कर अन्य ग्रह हों तो जातक 
श्रायः रोगी, असुन्दर वा अप्रिय, मनुष्यहीन, बन्धन ( जेल ) से पीडित तथा अधिक दीन 
होता है ॥ ११४॥ 
उक्त बहुप्रकारं भाग्यगृहे बादरायणादिकृतमु । 
ग्रहयोगेक्षणभार्देविचिन्त् बुद्ध था वदेदन्यत्‌ ॥ ११५ ॥ 
मैंने वादरायणोक्त भाग्यस्थ ग्रहों का फल बहुत प्रकार से कहा है । इसके अतिरिक्त 
ग्रहयोग दृष्टि वश पुर्वक बुद्धि से विचार कर फल कहना चाहिये ॥ ११५ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां भाग्यचिन्ता नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ 


अय स्त्रिशोऽध्यायः 
छग्नाहुशमे राशो कर्सफलं यत्प्रकीतितं मुनिभिः । 
राशिग्रहस्दभा*वंग्रेहदृष्ट्या तदहमपि वक्ष्ये ॥ १॥। 
होरेन्ट्रोब॑ळ्योगाद्यो दशमस्तत्स्वमावज कर्म । 


तस्याधिपपरिवृद्धया वृद्धिज्ञयाऽन्यया हानिः ॥ २॥ 
सुनियों ने लग्न से दशम राशि को जो कमे का फल कहा है, उसको मैं भी दशमस्य 
राशि ब ग्रह के स्वभाव से फल को कहता हूँ ॥ १॥ 
जन्म के समय में लग्न व चन्द्रमा में जो बली हो उससे दशमस्थ राशि व ग्रह के 
स्वभाव तुल्य जातक का कर्म ( कार्य ) का फल होता है । दशमेश की वृद्धि से कर्म फल 


की वुद्धि तथा ह्लास से हानि कहना चाहिये ॥ २॥। 
फल कथन में विशेषता का ज्ञान 
जाद्कलमथवानूपं तथोभयं वा गृहं परीक्षेत । 
ग्राम्यसथारण्यं वा सोम्यक्षं पापभवनं वा॥ ३॥ 
द्विपदचतुष्पदरूपं सरीसृपं वा तथोसयं चेव । 
यट्रपं तद्धवनं याहशक॑ यत्स्वां च ॥४॥ 
प्रवदेत्तत्समदेरोे कमंप्रा्त नरस्य तत्सदृशोम्‌ । 
तस्माहृरामं भदनं प्रसवे बुध्येत यत्नेन ॥५॥ 
दरामे नक्षत्रपतेळंग्नात्पुरुषस्य कमे संभवति। 
सर्वारम्भे त्त विनिर्दिशेत्तस्य जातस्य ॥ ६॥ 


१ हो० र० ७ अ० २३० पृ०। २ भागे । ३ तत्स्वभावं । ४ यस्य । ५ सिद्धि ॥ 





२६२ सारावली 


दढृचन्तरयोगाध्याय कथितं कमस्थितेग्रहेलंग्नात्‌ । 
चन्द्रादत्र विशेषो ग्रहैः स्थितेवर्यक्तमिह वक्ष्ये। ७॥ 
यदि दशम में जाङ्गल राशि हो जैसे सिंह वा अनूप जैसे मीन वा उभय राशि 
जैसे वृश्चिक वा ग्राम्य जसे वृष वा आरण्य जैसे सिह वा शुभ ग्रह की वा पापग्रह की 
राशि वा द्विपद वा चतुष्पद वा सरीसृप ( वृश्चिक ) वा उभय जैसे मकर राशि, या 
इनके स्वरूप आक्कति-स्वभाव तुल्य देश में, राशि के समान कर्म फल की प्राप्ति 
कहनी चाहिये । इस कारण से जन्म के समय यत्न पूर्वक दशम राशि का विचार करके 
आदेश करना चाहिये । चन्द्रमा से वा लग्न से दशम राशि कार्य फल की होतो है । 
इसलिये आरम्भ में जातक की जीविका निर्णय दशमस्थ ग्रहों का फल कथन हो गण है । 
इकत्तींसवें अध्याय में लग्न से दशमस्थ ग्रहों का फल कथन हो गया है । इस अध्याय में 
चन्द्रमा से दशमस्थ ग्रहों के विशेष फल को कहता हूँ ।! ३-७ ।। 
चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य का फल 
चन्द्राहरामे सुर्य: सिद्धारम्भ धने: समृद्धं च। 
जनयत्युत्तमसत्त्वं नृपतिमुदग्रं "जनाश्रयंः पुष्टस्‌ ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा से दशम भाव में सूर्य हो तो जातक-_कार्यो में सिद्धि 
प्राप्त करने वाला, धन से सम्पन्न, श्रेष्ट वलवान्‌, राजा, उदारचित्त तथा वलीजनों का 
आश्रय होता है ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में भोस का फल 
सोमः साहसनिरतं प्रत्यन्तनिवासिनंः विषयलुब्धम्‌ । 
क्रूर निषादचरितं जनयति दशमे स्थितः पुरुषम्‌ ।। ६ ॥ 
यदि चन्द्रमा से दशम में भोम हो तो जातक--साहसी, म्लेच्छ देश निवासी, 
विषय लोभी, कठोर व चाण्डाल के समान आचरण करने वाला होता है ॥ & ॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में बुध का फल 
विद्वांसं धनवन्तं बहुश्रुतं २नुपतिनायकं ख्यातम्‌ । 
जनयति सोम्यो दशमे पुरषं बहुदिल्पिनं प्राज्ञस्‌ ॥ १०॥ 
यदि दशम में बुध हो तो जातक--विद्वाच्‌, धनी, बहुश्रुत ( अधिक शास्त्र ज्ञाता ) 
राजा का नेता वा राजा से सम्मत, प्रसिद्ध तथा अधिक चित्रकारी का ज्ञाता पण्डित 
होता है ॥ १० ॥ 
चन्द्रमा से दशमभाव में गुरु का फल 
गुरुरपि दशमस्थाने सिद्धार्थं धामिकं धनसनृद्धस्‌ । 
जनयत्युत्तमचरितं नरेन्द्रसचिवं नरं ख्यातम्‌ ॥ ११॥ 
यदि दशम में गुरु हो तो जातक--प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, धर्मात्मा, धनी, 
श्रेष्ठ कर्ता राजा का मन्त्री व प्रसिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 


१ धनाश्रयं । २ सितं । ३ नृपतिसंमतं । 











्रर्यास्त्रशा अध्याय . “२६३ 


चन्द्रमा से दशसभाव में शुक्र का फल 
शशिनो दशमे शुक्रः सुभगं ललितं च वित्तवन्तं च । 
जनयति सिद्धारम्भ धनिनं नृपपुजितं पुरुषम्‌ ॥ १२॥ 
यदि चन्द्रमा से दशम में शुक्र हो तो जातक--सौभाग्यवानु, सुन्दर, धनी, सिद्धा- 
-रम्भी व राजा से सम्मान पाने वाला होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से दशम भाव सें शनि का फल 
सौरो व्याधितदेहं निःस्वं दुःखान्वितं प्रजाहीनम्‌ । 
कर्मेसु नित्योद्विग्नं जनयति दशमे स्थितः पुरुषम्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि दशम में शनि हो तो जातक--रोगी, निर्धन, दुःखी, सन्तान रहित व कार्यो 
में सदा उद्दिग्न होता है ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा से दशस राशि में सूर्य-भौसयुति फल 
भानुमौँमसमेतः कर्मक रान्का'सशोषगदबहुळान्‌ । 
ज्योतिविदः प्रकुर्याल्लाक्षणिकांस्ताकिकांश्वापि ॥ १४ ॥ 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्यभौम हों तो जातक--कायंकर्त्ता 
( मजदूर ) खासी-सूखा आदि रोगों से युक्त, ज्योतिषी; लक्षणग्रन्थों का ज्ञाता व न्याय- 
विद होता है ॥ १४ ॥ 
चन्द्रसा से दशसस्थ सूर्यबुधयुति फल 
सुर्य: सोम्पसमेती वख्ालङ्कारभागिनं वणिजम्‌ । 
जनयति मेष्रणग: पुरुषं जलजीविनं वाऽपि॥ १५॥ 
यदि दशम में सूर्य, बुध से युक्त हो तो जातक-वस्त्र व भूषणों का भागी, व्यापारी, 
वा जळ से जीविका करने वाला होता है ॥ १५॥ 
चन्द्रमा से दशसस्थ सुयंगुर्युत फल 
जीवसहायः सूर्यः सिद्धारम्भान्नरेन्द्रमान्याश्च । 
जनयति दशमे पुरुषान्‌ धीरान्श्रान्सुविख्यातान्‌ ॥ १६॥ 


यदि दशम में सूर्य, गुरु से युक्त हो तो जातक--सिद्धारम्भी, राजा से सम्मानित, 
धैर्यवान्‌ व सुप्रसिद्ध होता है ॥ १६॥। 
चन्द्रमा से दशसस्थ सूर्यशुक्रयुति फल 
सुयंसहायः शुक्रो दशमे स्वजनाश्रितं नरं कुरुते। 


स्रीसंश्रयात्समृद्धं सुभगं नपवल्लभं चापि ॥१७॥ 


यदि दशम में सूर्य-शुक्र हों तो जातक--अपने मनुष्यों से आश्रित, स्री के आश्रय 
से सम्पन्न, सौभाग्यवान्‌ व राजा का प्रिय पात्र होता हे ॥ १७ ॥ 


१ कामशोमदबहुलान्‌ । २ वीरान्‌ ! 


२६४ सारावली 


चन्द्रमा से दशसस्थ सूर्यशनियुति फल 
सुर्य: स्वपुत्रसहितो दशमे वधबन्धभागिनं भृतकस्‌ । 
जनयति दीनं छृपणं चोरंमुवितं प्रलापकरम्‌ ॥ १८॥ 
यदि दशम राशि में सूयं-शनि हों तो जातक मरण ( फाँसी ) व बन्धन ( जेल } 
भागी, नोकर, दीन, लोभी तथा चोरों से चुराने पर हल्ला करने वाला होता है 1१८! 
चन्द्रमा से दशसस्थ भोमबुधर्यात फल 
मोम: सोमजसहितो जनयति दशमे नरं 'बहुविपक्षम । 
अस्रकलावेत्तारं कोराळमतिजीविनं सहःदारम्‌ ॥ १६॥ 
यदि दशमभाव में भोमवुध हों तो जातक--अधिक शात्रुवाला वा अधिक निन्दनीय, 
अस्त्रकला का ज्ञाता, चतुरता से युत, दीर्घायु व बड़ा वीर होता है ॥ १६ ॥ 
चन्द्रा से दशभस्थ सोसशुरुयुति फल 
मोम: सुरगुडसहितो दशमे कुर्ते बलस्य नेतारम्‌ । 
मित्रेभ्यो लऊब्यधधनं तदाश्रयाजोबितं न्यस्‌ ॥ २० ॥ 
यदि दशमभाव में भौम गुरु हों तो जातक--वलवानों का नायक, मित्रों से धन प्राप्त 
कर्ता, मित्रों के आश्रय से जीनेवाला तथा प्रशंसनीय होता है ॥। २० ॥। 
चन्द्रसा से दशसस्थ भोमशुक्रणुति फल 
जनयति विदेशानिरतं फाचनघुक्तादिभिर्वणिग्तरृच्या । 
भौसः शुक्रसनेतो दशमे खीसंश्रयाद्वाऽपि ॥२१॥ 
यदि दशमभाव में भोम शुक्र हों तो जातक--सुवर्ण-मोती आदि ब्यापार जीविका 
हेतु वा स्त्री के आश्रय से विदेश में तत्पर होता है ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा से दरासस्थ सोसशनियुलि फल 
भोमः सोरसहायो जनयति दशमे स्थितो नरं प्रसचे। 
साहसशीळं क्षुद्रं कर्मायुक्क ञ्जा सहित्‌ ॥ २२॥ 
यदि दशमभाव में भौम शनि हों तो जातक--साहसी, क्षुद्र (अल्प), कार्यहीन वा 
कार्यों में तत्पर तथा रोगयुक्त वा सन्तान से हीन होता है ॥ २२॥ 
चन्द्रमा से दशमस्य बुधगुल्युति फल 
४्सधनं नपेन्द्रपुञ्यं धर्मिष्ठ वृन्दनायक॑ सख्यातभ्‌ । 
जीवः सोम्यसहायो जनयति मेष्रणे पुरुषस्‌ ॥ २३॥ 
यदि दशमभाव में बुध गुरु हों तो जातक--धनी वा नपुंसक, राजा से पूजित, 
धर्मात्मा, समुदाय का नेता व विख्यात होता है ॥ २३॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ बुधशुक्रयुति फल 
सौम्यः शुक्रसहायो जनयति दशमे सुहृञ्ञनोपेतम्‌ । 
विद्यात्रीधनसौस्यं नृपसचिवं विषयनार्थं वा ॥ २४॥ 





१ नृशंसं । कर्मोद्युक्त । ३ प्रजाहीनम्‌ । ४ षण्डं । 





श्रयस्त्रिशा अध्याय २१२५ 


यदि दशमभाव में बुधशुक्र हों तो जातक--मित्रों से युक्त, विद्या-धन-स्त्री व सुख से 
युत व राजा का मन्त्री वा विषय स्वामी होता है ॥ २४॥ 


चन्द्रमा से दशमस्थ बुधशनियुति फल 
सौम्य: सौरसहायो मृद्धाण्डकरै करोति दशमस्थः । 
ह्यातं विद्याचायं पुस्तकलिपिळेख्यकारं च ॥ २५॥ 
यदि दशमभाव में बुध-शनि हों तो जातक--मिट्टी के पात्र बनाने वाला, प्रसिद्ध, 
विद्या में प्रधान व पुस्तक-प्रतिलिपी व लेख लिखने वाला होता है ॥ २५ ॥ 
चन्द्रमा से दशस्सथ गुरुशुक्रयुति फल 
वचसां पतिः सितयुतः कमणि कुरते नरेन्द्रवरभृत्यम्‌ । 
ब्राह्मणपतत विशोकं विद्याचार्य समथ च ॥२६॥ 
यदि दशमभाव में गुरुशुक्न हों तो जातक--राजा का श्रेष्ठ नौकर, ब्राह्मणों का 
मुखिया, शोकरहित, विद्या में प्रधान व सामर्थ्यवान्‌ होता है॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा से दशसस्थ गुरुशनियुति फल 
सुरराजगुरुः सा्किदेशमे नोचं १परोपकाररतम्‌ । 
कुर्ते प्रवृद्धचेष्टं स्थिरास्परं सुस्थिरारम्भस्‌ ॥ २७॥ 
यदि दशम भाव में गुरुरानि हों तो जातक- दुष्ट, परोपकारी, वा पर संतापी; 
अधिक इच्छा वाला, स्थिर स्थान वाला व सुन्दर स्थिर कार्यकर्ता होता हे ।। २७ ॥ 
चन्द्रमा से दशमस्थ शुक्रशनिय॒ति फल 
शुक्र: सोरसहायश्चित्रकरं गन्धजीविनं चेद्यस्‌। 
जनयति दशमे पुरुषं नीकर चूर्णकारं च॥ २८॥ 
यदि दशमभाव में शुक्रशनि हों तो जातक--चित्रकर्त्ता, इत्र की जीविका वाला; 
भिषक्‌ , नीलकारी ( रंगरेज ) व पीसने वाला होता है ॥ २८ ॥। 
चन्द्रमा से दशमभावस्थ सूर्यमोम बुधयुति का फल 
रनिभोमचन्द्रपुत्राश्चन्द्राहरामस्थिता नर शधन्यभु। 
जनयन्त्थुत्तमपुरषं नृपतिसमं सर्वजनपुञ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्य -भौम-बुध हों तो जातक--प्रशंसनीय, श्रेष्ठ पुरुष, 
राजा के समान व समस्त मनुष्यों से पूजित होता हे ॥ २४॥ 
चन्द्रमा से दशम में सुर्यंभौसगुरयुति का फल 
रविभौमदेवपुज्या दरशमस्थाने नरं सुभगस्‌ । 
शत्रणां "हन्तारं जनयन्ति समृद्धिसंयुक्तम ॥ ३०॥ 
यदि चन्द्रमा से दशमभाव में सूर्य-भौम-गुरु हों तो जातक--सोभाग्यवान्‌; 
शत्रुओं को मारने वाला वा जीतने वाला व धनधान्यादि से युक्त होता है ॥ ३० ॥ _ 





१ तापकरं । २ जेतारं । | » 


२९६ सारावली 


चन्द्रमा से दशम में सुर्य-मोम-शुक्र युति का फल 
चन्द्राहामे भानुभूपुत्रो भार्गवश्च जनयन्ति । 
क्रं साहसनिरतं "पुरधनकरणेऽतिनिपुणमतिम्‌ ॥ ३१ ॥। 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-मङ्गल शुक्र हों तो जातक-कठोर 
साहसी व नगर को धन ( सम्पन्न ) करने में वा दूसरे के धन चुराने में अति चतुर बुद्धि 
चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
| चन्द्रमा से दशम में सूय-मोस-शतियुति का फल 
भानुजरविभूपुचा दशमस्थाः ्रकर्मनिरतं ठु। 
उत्पादयन्ति सनुजं मुढं पापं दुराचारस्‌ ॥ ३२॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-शनि हों तो जातक-कठोर 
कार्यं करने में तत्पर, मूर्ख, पापी व दुराचारी होता है॥ ३२॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-बुध-गुर्युति का फल 
रविब्रुधगुरवो ददामे विद्वांसं खूपसंयुक्तम्‌ । 
उत्पादयन्ति पुरुषं र्धामष्ठं वग्धुनल्लभं चेव ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-त्रुध गुरु हों तो जातक--विद्वान्‌, 
स्वरूपवान्‌, धर्मात्मा व बन्धुओ का प्रिय होता है ॥ ३३॥। 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-बुव-शुक्रघुति का फल 
बुधएूर्यभागंवधुता यरास्विनं धाभिक॑ बिगतरोषम्‌ । 
जनयन्त्यपराभूतं सौभाग्यर्पारच्छदसमृद्धम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-बुध-शुक्र हों तो जातक-यशस्वी, 
धर्मात्मा, क्रोधरहित, अपीडित, सौभाग्यवान्‌ व वस्त्रों से सम्पन्न होता है॥ ३४॥ 
चन्द्रमा से दशस में सुयं-बुध-शनियुति का फल 
रविवुधशनयो दशमे कूरं चपलं नर विशील च। 
उत्पादयन्ति नियतं रा्ताग्निपरिक्षताङ्ग' च ॥ ३५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-वुध-शनि हों तो जातक- कठोर, 
चचल, शील से रहित अर्थात्‌ उद्दण्ड तथा शस्त्र व अग्नि से भग्न देहधारी होता है॥३५॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-गुरु-शुक्रयुति का फल 
रविभृगुजदेवपुज्या दशमस्थानोपगा नर॑ कुर्यः । 
सुभगं विद्याधनं धमरतं भोगभागिनं नित्यम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरु-शुक्र हों तो जातक--सौ माग्य- 
वानु, विद्या से धन प्राप्त करने वाला, धर्मात्मा व प्रतिदिन भोगी होता है ॥ ३६।। 
चन्द्रमा से दशम में सुयं-गुरु-शनियुति का फल 
त्रिदशगुरुमन्दसुर्या दशमे यक्ता नरं भ्रकुर्वन्ति। 
प्रायेण लोकमान्य चारित्रविठोपन धीरम्‌ ॥ ३७॥ 


१ परधनहरणे च निपुणमतिम्‌ । 





क्रयस्त्ररा अध्या २६७ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरुशनि हों तो जातक--प्राय: 
"संसार में पुज्य, चरित्र से हीन व धैयेवान्‌ होता है॥ ३७ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सुयं-शुक्र-शनियुति का फल 
भागंवरविभानुसुता दशमस्थानोपगा नरं कुर्यः। 
लोभान्वितमतिचपल समस्तजनविप्रयुक्तं च ॥ ३८॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-शुक्रःशनि हों तो जातक--लोभी, 
"अधिक चञ्चल व समस्त संसार से प्रथक्‌ होता है ॥ ३८॥ 


चन्द्रमा से दशम में भौस-बुध-गुरुयुति का फल 
भोमेन्द्रुजसुरपुज्या धाम बहुकुटुम्वर्षरवारम्‌ । 
नयन्ति दशमसंस्था विद्याधनभागिनं पुरुषमु ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-त्रुध-गुरु हो तो जातक--धर्मात्मा, 
` अधिक कुटुम्व व परिवार वाळा, विद्वानु एवं धनवान्‌ होता है ॥ ३४ ॥। 
चन्द्रमा से दशम में भोम-ब॒ध-शुक्रयुति का फल 
शोमन'राल्पाभिरतान्माळाका रा्सुवर्णका रांश्च । 
कुर्यबु घभुगुवक्का दशमस्थाः सर्वेलोकदयितांश्च ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-बुध-शुक्र हो तो जातक--सुन्दर 
` चित्रक/री में लीन, माली, सुनार एवं समस्त संसार का दयालु होता है ॥ ४० ॥ 
चन्द्रमा से दशम सं भोम-बुध-शनियुति का फल 
भौसबुघसुयपुत्रा जनयन्ति तथा न धमेशीछं च । 
निद्रानिरतं प्रखल दशमस्थानोपगा नरं मलिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-बुध-शनि हों तो जातक--अधामिक 
वा सुन्दर धर्मात्मा, निद्राळु ( आल्सी ), अधिक दुष्ट व दूषित होता है ॥ ४१ ।! 
चन्द्रमा से दशम में भौस-गुरु-श कति का फल 
भार्गवसुरेज्यमौसा दशसस्थानाशिता नरान्कुर्य:ः । 
धनसंयुक्तान्श रान्देवद्विजपुजनानु रतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-गुरु-शुक्र हो तो जातक--धनवानू, 
'चीर तथा देवता व ब्राह्मण पूजा में लीन होता हे ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रमा से दशम में भौम-गुरु-शनियुति का फल 
विद्याधनजनहीनान्कापुरुषानसोख्यर्दाजतान्विकलान्‌ । 
जीवाङ्गारकसौरा दशमे कुपु ने रान्नीचान्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-गुरु-शनि हों तो जातक--विद्या, 
धन, मनुष्य से रहित, कुत्सित, सुख से हीन, अशान्त व दुष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 


१ सुधमं । 


२४८ सारावली 


चन्द्रमा से दशस में मोम-शक्र-शनियुति का फल 
सचिवा नुत्तमपुरुषान्पर धर्म रतांश्र १ धनिनश्च । 
भौमभृगुसूर्यपुत्राः कुर्वन्ति नराननेककमंरतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-शुक्र-शनि हों तो जातक--मन्त्री, 
अश्रेष्ठ, अन्य धर्मावलम्ब्री, धनी तथा अनेक कार्य कर्ता अर्थात्‌ बहुधन्धी होता है ॥४४।। 
चन्द्रमा से दशम में बुधगुरुशुक्र युति का फल 
शुक्रवृंहस्पतिसोम्या दशमे पुरुषस्य शुक्ररारिस्थाः । 
बहुविर्धामट कुयुर्वर्याधि चाप्यन्यगुहसंस्याः ॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में शुक्र की राशि में बुध-गुरु-शुक्र हों ज्ञो 
जातक--अनेक प्रकार की इच्छा करने वाला, शुक्र राशि के अतिरिक्त राशि में हों तो 
रोगी होता है ॥ ४५ ॥। 
चन्द्रमा से दशम में बुध गुरु-शनियुति का फल 
लिपिलेल्यकाव्यनिरतं धनवन्तं बहुविधेयभृत्यं च । 
अटन्रियं सुरूपं बुधगुरुसीरा नरं ददामे ॥ ४६॥। 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में बुध-गुरु-शनि हों तो जातक--लिपिकर्त्ता, 
लेखक, काव्य में लीन, धनी, अधिक आज्ञाकारी नौकरों से युत, घूमने का प्रेमी व 
स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ४६ 1। 
चन्द्रमा से दशम में बुध-शुक्त-शनियुति का फल 
दशमे विज्ञानयतान्मल्छान्परदेशनिरतांश्च । 
कुय बु धभूगुरविजा: कर्मोद्यक्तं सदा दान्तमु्‌॥ ४७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक--वैज्ञानिक, 
व्यायामकर्ता, परदेशवासी, कार्यो में उद्यत्‌ व तपस्या में क्लेश सहनेवाला होता है॥४७।! 
चन्द्र या से दशस में गुरु-श्‌ क्र-शनियुति का फल 
विद्वांसं धर्मरतं दयान्वितं सत्यवन्तं च । 
भानुजगुरुभृगुपुत्रा दशसस्थानोपगा नरं कुय: ॥ ४८॥ 
एवं त्र्यादिषु वाच्यं जन्मनि पुंसां फलं हि कर्मोत्थम्‌ । 
आदिग्रहसंयोगेऽत्र विशेषस्तमपि वक्ष्ये ॥ ४९ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि मे गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक--विद्वानु, 
धर्मात्मा, दयाळू व सत्यवक्ता होता है । इस प्रकार जन्म के समय मनुष्यों के दशम- 
राशिस्थ एक, दो, तीन ग्रहों का फल कहना चाहिए । इन तीनादि ग्रहों के संयोग से 
अर्थात्‌ चार ग्रहों के योगों से जो विशेष फल होता है उसे भी मैं कहता हूँ ॥॥४८-४ दै।। 
चन्द्रमा से दशस में सूर्य भोम-ब्‌ ध गुरु योग का फल 
रविभोमब्रुधसुरेड्या दरामस्थानोपगा नर कुय्‌ः। 
शरं विक्षतगात्रं दातार' सर्वेकर्म रतमु ॥ ५० ॥ 


१ वनधर्म | २ हो० र० अ० २४० पृ० । 


श्रयस्त्रिदा अध्याय २६९. 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-बुध-गुरु हों तो जातक--वीर,, 
भग्नदेही, दानी व समस्त कार्यों में लीन होता है ॥ ५० ॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-भोम-ब॒ध-श्‌ क़ योग का फल 
वक्रार्कशुक्रसोम्याश्चन्द्रादृरामं समाश्रिताः  प्रसचे । 
कुय्‌निर्माल्यकराल्लेख्यकरांश्चापि चित्रकर्मकरान्‌ ॥ ५१॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सुयं-भौम-बुध-शुक्र हों तो जातक--- 
माली का काम करने वाला, लेखक व चित्र ( शिल्प ) कार होता है ॥५१॥ 
चन्द्रमा से दशम में सूर्य-मोम-ब॒ध-शनि योग का फल 
रविकुजबधभानुसुता दशमस्थानस्थिताः प्रप्तवकाले । 
उत्पादयन्ति पुरुषं धनवाहनवारणोपेतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-भौम-बुध-शनि हों तो जातक--धन- 
सवारी व हाथी से युक्त होता है॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमा से दशम सें सुये-ब्‌ ध-युद-श क्र योग का फल 
रविजीदशुक्रसोम्या जनयन्ति ननःस्यिता नरान्सोम्यान्‌ । 
कुट्सितवृत्तीनामपि सुतान्वरान्करषंणोपेतान्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से ददाम राशि में सूर्य-त्रुध-गुरु-शुक्र हों तो जातक--मृद्रु 
खेती में श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त व घृणित जीविका वाला भी होता है ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रमा से दशस सें सूर्य-ब॒ध-गुरु-शनि योग का फल 
रविजोवसोम्यसोरा ददामस्थानस्थिताः कुयु:। 
रुषं सायानिपुणं क्रूर परबन्चनानुरतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-बुध-गुरु-शनि हों तो जातक-- चतुर- 
मायावी, कठोर व दूसरे को ठगने में अनुरक्त होता है ॥ ५४॥ 
चन्द्रमा से दशस सें सूर्य-ब्रुध-श क्न शनि योग का फल 
रविसितब॒धभानुसुताश्चन्द्राहरामस्थिता नरं कठिनम्‌ । 
उत्पादयन्ति सुभगं वाग्मिनमथ कर्षणानुरतसु ॥ ५५ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-बुध-शुक्रशनि हों तो जातक-- 
कठोर, सुन्दर भाग्यवान्‌, पण्डित व खेती में अनुरक्त होता है ॥ ५५॥ 
चन्द्रमा से दशम सें सुर्ये-गुरु-श_क्न-शनि योग का फल 
रविगुरुमागंबद्दानयो मेषुरणसंस्थिताः प्रसवकाले । 
उत्पादयन्ति मनुजं प्रवासशीळलं विविधचेष्टम्‌ ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में सूर्य-गुरु-शक्र-शनि हों तो जातक-- 
प्रवासी व अनेक इच्छाओं वाला होता है ॥ ५६ ॥ 





१ कुर्युर्मालाकारं लेख्यकारं चापि वास्तुकमं रतम्‌. 


३०० सारावली 


चन्द्रमा से दशम सें भोम-बुध-गुरु-श_क्र योग का फल 
भौससितबधसुरेड्या जन्मनि दशसक्षंगा नरं निपुणम्‌ । 
उत्पादयन्ति चतुरं शूरं सम्रेष्वधुष्य॑ च॥ ५७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भोम-बुध-गुरु-शुक्र हों तो जातक--चतुर, 
“कुशल, वीर तथा अजेय होता है ।। “७॥। 
चन्द्रमा से दशस सें भोम-बध-गुरु-शनि योग का फल 
भौमबुधसन्दग्रवो जन्मनि दरामस्थिता नरं मलिनम्‌ । 
जनयन्ति 'नरोद्यक्त संग्रामे रिपुविनाशकरमु ॥ ५८॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-त्रुध-गुरु-शनि हों तो जातक--दूपित, 
“सदा उद्योगी व युद्ध में शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रमा से दशम सं भोम-बुध श_क़-शनि योग का फल 
भोमब॒धशुक्रसोरा नभस्थले संश्रिताः प्रसवकाले । 
विद्याबहुलं शूरं जनयन्ति नरं विशालाङ्गम्‌ ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-बुध-शुक्र-शनि हों तो जातक 
अधिक विद्वान्‌, वीर व विशाल देहधारी होता है ।। ५६ ॥। 
चन्द्रमा से दशस में भौम-गुरु-शुक्र-शनि योग का फल 
भौमगरुशुक्रमन्दाश्चनद्रान्मेष्‌ रक्षया" प्रसचे । 
जनयन्ति नरं धीरं कुठुम्वयुक्त *धनोपेतम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में भौम-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक-- 
'धैर्यवान्‌, कुटुम्बी व धनवान्‌ होता है ॥ ६०॥ 
चन्द्रमा से दशस से ब॒ध-गुरु-शुक्र-श नि योग का फल 
ब॒धगुरुभार्गवशनयो जन्मनि दशमस्थिताः कुयु: । 
पुरषं रान्तसनस्कं सुमेधसं लोकदयितं च॥ ६१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम राशि में वुध-गुरु-शुक्र-शनि हों तो जातक- शान्त 
भन का, सुन्दर बुद्धिमानु व संसार का प्रेमी होता है ॥ ६१॥। 
चन्द्रमा से दरामस्थ सौम्यग्रहों से दुष्ट पापग्रहों का फल 
पापेनभःस्थळस्थेः सोम्यग्रहवीक्षितः ध्रजायन्ते । 
वेद्यपुरोहितगणकाश्चण्डाः3 परवःचनानुरताः ॥ ६२ ॥ 
एते समस्तयोगाः सोम्यग्रहवीक्षिताः प्रशस्यन्ते । 
पापप्रहद्ृष्टियुताः प्रायेण न भद्रकाः प्रोक्ताः ॥ ६३ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशमस्थ पापग्रह, शुभग्रहो से दृष्ट हों तो जातक--- 
वैद्य, पुरोहित, ज्योतिषी व दूसरे को ठगने में अनुरक्त होता है। ये पूर्वोक्त समस्त योग 
शुभग्रहों से दृष्ट होने पर पूर्णफल प्रदान करते हैं व पापग्रहों से दृष्ट होने पर प्रायः कल्याणप्रद 
नहीं होते हैं ॥| ६२-६३ ॥ 


१ सदोद्युक्तं । २ जनोपेतमु। ३ चन्द्रात्‌ । 











व आँ ७ | EF शक ॥ | ति 


त्र्पास्त्ररा अध्याय ३०१ : 


लग्न वा चन्द्रमा से शुभप्रद-हानिप्रद पापग्रहों का फल 
पापास्तृतीयषष्ठा होरेन्दुस्थानतो नृणामिष्टा: । 
नेष्टा निधनान्त्यगता लग्नोपगता विशेषेण॥ ६४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा वा लग्न से तृतीय व षष्ठभाव में पापग्रह हों तो जातक को 
शुभ फल देते हैं । यदि अष्टम द्वादश में पापग्रह हों तो अशुभ फलदायक होते हं । लग्नस्थ 
पापग्रह होने पर विशेष अशुभ फल प्रदान करते हैं ॥ ६४ !। 
लग्न व चन्द्रमा में बलवान्‌ से दशमभाव का फल 
"होराशशिनोबंलवान्यस्तस्मात्कर्ममेन वा कथयेत्‌ । 
यो वलयुक्तो -बगंस्तदधिपतेर्वा55दिशेद्दृत्तिम्‌ ॥ ६५ ॥। 
कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा में से जो वली हो उसके दशम भाव से वा दशमेश 
से जातक की जीविका का निर्णय करना चाहिए । अथवा लग्न व चन्द्रमा में से 
जिसका बलवान्‌ वर्ग हो उससे वा दशमेश से जीविका का निर्णय करके फलादेश 
करना चाहिए॥ ६५ ॥ 
दरास में मेषरारि का वर्ग होने का फल 
आरासपुन्न ( बद्धि )सेवाक्ृषिरसबणिगकटूतकार्येण । 
जीवन्ति नरा नित्यं मेषगणे दशमराशिस्थे॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मेष राशि का वर्ग हो तो जातक-वगीचा-पुत्रः 
( बुद्धि )-नौकरी-खेती-रस-( विक्रय ) व्यापार-आसव-वा दूतकार्य से जीविका ( भरण-- 
पोषण ) करने वाला होता है ॥ ६६ ॥ 
दशस में दषराशि का वर्ग होने का फल 
वृषभगणे दशमस्थे राकटचतुष्पदविहङ्कसृगजीवी । 
धान्यादिसङ्ग्रहेण च जाङ्गलदेशो फळं प्रायः ॥ ६७:। 
यदि कुण्डली में दशमभाव में वृषराशि का वर्ग हो तो ज।'तक--गाड़ी-पशु-पक्षी- 
हिरन व अन्न संग्रह से आजीविका करने वाला होता है, तथा जङ्गली देशों में प्रायः यह 
जीविका फळप्रद होती है ॥ ६७ ॥ 
दरासस्थ मिथून राशि का वग होने का फल 
जलवणिज:3 सुसमृद्धया मुक्ताराद्धुप्रवालभाग्डश्च । 
लिपिर्गाणतळेख्यजीवी नमिथुनव्ग दरमसंस्थे॥ ६८॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मिथुन राशि का वर्ग हो तो जातक--जळ व्यव- 
साय से, धन से अर्थात्‌ ( व्याज से ), मोती-शद्क-मूंगा-वतंन के व्यापार से, लिपि- 
गणित (गणना ) व लेखक वृत्ति से जीविका ( धनोपार्जन ) करने वाला: 
होता है ॥ ६८ ॥ 


१, हो० र० ७ अ० २४८ पु०। २. भाव। ३. आदि। 


३०२ सारावलो 


दशसस्थ कक राशि के वर्ग का फल 
शस्त्राग्नियोनिपोषणमुक्तासंख्योपजीवनं* घेन । 
२आखेटकवृत््या वा काकणि दर्गे च॒दरामस्ये ॥ ६६ ॥ 


यदि कुण्डली में दशमभाव में कर्क राशि वा कर्के राशि का वर्ग हो तो जातक--- 
शस्त्र-अग्नि-योनिपोषण-( चकला घर )-मोती-गणित वृत्ति से वा शिकार फी वृत्ति से 
जीनेवाला होता है 1६६ ॥ 
. दशमस्थ सिह राशि के बर्ग का फल 
उसन्चाहका मणीनां पाषाणस्वर्णरूप्यकूदांश्च* । 
फर्षणनिरता लेपे गोजीना धान्यवाणिजकाः ॥ ७० ॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में सिंह राशि का वग हो तो जातक--मणियों के 
जड़ने ( गूंथने ) वाला, पत्थर-सुवणं-चाँदी के ढेरों से अर्थात्‌ इनके क्रयविक्रय से, 
खेती से, गाय-वैलो से, अन्न के व्यापार से जीविका ( धनोपाजंन ) करता है ॥ ७० ॥ 
दशमस्थ कन्या राशि व वर्ग का फल 
राकटिका मणिकारा हैरण्या गन्धविक्रये निपुणाः । 
गान्धर्वशिल्पलेख्यंः कन्याव्गे सदा विभवाः ॥ ७१॥ 


यदि कुण्डली में दशम में कन्या राशि वा कन्या का वर्ग हो तो जातक--गाड़ी 
बनानेवाला, जोहरी, सुनार, इत्र के वेचने में निपुण, गान-चित्रकारी व लेखक की वृत्ति 
से सदा ऐश्वर्यवान्‌ होता है॥ ७१॥ 
दशमस्थ तुलाराशि व वर्ग का फल 
"प्रायोज्यानुपदेशाद्धि रण्यपरिवर्तनाचच ' मित्राय । 
जायन्ते च मनुष्या नानाव्यवहारभागिनः सततम्‌ ॥ ७२॥ 
वाणिज्यविपणिजीवाः गोजीचा “महिषजीवाइच । 
नानापण्यसमृद्धाः  सलिलोऱूवपण्यवृत्तमः ख्याताः ॥ ७३॥ 
धनघान्यमुलवणिजः १फुलसुलक्कुषीबळाइचंव । 
जायन्ते धटवरगे दशमस्यानस्थिति कलावृत्ताः ॥ ७४ ॥ 


यदि कुण्डली में दशम भाव में तुला राशि वा तुला का वर्ग हो तो जातक-- 
ग्रयोजक के बिना आदेश से, मित्र के लिये सुवर्ण परिवर्तेन से व निरन्तर अनेक व्यवहारों 
“से, व्यापार-टूकान-गाय-भँसादि से अनेक व्यापारों से सम्पन्न तथा जल से उत्पन्न 
वस्तुओं का विख्यात व्यापारी, धन-अन्न-मूल ( कन्दमूलादि ) के व्यापार से, फल- 
मूल-खेती से तथा कलाओं के आचरण से जीवन यापन करता है '। ७२-७४ ॥ 





-१ शल्यो । २ आहिण्ड। ३ संव्युहृकाः । ४ कुल्यानामु । स्वर्णेकूटकल्पानां । 
'५ दुप। ६ मित्राच्च। ७विपण। ८ भिषज। ८ कृपिबलाच्चेव। 


Sahin, £ क ०) दु क {iT 


sR. 


प्रयस्त्रिश अध्याय ३०३ 


दशमस्थ वृश्चिक राशि व वर्ग का फल 
स्त्रीसम्पर्कजविभवा जायन्ते  'कर्षणानुनिरताश्न । 
नित्योद्य क्ताश्वोराः  पृथिवीपतिसेवकाः पापा: ॥ ७५ ॥ 
देहचिकित्सानिरता लोहकरा जीविनो5लिसंज्ञक्षे । 
वर्ग नभस्तलगते धान्यानां चोपजीविनो नित्यम्‌ ॥ ७६॥ 
यदि कुण्डली में दशम में वृश्चिक राशि वा वृश्चिक का वर्गाधिक्य हो तो जातक-- 
स्त्री सम्पर्क से ऐश्वर्यवानु, खेती मैं अनुरक्त, प्रतिदिन कार्यों में उद्यत, चोर, राजा का 
नौकर, पापी, वैद्य, लोहार तथा नित्य अन्न की जीविका अर्थात्‌ अन्न के व्यापार से 
जीने वाला होता हे ।। ७५-७६ ॥ 
दशमस्थ धनु राशि व वर्ग का फल 
नपसचिवदुर्गपाळनगोजीवनवाजिकाष्ठराकुनंश्र् । 
यन्त्रोपस्करगणितर्जीवन्ति नराश्चिकित्सया धनुषः ॥ ७७॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में धनु राशि वा धनु राशि का वर्गाधिक्य हो तो जातक-- 
राजा का मन्त्री, किले का रक्षक, गाय वैलादि सेवा से, घोड़ा-काठ (लकडी ) से 
प्क्षी-यन्त्र-वस्त्र-गणित व चिकित्सा कार्यं से जीविका करने वाला होता है॥ ७७॥। 
दशसस्थ मकर राशि व वर्ग का फल 
दशमे कुरङ्कवगं जळपण्यधनो भवेन्महाविभवः । 
२खट्‌वारामारोपणरसायनेवतंते जातः ॥ ७८ ॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में मकर राशि वा मकर राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक--जल के व्यापार से धनी, शय्या-वगीचे में वृक्षारोपण व रसायन से बड़ा 
ऐइवर्यवान्‌ होता है ॥ ७८ ॥ ड़ 
दशमस्थ कुस्भराशि व वर्ग का फल 
शतरदहनप्रभेदेश्चौयेण3 च वतते खननवृत्त्या । 
दशमे घटधरवर्ग भारवहस्कन्धबाहुबळात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में दशमभाव में कुम्भ राशि वा कुम्भ राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक- शस्त्र जलाने के भेदों से, चोर कमें से, खोदने से, कन्धा व बाहुबल से भार- 
वाहक की वृत्ति से जीने वाला होता है ॥ ७९ ॥ 
दशसस्थ मीन राशि व वर्ग का फल 
शास्त्रात्सलिलाद्यो निप्रपोषणादश्ववि क्रया द्वाऽपि । 
वर्शे सीनभ्रभवे दशमस्थे जायते वृत्ति: ॥ ८०॥ 
यदि कुण्डली में दशम भाव में मीन राशि वा मीन राशि का वर्गाधिक्य हो तो 
जातक-शस्त्र से, जल से, चकलाघर से वा घोड़ों को विक्री से जीने वाला होता है ॥॥८०॥ 





१ रताः। २वामा। ३ शीोर्येण। 


३०४ सारावली 


लग्न व चन्द्रमा से दशनस्थ सूर्यादि ग्रहों का फल 
दिवसकराद्य : सस्थेः शशिहोराभ्यां भनवन्त्याढ्या: । 


पितृमातृशत्रु हितजनसहजस्त्री भुत्यवर्नेभ्य: ॥ ८१ ॥ 
होरागतंर्धनगत रायगृहस्थश्च चिन्तयेदर्थमु । 
बलसंय तेग्रंहेन्द्रेरनेकधा *दृष्टमाचायेः ॥ ८२॥ 


यदि कुण्डली में लग्न वा चन्द्रमा से दशम में सूर्य हो तो जातक--पिता से, चंद्रमा 
हो तो माता से, मङ्गल हो तो शब्‌ से, त्रुध हो तो मित्र से, गुरु हो तो भाई से, शुक्र 
हो तो स्त्री से, शनि हो तो नोकर से धन प्राप्त करता है । लग्न में स्थित ग्रह से, 
व लाभ में स्थित ग्रह से धन, यदि उक्त स्थानों में अधिक ग्रह हों तो बलवान्‌ ग्रह से धन 
का विचार करना चाहिए । इस प्रकार आचायों ने अनेक प्रकार से धनागम का विचार 
किया है ॥ ८१-८२ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--- 

“अर्थाप्तिः पितृपितृपत्निशत्रुमित्रश्रातृस्त्री भृतकजनाद्विवाकराद्यैः (१० अ० १ श्रो०), 
॥ ८५१-८२ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां कर्मचिन्ताध्यायस्त्रयस्त्रिशः ।] 


चतु ्रिशोऽप्यायः 


सूर्य से दुष्ट लग्न का फल 
रविद्ष्टे प्राग्ळग्ने विक्रान्तः स्रीछु रोषणः कूरः । 
पितृपक्षळब्धविभवो नरेन्द्रसेवी भवेज्जातः ।: १॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक--पराक्रमी, सियो पर क्रो 
करने वाला, ( सं० वि० वि० मातृका में 'विक्रान्तस्तीब्ररोषणः? यह पाठ प्राप्त होने से 
उग्र क्रोधी ) कठोर, पिता के पक्ष से अर्थात्‌ पिता से ऐश्‍वर्य प्राप्त करने वाला तथा 
राजा का सेवन कर्ता होता है ॥ १ ॥ 
वृ० यवनजातक में कहा है-तनुगृहे यदि सूर्यनिरीक्षते भ्रमति देशविदेशमसौ 
सदा । सुकृतभाग्यफलं सुकृतक्षयं गृहसुखःच्च करोति निपीडितमु (१ अ० पृ० सं० &) ॥१॥. 
चन्द्रमा से दुष्ट लग्म का फल 
ख्रीणां वदय: सुभगो दाक्षिण्यमहोदधिः प्रचुरकोषः । 
चन्द्रे क्षिते विळग्मे मर्द॑बजळपण्यवान्‌ भवति ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक--खियो के वश में, 
सौभाग्यवान्‌, चतुरता का समुद्र अर्थात्‌ परम चतुर, अधिक धनवान्‌, सरल स्वभाव कः 


जल का व्यापारी होता है ॥ २॥ 
rrr 
१ पृष्टमु । २ प्रदूपणख्यातः । 


Slat आर 2 <<ं 45 gigs" 8. 


| 





RS चर्तास्त्रश अध्याय ३०५ 


वृ० य० जा० में कहा है--तनुगुहे यदि चन्द्रनिरीक्षते विकलताश्व करोति नरस्य 
हि। तदनुमागंगते च जलं सदा सरलता सुकलाक्रयशोमित:” (१ अ० पृ० स० ६) ॥२॥ 
भौम से दृष्ट लग्न का फल | 
साहससङग्रामरुचिश्च ण्डस्फुर बान्वबोऽतिधमंरतः 
उदये कुजसन्दृष्टे भवति नरः स्थुलशोफश्च ॥ ३ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, मोम से इष्ट हो तो जातक--साहसो, युद्धप्रिय, उग्र, स्पष्ट 
बन्धुओं से युक्त, अधिक धर्मात्मा तथा वृहल्लिज्भधारी होटा है ॥ ३॥ 
वृ० यव० जा० में कहा है-- आद्यमावसदने कुजेक्षिते पित्तकोपग्रहणीरुजः सदा। 
“अङ्घ्िनेत्रविकलं करो नरं जीवितोऽपि तनयादिनाशनम्‌' ( १ अ० पृ० सं० & ) ॥३।। 
बुध से दृष्ट लग्न का फल 
बुघदृष्डे प्राग्लने शिल्पकलाविद्यया समभिपुर्ण: । 
भवति नरो *बिपुलमतिः कोतिकरो मानसंयुक्तः ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, बुघ से दष्ट हो तो जातक - चित्रकारी की विद्या से परि- 
पूणं, अधिक बुद्धिमान बा चतुर बुद्धिमान्‌, कीतिमान्‌ व सम्मान से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
बृ० यव० जा० में कहा है-तनुगृहे यदि चन्द्रमुतेक्षिते वणिजराजकुळे पुरुषोन्नतिः। 
स्वजनसौख्ययृतः प्रसवः स्त्रियस्तदनु जीवचिरायुकरो भवेत्‌' (१अ० पृ० सं० १०) ॥४॥ 
गुरु से दृष्ट लग्न का फल 
इज्याब्रतनियमपरा नृपपुज्थाः ख्पातकोतंयो मनुजाः । 
लग्ने सुरगुरुदृष्टे सज्जनगुर्वतिथिसंयुक्ता: ॥ ५ ।। 
यदि जन्म के समय लग्न, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--यज्ञ व व्रत के नियमों में 
तत्पर, राजा से पूजित, प्रसिद्ध, कीतिमानु सज्जन, गुरू व अतिथियों से युक्त 
होता है ॥ ५॥। 
वृ० यव० जा० में कहा है- तनुगृहे यदि देवपुरोहिते गृहसुखं प्रचुरं खलु भाग्यवान । 
सकलवित्तगृहे ग्रहसंबले व्ययकरश्च चिरायुयुतो मवेत्‌ ( १ अ० पृ० सं० १० )॥ ५॥ 
शुक्र से दुष्ट लग्न का फल 
वेश्यास्त्रीजनबहुलास्तरुणा:: सम्पन्नभोगचनसोख्याः । 
शुक्रेक्षिति विलग्ने भवन्ति मनुजाः सुरूपाइच ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक- युवा अवस्था से युक्त, 
अधिक वेश्या स्त्री वाला, भोग-धन-सुख से समृद्ध व स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ६ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है--'सम्पणंदृष्टियंदि जन्मलग्ने शुक्रो यदा स्यात्तनुरुत्तमा च। 
नानाथंसंमोगकलत्रसौख्यं सौन्दयंरूपं खलु माग्ययुक्तः' ( १ अ० पृ० सं० १० ) ॥६॥ 
शनि से दृष्ट लग्न का फल 
भाराध्वरोगतप्ता: क्रुद्धा वृद्धस्त्रिया युता विसुखाः । 
मन्देक्षिति विलग्ने सलिना मर्खाश्च जायन्ते ॥ ७ ॥ 


१. निपुणमतिः । २. सुमगाः । 


३०६ सारावली 


यदि जन्म के समय लग्न, शनि से हृष्ट हो तो जातक--वजन से व मागे रोग 
( मिर्गी इत्यादि ) से पीडित, क्रोधी, बूढ़ी स्त्री से युक्त या रहित, दूषित व मुखे 
होता है ॥ ७॥ | 
बृ० य० जा० में कहा है-- तनुगृहे यदि मन्दनिरीक्षते तनुसुखं न करोति नरः 
सदा । अनिलपीडितवातरुजो भवेन्न च गुणाधिक आलयकृद्‌ भवेत्‌' ( १ अ० ५० सं० 
१०)॥७॥ 
लग्नस्थ अपनी राशि को देखने का व पाप शुभ दृष्ट लग्न फल 
१पश्यन्प्रहः स्वळग्नं सव॑ विदधाति सौख्यमर्थ च । 
प्रायो नुर्पाप्रयत्ठं पापः पापं शुभं च शुभ: ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय कोई भी ग्रह लग्नस्थ अपनी राशि को देखता हो तो जातक--- 
समस्त सुख को प्राप्त करने वाला व घनी, प्रायः राजा का प्रिय पात्र होता है । यदि 
लग्न शुभग्रह से दृष्ट हो तो शुभफल, पापग्रह से दृष्ट हो तो अशुमफल प्राक्त होता है ॥८॥ 
किसी भी ग्रह से अदुष्टलग्न का फल 
एकेनापि न दुष्टं समस्तगुणर्वाजतं लग्नम्‌ । 
स्वगुहस्वभावसहितं जनयति खलु केबलं नित्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न, एक मी ग्रह से हृष्ट न हो तो जातक--समस्त गुणों में 
हीन तथा लग्नस्थ राशि तुल्य स्वमाव का नित्य होता है ॥ ९ ॥ 
दो आदि ग्रह से व एक शुभग्रह दृष्ट लग्न का फल 
दयादिग्रहसन्दुष्टं ध्रायेण *सुखाथंदं भवति लग्नम्‌ । 
एकेनापि शुभेन च न तु पापैरिष्यते सद्धिः॥ १० ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न दो तीन चार आदि ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को प्राय- 
कर सुख व धन को देने वाला होता है । यदि एक भी शमग्रह से दृष्ट हो तो पूर्वोबत 
फल होता है, पापग्रहों से दृष्ट लग्न शुमप्रद नहीं होता है ॥ १० ॥ 
समस्त ग्रहों से दृष्ट लग्न का फल 
सेघेंगंगनभ्रमणेदृष्टे लग्ने भवेन्महोपाल: । 
बलिभिः समस्तसोख्यो विगतभयो दोर्घजीवी च ॥ ११ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न बलवानु समस्त ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक--राजा, 
समस्त सुखों से युत, निर्भीक तथा दोर्घायु होता हे ॥ ११ !। 
बृ ० य० जा० में कहा है--विलोकिते सवंखगेविळग्ने लोलाविलासै: सहितो बली- 
यानु । कुले नृपालो विपुलायुरेवामयेन युक्तोऽरिकुलस्य हन्ता'(१अ०पृ०सं० ११) ॥ ११॥ 
लग्नस्थ तीन शुभ ग्रह व पाप ग्रहों का फल 
लग्ने त्रयो विगतशोकबिवद्धितानां 
कुर्वन्ति जन्म शुभदाः पृथिबीपतीनाम्‌ । 


१. हो० र० ७ अ० ८६ पृ७ । २. सुखावहं । 


चतुस्त्रिश अध्याय ३०७ 


'पापास्तु रोगभयशोकपरिप्लुतानां 
बद्दाशिनां सकललोकतिरस्कृतानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न मे तीन शुमग्रह हों तो जातक --शोक से रहित व वृद्धि 
प्‌ उन्नति ) कर्ती ( सं० वि० वि० कौ मातृका में 'गदशोकविर्वाजतानां' यह पाठान्तर 
ऱ्हौने से रोग व शोक से हीन ) राजा होता है । 
यदि लग्न में तीन पापग्रह हों ततो जातक--रोगी, डरपोक, शोक से युत, अधिक 
श्वानेवाला तथा समरत संसार से तिरम्कृत (अपमानित) होता है ॥ १२॥। 
वृ० य० जा० में कहा है-सौम्यास्त्रयो लग्नगता यदि स्युः कुवन्ति जातं नृपति 
'विनीतम्‌ । पापास्त्रयो दुःखदरिद्रशोकर्यतं नितान्तं बहुमक्षकः्च' (१अ० पृ० सं ११) 
३ १२॥ 
लग्न से ६, ७, < में पापग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त, शुभ ग्रहों का फल 
लग्नात्षष्ठमदाष्टमे यदि शुभाः पापेनं युक्तेक्षिता: 
मन्त्री दण्डपति: क्षितेरधिपतिः स्त्रीणां बहूनां पतिः । 
दीर्धायुगदर्वाजतो गतभयो लग्नाधियोगे भवेत्‌ 
सच्छीलो यवनाधिराजकथितो जातः पुमान्सौर्यभाक्‌ ।। १३॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न से पष्ठ-सक्षस-अष्टम में पापग्रहों से अहृष्ट व अयुक्त, 
शुभग्रह हों तो जातक सचिव, न्यायाधीश, राजा, अधिक स्त्रियों का स्वामी, 


दीर्घायु, निरोग, निमंय, सुशील व सुखी इस लग्नाधियोग में होता है, ऐसा यवन राजा 
का कथन है ॥। १३ ॥ 


वृ० य० जा० में कहा है-लग्नाद्चनषडष्टेेऽपि च शुभाः पापैनं युक्तेक्षिता:, मंत्री 
दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्त्रीणां बहुनां पत: । दीर्घायुगंदर्वाजतो गतमयः सौन्दर्यं ्ौरूया- 
न्वितः, सच्छीलो यवनेश्वरेनिगदितो मत्यंः प्रसन्नः सदा’ (१अ० १० सं० १२) ॥१३॥ 
लग्नस्थ ग्रह के फळ में न्युनाधिक कथन 
स्वगृहोच्चसौम्यवर्गे ग्रह: फलं पुष्टमेव विदधाति । 
नीचक्षंरिपुगुहस्थो विगतफलः कीतितो मुनिभिः ॥ १४ ॥। 
यदि जन्म के समय लग्न में कोई मी ग्रह अपनी राशि में वा उच्च राशि में वा 
शुभग्रह के वर्ग में स्थित हो तो जातक को अधिक फल देता है। यदि लगनस्थ ग्रह 
नीच राशि में वा शत्रु की राशि में होतो जातक को शुभाशुमफल प्राप्त नहीं होता 
है । ऐसा ऋषियों का कथन हे ॥ १४॥। 
॥ इति ळग्नचिन्ता ॥ 
आगे के ६ पद्यों में धनमाव का विचार किया जाता है । 
धनभाव में सूर्य-शनि-भोस का फल 
१रविरबिजभूमितनयाः कुटुम्बर्संस्था बिलोकनाद्वाऽपि । 
कुर्सन्ति धनबिनाइं क्षोणेन्दुनिरीक्षता विशेषेण ॥ १५॥ 
१. हो० र० ७ अ० १०४ पृ० । 


३०८ सारावलो 


यदि जन्म के समय घनमाव में सुयं-शनि-मौम हों या इन तीनों में से एक या दो 
ग्रहों से, धनमाव दृष्ट हो तो जातक के धन का नाशये तीनों ग्र ह करते हैं। एवं 
क्षीणचन्द्रमा से धनभाव दृष्ट हो तो विशेष करके धन का नाश होता है ॥१५॥। 
यू ० यव० जा० में कहा है--'भानुभूतनयमभानुतनूजैश्चेद्धनस्प भवनं युतदृष्टम्‌ ! 
जायते हि मनुजो धनहीनः कि पुन: क्कशशशी क्षितयुक्तम्‌' (२अ० पृ०सं० २६) ॥१५॥ 
रविभौमो घनसंस्यो त्वग्दोषदरिद्रताकरौ कथितौ । 
मन्दः कुरुते शुद्धो महाथंयुक्तं बुधेक्षितस्तत्र ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय सूर्य व मोम धनमाव में स्थित हों तो जातक--चमंरोगी द 
दरिद्री होता है यदि धन मावस्थ शनि, बुध से दष्ट हो तो जातक महाधनी होता है।॥ १६।। 
इसके कुछ विपरीत बृ० य० जा० में कहा है-'धनालयस्थो किल मङ्गलेन्दू 
इन्द्वीक्षितो मन्दविलोकितश्च । शनिर्धनस्थानगतःकरोति घनामिर्वाद्ध हिं बुधेन दृष्टः” 
( २ अ० पृ० सं० )॥ १६॥ 
विशेष सं० वि० वि० की मातृका में--“मौमेन्दूधनसंस्थी' यह पाठान्तर यवन 
जातक के तुल्य प्राक्त होता है ॥ १६॥ 
रविरपि 'निधनं जनयति यमेक्षितः इास्यतेऽन्यदृष्टश्च । 
सौम्याः कुटुम्वराशो बहुप्रकारं घनं दद्य॒ः॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में धनमाव में सूयं, शनि वा अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो जातक - विधन 
अर्थात्‌ विशेष घनवानु होता है क्योंकि ग्रन्यान्तर में विशेष धनी का योग प्राप्त होता 
है, विशेषेण धनमिति विधनम्‌?। धनभाव में शुभग्रह होने पर बहुत प्रकार से धन 
प्रदान करते हैं ।। १७ ॥। 
बृ० यव० जा० में कहा है-- धने दिनेशेऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन च वीक्षितो 
वा । शुमामिधाना: धनमावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुर्य:' 
( २ अ० पृ० सं» २६) ॥ १७ |! 
धनभाव में बुध से दृष्ट गुरु का फल 
बुधदृष्टस्त्रिदशगुरुः कुटुम्बराशौ च निस्वतां कुरुते। 
सोमतनयोऽपि शशिना निरीक्षितो हन्ति सबधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म के समय में धनमाव में गुरु, बुध से दृष्ट हो तो जातक निर्धन व बुध, 
चन्द्र से हृष्ट हो तो जातक के समस्त धन का नाश होता है ॥ १८ 
इसके विपरीत वृ० यव० जातक में कहा है - 'गीर्वाणबन्द्यो द्रविणोपयातः सौम्ये- 
क्षितः स्याद्रविणं करोति’ ( २० अ० पृ० सं २६ ) ॥ १८॥ 
चन्द्रोऽपि धनस्थाने क्षीणोऽपि बुधेक्षितःसदा कुरुते । 
पूर्वा जितार्थनाशं निरोघमपि चान्यवित्तस्य ।। १९ ॥ 
यदि जन्म के समय में धनमाव में क्षीण चन्द्रमा भी, बुघ से दृष्ट हो तो पहिले 
प्राप्त किये हुए धन का नाश तथा अन्य धन की अप्राप्ति होती है अर्थात्‌ भविष्य में 
धनागम नहीं होता है ॥ १९॥ 


१. विविध । 


चतुस्त्रिश अव्याय ३०९ 


वृ० य° जा० में कहा-- धनस्थितो ज्ञेन विलोकितइच कृशः शशाङ्गोऽपि धनादि- 
कानाम्‌ । पूर्वाजितानां कुरुते विनाशं नवोनवित्तप्रतिबन्धनच्च' (३अ० पृ० सं २७)॥१९॥ 
धनभाव सें शुक्र का फल 
शुक्र: कुटुम्बभवने चन्द्रेण निरोक्षितः प्रधनदाता । 
सौम्यप्रहेण दुष्टो स एव धनदः सदा ज्ञेयः ॥२०॥ 
यदि जन्म के समय धनमाव में शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक अधिक धनी 
यदि शुक्र, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को धन देने वाला होता है ॥२०॥ 
बृ० य° ज० में कहा है -'वित्तस्थितो देत्यगुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन दृष्ट: । 
स एव सौम्यग्रहयृक्तहृः प्रकृश्वित्ताप्तिकरों नराणामू ३ अ० पृ० सं० २७) ॥२०॥ 
॥ इति धनचिन्ता ॥ 
आगे के ४ पद्यो में तृतीय माव का विचार किया जाता है। 
तृतीय भाव में पापग्रह राशि व पाप ग्रहों का फल 
पापभवनं तृतीयं समस्तपापेयुंतं सहजहन्तू ' । 
विपरीतमितः श्रेष्ठ: संख्यां तेषां प्रवक्ष्यामि ॥२१॥। 
यदि कुण्डली में तृतीय माव में पाप ग्रहों की राशि व समस्त पाप ग्रह हों तो 
जातक के माइयों का विनाश होता है । इसके विपरीत अर्थात्‌ शुम ग्रह की राशि व 
शुम ग्रह हों तो भाइयों का सुख उत्तम होता है। आगे के इलोक में में भाइयों को 
सख्या को कहता हूँ ॥ २१॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--'पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं प्रविलोकि- 
तश्च । मवेदमावः सहजोपलब्धेस्तद्‌ वैपरीत्येन तदापि रेवम्‌' {३ अ० पृ० सं० ३७)॥२१॥ 
त्रातृ संख्या का ज्ञान 
यावन्तो नवभागा यदागताः सहजराशौ तु। 
तत्संस्था कुर्वन्ति च दृष्टास्त्वन्यस्तया बहनः॥२२॥ 
तृतीय भाव में जितनी संख्या का नवांश हो तो उतने ही भाइयों की प्राप्ति जातक 
को होती है, तथा जितने ग्रहों से ६९ तृतोय भाव हो उतने अधिक माई होते हैं 1२२॥ 
वृ० यव० जा० में कहा है--'नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिक्षोणिसुता- 
जुष्टाः । तावन्मिताः स्युः सहजा भगिन्यश्चान्येक्षिता वे परिकल्यनीया': 
(३ अ० पृ० सं०) ॥२२॥ 
तृतीय भाव में शनि व शुक्र का फल 
तत्र स्थितो रविसुतः कुजेन दृष्टो विनाशयति जातान्‌ । 
शुक्रो गुरुसंदृटः पुष्णाति सदेव दायादान्‌ ॥२३॥ . 
यदि तृतीय भाव में रानि, भोम से दृष्ट हो तो जातक के उत्पन्न हुए भाइयों का 
विनाश होता है। यदि तृतीय भाव में शुक्र, गुरुसे दृष्टहोतो भाइयों की पुष्टि 
होती है ॥२३॥ 
वु० यव० जा० में कहा है-'कुजेन दृष्टे रविजे तनूजा नश्यन्ति जाताः सहजा 
हिं तस्य’ (३ अ० पृ० सं ३८) ।।२३॥। 


१. सहजहन्ता । 


३१० सारावली 


ततीयभाव में बुध का फल 
सौम्यो ' भास्करवृष्ट: सुहृदां परिसंक्षयं सदा कुर्ते । 
भावाध्याये कथितं शोषं परिकल्पयेदत्र ॥२४॥ 
यदि तृतीय माव में बुध, वा भौम सूय से दृष्ट हो तो जातक के मित्रों का नाशः 
होता है । शेष अर्थात्‌ अवशिष्ट फल भावाष्याय (३० अ०) में कथित है, उसको कल्पनाः 
यहाँ करना चाहिये ॥२४॥ 
विश्ेष-यह २४ वाँ इलोक चतुर्थं भाव का प्रतीत होता है क्योंकि मित्रों काः 
विचार प्रायः चतुथं भाव से होता है तथा इससे आगे पंचम भाव का फल वर्णित है ॥२४॥: 
॥ इति सहजचिन्ता ॥ 
सन्तान प्राप्ति व अप्राप्ति का ज्ञान 
२सुतभवनं 3 शुभयुक्तं शुभदृष्टं वा शुभक्षेमिह येषाम्‌ । 
तेषां प्रसवः पुंसां भवत्यवश्यं न विपरीते॥२५॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम माव में शुभ ग्रह हो वा शुम ग्रह से इष्ट हो वा शुम ग्रह ' 
की राणि हो तो जातक को सन्तान प्राप्ति अवश्य होती है, इससे विपरीत दशा में 
प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ पञ्चम भाव में पाप ग्रह हों वा पाप ग्रह से दृष्ट वा पाप ग्रहः 
की राशि हो तो सन्तान की अप्राप्ति होती है ॥ ९५:। 
वृ० यव० जातक में कहा है-'सुतामिघानं भवनं शुभानां योगेन दृश्या सहित 
विलोक्यम्‌ । सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपय॑पत्वेन विपयेयच्च' 
(५ अ० पृ० सं० ६०) ॥ २५ 
पंचम भावस्थ शुभ राशि में गुरु के षड्वगं का फल 
एकतमे गुरुवर्ग ४शुभराशाचौरसो भवेत्पुत्रः । 
लगनाच्चन्द्रादयचा बळ्योगाह्वीक्षितेऽपि वा सौम्यः ॥२६॥ 
यदि कुण्डली में रग्न वा चन्द्रमा से पश्चम मावस्थ शुम ग्रह की राशि में एक. 
ही गुरु वर्ग प्राप्त हो वा बलो शुभ ग्रह हो वा बली शुभ ग्रह से दृष्ट पश्चमस्थ शुभ: 
राशि हो तो जातक को अपनी स्त्री में स्वयं के गर्माधान से पुत्र होता है ॥२६॥ 
सन्तान संख्या ज्ञान 
संख्या नवांझतुल्या सौम्यांशे तावती सदा दुष्टा । 
शुभदुष्टे तदृद्विगुणा क्लिष्टा पापांशकेऽथवा दुष्टे ॥२७॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम माव में शुभ ग्रह का नवांश हो तो जातक को नवांशः 
संख्या तुल्य सन्तान की प्राप्ति होती है। यदि शुम ग्रह से दृष्ट हो तो दुगुनी संख्या 
तुल्य सन्तानोत्पत्ति होती है । यदि पाप ग्रह के नवांश में पश्चमस्थ राशि शुभ ग्रह से 
इश हो तो कठिनता से सन्तान होती है ॥२७॥ 


१. अङ्गारक। २. हो० र० ७ अ० १३५ पृ०। ३. सुतमवनमथ शुमयुत ४ 
४. शुमराशो सोरसो मवेत्पुरुषः, चौरसो भवेत्पुत्रः । 


चतुस्त्रिश अध्याय ३१३ 


2० पवनजातक में कहा है--“नवाँगसङ्ख्याप्ययवाद्संझ्ख्या 
द्विगुणा च संख्या । किलिष्टा च पापग्रहदृष्टियोगान्मिश्रे च मिश्रग्रहदृष्टिरत्र' ग 30" 
( ५ अ. पृ. सं, ६० )॥ २७।। 
हे क्षेत्रज पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
सारक्ष सोरगणो बुधवृष्टो *गुरकुजाकंदुग्धीन: । 
नजयुन्न जनयति बोधोऽपि गणो रविजदृष्ट: ॥;२८ ।| 
यदि कुण्डली में पश्चममाव में शनि की रा शि हो या शनि का वर्ग हो तथा बुध 
से इष्ट हो व. गुरुमोम-सुय से अदृष्ट हो तो क्षेत्रज पुत्र जातक को होता है । यदि 
चुष की राशि वा बुध का वगं शनि से दृष्ट हो तो जातक को क्षेत्रज ( स्वस्त्री में 
अन्य से उत्पन्न ) पुत्र होता है ॥ २८ ॥ 
., व. य. जा. में इसके कुछ विपरीत कहा है--'झानेगणे सद्मनि पुत्रमावे वुघेक्षिते 
वे रविभूमिजाम्याम्‌ । पुत्रो भवेतक्षेत्रमवोऽय वोधे गणेऽपि गेहे रविजेन इष्टे ( ५ अ. 
प. स. ६३) ॥ २८॥ 
यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्षेत्रज पुत्र किसे कहते हैं । उत्तर 
यस्तल्पजः प्रमोतस्य क्लोबस्म व्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्र: क्षेत्रजः स्मृतः ॥ (मनुस्मृ-& अ० १६७ इलो० )॥२८॥ 
विशेष - ग्रन्थ में गुरु-मौम-सूयं से अदृष्ट होने पर योग का कथन है तथा यवन 
जातक में सूर्य या भौम की दृष्टि होने पर योग का वर्णन है ।' 
दत्तक व क्रोत पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
मान्दं *सुतक्ष मिन्दुनिरोक्षिते यदि शनेश्‍चरेण युतम्‌ । 
- बत्तकपुत्रोत्पत्तिः क्रीतशच बुधस्य चेवं स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चममाव में शनि की राणि शनि से युत ब चन्द्रमा से दष्ट हो 
तो जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है । 
यदि बुध की राशि सुतमाव में बुध से युत व चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक को 
क्रीत ( धन देकर ग्रहण करना ) पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ २९ ॥ 
वृ० य० जा० में कहा दै--'मन्दस्य राशि: सुतमावसंस्थो मन्देन युक्तः यशिने- 
क्षितइच । दत्तात्मजासिः शशिवद्वुघेऽपि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः अ० १० सं० 
६२ इलो० १२॥ २६॥ 
विद्येष--दत्तक व क्रीत पुत्र का लक्षण 
दत्तक माता पिता वा दद्यातां यमड्भः पुत्रमापदि । 
सदृ प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः (मनुस्मृ० ६ अ० १६८ दलो ०) 
क्रीत - क्रोणीयाद्चस्त्वपत्यर्थं मातापित्रो यंमन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोञ्सददशो$पिवा (म. स्मृ, अ. १७४ इलो.) 


१. सोम्यक्षे हो० र० र० ७ अ० १३४ पृ० । २. नगुरुमोम । ३. शुमक्षे । 


३१२ सारावली 


कुत्रिस पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
सप्तमभागे कौजे सोरयुते पञ्चमे सदा भवने । 
कुत्रिसपुत्रं _ चिन्दयाच्छेषग्रहदशंनाम्मुक्ते ॥ ३० ॥ 
` यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में 'भौम का सप्तमांश शनि से युत तथा अन्य ग्रहों से 
अष्ट हो तो जातक को कृत्रिम पुत्र प्राप्ति होती है ॥। ३० ॥ 
विशेष- कृत्रिम पुत्र का लक्षण 
सहृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
त्र पुत्रगुणै यक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः (म० स्म्‌० ६ अ० १६६ इलो ०) ॥३०॥। ` 
अधम पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
वर्गे पञ्चमराशो सौरे सूर्येण वाऽत्र संयुक्ते । 
लोहितदृष्टे “वाच्यो जातस्य *सुतोऽधमभ्रभवः ॥ ३१ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चममाव में शनि का वर्ग हो या सूयं, सुत भाव में भोम से दृष्ट 
हो तो जातक को अधम ( नीच ) पुत्र को प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥। 
गढ पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
चन्द्रे भौमांशगते घीस्थे मन्दावलोकिते भवति । 
गृढोत्पन्नः पुत्रः 3श्षषग्रहदशनाभावे ॥ ३२ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चमभाव में चन्द्रमा, भोम के नवांश में स्थित हो तथा शनि से 
दृष्ट व अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक को गूढ पुत्र को प्राप्ति होती है ॥ ३२ ॥ 
विशेष--गूढ पत्र का लक्षण 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ 
| ( म० स्मृ० ६ अ० १७० इलो० ) ॥ ३२ ॥ 


अपविद्ध पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान 
तस्मिन्नेव च सोमे शत्तिवगंस्थे निरीक्षिते रब्रिणा। 
पुरुषस्य भवति पुत्रोऽ्पावद्ध इति करुणमुनिवचनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि कुण्डली में प्चममाव में शनि के वग में मोम, सूयं से दृष्ट हो तो जातक 
को करुण मुनि के वाक्य से अपविद्ध पृत्र की प्राप्ति होतो है ॥ ३३ ॥ 
विशेष-अपविद्ध पुत्र का लक्षण 
माता पितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । 
यं पूत्र परिगृह्णोयादपविद्धः स॒ उच्यते ॥ | 
| ( म० स्मृ ० ६ अ० १७१ इलो० ) ॥ ३३ ॥ 
१. वा स्याज्जातस्य । २. हिँ बौजजः पुत्रः, यतोऽधमः पुत्रः, सुतोधमापृत्रः सुतोधन- 
प्रसवः । ३. दशंनायाते । 


चतुस्निश अध्याय 
पुनर्भ पुत्र योग ज्ञान 


दानिवगंस्थे चन्द्रे शनियुक्ते पञ्चमे सदा भवने । 
णुक्ररविभ्यां दृष्टे पुत्रः पोनभंबो भवति ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चममाव में शनि के दर्ग में चन्द्रमा,, शनि से युंत हो व शुक्र 


सर्य से दृष्ट हो तो जातक को पूनम (जिस स्त्री की 
पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ ३४॥ | MR यत 


विशेष -- पौनभंव पुत्र का लक्षण 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स॒ पौनभंव उच्यते ॥ 
( म० स्मृ० ६ द ० १७५ इलो० ) ॥ ३४ ॥ 
कानीन पुत्र योग ज्ञान 
चन्द्रो यदाकंसक्तः - कलत्रसंस्थस्तथेच पञ्चमे गेहे। | 
रविदृष्टोऽप्यय सहितः कानोनः संभवेतपुन्नः ॥ ३५ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, सूयं के साथ सप्तमभाव में हो वा पञ्चममावस्थ चन्द्रमा 
सूयं से दृष्ट या युत हो तो जातक को कुमारी से उत्पन्न पुत्र की प्राप्ति होती दै ॥३५॥ 
बिज्ञेष--निणंयसागर से प्रकाशित पुस्तक में यह श्‍लोक इस प्रकार है "चूडा 
यदाकंसत्वात्कलाइतस्यैव पञ्ममे गेहे । रविदृष्टेप्यय सहिते कानीनः संभवति पुत्र: 
अ्थ-यदि सूयं से पञ्चममाव में चन्द्रमा का ही चूड़ा अर्थात्‌ द्वादशांश हो या पञ्चम 
भाव सूये से दृष्ट या युक्त हो तो कानीन ( कुमारी कन्या में उत्पन्न ) पुत्र होता. है । 
यहाँ पर जो मूल में इलोक दिया है वह होरारत्न में सारावली के नाम से उद्धुत दै 
तथा अथं मी ठीक-ठोक समझ में आता है । निणंयसागर से प्रकाशित पुस्तक में जो 
इलोक है उसमें सूर्य से पञ्चम माव की स्थिति वश योग का वर्णन है किन्तु सूर्यं से 
ऊचम भाव की स्थितिवश योग पूणं उचितं नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कारक ग्रह 
तो गुरु है गुरु से पञ्चम माव की स्थिति वद्य योग का विचार होना उचित प्रतीत 
होता है । 
जातक परिजात में तो इस योग (कानीन) का वर्णन इस प्रकार है- व्यपे 
भास्करसंददष्टे वर्गे भास्करचन्द्रयोः। चन्द्रसूर्ययते वापि कानीनोऽयं भवेन्तरः' 
{ ३ अ० ५१ एलो0) ॥ ३५॥ 
विशेष--कानी ० पुत्र का लक्षण 
पितृवेइमनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्‌मवः ॥ | 
( म० स्मू० ९ अ० १७२ इलो० ) ॥ ३५ ॥ 
सहोढ पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान 
बगे रविचन्द्रमसोः सुतगेहे चन्द्रसुयंसंयुक्ते ' । 
शुक्रेण ददृष्टमात्रे पुत्रः कथितः सहोढश्च ।। 


१. चत्द्रसूयंयोगेहे । २. दृष्टि 


३१३ 


३१४ सारावलो 


यदि कुण्डलो में पञ्चम भाव में सूर्य, चन्द्रमा के वर्ग में सूयं-चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट 


हों तो जातक को सहोढ पुत्र की प्राप्त होतो है ॥ ३६ ॥ 
1 लक्षण--गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती । 


विशेष--सहोढ पुत्र क 
वोढुः सगर्मो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ ( म० ६ अ० १७३ इलो० ) ॥ ३६॥ 
पुत्र अप्राप्ति योग ज्ञान 
पापेबलिभिर्युक्ते पापर्क्षे पञ्चमे सदा राशो। 
जातोऽपुत्रः पुरुषः सौम्यग्रहदशंनातीते ।॥ ३७ ॥ 


यदि कुण्डली में पञ्चम माव में पापग्रहों की राशि में बळी पापग्रह हों तथा शुम 
ग्रह से अदृष्ट हों तो जातक को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ३७ ॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--“सुतामिधाने भवने यदि स्यात्खळस्य राशिः 
खलखेटयुक्तः । सौम्यग्रहैकेन न वीक्षितश्च सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्‌” ( ५ अ० १० सं 
६१ इलो० ८) ॥ ३७॥ 
दासी पुत्रप्राप्ति योग ज्ञान 
शु क्रनवांशे तस्मिन्छ्ुक्रेण निरीक्षते त्वपत्यानि । 
वासीप्रभवाति वदेच्चन्द्रादपि केचिदाचार्याः ॥ ३८ ॥ 
यदि कुण्डली में पञ्च भाव में शुक्र का नवांश हो तथा शुक्र से दृष्ट हो ठो जातक 
को दासी (नौकरानी ) में पुत्र की प्राप्ति होती है किसी-किसी आचार्य के मत में 
पञ्चम में चन्द्रमा का नवांश चन्द्रमा से दृष्ट होने पर भी दासोपुत्र होता है ॥ ३८॥ 
बृ० य० जा० कहा है “सुने सितांशे च सितेन हृष्टे बहुन्यपत्यानि विधोरपीदम्‌ । 
दासी भवान्यात्मजमावनाथे यावन्मितेंज्शे शिशुसम्मतिः स्यात्‌” ( ५ 2० पृ० सं ६२ 
इलोक १० ) ॥ ३८॥ 
कन्या सन्तति योग ज्ञान 
सितशशिवर्गे धीस्थे ताभ्यां दुष्टेऽयवाऽपि संयुक्ते । 
प्रायेण कन्यका: स्युः समरारिगणेऽपि चान्यथा पुत्राः || ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में शुक्र-चन्द्रमा का षड्वगं हो तथा शक्र चन्द्र से 
इ्ट या युत पंचम माव हो तो जातक को कन्या सन्तति ही प्राय: होती है । या सम 
राशि का वर्ग पंचम में हो तथा शुक्र चन्द्रमा से दृष्ट युत होने पर भी प्राय: कन्या 
सन्तान होती हे । इसके विपरीत अर्थात्‌ विषम राशि का वग पंचम में हो व शुक्र 
चन्द्रमा से अहृष्ट एवं अयुक्त हो तो पुत्रों की प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥ 
१ जा० में कहा बज 'शुक्रेन्दुवर्गंण युते सुताख्ये युतेक्षिते वा भृगुचन्द्रमा- 
न्त कन्या: समराशिवगे श्र न 
त पुत्रारच तस्मिन्विषमामिघाने” ( १ अ० पृष्ठ सं० 


१ शुक्रे दष्टे, शुक्रसुदृष्टे बहुन्यपत्यानि । 


चर्तास्त्रश अध्याय . दर्प 
सन्तानहोन योग ज्ञान 


रूगनाददशमे चन्द्रे सप्तमसंस्थे भुगोः पुन्रे। 
पापे: पाताल्स्थबंशच्छेत्ता. भवेज्जात: ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से दशम भाव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र एवं चतुथं भाव में 
पापग्रह हों तो जातक वश को नष्ट करता है अर्थात्‌ सन्तानरहित होता है ॥ ४० ॥ 
वृ० य० जा० में कहा है-- कवि: कलत्रे दशमे मृगाङ्कः पाताळयातारच खलाः 
अवन्ति । प्रसूतिकाले च यदि ग्रहास्तदा सन्तानहीनं जनयन्ति नूनम्‌ (५ अर 
पृ० सं० ६२ इलो० ९ ) ॥ ४० ॥ | 
॒ प्रकारान्तर से-- 
सोमः पञ्चमभवने जातं जातं विनाशयति पुष्रम्‌ । 
दुष्टे गुरणा प्रथमं सितेन न च सवंसंदृष्डः।। ४१॥ 
यदि कुण्डली में पः्वम माव में भोम हो तो पुत्र उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाते 
हैं । यदि पश्चमस्थ भौम, गुरु या शुक्र से दृष्ट हो तो प्रथम सन्तान नष्ठ होती है, 
समस्त ग्रहों से दृष्ट होने पर सन्तति नष्ट नहीं होती है ॥ ४१ ॥ 
बू० य० जा० में कहा है - “भूतन्दनो नन्दनमावयातो जातश्च जातं तनयं हि 
हन्ति । हृष्टो यथा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमश्च जीवेत्‌ ' (५ अ० पृ० सं० ६३ 
इलो० १६) ॥ ४१ ॥ ॒ 
विज्ञेष--इससे प्रथम सन्तान जीवित रहना कहा है । मेरी दृष्टि में 'प्रथमन्न 
जीवेत्‌’ यह पाठ होना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
पञ्जमस्थ शुभ-पापग्रह फल 
धनजनसुखहीनः पञ्चमस्थश्च पापे- 
भवति विकल एव क्ष्मासुते तत्र जातः । 
दिवसकरसुते च व्याधिभिस्तप्तदेहः 
सुरगुरुबुथशुक्रः  सोल्यसंपद्धनाढच: ॥ ४२ ॥ 
यदि कुण्डली में पश्चम भाव में पापग्रह हों तो जातक --धन मनुष्य-सुख से रहित, 
केवल भौम हो तो अशान्त, शनि हो तो रोगों से पीडित देहधारी, यदि गुरु-बुध-शुक्त हों 
तो रुख-पुत्र-धन से युक्त होता है ॥ ४२ ॥ 
॥ इति पुत्रचिन्ता ॥ 
आगे दो इलोकों में षष्ठमाव का विचार वर्णित ६-- 
१रिपुभावे क्षितिसुनुमन्देन निरीक्षतो दिशति इात्रून्‌ । 
शुभयुक्तः शुभदृष्टः दात्रुभयं चेन नात्यन्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्षेत्रे ग्रहेख्रतुल्याँ संख्यां तेषां विनिदिज्ञेशप्राज्ञः । 
भावाध्यायऽभिहितं चिस्तुतश्चिन्तयेच्छेषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
१. हो० र० ७ अ० १५८ १० । २. क्षेत्रगुहेश । 


३१६ सारावलो 


यदि कुण्डली में षष्ठ माव में मोम, शनि से हष्ट हो तो जातक को शतु होते हैं । 
यदि षष्ठभाव में शुभग्रह हों वा शुभग्रह से दृष्ठ हो तो अधिक शत्रु का मय नहीं होता 
है । शत्रुमाव में जितने ग्रह हों उतने ही शत्रु होते हैं। मैंने विस्तार से मावाध्याय में 
इस शत्रुभाव का वर्णन किया है : अवशिष्ट का ज्ञान वहीं से करना चाहिए ॥४२-४४।॥। 
॥ इति शत्रुचिन्ता ॥ 
स्त्री लास योग ज्ञान | 
१ शुक्र न्ुजीवशाशिजैः सकलेस्त्रिभिश्च 
दास्यां कलत्रभवने च तथककेन । 
एषां गृहेऽपि च २गणेऽपि बिलोकिति चा 
सन्ति स्त्रियो भवनवर्गखगस्वभावाः ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तमभाव में शुक्र-चन्द्र-गुरु-बुध ये समस्त ग्रह हों वा इनमें से तीन 
- या दो वा एक मी ग्रह हो वा सप्तममाव में शुक्रादि ग्रह की राशि वर्ग, शुक्रादि 
ग्रह से इष्ट हो तो जातक को सप्तममावस्थ राशि-वर्ग-ग्रह के स्वमाव के समान स्त्री 
की प्राप्ति होती है ॥ ४५ ॥ 
बृ०' य० जा० में कहा है -'शुक्रेन्दुजीवशशिज: सकलैस्त्रिभिदच द्वाभ्यां युतं मद- 
गृहं तु तथैककेन । आलोकितं दिषममैरिदमेव नूनं यह्योंङ्गना भवति तुश्च खळस्वमावाः 
(७२० पृ० सं० ८६ इलो० ८) ॥ ४५ ॥ 
स्त्री नाश व पुनर्भ्स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान 
एवं क्र रे्नाझो लग्नाचचन्द्रा-टूचेच्च बळपो गात्‌ । 
शश्िरविजयोः कलत्रे भार्या पुंसां पुनभू : स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में जो बली हो उससे सप्तम माव में 
पापग्रह हों तो जातक की स्त्री का नाश होता है । यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा व शनि 
हो तो जातक को पुनभू' ( पति मरने के बाद द्वितीय विवाह अर्थात्‌ विधवा ) स्त्री को 
प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥ 
बृ० य० जा० में कहा है--चन्द्रादविलग्नाच्च खलाः कलत्रे हन्यु: कलत बल- 
योगतस्ते । चन्द्राकपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ युतरच चौ स्त्रोपरिलब्षिदो स्त: ( ७अ० ८७ 
पु० स० इलो० ) ॥ ४६ ॥। 
स्त्री संख्या योग शान 
भवनाधिपांशतुल्या भवन्ति नार्यो निरीक्षणाद्वाइपि । 
एकैव रविकुजांशे गुरुबुधयोशचापि जामित्रे ॥ ४७ ॥ 
कुण्डली में सप्तमेश जितनी संख्या के नवांश में हो अथवा सप्तमेश जितने ग्रहो से 
दृष्ट हो उतनी संख्या तुल्य जातक को स्त्रियां होती हँ । यदि सप्तम भाव में सूयं-मङ्गल- 
_का नवांश हो या गुरु बुध का योग हो तो जातक को एक हो स्त्री प्राप्त होती है ।४७॥ 


१. हो० र० ७अ० १६८ पृ० | २. गणेऽय । 


चर्तुत्रश अध्याय ३१७, 


वृ० य० जा० में कहा है--'कलत्रमावेशनवांशतुल्या नार्यो ग्रहालोकनतो मवन्ति ।: 
एकैव मौमाकनवांशके च जामित्रमावे च वुधाकयोर्वा' (७अ०८७ पृ० स० १० इछो०) 
| ॥४७॥: 
प्रकारान्तर से स्त्रो संख्या का ज्ञान 
प्रायेण चन्द्रसितयोबंगे' युक्तश्यवापि जामित्रे । 
दुष्टे वा बहुपल्यो भवन्ति शुक्रे विशेषेण ॥४८॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में चन्द्रमा व शुक्र का वर्गाधिकय हो वा चन्द्रमा शुक्र 
सप्तम में हों वा सप्तम भाव चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक को प्रायः अधिक स्त्री 
होती हैं। यदि शुक्र का वर्ग, योग, दृष्टि सप्तम माव में हो तो विशेष करमें अधिक 
स्त्री होती हैं ।।४८।। 
वृ० य० जातक में कहा है-“शुक्रस्य वर्गेण युते कलते बह्वङ्गनासिभृगुवीक्षणेन 
(७ अ० ८७ पृ० ११ इलो०) ॥४८।। 
स्त्रीवणं योग ज्ञान 
गुरुशुक्रयोः स्ववर्णा रविकुजशशिभानुजेभंवन्त्यूना: । 
शुक्रे वेश्याप्रायश्चस्द्रेपि वदन्ति फेतुमालाख्याः ॥४९॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम साव में गुरु, शुक्र हों तो अपने वणं (सजातीय) की, सूयं,, 
भौव-चन्द्रमा-शनि हों तो अपने वणं से होन वणं की, शुक्र वा चन्द्रमा सप्तम भवन में 
हो तो प्रायः वेष्या स्त्री की प्राप्ति जातक को होती है, यह केतुमाल आचाय काः 


मत है ।।४९॥ 
स्त्री विनाश योग ज्ञान 
भौमे कलत्रसंस्थे नित्यं वियुतो “भवेत्‌ स्त्रिया पुरुषः । 
स्त्रिये था शानिदुष्टे योषिदवईयं न दृष्टेऽन्येः ॥५०॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में भौम हो तो जातक स्त्री रहित होता है । यदि 
सप्तमस्थ मौम, शनि से दृष्ट व अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो विवाह के बाद अवश्य स्त्री. 
का मरण होता है ॥५०॥ | 
बृ० य० जा० में कहा है-- महीसुते सप्तमगेहयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन हृष्टे श्रियतेईपि लब्ध्वा दमग्रहालोकनवजिते$स्मितु' 
(७ अ० ८७ पृ० १२ इलो०) ॥१०॥ 
विकलदार योग ज्ञान 
दृयूने कुजभागंवयोर्जातः पुरुषो सवेद्विकळदारः । 
धौघर्मस्थितयोर्वा परिकल्प्यं पण्डितेरेदम्‌ ॥५१॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में मौम-शुक्र हों वा पचम नवम में मोम-शुक्र हों तो 
जातक को विकल ( चिन्तित वा रोगिणी ) स्त्री की प्राप्ति होती है ॥५१॥। 


१. वगंयुतेभे, बलयुक्तं वा। २. सवर्णा हो० र० ७ अ० १६९ पृ ० । ३. नित्य- 
वियुक्तो । ४. त्तदा। ५. मारयति मन्दहष्टे । 


सारावली 


कानी स्त्री प्राप्ति योग ज्ञान 
लग्नादृष्यपरिपुगतयोः शशाङ्क भान्वोवंदन्ति पुरुषस्य । 
प्रसवं समस्तमुनयः क्रमेण पत्न्याः सहेकनयनस्य ॥५२॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से द्वादश या षष्ठ माव में सूर्य, चन्द्रमा हों तो जातक व 
उसकी स्त्री दोनों एक आँख के होते हैं ॥५२॥। 
इसके विपरीत यवन जातक में कहा है--'लग्नाद्व्यये वा रिपुमन्दिरे वा दिवा- 


करेन्द्र भवतस्तदानीम्‌ । शुमेक्षितो तो हि कछत्रगेहे मायाँ तदेकां प्रवदेच्ञरस्य' । 
( ७ अ० ८५ १० ) ॥५२॥ 


2३१८ 


चन्ध्यापति योग ज्ञान 
लग्नस्थे रवितनये गण्डान्ते भार्गवे कलत्रगते । 
वन्ध्यापतिस्तदा स्याद्यदि न सुतक्षं शुभेरयक्तम्‌ ॥५३॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में शनि व गण्डान्तस्थ (राइयन्तस्थ) शुक्र सप्तम माव में एवं 
पश्वम माव शुभ ग्रहों से अयुक्त हो तो जातक बन्ध्या स्त्री का पति होता है ॥५३॥ 
इसके कुछ विपरीत यवन जातक में कहा है--'गण्डान्तकालेऽपि कळत्रमावे भृगोः 
सुते ऊग्नगतेऽकजाते । वन्ष्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खले’ 
(७ अ० ८६ पृ० ४ इलो०) ॥५३॥ 


स्त्रो पुत्रहीन योग ज्ञान 
3 ळगनव्ययसदनस्थेः पापैः क्षोणे निशाकरे धोस्थे । 
स्त्रोहोनो भवति नरः पुत्रश्च विवजितो नूनम्‌ ॥५४॥ 
यदि कुण्डली में लग्न द्वादश-सघम माव में पाप ग्रह हों तथा क्षोण चन्द्रमा पंचम 


भाव में हो तो जातक - स्त्री पुत्र से अवश्य हीन होता है ॥५४॥ 
वृ० य० जा० में कहा है-'व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु वुद्धयालयगे 


'हिमांशौ । कळत्रहीनो मनुजस्तन्‌ जैविवजितः स्यादिति वेदितव्यम्‌' 
| (७ अ० ८६ पृ० ५ इलो०) ॥५४॥ 
स्त्री के साथ व्यभिचार योग ज्ञान 
यमभूमिजयो बंर्गं दुयूनस्थे तदवलोकिते शुक्रे । 
जातो भवत्यवश्यं पत्या सह पुंश्चलः पुरुषः ॥५५॥। 
यदि कुण्डली में सक्षमाव में शान भौम का वर्ग हो तथा सप्तम माव शक्न से दृष्ट 
हो तो जातक अवश्य स्त्रयं व्यभिचारी व उसकी स्त्री व्यभिचारिणी होतो है ॥ ५५॥| 
वृ० य° जा० में कहा हे - 'प्रतृतिकाळे च कळत्रमावे यमस्य भूमोतनस्य वे । 
ताभ्यां भ्र व्यभिचारिणो स्याद्‌ भर्त्ताऽपि तस्या व्यमिचारकत्ती? (७ अ० ८६ पु० ६ 
इलो ०) ॥५५॥ 
१. लग्नव्ययषष्ठगयो: । २. शनिमागंवयो:, शशिमास्करयोवंदन्ति । ३. व्ययदशमस्थै: । 


चतुस्त्रिश मध्या य ३१९ 


विशेष-- वृहद्‌ यवनजातक में शुक्र की दृष्टि न कहकर शनि भौम की ही दृष्टि का 
चरणन है ॥ ५५ ॥ द 
पुत्—स्त्रीहीन व अधिक अवस्था में स्त्रीलाभ योग ज्ञान 
बुधभागंवयोरस्ते स्त्रीहीनो जायते ह्यपुत्रश्‍च । 
दृष्टे शुभेशच वाच्या: परिणतबयसः सदा प्रमदाः ॥ ५६ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम माव में वुध-शुक्र हों तो जातक स्त्री पुत्र से होन होता 
है । यदि सप्तमस्थ बुध-शुक्र घुम ग्रह से दृष्ट हो तो अधिक अवस्था में स्त्री का लाम 
होता है॥५६॥ 
वृ० य° जा० में कहा है--“गुक्रेन्दुपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ कलत्रहीन कुरुते मनुष्यम्‌ । 
शुभेक्षितों तौ वयसो विरामे कामं च रामां लमते मनुष्यः” ( ७ अ० ८६ पृष्ठ 
"७ इलो० ) ॥ ५६ ॥ 
विशेष--हृष्टे शुमंश्च' यहाँ यह आशंका होती है कि शुभग्रह तो वास्तव में तीन 
ही हैं । किन्तु चन्द्रमा की गणना कमी-कमी शुम ग्रहों में होती है अतः दो अवशिष्ट 
शुभग्रह हुए । बहुवचन का कोई तात्पय नहीं है । मेरी दृष्टि में 'हष्टे शुभेन' यह पाठ 
चित प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥ 
अधिक धनाढ्य योग ज्ञान 
भागंववाक्पतिसौम्ये: प्रमदाभवने शशाङ्कयुक्तेशच * 
एकेकेन हि तेषां पुरुषस्य विभूतयो 'बहुलाः ॥ ५७ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र-गुर-बृुध ये सब या एक-एक चन्द्रमा से युक्त 
ःहों तो जातक अधिक ऐइवयं से युक्त होता है ॥ ५७॥ 
॥ इति कलत्रचिन्ता ।। 
लाभ भाव सूर्य से दृष्ट व युत होने पर फल 
रविदृष्ठे युक्तं वाऽप्यायक्षेत्रे भवेत्सदा . नुपतेः । 
भवति धनं युद्धाद्येशचोरवन " चतुष्पदाद्येश्च ॥ ५८ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश भाव में सूर्य हो वा सूर्य से दृष्ट हो तो जातक राजा से, 
युद्ध से, चोर से, वन से, चार पैर वालों से धन प्राप्त करता है ॥ ५३॥ 
वृ० य० जा० में कहा है--“सूयंण युक्तोश्थ विलोकितो वा लामालयस्तस्य गणोऽत्र 
'चेत्स्यात्‌ । भूदालतएचौरकुलादथो वा चतुष्पदाद्वा बहुधा घना्तिः'' ( ११ अ० १३५ 
'पृष्ठ १ इलो० ) ॥ ५८॥ 
चन्द्रमा से दृष्टयुक्त एकादश भाव का फल 
स्त्रोजनहस्तिप्राय) शशाङ्कुवगे “शशीक्षिते युक्ते। 
क्षीणे क्षयोऽथ पुर्ण वृद्धिः स्यादायगे वृत्तेः ॥ ५९ ॥ 
१. विपुला । २. घन । ३. जल । ४. थ युते । 


३२० सारावलो 


यदि कुण्डली में एकादश माव में चन्द्रमा का वग, चन्द्रमा से हृष्ट वा युत हो तो 
जातक स्त्री जन से वा स्त्री से, जल से, हाथी से प्रायः धनलाम करता है । किन्तु क्षीण 
चन्द्रमा होने पर नाश एवं पूणं चन्द्रमा हो तो आजीविका की वृद्धि अर्थात्‌ धनवृद्धि 
होती है ॥ ५६ ॥ 
बूक य° जा० में कहा है--“चन्द्रेण युक्तः प्रविलोकितो वा लाभालयश्चन्द्रगणाश्रि- 
तश्चेत्‌ । जळ शयस्त्रीगजवाजिवृद्धिः पुणं मवेत्‌ क्षोणतरे विनाशः”? ( ११ अ० १३५ पृष्ठ. 
` २ इलो० ) ॥ ५६ ॥ 
भोम से दृष्ट युत एकादश भाव का फल 
हेमप्रवाल भूषणमाणिक्यधनं कुजे भवेदेवम्‌ । 
साहसगमनागमने: पावकशस्त्रेश्च बक्तऽ्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव भौम से दृष्टया युत हो तो जातक सुवणं-मृंगा- 
अळङ्कार-माणिक्य-मणि के व्यापार से, साहस-यातायात से, अग्नि व शस्त्र से धन प्राह 
करता है ॥ ६० ॥ 
ब्रु य० जा० में कहा है--“लाभालये मद्धलयुक्तदृटे प्रभुतभूपामणिहेमवृद्धि: । 
विचित्रयात्रा बहुसाहसैः स्यान्तानाकलाकोशळवुद्धियोगेः'' ( ११ अ० १३५ पृष्ठ 
३ इलो ० ) ॥ ६० ॥। 
बुध से दृष्ट युत व आयस्थ बुध वर्ग का फल 
आये बुधेऽपि वर्ग दुष्टे . युक्तेश्यवा भवेद्धि 'त्तम्‌ । 
शिल्पादिलेख्यकाव्ये यु क्तिप्रायं तया सुतराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव में बुध का वर्ग बुध से दृष्ट वा युत हो तो जातक 
शिल्पादि ( चित्रकारी ) से, लेख से, काव्यादि रचना से धन लाम करता है, तथा 
निरन्तर युक्तिप्राय होता है ॥ ६१ ॥। 
गुरु के वगं में गुरु से दुष्ट वा युत एकादश भाव का फल 
नगरजन *योगभोगे: क्रतुभिइच तथा विशिष्टपुण्यश्च । 
हेमप्रायं वित्तं जोवेऽपि तुरङ्गमाकीणंम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि कुण्डली में एकादश माव में गुरु का वग गुरु से दृष्ट वा युत हो तो जातक-- 


शहर के मनुष्यों से, वाहन से, यज्ञ से, विशेष पुण्यों से, सुवर्ण प्राय धन होता है व 


घोड़ा अधिक होते हैं ॥ ६२ ॥ 

ढृ० य० जा० में कहा है-'यज्ञक्रियासाधुजनानुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकृशो नरः 
स्यात्‌ । द्रव्येण हेमभ्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोवंगंयुतेक्षणं चेत्‌’ ( ११ अ० १३५ पृ० ४ 
इलो ० ) ॥ ६२ ॥ 





१. न्नित्यम्‌ । २. यानयोगेः । 


| 










+ | 


ल्क 


२१ चतुस्त्रिदा अध्याय ३२१ 


शुक्र के वर्ग में शुक्र से दृष्ट वा युत एकादश भाव का फल 
वेइयास्त्री संयोगेगमनागमनेधनं भवति  पुंसामु । 
आये *सितेऽपि चंयं मुक्तारजतादि भूयिष्टम्‌॥ ६३॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शुक्र का वर्ग शुक्र से दृष्ट वा युत हो तो जातक--- 
वेश्या स्त्री के सहयोग से, यातायात से धन लाभ करने वाला होता है, तथा उस धन में 
मोती व चाँदो अधिक होता है ॥ ६३॥ 
वृ. य. जा. में कहा है-'लाभाल्ये भार्गवदर्गजाते युवतेक्षिते वा यदि भागंदेण । 
वेश्याजनैर्वा पि गमागमेर्वा सद्रोप्यमुक्ताप्रचुरस्वलव्धिः (११अ. १३६५. इलो.) ।। ६३।॥ 
शनि के वर्ग में शनि से दृष्ट वा युत एकादशभाव का फल 
नगरपुरदृन्दयोगेः स्थावरकर्मक्रियाभिरपि वित्तम्‌ । 
लोहखरवृन्दबहुलं' रविजिऽपि तथाऽस्य वर्गे च॥ ६४॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में शनि का वर्ग, शनि से दुष्ट या युत हो तो 
जातक--शहर व ग्राम के जन समुदाय के सहयोग से तथा स्थिर कार्यो से भी धन 
लाभ करता है, तथा उस धन में लोहा गधा वा भँसा अधिक होते हैं ॥ ६४ ॥ 
बृ. य. जा. में कहा है-'लाभवेरमशनिवीक्षितयुक्तस्तद्‌गणेन सहितं यदि पुंसाम्‌ ॥ 
नीळगोम हिषहस्तिहयाढ्यो ग्रामवृन्दपुरगौरवमिश्रः' (११अ. १३६प्‌. ६ इलो.) ।।६४॥। 
एकादश में शुभ-पाप सिश्नग्रह योग का फल 
एवं फलनिर्देश: सोम्यरृष्टे विशेषतो वाच्यः । 
क्ररंशच समुपघातो मिश्र॑मिश्रस्तदा पुंसाम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त योगों में शुभग्रह की दृष्टि से विशेष शुभफल एवं पापग्रह की दृष्टि 
से कुछ अल्प व शुभ पाप मिश्रित योग से मिश्र अर्थात्‌ मध्यफल होता है ॥ ६५॥ 
एकादश भाव समस्त ग्रहों से दृष्ट युत होने का फल 
सवंग्रहयुतदृष्ट बहुप्रकारेण निर्दिशेद्धित्तम्‌ । 
बलवान्यस्तत्र॒ भवेदतिरिक्त सम्प्रयच्छति च॥ ६६॥ 
यदि कुण्डली मे एकादशभाव समस्त ग्रहों से दृष्ट या युत हो तो जातक--बहुत 
प्रकार से धन प्राप्त करता है । समरत ग्रहों में जो ग्रह बली हो वह अधिक रूप से धन 
दाता होता है ॥ ६६॥। 
मित्र-स्वगृहादिस्थ ग्रहों का फल 
सित्रस्दगृहगतोःर्ध स्वोच्चे पुर्ण तथास्तगः किञ्चित्‌ । 
शत्रृगहस्थशचरणं ददाति चिहगस्तदाये3 तु ॥ ६७॥ 
ओऊन्झतो नराणां भवति धन निश्चितं यवनृद्धेः । 
क्षितिपतिसाण्डलिकानामपरिमितं प्राह रीदाक्षः ॥ ६८ ॥ 
॥ इत्यायचिन्ता ॥ 


१ सुते । २ महिषबहुल । - सदा च भवे, सदाये तु । 





३२२ सारावली 


एकादश भाव में स्थित ग्रह मित्र के वा अपने घर में हो तो आधा, उच्च में 
स्थित ग्रह पूर्ण, अस्तग्रह अल्प व शत्रु राशिस्थ ग्रह लाभ में चतुर्थाश फल देता है ॥६७॥ 
पूर्वोक्त योगों के आधार पर जन्म से मनुष्यों को निश्चित धन की प्राप्ति होती है, 
.ऐसा यवनाचार्यों का कथन है । राजा व मण्डलेश्वरों को असी मित धन का लाभ होता 
है, ऐसा लोकाक्षनामक आचार्य का कथन है ॥ ६८ ॥ 
व्यय सें सूर्य-चन्द्रमा-भोम का फल 
)श्ञानो क्षीणे चेन्दो व्ययभवने भूपतिहंरति वित्तम्‌ । 

भौमे बुधसंदष्ट बहुप्रक्तारो सचेन्नाराः॥ ६६ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य व क्षीण चन्द्रमा बारहवें भाव में हो तो जातक का धन राजा 
हरण करता हे । यदि वुध से दृष्ट भौम वारहवें भाव में हो तो अधिक प्रकार से 

जातक के धन का नाश होता है ॥ ६८ ॥। 

वृ. य. जा. में कहा है--“व्ययालये क्षीणबल: कलावान्सूर्योऽथवा द्वावपि तत्र 
संस्थौ। द्रव्यं हरेद्‌ भूमिपतिस्तु तस्य व्यथालये वा कुजदृष्टयुक्ते' (१२अ. १४६ पृ. १₹लो ०) 
॥ ६९ ॥ 





Po बे - 


हादशस्थ गुरु-चन्द्र-शुक्क का फल 
गुरुचन्द्रदानवेज्या व्ययभवने वित्तपोषणं कुः । 
भूमितनयेन द्ष्टा भावाध्यायोक्तमन्यच्च ॥ ७० ।: 
॥ इति व्ययचिन्ता ॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें भाव में गुरु-चन्द्रमा-शुक्र, भौम से दृष्ट हों तो जातक के 
धन को पृष्ट (वृद्धि) करते हें ॥ ७० ॥ 
वृ. य. जा. में कहा है--पुर्णेन्दुसौम्पेज्यसिता व्ययस्था: कुर्वन्ति संस्याँ धन- 
सचथस्प (१२अ. १४६ पृ. २ इलो.) ॥ ७० ॥ 
विशेष फल का कथन 
लग्ने बुधद्क्काण' शशि (नि ?) ना दृष्ट चतुष्टयस्थाने । 
जातो नृपतिकुलेष्वपि शिल्पी स्यान्निश्चितं सुनिनि: ॥ ७१ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में बुध का द्रेष्काण केन्द्रस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक-- 


राजवंश में भी उत्पन्न होकर चित्रकारी का कार्य करता है । ऐसा मुनियों ने निश्चय 
किया है ॥ ७१ ॥ 


वृ. य. जा. में कहा है--'बुधत्रिभागेन युते विलग्ने केन्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षते 


च। राजान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामम्‌ ( १ अ. १४ पृ 
१२ श्लो. ) ॥ ७१ ॥ 


८. ५७ > 2. ees see ms “जक हकक. 


PN PN > 


प्रकारान्तर से 
नीचे सौरनवांशे शुक्रेऽन्त्ये रबिशशाङ्कुपो मंडने । 
सन्देन दिलोकितयोर्माता दासी महाकुलेऽपि स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


१. हो. ७ अ. २६३ पृ. । २. द्रेक्का । 





चर्तास्त्रश अध्याय ३२३ 


यदि कुण्डली में बारहवें भाव में नीच राशिस्थ शुक्र, शनि के नवांश में स्थित हो 
तथा सप्तमभाव में सूर्य चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हों तो उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी 
जातक की माता दासी ( नौकरानी ) होती है ॥ ७२ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से 
सुर्यादद्धितीयराशों भास्करतनये खसध्यगे चन्द्रे । 
भौमे सप्तमभवने विळ्लटो$स्मिन्सवदा जात: 11 ७३ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य से द्वितीय राशि में शनि व दशमभाव में चन्द्रमा और सप्तम 
में भौम हो तो जातक सर्वदा अशान्त होता है ॥ ७३ ॥ 
वृ. य. जा. में कहा है--भानोडितीये भवने शनिश्च निशीथनाथो गगनाश्रितरच । 
नन्दने चेव मदे तदानीं स्यान्मानवो हीनकळेरव ररच' (१ अ. १४१-१३ इलो.) ॥७३॥ 
अन्य धकार से 
मध्ये पापग्रहयोञ्चन्द्रे भदनस्थितेडकजे जन्तोः । 
इवासक्षयविद्रधिना 'गुल्मप्लीहातिपीडितस्थ भव: !। ७४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो तथा सप्तमभाव में शनि हो 


'तो जातक--श्वास-क्षय-उदर आदि मुलायम स्थान में फोड़ा-गाँठ-जिगर रोगों से 
अधिक पीडित होता है ॥ ७४॥ 
वृ. य. जा. में कहा है--पापान्तराले च भवेत्कलावान्किलाकंसूनु मं दबा लयस्थ: । 
कलेवरं स्थादविकलं च तस्य इवासक्षयप्लीहकगुल्मरोगे:” (१ अ. १४ पृ. 
१४ इलो.) ॥॥७४॥ 
पुनः अन्य प्रकार से विशेष फल | 
सूर्याशे यदि चन्द्रचन्द्रांदो भास्करो अयदा इलळेष्मी । 
“्सममेक राशिगतयो ट वंळदेहः सदा पुरुषः ॥। ७५ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, सूर्य के नवांझ में हो और सूर्य, चन्द्रमा के नवांश में 
स्थित हो तो जातक--कफ रोगी वा सूखा रोग से पीड़ित होता है । यदि सूर्य चन्द्रमा 
दोनों एक ही राशि में स्थित हों तो जातक--क्वशकाय होता है ।।७५॥। 
बृ. य. जा. में कहा है-'शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेद्दिनेश: शशिनो नवांशे । 
एकत्र सँस्थो यदि तौ भ्रवेतां लक्ष्मीविहीनो मनुजः स नूनम्‌’ (१ अ. १४ प्‌. 
१५ इलो.) ।!७५॥ 
नेत्र विनाश योग ज्ञान 
निधनधनारिव्ययगा रविचन्द्रकुजाकंजा "नियतम्‌ । 
नयनविघातं कुय बंलवदग्रहदोषसंभूतस्‌ ।। ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में अष्टम, द्वितीय, षष्ठ, द्वादश भाव में सूर्य-चन्द्रमा-भौम-शनि हों तो 
जातक की इनमें से बलवान्‌ ग्रह के दोष से आँख नष्ट होती है ।।७६।। 


१ प्लीहादि । १ स्सु भगः । ३ यदि शोषी । ४ एकतर । ५ यथायोगं । 





३२४ सारावलो 


वृ. य. जा. में कहा है--'व्ययाऽरिभावे निधने धने च निशाकराराकंशनैइचरा:: 
स्युः । बलान्वितारते त्वनिलाधिकत्वात्तेजो विहीने नयने प्रकुयु:' (१ अ. १४ पृ.. 


१६ इलो.) ।।७६॥ 
कण व दाँत नाश योग ज्ञान 
धर्मायसहजसुतगाः पापाः सौम्यनं वीक्षिता जन्तोः । 
)श्रवणविनाशं कुर्युः सञ्षमसंस्थाइच दन्तानाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


यदि कुण्डली में नवम, एकादश, तृतीय, पञ्चम भावों में शुभग्रहों से अदुष्ट पाप 
ग्रह हों तो जातक के कानों को नष्ट करते हैं। यदि पापग्रह सप्तम भाव में हों तो 


जातक के दाँत नष्ट होते हैं ॥७७॥। 


बृ. जा. में कहा है ।' 'नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरशुभा: निरीक्षताः ।, 


नियमाच्छवणोपघातदा रदवेकृत्यकराइच सप्तमे' (२३ अ. ११ इलो.) ।।७७।। 
उन्माद ( पागल ) योग ज्ञान 
उदये दिनकरपुत्रे त्रिकोणमदने' कुजे च सोन्मादः। 
क्षीणे शशिनि ससौरे याते वा व्ययगुहे जातः ॥ ७८॥ 


यदि कुण्डली में लग्न में दानि हो व ५, ९, ७ में भौम हो अथवा क्षीण चन्द्रमाः 


शनि के साथ बारहवें भाव में हो तो जातक उन्मादी अर्थात्‌ पागल होता है ।।७५॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां लोकयात्रा नाम चतुसित्रिशोऽध्यायः ॥। 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
राजोपयोगिशास्त्रं यस्मात्प्रभवो विशेषतस्तेषाम्‌ । 
सञ्चिन्त्या नुपयोगास्तानेवाहं3 प्रवक्ष्यासि ॥ १॥ 


विशेषकर यह ज्योतिष शास्त्र राजाओं की उपयोगिता के लिये है । जिन कारणों 
से राजयोगों की उत्पत्ति होती है, वे राजयोग यहाँ इस अध्याय में देखने चाहिए । 
इसलिए मैं ग्रन्थकार उन्हीं सब राजयोगों का ही वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
राजकुलोत्पन्न राजयोग न निस्नकुलोत्पञ्च राजयोग एव धनवान्‌ योग ज्ञान 
स्वोच्चत्रिकोणग्रहगंबंळसं युतँरच 
च्याद्य नृ पो भवति भूपतिबंदजातः । 
पः्चादिभिजनपदप्रभवोऽपि* सिद्धो 
हीनैः लितीइवरसमो न तु भुमिपालः ॥ २॥ 
यदि जन्म के समय में तीन या चार ग्रह अपने उच्च में वा स्वमूलत्रिकोण में 


अथवा अपने घर में बलवान्‌ हों तो राजकुल में उत्पन्न पुरुष राजा होता है । यदि 


जन्म के समय पाँच या ६ ग्रह पूर्वोक्त स्थिति में हों तो निम्न कुलोत्पन्न भी राजा 


१ नयन । २ भवने । ३ वातः । ४ जनपदेऽपि वदन्ति । 





१ 
¢ | 
हट 1 
जा 
+ 
“ 


पर्चात्रश अध्याय ३२५ 


होता है । यदि दो या एक ग्रह उच्च वा मूलत्रिकोण या स्वगृह में हो राजा के समान 
होता हैं न किराजा॥२॥। 
चृ० पा० में कहा है कि--'त्र्यल्पैरुच्चस्थितैः खेटे: राजा राजकुलोद्भवः । अन्य- 
वंशभवस्तत्र राजतुल्यो धनेयु त: ॥ ४४॥ 
चतुभिः पः्चभिर्वापि खेटैः स्वोच्चस्वत्रिकोणगेः। हीनवंशभवश्रापि राजा भवति 
निश्चितः? ( ३६ अ. ४४-२५ इलो. ) । बृ. जा. में भी 'उच्चस्वत्रिकोणगंबेलस्थेस्त्र्या- 
यँ भू पतिवंशजा नरेन्द्राः । पञ्चादिभिरन्यवंशजाता हीनेवित्तयुता न भूमिपालाः' (११ 
अ. १३ इलो ० )॥ २॥ 
क्ररकर्सा ब सत्कृत राजयोग ज्ञान 
अशुभगगनब्रासेः स्वोचचगंः क्ूरचेष्टं 
कथयति यवनेन्द्रो भूर्पत विक्रमोत्यम्‌ । 
न तु भवति नरेन्द्रो जीवदार्मोक्तपक्षे 
भवति नृपतियोगेः सत्कृतो राष्ट्पाJः ॥ ३ ॥ 
यदि जन्म के समय में एकमात्र पापग्रह ही उच्चादि स्थिति में हों तो जातक 
क्र र ( कठिन ) इच्छा करने वाला राजा होता है, यह कथन यवनाचार्य जी का है । 


जीवशर्मा जी के मत में पापग्रहों की उच्चादि सत्ता में जातक राजा न होकर पराक्रमी 
होता है । ग्रन्थकार के मत में सम्मानित या राष्ट्र का पालन करने वाला होता है।३। 


वृ. जा. में कहा है--'प्राहुयंवना: स्वतुङ्गगैः क्र रः क्र रमतिमंहीपतिः । क्र रेस्तु 
न जीवशर्मणः पक्षे क्षित्यधिपः प्रजायते’ ( ११ अ. १ इलो० ) 
मणित्थ का भी--'पापैरुच्चगतेर्जाता न भवन्ति नृपा नरा: । 
किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कलहप्रियाः’ ॥ ३ ॥ 
नीचकुल में उत्पन्न होने वाले राजयोगों का कथन 
एष्विह भवन्त्यवऱ्यं भपतियोगेषु नीचकुळपुरुषाः । 
तानग्रतः प्रवक्ष्ये यथामतं रास्रकाराणास्‌ ॥ ४॥ 


इन आगे कहे जाने वाले राजयोगों में दरिद्रवंशीय पुरुष राजा अवश्य होता है । 
उन राजयोगों का शास्त्रकारों के मत से मैं ग्रन्थकार वर्णन करता हू ॥ ४॥। 


नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के ३२ भेद 
स्वोच्चस्थं रविभोमसोरगुरभिः सर्वेस्िभिइचेकगे)- 
लग्ने षोडश वृद्धतापसगणेः सन्दशिताः पार्थिवाः । 
द्वाभ्यां चैकतमोदये स्वभवने चन्द्रे पुन: षोडश 
सर्वो नीचकुलोज्ूवो5पि वसुधां पात्येव वाटीसिव ॥ ५॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य-भौम-शनि-गुरु ये चारों उच्चराशि में हों तथा इन चारों में 
से एक लग्न में हो तो चार प्रकार के राजयोग होते हैं। यदि इन्हीं भौमादि चारों में से 


१ भे । २ पात्येक । है 


३२६ सारावली 


कोई तीन ग्रह उच्चराशि में हों तथा इन्हीं तीनों में से एक ग्रह लग्न में हो तो बारह 
प्रकार के राजयोग होते हैं । इस प्रकार सोलह योग होते हें । पूर्वोक्त भौमादि गूहों 
में से यदि दो ग्रह उच्च में हों और दो में से एक लग्न में एक चन्द्रमा स्वगृह अर्थात्‌ 
कके राशि में हो तो वारह प्रकार के राजयोग होते हैं। यदि भौमादि दो में से एक 
ग्रह उच्च राशि में लग्न गत हो तथा कर्के राशि का चन्द्रमा हो तो चार प्रकार के 
राजयोग इसलिए सोलस + सोलह बत्तीस भेद होते हैं । इन सब बत्तीस योगों में नीच 
कुल में उत्पन्न पुरुष भी राजा होता है, तथा एक बगीचे की तरह पृथ्वी का पालन 
करता ही है । ऐसा कथन वृद्ध तपस्वी गण का है, अर्थात्‌ वुद्धाचार्यों का है ॥ ५ ॥ 
वृ. जा. में कहा है---'वक्रार्कजाकंगुरुभि: सकलेस्त्रिभिश्च, स्वोच्चेषु पोडशनृपाः 
कथितैकलग्ने । इच्चेकाश्रितेषु च तथैकतमे विलग्ने, स्वक्षेत्रगे शशिनि पोडशभ्नुमिपाः स्युः’ 
(११ अ १ इलो० ) ॥ ५॥ 
विशेष--पाठकों की सुविधा के लिए ३२ भेदों का वर्णन निम्न है । मेष लग्न में 
सूर्य, ककं में गुरु, तुला में शनि, मकर में मङ्गल यह एक भेद हुआ। ककं लग्न में गुरु 
की कल्पना से दूसरा । तुला लग्न में शनि की स्थिति से तीसरा एवं मकर लग्न में 
मङ्गल की सत्तावश चतुर्थ भेद होता है । एवं तीन ग्रहों की कल्पना से--मेष लग्न में 
सूर्य, कर्के में गुरु, तुला में शनि एक अर्थात्‌ ५ वाँ होता है। इसी प्रकार अन्य भेद 
भी होते हैं, उदाहरणाथे सारिणी देखें ॥ ५॥। 


स्पष्ट भेद ज्ञानाथ सारिणी चक्क 
उच्चस्थ चार ग्रहों से चार भेद 


















































> लग्न राशि लग्न राशि, EE 
० स ० ति राशि ॥ भा क ri १ ति स. 
भे. सं व ग्रह भा. राशि व ग्रह | द ग्रह | भा. राशि व ग्रह 
१ १०, मं. | १सु., ऽश. ४ गु. | १, सू. | १अमं. ७श. ४गु. | २ 
३ ७ श. | १सु. १०मं. ४गु. ४ गु. | १सू. ऽश. १०मं. ४ 
ER: ESR वि छिन? CRM, 
उच्चस्थ तीन ग्रहों से १२ भेद 
भे. सं लर्न राशि| भा. राशि राशि|भा. राशिभे. ल. रा. भा. राशि... सं 
लव ग्रह व ग्रह वग्रह | व ग्रह सं. | व ग्रह| व ग्रह 
ff Tr ID) विद नल न “ 
र १० भं. | ७ श. भस्‌. । १० मं. ,ऽश ४गु. | २१० म. १सू. ४गु. | ३ 
४ ७ श. गन ० में. १सू.| ७ श. |१०मं.४गु. ५ ऽश वसू. ४गु. | ६ 
७ 





न 





१ सू. |१० मं ऽह. | १ सू. |१०मं. ४गु.| ८¦ १सू. ।७श. "गु. | र 


१० १° | ४गु.|१सूःध्श.। ४ गु. ।१सू.१०मं.११ ।१सू. १०मं. ११! ४गु. :१०मं. ऽश. 


। | 


पन्चत्रिश अध्याय ३२७ 


कर्कस्थ चन्द्रमा में राजयोग भेद 
भे 
सं 
१ 


ल.रा 
व ग्रह 


ककं 
रा. 


कर्क.भि, ल.रा 
रा. सं | व ग्रह 


ककं. भे 
रा. सं 


ल. रा ॒ भा.रा 
व ग्रह! व ग्रह 


ल. रा 
व ग्रह 


भा.रा 
व ग्रह 


भा.1.र 


ककं भि 
व ग्रह 


रा चि 









































१। १० मं.| १सू. | चं. |५| ७श. {१० मं.| चं. |८ १ सू. ४ गु. च. |१ ३/१० मं.चं. :। 
५६] १० मं. ऽश, च ९ । टश ४ गु. | न १७ गु | १ स्‌. |त्र.|१४ क| चा 
३| १० सं.) ४गु. | चं. । ७! १सू. |१० मं.| चर १० मं.|चं.|१५।१ सृ चं.« +- 
४ 








छश | १सू. | च | १सू य - १२ 


४ गु. | ऽश. |च. १६४ गु. ।चं 
अधमवंशोत्पन्न राज योग ज्ञान 

गणोत्तमे छूग्ननवांशकोद्गतो 'निशाकरश्रापि गणोत्तमेऽथवा । 

चतु ग्रेहेश्वन्दरविदाजितेस्तदा निरीक्षितः स्यादधमोद्धवो' नप: ॥ ६॥ 

यदि कुण्डली में लग्नस्थ नवांश वा चन्द्रस्थ नवांश वर्गोत्तम राशि का हो तथा 


चन्द्रमा को छोड़कर ४ या ५, ६, आदि ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक नीचकुल में उत्पन्न 
होकर राजा होता है ॥ ६॥ 


वृ. पा. में कहा है--“चन्द्रे वर्गोत्तमांशस्थे सबले चतुरादिभिः। ग्रहै हृष्टे च यो जातः 
स राजा भवति ध्रवम्‌ ॥ ४२ ॥ उत्तमांशगते लग्ने चन्द्रान्यैश्चतु रादिभिः । ग्रहैहं ष्टेऽपि 


यो जातः सोऽपि भूमिपतिर्भवेत्‌’ ।! ४३ ॥ (३९अ. ४२-४३३लो.) । 


जा. में इसके २२ भेद कथित हैं । यथा--'वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्र- 
जितैः । चतुराद्यं गृहै ष्टे नृपाः हाविशतिः स्मृताः’ (११ अ. ३ इलो.) ॥ ६॥ 


अखिलसूमण्डल पालक योग ज्ञान . 
३उदयगिरिनिविष्ट मंषसंस्थंग्र हेन्द्रः 
शारिरुधिरसुरेडयं जायते पार्थिवेन्द्रः । 
जलनिधिरशनायाः पालकः सर्वभूमे- 
हँतरिपुपरिवार: सर्वतः फूत्करोति ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय लग्नस्थ मेष राशि में चन्द्रमा, मङ्गल, गुरु हों तो जातक 
समुद्र रूपी मेखला से वेष्टित समस्त भूमण्डल का पालन करने वाला राजाधिराज 
होता है, तथा समस्त शत्रु दल का नाश करके चारों तरफ हुङ्कार करता है ॥ ७॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चे गुराववनिजे क्रियगे विल 
भेषोदये च सकुजे वचसामधीशो। 
भूपो भवेदिह स॒ यस्य विपक्षसँन्यं 
तिष्ठ चश जातु पुरतः सचिवा वयस्याः ॥ ८ ॥ 





१ ग्दभे । २ भवेग्नूपः। ३ हो. र. ५ अ. ६६८ पृ-। ४ तिष्ठत । 


३२८ सारावलो 


यदि कुण्डली में मेष लग्न में मङ्गल तथा कर्के राशि में गुरु हो तो अथवा मेष लग्न 
में मङ्गल व गुरु हों तो जातक राजा होता है। तथा जिसके सामने शत्रु की सेना नहीं 
स्थित हो सकती अर्यात्‌ शत्रु पराजित होता है, एवं राजा के मन्त्री अनुकूल होते है, 
अर्थात्‌ पूर्ण सहयोगी होते हैं ॥ ८ ॥ 
विज्ञान कुशल राजयोग ज्ञान 
क निशाभर्ता चाये भृगुतनयदेवेड्य पहित: 
हद कुजः प्राप्त: स्वोच्चे म्रुगमुखगतः सुर्यतनयः । 
बिळग्ने कन्य!यां शिशिरकर सूनुयंदि भवेत्‌ 
तदाऽवइयं राजा भवति बहुविज्ञानकुरा लः ॥ ९ ॥ 


स्पष्टाथं चक्र 
यदि कुण्डली में कन्या लग्न में बुध तथा | 
एकादश भाव में चन्द्र, शुक्र गुरु हों च उच्च ८ जप > ~शु 
राशि में मङ्गल एवं मकर राशि में शनि हो । गज कुकर & ३०४ न 
तो जातक अधिक विज्ञान में चतुर राजा बन न “१२ be २ 
अवश्य होता है ॥ & ॥ bos जक में 5 BN 





सद्भुपाल राजयोग ज्ञान 
स्वक्षे नक्षत्रनाथः स्फुउकरतनिक्ररालङ्कुतः प्राक्षलग्नो 
द्य ने सोमस्य पुत्रो यदि रिपुभवनं भास्करः सम्प्रयातः । 
पाताले दानवेढ्यो गुरुरपि गगने सौरभौमो तृतीये 
सद्भपालो भवेद्यः राशिकरधवलं चामरं राजळक्ष्मोस्‌ ॥१०॥ 
वर्गोतमगते चन्द्रे लग्ने वा चद्धर्वाजते । 
चतुराद्य ग्रहेह जातो नरपतिभवेत्‌ ॥ ११॥ 


यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा ककं 
रूगन में हो तथा सप्तम में बुध, छठे भाव में 
सूर्य, चौथे में शुक्र, दशम में गु, शति व 
भीम तृतीय भाव में हों तो जातक चन्द्रमा 
की किरणों के समान शुम्र चामर ( व्यजन ) 
तथा राजलक्ष्मी से युक्त सञ्जन (श्रे) राजा 
होता है ॥ १०॥ यह इलोक छठे ₹लोक के 
अनुरूप ही है ॥ ११॥ 
अधिक लक्ष्मी से युत राजयोग ज्ञान 
शिशिरक्किरणे स्वोच्चे लग्ने पयोम्बुनिधेः समे 
घटधरगते भानोः पुत्रे मृगाधिपतो रविः । 





000 ३-३ = क अवे अ fede a’ 4 


पत्चत्रिश अध्याय ` ३२९ 


अलिग्रहगतो वाचां नाथः स्फुरत्कर राजितो 
यदि नरपतिः स्फोतश्चीकस्तदा बहुवाहनः ॥ १२ ॥ 


यदि कुण्डली में परिपूर्णं चन्द्रमा वृष 
“लग्न में हो तथा कुम्भ राशि में शनि, सिंह राशि Rs ३ 
में सूर्य, वृश्चिक राशि में शोभित किरणों से युक्त डा 


रे र 
क व र्‌ 
गुरु हो तो जातक अधिक लक्ष्मी व वाहनों से न झै 3. - 


युत राजा होता है ॥ १२ ॥ र गुः | 
वृ. जा. में कहा है--“वृपे सेन्दौ लग्ने” पट ७०१९ ३ होच 
( ११ अ. ६ इलो० ) ॥ १२ ॥ 


इन्द्र तुल्य राजयोग ज्ञान 
सृगे मन्दे लग्ने कुमुदवनबन्धुश्व तिमिग- 

स्तथा कन्यां त्यकत्वा बुधभवनसंस्थ: कुतनयः 

स्थितो नार्यां सौम्यो धनुषि सुरमन्त्री यदि भवेत्‌ 
तदा जातो भूपः सुरपतिसमः प्राप्तमहिसा ॥ १३ ॥ 
यदि कुण्डली में मकर लग्न में शनि, 
चन्द्रमा मीन रारि में तथा कन्या राशि को | रक पनन 
छोड़कर बुध के घर में अर्थात्‌ मिथुन में भौम, बे 1 








332 


र्ट 2222 ~ | 





रच 
कन्या में बुध, धनु राशि में गुरु हो तो जातक BAC Br 3 
इन्द्र के समान महिमा (प्रशंसा) पाने वाला | Doe Ie 
“राजा होता है ॥ १३॥। IDs 
वृ. जा. में कहा हे--'मृगे मन्दे लग्ने” 2:24 44042 0/:::% 2023 
( ११ अ. ६२ श्लो० )॥ १३ ॥। 
सकलकलाढय राजयोग ज्ञान 
उदयति मोने शशिनि नरेन्द्रः सकलकलाढ्य: क्षितिसुत उच्चे । 
सृगपतिसंस्थे दशशतरश्मौ घटधरगे स्याहिनकरपुत्रे ॥ १४ ॥ 


यदि कुण्डली में मीन लग्न में चन्द्रमा व 
उच्च में अर्थात्‌ मकर राशि में मंगल, सिंह 


'में सूर्यं व कुम्भ राशि में शनि हो तो जातक 





समस्त कलाओं से युत राजा होता है ॥१४॥। 
शत्रु से ग्रजेय राजयोग ज्ञान 
कुजे विलग्ने च शशी यगास्थ्ते स्फुटाँ शुसम्भारविराजिताडुः । 
राजा तदा शत्रुभिरप्रधृष्यो 'वेदार्थविद्धतुशतानुवादैः ॥ १५ ॥ 





१ सदानुभावे: । 


३३० सारावली 


यदि कुण्डली में लग्न में मंगल हो तथा सप्तम भाव में सम्पूर्ण किरणों से युत 
चन्द्रमा हो तो जातक सौ अनुवादरूपी कारण से वेद के अर्थ को जाननेवाला शत्रओ 
से अजेय राजा होता है ॥ १५ ॥ $ 
शत्रु को पराजित कर्ता राजयोग ज्ञान 
करोत्युत्कृष्टो्यहिनिकृदमृताधीदासहितः 
स्थितस्ताटग्रपं सकलनयनानदजनन: । 
अपुर्वो$यं स्मृत्या नयनजलसिक्तो$पि सततं 
रिपुस्जीशोकाग्निज्वेलति हृदयेश्तीव सुतराम्‌ ॥ १६ 1! 
यदि कुण्डली में उच्चराशि में सूर्य, चन्द्रमा के साथ लग्नगत हो तो जातक--. 
चन्द्रमा के समान स्वरूप वाला अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर, समस्त जीवों की आँख का 
आनन्द दायक राजा होता है । जिसके स्मरण मात्र से शत्रु स्त्रियों की शोकाग्नि नयन 
जळ से सिक्त होने पर भी सदा हृदय में जलती रहती है ॥ १६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
शक्रो घटे कुजो मेषे स्वोच्चे देवपुरोहितः । 
यदि राजा भवेन्तूनं स्वयशोधोतदिङ्मुखः ।। १७॥ 
यदि कुण्डली में तुळा का शुक्र, मेष राशि का मंगल तथा अपनी उच्च राशि 
ककं में गुरु हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं को शुद्ध करने वाळा राजा 
अवश्य होता है, अर्थात्‌ चारों दिशाओं में यश फैलता है ॥ १७॥ 
स्वभुजवल से प्रथ्वीपति योग ज्ञान 
उदयति गुरुरुच्चे तत्तहेमप्रभावो 
हरिततुरगनाथो ग्योममध्यावगाहो । 
गदि दाशिबुधशुक्रा यस्य सुतो नरस्य 
स्वभुजनिजितभूमिः सर्वतः पार्थिवेन्द्रः ॥ १८ ॥ 
स्पष्टाथं चक्र 


यदि कुण्डली में तपे हुए सुवर्ण की आभा 
के सहृश गुरु ककं राशि में लग्न गत हो तथा 
सूयं दशम भाव में व वृष राशि में चन्द्रमा- 
'बुध-शुक्न हों तो जातक-अपनी भुजाओं के 
बळ से समस्त पृथ्वी को जीतने वाला राजा 
होता है ॥ १८॥ 

बृ. जा. में कहा हे--“ककिणी लग्ने 
तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञैरायप्राप्त॑ः। मेष- 
गतेऽक जातं ( ११ अ०  इलो० ) ॥ १८॥ 








पर्श्छात्रिरा अध्याय ३३१ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
धनुषि सुरेड्य: शशभृदुपेतो मृगमुखसंस्थ: क्षितितनयईच । 
उदयति तुङ्ग सुररिपुवन्द्य: शशितनयो वा यदि नृपतिः स्यात्‌ 1१९॥ 


यदि कुण्डली में धनु राशि में गुरु चन्द्रमा, के साथ हो तथा मकर राशि में मंगल व 
अपनी उच्च राशि में शुक्र वा बुध लग्न गत हो तो जातक राजा होता है ॥ १८ ॥ 


बृ० जातक में कहा है--'हये सेन्दौ जीवे मृगमुखगते भूमितनये, स्वतुङ्गस्थौ लग्ने 
भुगुजशशिजावत्र नृपती' ( ११ अ० ७ इलो० ) ॥ १९ ॥ 


स्पष्टाथं चक्र स्पष्टार्थ चक्र 


| Do De 
Fo व Da ०्च ० रु bo ३ 
> 5 र की 


rrr 
RR आआयययय॒॒॒॒रशरयाा 











अन्य राजयोग ज्ञान 
चापाध भगवान्सहल्रकिरणस्तत्र॑च ताराधिपो 
लग्ने भानुछुलोऽतिवीर्यसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः । 
यद्येवं भवति क्षितेरधिपति: सञ्चिन्त्य शौर्यं भयात्‌ 
दूरादेव नमन्ति यस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ॥ २० ॥ 


स्पष्टाथ चक्र 


यदि कुण्डली में धनु राशि के पूर्वार्धं में 

>: र > सूर्य हो तथा चन्द्रमा भी सूर्य के साथ हो व 

22 दद. भौम अपनी उच्चराशि मकर में, लग्न में शनि 

र अतिवली अर्थातु उच्च में हो तो जातक पृथ्वी 
हक बी 

| ३, का स्वामी अर्थातु राजा होता है, जिसके बल 

१२ २ को जानकर भय के कारण उस राजा की 


प्रताप रूपी अग्नि से भस्म होकर शत्रुगण दूर 
से ही नमस्कार करते हैँ | २० ॥। 





अधिराज योग ज्ञान 
षष्ट चू नमथाष्टमं शिशिरगो: प्राप्ताः समस्ताः शुभाः 
कराणां यदि गोचरे न पतिता भान्वालयाहदरतः । 


३३५ सारावळो 


सपालः प्रभवेत्स यस्य जळवधेर्वेळावनान्तोड्ूबँः 
सेनामत्तकरीन्द्रदानसळिळं भुंगेमु हुः पीयते॥ २१ ॥ 

न प्रा्ोति जरामाश नो भजत्यरितो भयम्‌। 

जातः स्यादधियोगेऽस्मिन्धुतिसोभाग्यसौए्घभाक्‌ ॥ २२॥ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा से छटे सातवें आठवें भाव में पापग्रहों से अदृष्ट सूर्यं की 


राशि ( सिंह ) का त्याग कर सब शुभ ग्रह विद्यमान हों तो जातक--राजा होता है । 
जिसकी सेना के मतवाले हाथियों के मदजल का समुद्र के तट पर्यन्त वन में उत्पन्न 


हुए भोरे वार-वार पान ( पीते ) करते हैं । स्पष्टार्थं चक्क-- 
इस पूर्वोक्त अधिक योग में उत्पन्न होने लॅट 
देश 


वाला जातक-शीत्न वृद्ध नहीं होता, एवं शत्रु ८ 





से भय नहीं करता और धैर्यवान, सुन्दर "> >>“ | 
सू. ho इ र = 
भाग्यवानु व सुख भोगी होता है ।!२१-२२॥ SST SS CTR ० | 
विशेष--यह योग मकर-कुम्भ-मीनस्थ चन्द्र को छोड़कर होता है ॥ २१-२२ ॥ 
अन्य राज योग ज्ञान 
बुधः स्वोच्चे ळग्ने तिमियुगलगावीड्यरारिनो 
शृगे मन्द: सारो जितुमगृहयो दानदसुहृत्‌ । 
य एवं कुर्यात्स क्षितिभुदहितथ्वंसनिरतो 
निराळोकं लोकं चटिःतगजसङ्घातरजसा ॥ २३ ॥ 


यदि कुण्डली में कन्या लग्न में बुध हो, 
मीन राशि में चन्द्रमा के साथ गुरु हो, मकर 
राझि में शनि के साथ भौम व मिथुन (जितुम) 
में शुक्र हो तो जातक- शत्रु को नाश करने 
में तत्पर राजा होता है । जिसके चलते हुए 
हाथियों के पाद सङ्घात से उत्पन्न धूलि से 
दिन में रात हो जाती है अर्थात्‌ प्रकाश में भी 
अन्धकार हो जाता है ॥ २३ ।। 





अन्यराज योग ज्ञान 
केसरिगो महेन्कसचिवो दिनकरसहितः 
कुम्भगतो5कज: शशधरः खलु भवति वृषे । 
वश्चिकभे क्षितेस्तु तनयो मिथुन इन्दुसुतो 
मेबळग्नसमुदयो यदि स तु मनुजपतिः॥ २४॥ 


पर्चात्रश अध्याय ३३३ 


यदि कुण्डली में मेष लग्न हो तथा सिंह 
राशि में गुरु व सूर्य, कुम्भ में शनि, चन्द्रमा 
वृष में, वृश्चिक में मङ्गल, मिथुन में दुध हो 
तो जातक मनुष्यों का स्वामी राजा होता 
हे ॥ २४ ॥ 





अपारकीतियुत राजयोग ज्ञान 
कामु के त्रिददानायकमन्त्री भानुजो वणिजि चन्द्रससेतः । 
सेषगस्तु तपनो यदि लग्ने भूपतिर्भवति सोऽतुलकीतिः ।। २५ ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 


ना जा २०२ 


जा 
नं | दि | 
धनु राशि में गुरु, रानि चन्द्रमा के साथ तुला | 


| De ०, ््टा 
में हो तो जातक अपार कीतिमान्‌ राजा होता ही i दा दै हा 
26 S| 


है ॥ २५ ॥ AMM Ge कळ 


ह्याक लक हि 


अन्य राजयोग ज्ञान 
१स्वरक्षात्किन्द्रेषु यातेगुरबुधभूगुजेमंन्दभान्वा रयुक्ते: 
स्वोच्चे चन्द्रोडधितिष्ठछनयति नुर्पात कीतिशुक्लीकृताशमु । 
अत्युच्चे लग्नसंस्थे रविरपि भगवान्पाथिवं क्ररचेष्ट 
यातायातेः *सभस्तं चतुरुदधिजळ यस्य सेना: पिबन्ति ॥२६॥ 


यदि कुण्डली में अपनी राशियों से केन्द्र राशियों में गुरु-बुध-शुक्र, रानि-सूर्य-भोम 
के साथ में हों तथा उच्च (वृष) में चन्द्रमा हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं 
को शुभ्र ( स्वच्छ ) करने वाला राजा होता है । 


यदि सूर्य अपने परमोच्च में लग्नस्थ हो तो कठोर कायं-कारी राजा होता हे । 
जिसकी सेना अपने गमनागमन से चारों ओर समस्त समुद्र के जल का पान करती है. 
अर्थात्‌ आसमुद्र भूमि का राजा होता है ॥ २६॥ 


१. स्वक्षे । २. समन्तारच । 


३३४ सारावलो 


प्रस्य राजयोग ज्ञात 
उदकचरनवांदाके सुखस्थः। कमर्]रिपुः सकलाभिराममूर्ति: । 
उदयति विहगे शुभे स्वळग्मे भवति जपो यदि केन्ट्रगा न पापाः ॥ २७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्णे जलचर राशिस्थ नवांश में चतुर्थ 
भाव में हो व अपनी राशि में शुभग्रह लग्नस्थ हो एवं केन्द्र में पापग्रहों का अभाव हो 
तो जातक राजा होता है ।। २७॥ 
अन्य राजयोग जान 
जाएणंसण्डळूकळाकलितं शशाउडूः 
पइयन्ति शक्रसुरपूजितसोसपुत्राः । 
लग्नाधिपोऽतिबळवान्पृथिचीश्वरः स्यात्‌ 
वर्गोत्तमश्च नवमः खलु चेद्विरग्ने ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा, शुक्र-गुरु-बुध से दृष्ट हो व लग्नेश 
अति बली हो और लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक-राजा होता है॥ २८ ॥ 
प्रसन्न राजयोग ज्ञान 
दर्योत्तमे त्रिप्रभृतिग्रहेन्द्राः केन्द्रस्थिता नो शुभसंयुताइच । 
नो रूक्षधमा न विवर्णदेहा: कुर्वन्ति राज्ञः प्रसवं प्रसन्ना: ॥ २६ ॥ 
यदि कुण्डली में तीन या चार शुभ ग्रह वर्गोत्तम नवांश में केन्द्रस्थ हों तथा पाप 
ग्रहों का असहयोग हो और अस्त क्षीण न हों तो जातक-प्रसन्न राजा होता है ॥२२॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
एक एव "खगः स्वोच्चे वर्गोत्ततगतो यदि । 
बलवान्मिन्नसंदृष्ट: करोति पृथिवोपतिप्रु ॥ ३० ॥ 
यदि कुण्डली में एक भी ग्रह उच्चस्थ होकर वर्गोत्तम में बली मित्रग्रह से दृश हो 
तो जातक राजा होता है ॥ ३० ॥ 
शोर्षोदयक्षेषु गताः समस्ता नो चारिदगे स्वगृहे राशाद्धः । 
सोम्येक्षिञतोऽन्दूनकलो विल्ग्ने दद्यान्महों रत्नगजाश्वपूर्णाम्‌ ॥ ३१॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह ( चन्द्रमा को छोड़कर ) शीर्षोदय राशि में हों तथा 
परिपुर्ण चन्द्रमा शात्रुवर्ग के अतिरिक्त वर्ग में ककं राशिस्थ लग्न में शुभग्रह से दृष्ट हो 
तो जातक रत्न-हाथी-घोड़ा से पूर्णं राजा होता है ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रतुल्य बलशाली राजयोग ज्ञान 
उपचयगृहसंस्थो जन्सपो यस्य चन्द्रात्‌ 
शुभग्रहमथवांदा केन्द्रयाताइच सौम्याः । 
सकळबलवियुक्ता ये च पापाभिधानाः 
स भवति नरनाथ: शुक्रतुल्यो बलेन ॥ ३२॥ 


१. षे षष्टः । २. ग्रहः । ३. सौम्येक्षितः पूर्णंकलां ; 





पर्‍चत्रिंश अध्याय ३३५ 


जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा से चन्द्र राशीश ग्रह उपचय (३, ६, १०, १०) राशि 
` में हो व शुभग्रह शुभ राशि में वा शुभ नवांश में केन्द्रस्थ हों और पापग्रह निवेल हों 
तो जातक इन्द्र के समान बली राजा होता है ॥ ३२ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
अत्युच्चस्था दचिरवपुषः सर्व एव ग्रहेन्द्रा 
मिनत्रेट टा यदि रिपुह्यां गोचरं न प्रयाता: । 
कुय 'नून॑ घ्रसभमरिभिर्गजितेर्वारणार्र्‌यः 
सेनाश्वीयैरचलति चलितेर्यस्य भूः पार्थिवेन्द्रम्‌ ॥ ३३॥ 
यदि कुण्डली में सुन्दर देहधारी समस्त ग्रह परमोच्च में मित्र ग्रहों से दृष्ट व शत्रु 
ग्रहों से अहृष्ट हों तो जातक राजा होता हे । जिसकी शत्रुओं के साथ युद्ध में सेना के 
श्रेष्ठ हाथियों की गर्जना से व घोड़ों के गमन से पृथ्वी अवश्य डगमगा जाती है 11३३॥ 
अखण्ड झूपतियोग ज्ञान 
परमोच्चे स्थितश्चन्द्रो यदि शक्रेण हृव्यते 
कुर्यान्सहीपति षुण पापं रापोक्लिमोपगं: ॥ ३४ ।। 
यदि कुण्डली में परमोच्चांश ( १ रा० ३ अं० ) में स्थित चन्द्रमा शुक्र से हृष्ट 
च आपोक्लिम ( ३, ६, &, १२ ) स्थानों में समस्त पापग्रह हों तो जातक पूर्ण अर्थात्‌ 
अखंड राजा होता है ॥ ३४ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
हदयेते शुभदेः स्वफेन्द्रभवने मित्रेशच पापेस्तथा 
युद्धे नो रिपुर्भिजतों बलगुती जन्मोदयक्षाधिपो । 
भूपः स्यात्निजराशिनाथनवमे चन्द्रोदये चेद्यशो 
यस्येभस्रू तदानलब्घमधुपे शचातु दशं गीयते ॥ ३५ ॥ 
यदि कुण्डली में जन्मराशीश व लग्नेश बलवान्‌ होकर केन्द्र में स्थित हों तथा 
शुभग्रहों से व मित्र ग्रहों से हृष्ट और पापग्रहों से अदृष्ट एवं शुभग्रहों से युद्ध में अपराजित 
हों ब अपने राशीश से नवम स्यान में चन्द्रमा लग्नस्थ हो तो जातक राजा होता है! 
जिसकी सेना के हाथियों के कर्णं दान ( मद ) के लोभी भोरे उस राजा के यश का 
गान चारों दिशाओं में करते हैं ॥ ३५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
उच्चरारिभवेद्धोरा यस्यासौ कुस्ते नृपम्‌ । 
स्वांशेऽथ . सुहुदुच्चांहो हृष्टः केन्द्रोपगैः शुभे: ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में जिस ग्रह की उच्च राशि लग्न में हो वह ग्रह यदि अपने नवांश 
में वा मित्र के वा उच्च के नवांश में केन्द्रगत शभग्रहों से दृष्ट हो तो जातक राजा 


होता है ॥ ३६ ॥- 


३३६ सारादळो 


स्थितो भानो: पुत्रो विरचितदळः पड्चिमाघे मृगस्य 

रबिः सिहे शुक्रस्तुलिनि रुधिरो मेषगः ककिणीन्दु: । 
कुमारीं सम्प्रा्ो यदि भर्वात वा शार्वरीनाथसूनुः 

प्रजातो शपा'ळइछदयति समहीमेकशुवळातपत्राम ॥ ३७॥ 


टु 





यदि कुण्डली में मकर राशि के उत्तराद्ध | 
में प्रबल शनि हो व सिंह में सूर्य, तुला में 
शुक्र, मेष में मङ्गल, ककं में चन्द्रमा और ॥- 
कन्या में बुध हो तो जातक--एक शुभ्र कौत | 
रूप से भूमण्डल का रक्षक राजा होता | 
है ॥ ३७॥। 
प्रकारान्तर 
वर्गोत्तमस्वभवनेषु गता गहेन्द्राः 
सब यदा रुचिररश्मिशिखाकछापाः । 
उत्पद्यते जगति सीममतीं धरित्रीं 
यः पालयेत्क्षितिपतिजितशत्र*पक्ष: ॥ ३८ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह परिपूर्ण होकर वर्गोत्तम नवांश व स्वगृहमें हों तो 
संसार में उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ जातक-समस्त भूमि का पालक व शात्रुदल कोः 
जीतने वाला राजा होता है ॥ ३८॥ 
प्रकारान्तर 
केन्द्रे बिळग्नाथः सुद्दद्धिरभिवीक्षितो ३विहगः । 
लग्नस्थिते च सोम्ये भपतिरिह जायते पुरुषः ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में लग्नेश केन्द्र में स्थित हो तथा मित्र ग्रहों से दृष्ट लग्न में शुभग्रह 
हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६॥। 
यशस्वी व समस्त शत्रु हन्ता राज योग ज्ञान 
सुरपतिगुरः सेन्डुलंग्मे वृषे सभर्वास्थतो 
यदि बलग्रुदो रग्नेशइच न्निकोणगुहं गतः। 
रविशनिकुजेवायोपितेनं यक्तनिरोक्षितो 
भवति स नृपः कोर्त्यां युक्तो हताखिळकण्टकः ॥ ४० ॥ 
यदि कुण्डली में वृष लग्न में गुरु से युत चन्द्रमा व बली लग्नेश त्रिकोण में वलवानु 
सूर्य-शनि-भोम से अदृष्ट व अयुत हो तो जातक--समस्त शत्रु निहन्ता, कीतिमानु राजा 


होता है ॥ ४० ॥। 





१ ङ्चिरमवति गानेक। २ वर्ग: । 
३ विहगनार्थेः । ४ नियतम्‌ । 


२२ पर्चत्रश अध्याय ३३७ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
न नीचगृहसंस्थिता न च रिपोगृ हं संगताः 
स्वरशिमथवांदाकानुदयगोच्चमंरां यदि । 
फरूाभिरतिभूषिते कुमुदषण्डनोधप्रदे 
सुहृऱ्हिरभिवोक्षिताः क्षितिपति बिदध्युग्रंहाः ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह नीच राशि व शत्रु राशियों को छोड़कर अपनी-अपनी. 
राशियों में वा अपने- अपने नवमांश में हों तथा लग्नस्थ उच्चांश में परिपूर्ण चन्द्रमा 
हो और समस्त ग्रह अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक राजा होता है ॥ ४१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
यो यः पुण शिशिरकिरणं प्राप्तवर्मोत्तमांशं 
सुस्पष्टाविगंगनगमनः पइ्यति स्वोच्चसंस्थम्‌) । 
स क्षोणीशं जनयति दशां प्राप्य सौम्य; स्वकीयां 
ख्यातं लोके यदि बळ्युताः कण्टकस्था न पापाः ॥ ४२॥ 
यदि कुण्डली में पूणं चन्द्रमा अपने वर्गोक्तम नवांश में स्थित होकर उच्च राशि. में 
हो तथा जिस-जिस पूर्ण शुभग्रह से दृष्ट हो वह शुभग्रह अपनी दशा में जातक को राजा 
बना देता है। यदि बलवान पापग्रह केन्द्र में न हों तो यह राजा संसार में प्रसिद्ध 
होता है ॥ ४२ ॥ 


प्रकारान्तर 
जन्सोदयभवनपती बलसहिती केन्द्रभेऽय हिबुके वा । 
इन्दुर्जलगहगश्धे त्व़िकोणगो वा महोपाल: ॥ ४३ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्नेश व राशीश बलवान्‌ होकर केन्द्र में हो तो जातक राजा 
वा चतुर्थ में अथवा त्रिकोण में जलचरराशिस्थ चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है।।४३॥ 
सा्वभोस राजयोग ज्ञान 
स्वगृहे भित्रभागेबु स्वाँशे वा सित्रराशिघु । 
छुदेन्ति च नर सुतो सार्वभौमं नराधिपमु ॥ ४४ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह अपनी राशि में या मित्र के नवांश में या अपने 
नवांश में या मित्र राशि में हों तो जातक सावेभोम राजा होता है ॥ ४४॥ 
देव-दानवों से बन्दित 
परमोच्चगताः सर्वं स्वोच्चांशें यदि सोमजः । 


न्रलोषया धिप कुयंदद्दानववन्दितन्‌ ॥ ४५॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह अपने-अपने परमोच्च में हों व बुध उच्च के नवांश 
में स्थित हो तो जातक- देव ( सुर ) दानवों ( असुर ) से पूजित तीनों लोकों का 


राजा होता है ॥ ४५ ॥। 





१ संस्थः । वांदाकंत्रय ३होच्चभंशं । 





३३८ पारावलो 


शत्रुरहित राजयोग ज्ञान 
यस्योत्तरस्याँ भगवान्वसिष्टो बृहस्पतिः प्रागपरे च भार्गवः । 
अगस्त्पनामा खलु दक्षिणस्यां स नएरात्रश्च भवेन्नराधिपः ॥ ४६॥ 
जिसकी कुण्डली में उत्तर (चतुर्थ) में वशिष्ठ (बुध), पूवं (लग्न) में गुरु, पश्चिम 
( सप्तम ) में शुक्र, दक्षिण ( दशम ) में अगस्त्य नक्षत्र ( मं० ) हो तो जातक- शत्रु 
से रहित राजा होता है ॥ ४६ ।। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
शशी पुर्ण: स्वांरां स्वग्रहमथता स्वोच्चभं वा प्रयातो 
दिवः पातुर्मन्त्री दितिजगुरुणा वीक्षितः केन्द्रसंस्थः । 
रविर्ळग्ने स्वांशं यदि बल्य॒तः पयति स्यात्स भूपः 
प्रभग्नं यस्येभश्चतु रुदधिभूदाल्लकीनामरण्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा अपने नवांश में वा अपनी राशि में वा उच्च (वृष) 
राशि में हो तथा केन्द्रस्थ गुरु, शुक्र से दृष्ट हो व बलवान्‌ लरनस्थ सूर्यं अपने नवांश का 
अवलोकन करता हो तो जातक राजा होता है । जिसके हाथियों द्वारा भूमि के चारो 
ओर आसमुद्र सनई के वन नष्ट होते हैं, अर्थात्‌ शल्लकी पदार्थ गज भक्ष्य होने से वन 
में सञ्चार होने के नाते नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥ 
सावेभोम राजयोग ज्ञान 
कुमुदगहनबन्धो वीक्ष्यमाणे समस्ते- 
गंगनग्रहनिवासंदीर्घजीची चरः स्यात्‌ । 
फल्मशुभसमुत्यं नंव केमद्र्मोत्थं 
भवति मनुजनाथः सावंभोमो जितारिः ॥ ४८ ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र व अन्य भी 


XE 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा समस्त ग्रहों से 


De] चं ४ दृष्ट हो तो जातक--दीर्घायु, शत्रद्दीन सावें- 
>>& > भौम राजा होता है । इस योग में अशुभ योग 
bo रे 3 जनन फल व केमद्रुम विशेष अशुभ योगफल भी 
A 
2 I नहीं होता है ।॥ ४८ ॥ 
प्रकारान्तर 


उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणे स्वक्षें शशी जन्मनि यस्य जन्तोः । 
स शास्ति पृथ्वीं बहुरत्नपुर्णा बृहस्पतिः ककटके "यदि स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ ककंटकोपगश्च तु । 





पर्च्चात्रश अध्याय ३३६९ 


जिसकी कुण्डली में त्रिकोणस्थ सूर्य 
अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाला हो 
च अपनी ( ककं ) राशि में चन्द्रमा व गुरु 
हों तो जातक---अधिक रत्नों से भरपूर पृथ्वी 
का पालक राजा होता है ॥ ४5 ॥ | 
सगरादि तुल्य राजयोग ज्ञान 
तुङ्ग षु षड्विबुधमागचरा उपेताः 
स्वां मयूखनिकरे: परिपुरिताङ्भाः^ । 
उत्पादयन्ति कुळगाङ्गितपाणिपादं 
पृथ्वोर्पात सगरवंनययातितुल्यमु ॥ ५० ॥ 
यदि कुण्डली में अपनी किरणों से युक्त स्वांशगत ६ मार्गी ग्रह उच्चराशियों में हों तो 
लजातक--वज् से अङ्कित हाथ पैर वाला सगर-वेन ययाति के तुल्य राजा होता है ॥५०॥ 
तपस्वी राजयोग ज्ञान 
शुभभवनसमेतः सोम्यभागेषु सोम्ये: 
स्फुटरुचिरकराद्य : प्रस्फुरऱ्हिविलग्ने । 
रविमुषितमयुखंस्तश्व  पापेरमिश्रे- 
गिरिगहननिवासो तापसः स्यान्नरेन्द्रः ॥ ५१ ॥ 
यदि कुण्डली में समस्त शुभ ग्रह स्पष्ट सुन्दर किरणों से युक्त होकर न वा 
शुभ नवांशस्थ लग्न में हों व सूर्य के साथ अस्त न हों और साथ में पापग्रह न हों तो 
जातक---परवंत व वन का निवासी तपस्वी राजा होता है ॥ ५१ ॥ 
बृहस्पति बुद्धि तुल्य राजयोग ज्ञान 
रशुभपणफरगाः रा भप्रदा उभयगृहे यदि पापसंचयः । 
स्वभुजहतरिपुमंहीपतिः सुरगुर्तुल्यमतिः प्रकीतितः ॥ ५२॥। 
यदि कुण्डली में,समस्त शुभग्रह शुभ राशियों में पणफर (२, य ८ ११) भाव गत 
हों तथा सव पाप ग्रह द्विस्वभाव राशियों में हों तो जातक अपने हाथों से शत्रु को मारने 
चाला तथा वृहस्पति के समान बुद्धि वाला राजा होता है ॥ ५२ ॥ 
डुर्वार शन्नुमारक राजयोग ज्ञान 
विळग्ननाथः खलु ळग्नसंस्थः सुहृइगहे सित्रदशां पथि स्थितः । 
करोति नाथं पृथिवीतलस्य टुर्वारवँरिघ्नमिहोदये शभे ॥ ५३॥ 
यदि कुण्डली में लग्नेश लग्न में या मित्र की राशि में मित्र ग्रह से दृष्ट हो तथा लग्न 
में शुभग्रह हो तो जातक निवारण के अयोग्य शत्रु को मारने वाला राजा होता है ॥५३॥। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
सम्पुणंमुतिभगवान्दााङ्गो भेषांराकस्थो गुरणा च दृष्ट: । 
नीचे न कश्चिन्न च वोङितोऽन्येः प्राह कितीश यवनाधराजः ॥ ५४ ॥ 








१ परिपुरिताशाः । २ इह । 


३४० सारावला 


यदि कुण्डली में सफल कला परिपूर्ण चन्द्रमा मेष के नवांश में स्थित गुरु से दृष्ट 
हो तथा कोई भी ग्रह नीच राशि में न हो और अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक-- 
राजा होता है । ऐसा कथन यवनाधिराज का है । ५४॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
लग्नाच्छणी त्रिरिपुलाभनभ:स्थलेपु 
सुतावखष्डितवपुः पृथिवीश्वर: स्यात्‌ । 
दृष्ट: सुरेन्द्रगुएणः न च यीक्षितोऽन्यं- 
जन्माधिपो दशमग: स्मरगोऽथवा स्यात्‌ ॥ ५५॥ 
यदि कुण्डली में लग्न से परिपूर्ण चन्द्रमा तृतीय वा पष्ट वा दशम वा लाभ भाव में 
गुरु से दृष्ट तथा अन्य ग्रहों से अदृष्ट और जन्मराशीश सप्तम वा दशम भाव में हो तो 
जातक--राजा होता है ॥ ५५ ॥। 
यशस्वी राजयोग ज्ञान 
वि ञ्रद्रहिमकराळपु ण पर धिनंक्ष त्रसम्पारक- 
स्हङ्गांदा समव स्थितश्च सकल: प्रोट्टीक्षितो व्योसगेः । 
कुर्यादभूमिपति यशस्यचरितं हस्त्यशवसंन्यं जगत्‌ 
योऽच्याच्छेषफणीऱ्द्रतु ल्यमखिरोर्वीभारखिन्नः इवसन्‌ ॥५६॥. 
यदि कुण्डली में किरणों से परिपूर्ण परिधि धारण करने वाला नक्षत्रों का पालक चन्द्र 
अपने उचाँश (रा० १। अं० ३) में स्थित समरत ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक--यशस्वी,' _ 
हाथी, घोड़ा, सेना से युक्त संसार का राजा होता है, जो कि इवास लेती हुई भूमि अपने 
भार (वजन) से दुःखी की शेषराज तुल्य रक्षा करता है, अर्थात्‌ समस्त भूमि का पालकः 
हाता है ॥ ५६॥ 
अधिक हाथी गुरू राजयोग ज्ञान 
सुधामृणालोपमबिम्बशोमितः राशो सवांश नछिनीप्रियस्य । 
यदि क्षितीशो बहुहस्तिपुर्णः शुभाश्च केम्द्रेजु न पापयक्ताः } ५७॥ 
यदि कुण्डली में सफेद कमळ के समान शोभित चन्द्रमा सूर्य के नवांश में हो तथा 
पापग्रहों से रहित शृभग्रह केन्द्र में हों तो जातक-अधिक हाथी वाला राजा होतः 
-है॥ ५७ ॥ 
स्वर्कीत से दिशाओं का शुक्र कर्ता राजयोग ज्ञान 
शदिबुधरुधिराङ्गंः स्वांराकस्थे्नं नोचे- 
व्यंसगृहसहजस्थेर्ापि सुर्यप्रविष्ट : । 
तनयभवनसंस्थैर्नापि सूर्थप्रदिष्ठी : 
भवति मनुजनाथः कोतिशुदलीङृताशः ॥ ५८ ॥! 





पतचत्रिश अध्याय ३४१ 


यदि कुण्डली में चन्द्रमा-बुध-भोम अपने-अपने नवांश में स्थित होकर द्वादश व 
तृतीय भाव में हों तथा नीच राशि में व सूर्य के साथ अस्त न हों और पर्‍वम भाव 
में गुरु चन्द्रमा से युक्त हो तो जातक--अपनी कीति से दिशाओं को शुभ्र करने वाला 
राजा होता है । अर्थात्‌ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध राजा होता है ॥| ५८ ॥ 

शत्रुजेता राजयोग ज्ञान 
नोचारिवगरहितेविहये स्थिभिस्तु 
स्वांशोपगंबळयुतेः शुभव्श्दिष्ट : । 
गोक्षी रशड्डधवलो सृगलाञ्छनश्च 
स्याद्यस्य जन्ननि स भूमिप्तिजितारि: ॥ ५६ ॥ 

जिसकी कुण्डली में कोई भी तीन ग्रह नीच व शत्रु वर्ग के अतिरिक्त अपने नवांश 
में बली व झुभग्रहों से दृष्ट हों तथा गाय के दूध के व शद्ध के समान शुभ्र चन्द्रमा हो 
तो जातक--शत्रुओं को पराजित करने वाला राजा होता हे ॥ ५४ ॥ 

[ | लावेभोस राजयोग ज्ञान 
कुमुदगहनबन्धुं श्रे्ठमंशं प्रपन्नं 
यदि बलतमुपेतः परयति व्योसचारी । 
उदयभवनसंस्थः पापसंज्ञो न चेवं 
भवति सनुजनाथ: सावभोलः सुदेहः ॥ ६०॥ 

यदि कुण्डली में चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में बली किसी ग्रह से दृष्ट हो तथा लग्न 
में पापग्रह का अभाव हो तो जातक-सुन्दर देहधारी सार्वभौम राजा होता है ॥६०॥ 

अधिक हाथी युक्त राजयोग ज्ञान 

जऊचरराशिनवांदाक इन्दो तनुभवने शुभदः स्वकवगे । 

अशुभकरः खलु कण्टकहीनो भवति नृपो बहुवारणनाथः ॥ ६१॥ 

यदि कुण्डली में जलचर राशिस्थ नवांश में चन्द्रमा हो व अपने वगं में लग्नस्थ 
शुभग्रह हो और पाप ग्रहों से हीन केन्द्रस्थान हो तो जातक-अधिक हाथियों का 
स्वामी राजा होता है ॥ ६१ ॥ 

अपूर्वं यशस्वी राजयोग ज्ञान 
वर्गोत्तमे हिमकरः सकलः स्थितोंऽदो 
कुर्यान्महीपतिझएवंवशोभिरामम्‌ । 
यस्याश्ववृन्दखुरयात रजोसिभूतो 
भानुः प्रभातरारिनोऽनुकरोति रूपस्‌ ॥ ६२॥ 
` यदि कुण्डली में परिपूर्ण चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो तो जातक--अपूर्वे यश 
से शोभित राजा होता है । जिसके घोड़ा समुदाय के पाद आघात से उत्पन्न धूलि सूये. 
को आच्छादित करके प्रात:कालीन चन्द्रमा के स्वरूप समान कर देती है ॥ ६२ ॥ .' 


३४२ सारावलो 


सवंग्रहछुते योगे चक्रवर्तीश्वरो *वेत्‌ । 
एककेन तथा जाता सण्डलानामधीश्वरा: ।। ६३ ॥ E 
यदि कुण्डली में सब ग्रह राजयोग कारक हों तो जातक चक्रवर्ती राजा होता है" 
एक ग्रह राजयोग कारक हो तो कमीश्नरी का राजा होता है॥ ६३ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
एकोऽपि बिहगः कुर्यात्पः्चसांशागतो नुपमु । 
समस्तबळसम्पच्तश्चक्रवतिनमेव च ॥ ६४॥ 
यदि कोई भी ग्रह कुण्डली में अपने पञ्चमांश में स्थित हो तो जातक राजा होता 
है। यदि पूर्ण बल से युक्त हो तो चक्रवर्ती राजा होता है ।। ६४॥ 
यदि पइयति चन्द्रमसं विवुधगुरुवृ बभसंस्थितं' प्रसवे । 
अचति पृथिवीसुदग्रां स्फुरन्मणिद्योतितदिगन्तास्‌ ॥ ६५॥ 
यदि कुण्डली में वृष राशिस्थ चन्द्रमा, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--शोभित मणि 
की कान्ति के समान दिशाओं को शोभित करने वाला समस्त पृथ्वी का पालक राजाः 
होता है ॥ ६५ ।। 
निषाद कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
कुर्याचङ्ग त्रिकोणे वा स्वराशिस्थो विलोकयन्‌ । 
ग्रहस्तुषारकिरणं निवादमपि पार्थिवम्‌ ॥ ६६॥ अ 
यदि कुण्डली में कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में वा मूल त्रिकोण में अथवा 
अपनी राशि में स्थित होकर चन्द्रमा को देखता हो तो नीच कुलोत्पन्न जातक राजा 
होता है ॥ ६६ ।। 





सहाराज योग ज्ञान 
स्वगृहे तृतीयभागे शशी स्थितः पाथिघं यदा कुरुते । 
परिपुणंबळः शुभदो यदि प्रसूती महाराजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा अपने द्रेष्काण में हो तो जातक राजा तथा इसी योग में 
यदि पुणंबली शुभग्रह हो तो महाराजा अर्थात्‌ बड़ा राजा होता है ॥ ६७ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वांहो दिवाकरो यस्य स्वक्षेत्रे च क्षपाकरः । 
स॒ राजा गजदानोघश्ीक रोक्षिक्तभूतलः ॥ ६८॥ 
जिसकी कुण्डली में सूर्य अपने नवांश में व चन्द्रमा ककं में हो तो जातक-- _ 
हाथियों के मतदान के कणों से सिक्त पृथ्वी का राजा होता हे ॥ ६८ ॥ 
ग्रामीण राजयोग ज्ञान 
लग्ने रविपपुत्रसंग्रुते देनेज्येऽस्तञगते नवोदिते । 
दृष्टेऽसुरराजमन्त्रिणा ग्रालीणो नृपतिभंवेदिह ॥ ६६ ॥ 


१. संस्थितः । २ सितग्रुक्त । ३ गृहेण चोदिते । 


पर्र्चात्रद्चा अध्याय ३४३ 


यदि कुण्डली में लग्न में शनि व सप्तमभाव में नवोदित गुरु हो और शनि व गुरु ' 
शुक्र से दृष्ट हों तो गाँव में उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ६६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
उदयेऽसुरमन्त्रिवरो गुरुभे गुरुदुष्टिपथं च गत: । 
कुर्ते नियतं सनृपं यदि तुङ्गगतश्व बुधः॥ ७० ॥ 
गुक्रमास्करेन्दवो "भावमेकमाश्चिताः । 
जीवदृष्टम/त्रकाः स्यात्तथा महोपतिः ॥ ७१ ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु की राशि में शुक्र लग्न में गुरु से दृष्ट हो व बुध उच्च राशि 
में स्थित हो तो जातक अवश्य राजा होता है ॥ ७० ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र-सुयं-चन्द्रमा एक ही भाव में केवल गुरु से दृष्ट हों तो जातक 
राजा होता है 1 ७१ ॥ 
अधिक यशस्वी राजयोग ज्ञान 
लग्नगा: सितशशाङ्कजभौमा: सप्तमे शशिनि वाक्‍पतियुक्त । 
तिग्मरश्मितनयेन च दृष्ट जायते पृथुयशः प॒थिवीशः॥ ७२ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में शुक्र-चन्द्रमा-भौम हों तथा गुरु से युक्त चन्द्रमा सप्तम में 
शनि से दृष्ट हो तो जातक---अधिक यदा वाला राजा होता है ॥ ७२ ॥ 
नीच कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
विविधगुरुणंदि भोमनवांशे रुधिरनिरीक्षितपुर्णबलश्य । 
जनयति कुत्सितजन्ममहीपं क्रियपरिसंस्थितकर्मंगतो5कं: ॥ ७३ ॥ 
तृतीयगा:शुक्रशशाद्धूभास्करा: कुजोऽस्तसंस्थो नवमे बृहस्पति: । 
गणोत्तमो रूग्नगृहांशकोदगमो यदा तदा होनकुलो महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु, भौम के नवांश में स्थित, पूर्ण बलवान्‌ व भोम से दृष्ट व 
दशमभाव में मेष का सूर्यं हो तो जातक नीचकुळ में उत्पन्न होने पर भी राजा 
होता है ॥ ७३ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र-चन्द्रमा-सूर्य तृतीय भाव में हों व सप्तम में भौम, नवमभाव 
में गुरु व लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक--नीचकुल में पैदा होने पर भी 
राजा होता है ॥ ७४ ॥ 
देव तुल्य राजयोग ज्ञान 
जीवो ब्रुधो भृगुसुतोऽय निशाकरो वा 
धमं विशद्धतनवः स्फुटरदिमजालाः। 
मित्रेनिरीक्षितयुता यदि सुतिकाले 
कुर्वन्ति देवसदृशं नूर्पात महान्तम्‌ ॥ ७५॥ 


१ भाग । 


३४४ सारावली 


यदि कुण्डली में स्पष्ट किरणों के समूह से युत शुद्ध शरीर धारी गुरु वा वुध वा 
शुक्र वा चन्द्रमा वा ये चारों ग्रह नवमभाव में अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट व युत हों तो 
जातक देवता के समान बड़ा राजा होता है ॥ ७५ ॥ 

अन्य राजयोग ज्ञान 

तपोगृहं यस्थ भवेत्तवुच्चकं ग्रहेण तेनाथ युतं निरीक्षितम्‌ । 

ग्रहहयं स्वोच्चगतं यदा भवेत्तदा कुटुम्बी नियतं महीपतिः ॥ ७६ ।। 
.. यदि कुण्डली में जिस ग्रह की उच्च राशि नवम भाव में हो वह ग्रह भी नवम 
में हो अथवा नवम राशि में अपने उच्च ग्रह से दृष्ट हो तथा अन्य दो ग्रह उच्च 
राशि में हों तो जातक कुटुम्ब ( परिवार ) से युत अवश्य राजा होता है ॥ ७६॥ 
क नीच कुलोत्पञ्च राजयोग ज्ञान 

सुतभवने शाशिदेवनमस्यो बनपनिप्रसमीक्षितदेहो । 

भुगुतनयो यदि मीनसमेतो भवति नुपः खलु कुत्सितबंश: ॥ ७७॥ 





यदि कुण्डली में पत्चम भाव में चन्द्रमा व गुरु पश्चमेश से दृष्ट हों तथा मीन 
राशि में शक्र हो तो नीचक्रुलोत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ७७ ।। 
लक्ष्मीयुत राजयोग जाय 
चन्द्रखिपुष्करस्थः स्वोच्चे दचसां पति: सलक्मोकछ्‌ । . 
उत्पादयति उस्दाभिनसुत्तमपात्रं ससग्रभुव: ॥ ७८ ॥ 
यदि कुण्डली में तृतीय या दशम भाव में चन्द्रमा हो तथा अपनी उच्च राशि 
ककं में गरु हो तो जातक--लक्ष्मी से युत समस्त भूमि का उत्तम वा उच्च मन का 
राजा होता है ॥ ७८ ॥ 
प्रसिद्ध राजयोग ज्ञान 
केन्द्रस्वोच्चमुपेत: सुरसन्त्री ददासगो यदा शुक्रः । 
नूनं स भवति पुरुषः समसस्तपृथ्वीश्वरः ख्यातः ॥ ७६ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न वा चतुर्थं वा सप्तम वा दशम भावस्थ गुरु उच्च राशि में 
“हो तथा शुक्र दशम भाव में हो तो जातक अवश्य समस्त पृथ्वी का प्रसिद्ध राजा 
होता है ।। ७३ ॥ 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
स्वक्ष शाशी विपुलरश्मिशिखाकरापा: 
स्वांगो स्थिता बुधबृहस्पतिदानचेज्याः । 
पाताळगा दिनकरेण निरीक्षिताश्च 
संसुचयन्ति नूर्पात “हिजमुख्यजातस्‌ ॥ ८०॥ 


१ यदि देवनमस्यो । २ देह: । २ न्ततमनसं । ४ शनिः, यदा । ५ नूप । 





Le eee मका": । a 





पन्चन्चिश अध्याय ३४५ 


यंदि कुण्डली में अपनी राशि में परिपुर्ण चन्द्रमा वा दानि हो तथा चतुर्थ भाव 
¡में अपने-अपने नवांशों में स्थित बुध-गुरु-शुक्र, सूर्य से दृष्ट हों तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 
` जातक राजा होता है ॥ ८० ॥ 
गाय पालक राजयोग ज्ञान 
रविर्नभस्थः स्दत्रिकोणगोऽपि वा स्वरादिसंस्थाः सितजीवचन्द्राः । 
तृतीयषष्ठाययताइच जन्द्रात्कुवन्ति गोपालमिह क्षितीशम्‌ ॥ ८१॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से अपनी दशमस्थ मूलत्रिकोण राशि में सूर्यं हो अथवा 
तृतीय, पष्ठ, एकादश भावों में अपनी-अपनी राशि में शुक्र-गुरु-चन्द्रमा हों तो जातक 
गायों का पालन करने वाला राजा होता है ॥ ८१ ॥ 


सकलनप पालक उत्तम राजयोग ज्ञान 
सत्तमभवने सौस्या मित्रांगगताः दुहद्रिरिह हृष्टाः । 
उच्चे कुजो यदि नृप: समस्तनृपपारकः श्रेष्ट: ॥ ८२॥ 
यदि कुण्डली में अपने मित्र के नवांश में शुभग्रह सप्तमभाव में हों तथा अपने 
मित्र ग्रहों से दृष्ट हों व उच्चराशि में भोम हो तो जातक समस्त राजाओं का पालन 
करने वाला उत्तम राजा होता है॥ ८२॥ 
प्न्य राजयोग ज्ञान 
रविशशिवुधशुक्रेवर्पोस्ति' सित्रांशकस्थ- 
ने च रिपुभवनस्थेर्नाप्यहश्येनं नीचे: । 
स तपसि भुगुपुत्रे भूपतिः स्यात्प्रयाणे 
गजमदजळसेकर्लीयते यस्य रेणुः ॥ ८३॥ 
यदि कुण्डली में अपने-अपने मित्र ग्रहों के नवांश में सूर्य-चन्द्रमा-त्रुध शुक्र, दशम 
भाव में हों तथा शत्रु के वर में व अस्त एवं नीच राशि मेंन हों और शुक्र नवम 
भाव में हो तो जातक राजा होता है । जिसके गमन में हाथियों के मदजल से सिक्त 
धूलि बन्द हो जाती है अर्थात्‌ भूमि आद्रे होकर धूलि उइ़ना वन्द हो जाता है॥८३॥ 
यशस्वी राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चे भानुः प्रकटितबलो व्योममध्ये सजीवः 
शक्रो धर्मे यदि बलयुतः स्वं नवांरां प्रपन्नः । 
रूग्ने घरे झभगगनगो राजपुत्रेण दृष्ट: 
पृश्बीपाो घवरिःतजगत्स्यात्सतेः स्वेयेशोभि: ॥ ८४ ॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ उच्चरारिस्थ सूर्य दशमभाव में हो व वली शुक्र स्वनवांश- 
स्थ गुरु के साथ नवम भाव में हो एवं शुभ ग्रह का वर्ग लग्न में बुध से दृष्ट हो तो 
जातक-अपने शुभ्रा यश से संसार को चमकाने वाला राजा होता है ॥ ८४ ॥ 





१ वक्त्रेः । विध्यते । ३ कुजयुतः । 





३४६ सारावलो 


अन्यजात राजयोग ज्ञान 
वृषे शशी लग्नगतः सुपुणः सितेन हषो वणिजि स्थितेन । 
बुधोऽपि पाताळगतो यदि स्यात्तदान्यजातो भवति क्षितोदाः ॥ ८५ ॥ 
यदि कुण्डली में वृष राशिस्थ-परिपूणं चन्द्रमा लग्न में, तुला राशिस्थ शुक्र से दृष्ट 
हो तथा चतुर्थं भाव में बुध हो तो जातक---अन्य से उत्पन्न राजा होता है ॥ ८५ ।। 
कुत्सित राजयोग ज्ञान 
क्षमासुतः स्वोच्चमुपाश्चितो 'यदा रवीन्दुवाचस्पतिभिनिरीक्षितः । 
भवेन्नरेन्द्रो यदि कुत्सितस्तदा समर्तपथ्चीपरिरक्षणे क्षमः ॥ ८६ ।। 
यदि कुण्डली में अपनी उच्च (मकर) राशि में भौम, सूर्ये-चन्द्रमा-गुरु से दृष्ट हो तो 
जातक नीच राजा होता है, तब भी समस्त पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ होता है ॥८६॥ 
नीचकुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
२जायतेऽभिजिति यः रशाभकर्मा भूपतिर्भवति सोऽतुळवीयंः । 
नीचवेइमकुल्जोऽपि नरोऽस्मिन्‌ राजयोग इति न ३व्यपदेशः ॥ ८७ ॥ 
जो मनुष्य अभिजित नक्षत्र में उत्पन्न होता है वह शुभ कर्म करने वाला अगणित 
बलशाली राजा होता है। इस योग में नीचकुलोत्पन्न मनुष्य भी राजा होता है, इसमें 
सन्देह नहीं हे ॥ ८७॥। 
शत्रृजेता राजयोग ज्ञान 
गण्डान्तःविध्टिपरिघव्यतिपातजातस्ताराधिपः समुदये यदि कृत्तिकायाम्‌ । 
क्रीडेत्कृपाणफरूकाहितचण्डवेगप्रोत्यापिताहितशिरोगलिकाभिरीइाः ॥ ८८ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में कृत्तिका नक्षत्रस्थ चन्द्रमा हो तथा गण्डान्त, भद्रा वा वैधृति 
या परिघ या व्यतिपात में जन्म हो तो जातक राजा होता है। वह राजा शत्रुओं के 
वेग से उत्यापित अपने कृपाण के फलक ( धार ) से शत्रुओं के मस्तकों की गोली 
बनाकर खेलता है अर्थात्‌ शत्रुओं का संहार करता है ॥ ८८॥ 
निराकुल राजयोग ज्ञान 
बुधोदये सप्तमगे ब्रृहस्पतो चन्द्रे कुलीरे सुखरारिगेऽनले । 
वियद्गते भार्गणनन्दने ग्रहे प्रशास्ति पृथ्वी अनुजो निराकुलः ॥ ८६॥ 





यदि कुण्डली में लग्न में बुध, सप्तमभाव 
में गुरु, चतुर्थ भाव में परिपूर्ण चन्द्रमा ककं 3 १ 200 
राशि में और दशमभाव में शक्र हो तो जातक चं 
निर्भय ( निश्चिन्त ) होकर भूमण्डल का DG 
शासक ( राजा ) होता है।॥ ८९॥ 22 
चक्क द समुद्र राजयोग ज्ञान 
एकान्तरगंवहगे: षडिभइचक्रं क्षितीदवरं कुर्यात्‌ । 
अत्रव शुभे लग्ने सकलमहीपालको नू्पतिः ॥ ६०॥ 








१. बली । २. जगति । ३. सव्यपदेशः । ४. वैधृतगुह । 





मनि 


पर्च्चात्रश अध्याय ३४७- 


अयमेव समुद्राब्यो हो लग्ने यदि संस्थिती । 
"करोति भूभुजां नाथं सौम्यैः फेन्द्रेषु संस्थित: ॥ &१॥ 
यदि कुण्डली में एक-एक राशि के अन्तर से ६ राशियों में सब ग्रह हों तो चक्र योग 
होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा होता है। इसी ही योग में दो शुभ ग्रह लग्न 
में हों तो समस्त भूमि का पालन करने वाला राजा होता है । इसी पूर्वोक्त चक्र योग 
में ही दो कोई ग्रह लग्न में हो तथा सव शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो समुद्र योग होता है । 
इसमें जातक राजाओं का राजा होता है ॥ ६०-८१ ॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
निरन्तरं यदि भवनेषु षटसु 
ग्रहाः स्थिता उदयगुहात्समस्ताः । 
स्वर्पाङ्क्तदन्नरपतिमेव कुयु - 
इचतुष्टयन्नरपतिसन्त्रिणं च ॥ &२ ॥ 


यदि कुण्डली में लग्न से लगातार ६ राशियों में सब ग्रह हों तो जातक अपनी- 
पंक्ति (राज पंक्ति) को देने वाला राजा होता है । यदि लग्न से लगातार चार राशियों: 
में सव ग्रह हों तो जातक राजा का सचिव होता है ॥ ९२ ॥ 


स्पष्टाथ चक्र स्पष्टार्थं चक्र 


mon nee 
॥ ८, एर जा 7 णि कफ? न न पि +5-5- + -+- 5 


इ~ गुः म ॥ 





= 


अधिक सम्पत्तिवान्‌ राजयोग ज्ञान 
सुतसुखदुश्चिव्यगता यदि कर्मणि कीर्तयन्ति यवनाद्याः । 
वन्धुसुतार्थगजाढययो बहुभृत्यो जायते क्षितिपः ॥ ९३॥ 


यदि कुण्डली में पञ्चम, चतुर्थ, तृतीय व दशम भाव में सव ग्रह हों तो जातक 
बन्धु-पुत्र-धन-हाथी-अधिक नोकरों से युक्त राजा होता है, ऐसा यवनादि आचार्यो का. 
कथन है ॥ ९३ ॥ 


१ स करोति भुवो । 


| पपा “ 0 टच 


"३४८ सारावलो 


नगर नासक राजयोग ज्ञान 
कर्मास्तजल्होरासु ग्रहाः सवं प्रतिष्टिता: । 
कुर्वन्ति नगरं नाम यत्र स्यात्पृथिनीपतिः॥ ६४ ॥ 


यदि कुण्डली में दशम, सप्तम, चतुर्थं व लग्न में समस्त ग्रह हों तो नगर नाम का 
योग होता हे । इसमें उत्पन्न मनुष्य राजा होता है ॥ ४॥ 
प्रशान्त राजयोग ज्ञान 
सुखतनुमदगाः छुभाः समग्राः कुजरविजास्रिवर्मलाभसंस्थाः । 
यदि भवति महीपतिः प्रशान्तो यवनपतिकृतो ह्यं महीपयोगः ॥ ९५॥ 
यदि कुण्डली में चतुर्थ, लग्न, सप्तस भाव में सव शुभ ग्रह हों तथा भौम, सूर्य, 
शनि, तृतीय, नवम व एकादश भाव में हों तो जातक--शान्त चित्त बाला राजा 
होता है । यह राज योग यवन स्वामी ने कहा है 1 ६५॥ 
कलश संज्ञित राजयोग ज्ञान 
लाभधम॑स्थिता: सौम्याः पापाः कर्मणि संस्थिताः । 
नृपतीनामयं योगो भवेत्कलशसंज्ञितः ।। ६६ ॥ 





यदि कुण्डली में एकादश व नवम भाव में समस्त शुभ ग्रह हों तथा समस्त पापग्रह 
"दशम भाव में हों तो कलश नामक राज योग होता है॥ &६॥। 
पूर्ण कुम्भ नामक राजयोग ज्ञान 
त्रयो ग्रहा आठुसुतायसंस्थास्तथा शुभो दो रिपुसङ्गतो च । 
कळत्रऊग्नं च गतो च शपो न॒पस्य योगः खलु पुणकुम्भः ॥| ६७ ॥ 
यदि कू ण्डली में तीन ग्रह तृतीय, पञ्चम, लाभ भाव में हों व दो शुभ ग्रह पष्ठ भाव 
“में, शेष दो ग्रह सप्तम भाव में हों तो यह पूर्ण कम्भ नामक राजयोग होता है ॥&७॥।। 
सुविस्तरं नोचकुलोळूवा मया 
विचित्ररूपा: कथिताः क्षितीइवरा: | 
अन्तःपरं पा्थिवबंदाजन्सनां 
भवन्ति योगा मुनिभिः प्रक्षीतिता: ॥ ९८॥ 


न 
है 
# 


अभी तक मैंने विस्तार एवंक नीचकूलोत्पन्न अनेक प्रकार के राजथोगों का वर्णन 
“किया है। अब आगे ऋषियों के कहे हुए राज वंशोत्पन्न राजयोगों का वर्णन करता 


है 11 €८॥ 
सब संसार से वन्दित राजयोग ज्ञान 

सिहोदये दिनकरो सृगलाञछनोऽजे' कुम्भस्थितो रबिसुतः स्वगृहे सुरेज्यः । 
स्वोच्चेऽपि भूमितनयः पृथिवीइवरस्य जन्मप्रदः सकळळोकनमस्कृस्तय ॥ 5९ ॥ 





१वा। 





पर्चात्नण अध्याय ३४६ 


स्पष्टार्थ चक्र 


यदि कुण्डली में सिंहराशिस्थ ळग्न में De 
सूर्य, मेष राशि में चन्द्रमा, कुम्भ में शनि व ७9/५ सू | 
अपनी राशि में गुरु और उच्च ( मकर ) da 
राशि में भौम हो तो जातक--समस्त संसार > १ क. 
से वन्दित राजा होता है ॥ 5६ ॥ | दव 
व. जा. में क 'लेख्यास्थेऽकेऽजेन्दौ लग्ने भोमे स्वोच्चे कुम्भे मन्दे । 
चापप्राप्ते जीवं राज्ञः पुत्र विन्द्यात्पृथ्वोनाथस्‌ (११ अ. १४ इलो.) ॥९७॥ 
स्थिर लक्ष्मीबान्‌ राजयोग ज्ञान 
शुभे रग्नं याते बलवति तथा घर्मराशि क्रमेण 
सर्वः शेषेलंग्नं धनगृहनथ तरयायषट्कमे गश्च । 
महीपालः श्रीमान्भवति नियतं यस्य सातङ्कसङ्धाः 
प्रयाणे सेघानां स्रु तमदजल्चन्तिमुत्पादयन्ति ॥ १०० ॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ एक शुभ ग्रह लग्न में हो तथा अन्य शुभ ग्रह नवम में, 
और अवरिष्ट ग्रह लग्न, द्वितीय, तृतीय, एकादश, पष्ठ व दशम भाव में हों तो जातक 
स्थिर लक्ष्मीवान्‌ राजा होता है। जिसके हाथी समुदाय के गमन में उनके कानों की 
मद जल वृष्टि से लोक में मेघ का श्रम उत्पन्न हो जाता है ॥ १०० ॥ 


व. जा. में कहा है--'सौम्ये वीर्ययृते तनुयुक्ते वीर्याढ्ये च शुभे शुभयाते । 
धर्मार्थोपचयेस्ववनेष्धर्मात्मा नृपजः प्रथिवीशः? (११ अ. १६ इलो०) ।१००। 


अधिक लक्ष्लीबान्‌ राजयोग ज्ञान 
*दनुजपगुरुनेन्छुस्याने स्वचेशसगतो यदा 


/% 9 








तुहिनकिरणः सम्पुर्णाङ्गस्तपः समवस्थित: । 
न्रितनुभवभप्राक्ताः शेषा ग्रहा यदि भूपति: 
भवति धृतिमास्फीतश्रीकस्तया: बहुवाहन: ॥ १०१ ॥ 


यदि कुण्डली में स्वराशिस्थ शुक्र चतुर्थ भाव में तथा परिपूर्ण चन्द्रमा नवम भाव 
में और अवरिष्ट ग्रह तृतीय, लग्न, एकादशं भाव में हों तो जातक--धर्यवात्‌ अधिक 


वाहन व लक्ष्मी से युक्त राजा होता हैं ॥ १०१ ॥ 
ब. जा. में कहा है--'स्वक्षें शुक्र पातालस्थे धर्मस्थाने प्राष्ते चन्द्रे । 
दुर्चिक्या द्भप्राप्तिप्राप्तैः शेषैर्जातः स्वामी भूमे: (११ अ. १५ इलो०) ॥१०१॥ 
विशेष--यह योग कुम्भ लग्न व ककं लग्न में ही हो सकता है ॥ १०१ ॥ 
द्रांशतुल्य यशस्वी राजयोग ज्ञान 
स्वोच्चोदये कृतपदः कुमुदस्य बन्धुजीवोऽथंगो वर्णिजि दानवपुजितश्य । 
उक्कन्याजसिहगुहगा बुधभौम ूर्याश्चन्द्रांशुनि्मट्यश्ा नवति क्षितीश; ॥ १०२ ॥ 


१ शुभै । २ सुरपतिगुरु, ३ शोषाश्र मत्स्युगले यादि चेद्धहेन्द्रा: । 


-३५० सारावलो 


यदि कुण्डली में वृष रूग्त में चन्द्रमा, 
"धन भाव ( मिथुन ) में गुरु और तुला राशि 
में शुक्र, कन्या में बुध, मेष में भौम व सिंह 
“राशि में सूर्य, पाठान्तर से शेष ग्रह मीन राशि 


में हों तो जातक---चन्द्रमा की किरणों के Se 1 
-समान ( दोषः हीन ) यश वाला राजा होता द्वु = स 
-है॥ १०२ ॥ पर, | 

वृ. जा. में इसके कुछ विपरीत कहा है--'वृषोदये मूर्तिधनारिलाभगैः शशाङ्क- 
*जीवाकेसुतापरेन्‌ प: (११ अ. १७ इलो.) ॥१०२॥ 

विशेष--वृहज्जातक में षष्ठ भाव में शनि की सत्ता मानी है । इस ग्रन्थ में शक्र की 
“स्थिति का वर्णन है ॥ १०२ ॥ 

अपने गुणों से विख्यात राजयोग ज्ञान 

'नक्षत्रनाथर्साहतः सविता नभःस्थः सोरिविल्ग्नभवने हिबुके सुरेज्यः । 
'देवारिपुज्यबुधभूमिसुते: सलार्भ: ख्यातो महीपतिरिह स्वगुणनंरः स्यात्‌ ॥१०३॥ 




















यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ सूर्य 


-दशम भाव में हो तथा लग्न में शनि व चतुर्थ 22 
में गुरु एवं एकादश भाव में शुक्र, वुध, भौम 





ञ. 
हों तो जातक--अपने गुणों से प्रसिद्ध राजा 


होता है ॥ १०३ ॥ CS > 
वृ. जा. में कहा है--सुखे गुरी | 
खे शशितीक्ष्णदी धितौ यमोदये LMI PI NEN स्स्स 


“छ| भगन्तैन्‌ पोऽपरेः' (११ अ. १७ इलो.) ॥१०३॥ 


खा NT 


अन्य राजयोग ज्ञान 
सुगरारि परित्यज्य स्थितो लग्ने वृहस्पति: । 
करोत्यवश्यं नृपति मत्तेभपरिवारितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
यदि कुण्डली में मकर राशि को छोड़कर लग्न में गुरु हो तो जातक--राजकुल 
में पैदा होने पर मतवाले हाथियों से युक्त राजा व अन्यकुलो में जायमान धनवानु 
होता है ॥ १०४ ॥ 


अधिक यशस्वी राजयोग ज्ञान 


लग्ने भौमो रविजप्तहितस्तीक्ष्ण रश्मि: खमध्ये 
वाचां स्वामी मदनगृहगो भागंवों धर्मसंस्थः । 


AHN. Ne), VENI Y NINN. VATE ES NT RN 


a 1. 


~ 9 च ks 4७ 


पर्चात्रशय अध्याय ३५१ 


झाये हेम्न: शिशिरकिरणो बन्धुराशि प्रपन्नो 
यद्येवं स्याद्विपुःलयशसो जन्मभूपालकस्य ॥ १०५ ॥ 


स्पष्टार्थं चक्र 


यदि कुण्डली में शनि के साथ भोम लग्न 
में हो, सूर्यं दशम भाव में, गुरु सप्तम भाव में, 


'शुक्र नवम भाव में, बुध एकादश भाव में और 
चन्द्रमा चतुर्थ भाव में हो तो जातक राजवंश 


में पैदा होने पर अधिक यशवाला राजा व 
अन्य कुल में उत्पन्न धनी होता है ॥१०५॥। 
वृ. जा. में कहा हैं-'वक्रासितौ शशिसुरेज्यसितार्कंसौम्या होरासुखास्तशुभ- 
खाप्तिगता: प्रजेशम्‌’ (११ अ. १८ इलो.) ॥ १०५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
न्युनोऽपि २कुमुदबन्धुः स्वोच्चस्यः3 पाथिवं करोति नरम्‌ । 
कि पुनरखण्डमण्डलकरनिकरप्रकटितदिगन्तः ॥ १०६ ॥ 
यदि कुण्डली में क्षीण भी चन्द्रमा उच्च राशि में हो तो जातक को राजा बना 
देता है । यदि परिपूर्ण चन्द्रमा उच्चस्थ हो तो कहना ही क्या है 1! १०६ ॥ 





पराक्रम धन वाहन से युक्त राजयोग ज्ञान 
लग्नं विहाय केन्द्रे सकलद्ळापुरितो निशानाथः । 
विदधाति सहीपालं ४विक्रमधनवाहनोपेतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यदि कुण्डलो में परिपूर्ण चन्द्रमा लग्न को छोड़कर अन्य केन्द्रों ( ४।७।१० ) में 
हो तो राजकुलोत्पन्न जातक-पराक्रम-धन-सवारी से युत राजा व अन्यवंशोत्पन्त 
धनी होता है॥ १०७॥ 


सर्पराज के तुल्य प्रतापी राजयोग ज्ञान 
यदि पश्यति दानवाचितं वचसामधिपस्तदा भवेत्‌ । 
नपतिबंहुनागनायको भुजगेन्द्र इव प्रतापवान्‌ ॥ १०८ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, गुरु से दृष्ट हो तो जातक--सरपेराज के समान प्रतापी व 
अधिक नागों ( सर्पो ) का राजा होता है ॥ १०८ ॥ 
राजराजेश्वर राजयोग ज्ञान 
दिवोकसां पतेसँन्त्री कुर्यात्पर्‍्यन्बुधं “नरम । 
शिरोभिः शासनं तस्य धारयन्ति नपाः सदा ॥ १०६ ॥ 


१ विमल । २ क्षीगोऽपि । ३ स्वोच्चगतः । ४ वारणो । ५ यदा । 


५५२ सारावलो 


यदि कुण्डली में बुध, गुरु से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है । उसके शासनः 
( आदेश ) को राजा लोग मस्तक पर धारण करते हैं ॥ १०६ ॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
लग्नाधिपतिः स्वोच्चे पद्यन्सृग्लाञ्छनं नृपं कुरुते । 
बहुगजतुरगबलोघे: क्षपितविपक्षं महाविभवम्‌ ॥॥ ११० ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा, उच्चस्थ लग्न स्वामी से दृष्ट हो तो जातक राजा होता 
है । वह राजा अधिक हाथी, घोड़ाओं के बलों से सम्पत्ति शाली शत्रुओं को पराजित 
करने वाला राजा होता है ॥ ११० ॥। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
इन्दु: स्वोच्चे पश्यन्करोति बुधभागंवी नरं नृपतिम्‌ । 
प्रणतारिपक्षमुच्छितयशसं सोभाग्यवन्तं च ॥ १११ ॥ 
यदि कुण्डली में बुध व शुक्र, उच्चस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हों तो जातक- शत्रओ को 
जीतने वाला, अधिक यशस्वी व सौभाग्यवान्‌ राजा होता है ॥ १११ ॥ 
लक्ष्मीपति राजयोग ज्ञान 
अधिमित्रांशगःचन्द्री दृशो दाचदमन्त्रिणा । 
अनिशं कुरुते लक्ष्मीस्वासिनं भुर्पात नरघु ॥ ११२ ॥ 
यदि कृण्डली में अधिमित्र ग्रहनवांशस्थ चन्द्रमा, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक-- 
निरन्तर लक्ष्मी का पति राजा होता है ॥ ११२ ॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 
स्वांशऽधिमित्रभागे वा गुरुणा यदि दृशयते । 
राशी महीपति कुर्याहिदसे नात्र संशयः॥ ११३॥ 
यदि कुण्डली में जातक का जम्म दिन में हो व चन्द्रमा अपने नवांदा में वा 
अधिमित्र के नवांश में रिथत होकर गुरु से दुष्ट हो तो जातक राजा होता है ॥११३॥। 
ब्राह्मण कुल में राजयोग ज्ञान 
जन्माघिपतिः केन्द्रे दलपरिपुर्ण; करोति परिमद्धिम्‌ । 
ब्राह्मणकुलेऽपि नृपर्ति कि पुनरवनीरासंभुतस्‌ ॥ ११४॥ 
यदि कुण्डली में बलवान्‌ जन्म राशीश केन्द्र में हो तो जातक ब्राह्मण कूल में भी 
उत्पन्न होकर अधिक सम्पत्तिशाळी राजा होता है, फिर राजवंशोत्पन्न की बात ही 
क्या है ॥ ११४ ॥ 
अंग देशाधिप योग ज्ञान 
रविरप्यधिमित्रस्थो यदि चन्द्रसमीक्षितः। 
अङ्गदेशाध्िपं कुर्याद्वर्मार्थसहितं नृपस्‌ ॥ ११५ ॥ 


१ गुरुभागेंवो ! 





२३ पर्श्चात्रदा अध्याय ३५३ 


यदि कुण्डली में अधिमित्र राशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक---धर्म व 
धन से युक्त अंग ( उड़ीसा ) देश का राजा होता है ॥ ११५ ॥ 
मगधाधिप योग ज्ञान 
उच्चस्थ: शाशितनयः कुमुदाकरवन्धुना च॒"समधिगतः । 
जनयति मगधाधिर्पात गजसदगन्धेन वासितदिंगन्तम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ वुध उच्चराशि में हो तो जातक--हाथियों के 
मदजल गन्ध से दिशाओं को व्याप्त करने वाला मगध देश का राजा होता है ॥११६॥ 
शत्रुदसय राजयोग ज्ञान 
प्रधानबलसंयुक्तः सम्पूर्ण: शाराळाङछनः । 
एकोऽपि दुखे जातं पुचराविपर्मारदसघु ॥ ११७॥ 
यदि कुण्डली में एक भी सम्पुर्ण ( पुणिमा ) चन्द्रमा प्रधान वल से युक्त अर्थात्‌ 
उच्चस्थ होकर स्थित हो तो जातक शत्रुओं का विनाश करने वाला राजा होता हे 1११७ 
गोप कुलोत्पन्न राजयोग ज्ञान 
केन्द्रे विलग्ननाथः श्रेष्जलो सानवाधियं कुर्ते । 
गोपासकुलेईपि नरं कि पुनरवनीश्वराणां च ॥ ११८ ॥ 
यदि कुण्डली में उत्तम ( उच्च ) बलस्थ लग्नेश केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो 
जातक गोपकुल मे भी जन्म लेकर राजा होता है, फिर राजकुळोत्पन्न की बात ही 
क्या है ॥ ११८ ॥ 
ससस्त झूमण्डल का स्वासी राजयोग ज्ञान 
ककटर्संस्थः केन्द्रे बृहस्पतिदंशमधामग: शशिनः । 
चतुरुदधिनेखलायाः स्वामी भूमेभंवति जातः ॥ ११६ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से दशम केन्द्र में कर्कस्थ गुरु हो तो जातक--चारो ओर 
समुद्र से बँधी हुई भूमि का राजा होता है ॥ ११६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञा 
वे सहर्नरर्सि: सह राशिना संस्थितः करोतीशमु । 
केररुकर्णाटकार्प्रद्रविडाचां चोळ्कस्यापि ॥ १२०॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ उच्चस्थ सूर्य हो तो जातक केरळ-कर्णाटक- 
आन्ध्र, द्रविण देशों का तथा चोळ प्रदेश का भी राजा होता है ॥ १२० ॥ 
काइमीर के राजा का राजयोग ज्ञात 
उच्चस्थास्रददागुरः फेरववनबन्धुसङ्गमं परासः । 
काइसीरमण्डरभुचां करोति पुर्षाधिपमवश्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ उच्चस्थ गुरु हो तो जातक-- काइमीर मण्डल 
की भूमि का अवश्य राजा होता है ॥ १२१॥ 





१ सहितः । २ मृ गगतश्च । 


३५४ सारावली 


अन्य राजयोग ज्ञान 
तुङ्गायस्वगृहोदयकण्टकनवमेघु यस्य शुक्रगुरू । 
सोऽवइयं भवति नरो राजांश'समुखझ्ूवी नुपतिः ॥ १२२ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र व गुरु उच्च राशिस्थ होकर एकादश “धन' लग्न, चतुर्थे, 
सप्तम, दशम या नवम भाव में हों तो जातक--राजकुलों में उत्पन्न होने पर अवश्य 
राजा होता है।। १२२ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
दिवस्थानकालादिबले रुदारा: शुमाः पुनः केन्द्रमुपागताश्च । 
कुर्वन्ति पायरविसिश्रचारा: पृथ्वी भुजं त्रिप्रभृ तिग्रहेन्वा: ॥ १२३ ॥ 
यदि कुण्डली में तीन या चार शुभग्रह दिकू-स्थान-काल आदि वलों से युत होकर 
केन्द्र में स्थित हों तथा पापग्रहों से अयुक्ता हों तो जातक राजा होता है ॥ १२३॥ 
तीन ओर समुद्र से वेष्टित भूमि का राजयोग ज्ञान 
रवेद्वितीये बुधजोवभार्गवा न चाशुनद एयुता न वाकंगाः । 
स्फुरत्करौघस्फुटपिश्चि रीकृता नर प्रकुर्यृखिसमुद्रपालकस्‌ 1। १२४ ॥ 
यदि कुण्डली में शोभित किरण समुदाय से स्फुट विम्ब वाले बुध-गुरु-शुक्र, सूर्य 
से द्वितीय राशि में पापग्रहों से अदृष्ट व प्रथक्‌ एवं अस्त न हों तो जातक--तीन ओर 
समुद्र से वेटित भूमि का राजा होता हे ॥ १२४॥ 
प्रसिद्ध कोगतसान राजयोग ज्ञान 
कुन्दाबजकाराधवल: परिपुर्णमुति- 
जन्माधिपेन उबलिना शुभदेन दष्टः । 
खज्ीमानभङ्गनिपुणं दयितं क्षपायाः 
पस्थातकीतिसुनयं कुस्ते नरेन्द्रम्‌ ॥ १२५॥ 
यदि कुण्डली में कुन्द व शुभ्र कमल के समान सफेद परिपूर्ण चन्द्र, जन्मराशीश 
एवं बलवान्‌ शुभग्रह से दष्ट हो तो जातक-स्त्रियों के मानभंग करने में चतुर, प्रख्यात 
( प्रसिद्ध ) कीतिमान्‌ व सुन्दर नीति वाला राजा होता है ॥ १२५ ॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
देवमन्त्री कुटुभ्बस्यो भागवेण समन्वितः । 
जनवेद्वसुधापाळं नि्जितारातिसण्डळम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यदि कुण्डली में हितीय भाव में शुक्र से युत गुरु हो तो जातक--शत्रुओं को 
जीतने वाला राजा होता है ॥ १२६ ॥ 
कारकयोगे जाता भवन्ति पृथ्वीभुजो नरास्तेषाम्‌ । 
गजतठुरगपत्तिविचलितरऽजोचितानं भवेद्गगनम्‌ ॥ १२७॥ 





१. राजांग । २ चारकं । ३ कविना । ४ पांशु । 





पश्चत्रिश अध्याय ३५५ 


पुर्वेकेथित कारक योगों में जन्म लेने वाले राजवंशोत्पन्न राजा होते हैं । जिनकी 
हाथी घोड़ों की सेना के चलने पर आकाश धूलि से आच्छादित हो जाता है ॥१२७॥ 


अन्य राजयोग ज्ञान 


कुजे विट्य्ने तरणेश्च नन्दने 
रसात शुक्रवृहस्पतीन्दुजा: । 
सृगोदये सन्दनवांराकस्थिते 
रसातलेशो भवतीह पाथिः ॥ १२८॥ 


यदि कुण्डली में लर्न में भौम व शनि हु. व चतुर्थ भाव में शुक्र, गुरु, बुध हों 
सो जातक राजा होता हे । वा शनि नवांशस्थ मकर लग्न में चतुर्थेश हो तो भी राजा 
होता है ॥ १२८ ॥ 











स्पष्टार्थं चक्र 
| द ह ह 
म. श 
SERB 
7 दा ० वु. रा A £ 
0 क प्‌ 
र र 2 026 
ह ७ १०५३ मही 
TT mm, — 
ल 6 ~ mus op 
दोपाधिय योग ज्ञान 


स्वोच्चे गुरुस्तनुगतः स्वगृहे राशाङ्कः 
शुक्रो झषे परमधुच्चमितोऽसितश्च । 
भेषे तथेब भगवान्सबिता कुजश्च 
होपाधीपो यदि सवेन्दृपतिः प्रजातः ॥ १२६॥ 
स्पष्टार्थ चक्र 








यदि कुण्डली में ककं लग्नस्थ गुरु, चन्द्रमा | प्रक De 
से युत्त हो व मीन राशि में शुक्र, परमोच्च | ६ र चं. ४ २ 


( रा० अ० ६।२० ) में शनि, मेप राशि में | Lo १ 
be ० 


सूर्य भोम हों तो जातक एक द्वीप का राजा | 





होता है ॥ १२९ ॥ HO 





१ च स्वर्गापो, च वर्गाधिपो । 


३५६ सारावलो 


अन्य राजयोग ज्ञान 
शक्रेड्य: ससितः शुचिस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्णः शशी 
हष्टस्तीव्रवि'लोचनेन दिनङ्कन्मेषे यदासो नृपः । 
सेनायाश्चलनेन रेणुपटलेयंस्य प्रन रवा- 
दस्तञ्नान्तिसमाकुरा कमलिनी सङ्गो छति ॥ १३०॥ 


यदि कुण्डली में पवित्रात्मा गुरु, शक्र के साथ मीन में हो व परिपूर्ण चन्द्रमा 
अपनी उच्च ( वृष ) राशि में हो एवं मेषस्थ सूर्य पापग्रह से दृष्ट हो तो जातव-- राजा 


से 
होता है। जिसकी सेना के चलने से धूरि उड़कर सूर्य के प्रकाश को नष्ट कर देती 
है। इसलिए सूर्यास्त भ्रम से व्याकुल होकर कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है, 
अर्थात्‌ खिली हुई भ्रम से वन्द हो जाती है ॥ १३० ॥ 
निभुवनाधिप राजयोग 
कररेर्नीचे रिपुभवनगेः पष्टटुश्चिवययर्या 
सोम्येः स्वोच्चं परमुपगतंनिर्मलेः छेन्द्रगेश्म 1 
आज्ञां याते रिशिरकिरणे ककटस्थे निशाया- 
सेकच्छत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियेश: ॥ १३१॥ 
जिसकी कुण्डली में समस्त पाप ग्रह नीचराशि में स्थित होकर रात्र के घर में 


तृतीय भाव में हों तथा निर्मल शुभग्रह अपने-अपने परमोच्चांद में स्थित 
होकर केन्द्र में हों व चन्द्रमा ककं राशिस्थ दशमभाव में हो और रात्रि का जन्म हो 


तो जातक--एक छत्र त्रिभुवन का राजा होता है ॥ १३१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
होरालेखामुपेतः स्फुटकरनिकरे:' परिताद्कः सुरेज्य- 
श्वन्द्रः शुक्‍लाधंदेहो भवभवनगतः स्वेन पुत्रेण दृष्टः । 
चन्द्राड्भानुद्वितोये* यदि भवति तदा नेव दृटः कुजेन 
घायो3 जायेत ४्शुभृद्बहुगजलुरगक्षुण्णःपष्टपीठः ॥ १३२॥ 
यदि कण्डली में स्पष्ट किरण समूहों से परिपूर्ण गुरु लग्न में व अद्ध शबर देहधारी 


चन्द्रमा एकादश भाव में वुध से दृष्ट हो तथा चन्द्रमा से द्वितीय भाव मे सूर्ये, भोम की 
दृष्टि से रहित हो तो जातक--प्रायः अधिक हाथी घोड़ों से युत भूमि का राजा होता 


है ॥ १३२ ॥ 
शत्रुजित राजयोग ज्ञान 
रविशशिकुजेमपे लग्ने सिताकिबुधंदु पे 
धनुषि नवमे देवेज्ये च स्वभांदामुयायते । 
रविरपि यदि स्चोच्चे "वर्ग प्रधानबळोदयो 
भवति नुपतिः सिद्धाज्ञातो^ हतारिरणोऽट्बः ॥ १३३॥ 


१ खगेन चैव । २ भानुस्तृतीये। ३ पाता ) ५ ६ विद्वानुजातो। 





पर्चत्रिश अध्याय ३५७ 


यदि कुण्डली में मेष लग्न में सूर्य, चन्द्रमा, भोम हों तथा वृष राशि में शुक्र, शनि, 
युध हों व अपने नवांश में धनुराशिस्थ गुरु हो एवं सूर्य भी उच्च वर्ग में प्रधान अंश 
( परमोच्चांश ) में हो तो जातक--सिद्ध आज्ञा से युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने 
वाला व विद्वान्‌ शत्रुजित राजा होता है ॥ १३३ ।। 
विल कोतिमान राजयोग ज्ञान 
सितशशिसुतजी व: पन्चसस्थैन॑भोग 
रविरपि रिपुराशो स्वोच्चगे भूमिपुत्रे । 
तपसि च रविपुत्रे जायते पार्थिदेन्द्रः 
प्रथितविभलकी तिर्दानधर्म प्रताप : ॥ १३४ ॥। 
यदि कुण्डली में शुक्र, वुध, गुरु पञ्चमभाव में, सूर्य भी पष्ठ भाव में व अपनी 
-उच्चराजि में भौम और नवम सें शनि हो तो जातक--दान-धर्म व पराक्रम से प्रसिद्ध, 
शुभ कीतिवाला राजा होता हे ॥ १३४॥ 
प्रसिद्ध यशस्वी राजयोग ज्ञान 
न्रिददागुरो ररथिहिमकरस्य भृगोस्तनयो 
रवितनयः कुजस्य खलु दृष्टिपथं च गतः । 
मवति विळग्नगो यदि उरोदयरारिगतः 
प्रथितयशा भवेत्क्षितिपतिः क्षपितारिगणः ॥ १३५ ॥ 
यदि कुण्डली में चर राशि का लग्न हो तथा गुरु से, सूर्य, चन्द्रमा से शुक्र व भौम से 
दानि दृष्ट हो तो जातक शत्रुओं को जीतने वाला प्रसिद्ध यशस्वी राजा होता है ॥१३५] 
स्वभुज विजयी राजयोग ज्ञान 
बुधः कन्याळग्ने सुरपतिशुस्श्चं च तिमिगः 
स्थितः क्षोणीपुत्रः प्रथमभवने' वीर्यर्साहतः । 
शानिः दाद्रुस्थाने त्रिदर्शारिपुपुञ्यश्च हिबुके 
वदेवं स्यात्सुतो स्वभुजविजयी भपतिरिह ॥ १३६॥ 


स्पष्टाथे चक्र 


यदि कुण्डली में कन्या रूग्न में बुध हो 
तथा मीन राशि में बली गुरु मेप राशि में 
भौम, शनि पष्ट भाव में शुक्र चतुर्थं भाव में 
हो तो जातक अपने भुज ( हाथ ) वल से 
विजयी होने वाला राजा होता है 11१३६॥ 





१ प्रसव समये । 





३५८ वारावला 






प्रसिद्ध राजयोग ज्ञान 
यमे विलग्ने मकरप्रतिष्टिते 
दिवाकरे द्यनगते सितेऽष्रमे। 
कुजे$लिगे ककटगे निदाकरे 
मचेत्प्रसिद्ो जगतीश्वरो नयः ॥। १३७ ॥ 
यदि कुण्डली में मकर लग्न में शनि, RR ० का 
सप्तम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शुक्र, 
वृश्चिक राशि में भोम, ककं राशि में चन्द्रमा 
हो तो जातक जगत्‌ का स्वामी प्रसिद्ध राजा 
होता है ॥ १३७ ॥ 


सृगोदये भमिसुते सुनिर्मले रानश्वरे ध्षमंग्रहें व्यवस्थिते । 
दिवाकरे सप्तमगे सहेन्दुना चळस्वभावो नृपति: प्रजायते ॥ १३८ ॥ 





स्पष्टार्थं चक्र 
भें में निम रद 
यदि कण्डली में मकर लग्न में लल कक 8 
प AR १ ८ 
भौम, नवम भाव में शनि, सप्तम भाव में १ की. 50 
चन्द्रमा के साथ सूर्य हो तो जातक अस्थिर x र 
स्वभाव का राजा होता है ॥ १३८ ॥। ER ४2 RO 


अजेय राजयोग ज्ञान 
शानेश्चरे रग्नगते सचन्द्र बृहस्पत सघमराशिगे च । 
शुक्रेण दृष्ट शशिजे स्वतुङ्ग जायेत पुथ्बीपतिरप्रधृष्यः ॥ १३६ ॥ 
यदि कुण्डली में ऊग्न में शनि, सप्तम भाव में चन्द्रमा के साथ गुरु, अपनी उच्चस्थ 
( कन्या ) राशि में वुध, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक शात्रुओं से अजेय राजा होता 
है ॥ १३८ ॥ 
द्विज देवभक्त राजयोग ज्ञान 
चापे? भवेत्सुरगुर्रहतद्‌ टटिशुद्धो 
लग्ने सुरारिदयितः शशिनि स्वराझो । 
वापीतडागसुरवेसमकरो नरोऽत्र 
जायेत मानवपतिद्विजदेवभक्त: ।॥ १४० ॥ 





१ पापाभवे सुरपुरोहितहष्टिशुद्धा । 


पन्डत्रिशा अध्याय ३५९ 


यदि कुण्डली में मित्रग्रह से दृष्ट गुरु धनु राशि में, शुक्र लग्न में, चन्द्रमा कर्क 
राशि में हो तो जातक वापी-तालाव-देवतायतनों का निर्माण करने वाला, ब्राह्मण 
व देवताओं का भक्त राजा होता हे ॥ १४० ॥ 
सर्वेवन्दित राजयोग ज्ञान 
एक: स्वोच्चे शुभगगनग: संस्थितो निर्मलांशुः 
केन्द्रे भानुः प्रकटितकर: केबल: पुर्गंबीर्य: । 
दृष्टः कुर्यादमरगुरुणा पन्डमस्थेन जातं 
भभेर्नाथं बहुगजपति उर्वबन्ध' कृतार्थम्‌ ॥ १४१॥ 
यदि कुण्डली में स्वच्छ किरणों से युक्त एक शुभग्रट उच्च में हो व पूर्ण बलवान्‌ 
प्रत्यक्ष किरणों से युत केन्द्र में केवल सूर्य, पश्चमस्थ गुरु से दृष्ट हो तो जातक अधिक 
हाथियों का स्वामी, कृतार्थं व जगत से वन्दित राजा होता हे ॥ १४१ ॥ 
अपने बाहुबल से शन्न को जीतने बाला राजयोग ज्ञान 
पछ कुजाफिरवयः सहजेऽयबाऽपि 
हिहे सुरारिसचिवोऽय भवक्षेसस्थः । 
दृशः  ठशार्भैदिनकरेन्दुबिहीनदृ्टि: 
कुर्यान्नूपं स्वभुजनिजतशात्रुपक्षस्‌ । १४२ ॥ 
यदि कुण्डली में षष्ठ भाव में वा तृतीय भाव में भीम-शनि-सूर्य हों तथा एकादश 
भाव मे सिंहस्थ गुरु शुभग्रहों से दृष्ट हो व सूर्य-चन्द्रमा से अदृष्ट हो तो जातक अपने 
बाहुबल से शत्रुपक्ष को पराजित करने वाला राजा होता है ॥ १४२ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
वहति मृदुसमीरे' निर्मलध्योममध्ये 
बिसळनिएपरर्गाः खेचर! वृत्तवरा: । 
उदयति सुरदन्ध मण्डले झातुराणां 
यदि दृभभनृहस्थो आार्गयः स्यात्क्षितीशः ॥ १४३॥ 
यदि जन्म के समय में सुन्दर वायु चलती हो व आकाश निर्मल हो तथा त्यक्तवैर 
विमल उत्पात रहित सब ग्रह हों एबं तुला लग्न में गुरु हो ओर वृष राशिस्थ शुक्र हो 
तो जातक राजा होता हे ॥ १४३ ॥ 
कीतिमान्‌ राजयोग ज्ञात 
शशिबरुधरुधिराए्यं: स्दांशकस्थेने नीचे- 
व्यंयगृहसहजस्थर्नापि सुर्यत्नविष्ट : 
तनयभवनसंस्ये वाक्पती चन्द्रथुक्त 
भवति मनुजनाथः कीर्तिशाक्लीकृताशः ॥ १४४॥ 





शरीरे । 


३६० सारावली 


यदि कुण्डली में चन्द्र या बुध व भौम अपने-अपने नवांशों में स्थित होकर द्वादश व 
तृतीय भाव में हों तथा नीच राशि में एवं सूर्य के साथ अस्त न हों और पञ्चम भाव में 
गुरु चन्द्रमा का योग हो तो जातक--अपनी कीति,से दिशाओं को शुभ्र करने वाला 
राजा होता है ।। १४४ ॥ 


पुष्कल नामक राजयोग ब उसके फल का ज्ञान 
अघिसित्रगते) केन्द्रे जन्माधिप्तिविळग्नपतियुक्तः । 
पयति अळपरिपुर्णो लग्नं स्यात्पुष्कठो योगः ॥ १४५ ॥ 
पुष्कलयोगे पुरुषा जायन्ते भमिपालका नित्यस्‌ । 
सुचिरं भ्रमन्ति हतरिगुगजभदगन्धेन यासितदिगन्ताः ॥ १४६॥ 
यदि कुण्डली में अधिमित्र ग्रह की राशि में जन्म राशीश व लग्नेश पूर्ण वलवान्‌ 
केन्द्र स्थित होकर लग्न को देखते हों तो पुष्कल योग होता है। इस पुष्कल योग में 
जायमान पुरुष राजा होता है । वह मारे हुए शत्रुओं के हाथियों के मदजळ सुगन्ध से 
दिशाओं को व्याप्त करता हुआ अधिक समथ तक घूमता है ॥ १४५-१४६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
राव्यादी लग्नपतिः करोति जात” नरेन्द्रदण्डपतिश्‌ । 
सध्ये सण्डळनाथं ग्रासर्पात चेव भवनान्ते॥ १४७ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्नेश राशि की आदि में हो तो जातक---राजाओं को दण्ड देने 
वाला, राशि के मध्य में ल्ग्नेश हो तो कमिइनरी का स्वामी, राश्यन्त में हो तो ग्राम 
का मुखिया होता हे ।॥ १४७ !। 
शतयोजन भुसि का स्वामी राजयोग ज्ञान 
पोष्णे फाल्गुन्यां या मूळे पुष्ये च भास्करः कुरुते 1 
रग्नगतो नरनाथ योजनशतमात्रके देशे ॥ १४८॥ 
यदि कुण्डली में ळग्नस्थ सूर्य, रेवती वा दोनों फाल्गुनी वा झूल वा पुष्य नक्षत्र में 
हो तो जातक सो योजन भूमि तक देश का राजा होता है ॥ १४८ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
कृत्तिकारेवतीस्वातीपुष्यस्थायी भगो: सुत: । 
करोति भभुजाँ नाथभश्विन्यात्पि संस्थितः ॥ १४९ ॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, कृत्तिका या रेवती वा स्वाती या पुष्य वा अश्विनी नक्षत्र में 
स्थित हो तो जातक--राजाओं का राजा होता है 1 १४९ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी भृगोः सुतः । करोति 
भुभुजां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः' ( रा० यो० ६६ इलो० ) ॥ १४८ ॥ 





१ गुहे । २ लग्ने । 





No ¥ २ 
चन्द्रमा शुक्र नवमभाव में और उच्चस्थ सूर्य DANE 
गुरु के साथ एकादशभाव में हो तो जातक | >. 2 2 


पर्चात्रश अध्याय ३६१ 


सार्वसीम राजयोग ज्ञान 
विदधाति सार्वभीस॑ लग्नांशपति: स्वतुङ्गगः केन्द्रे । 
नपति ळग्नाधिपतिजन्माविपतिधनसमृद्धम्‌ ॥ १५० ॥ 
यदि कुण्डली में लग्नस्थ नवांश का स्वामी अपनी उच्चस्थ राशि का होकर केन्द्र 
में हो तो जातक सार्वभौम राजा होता है। यदि लग्नेश व जन्म राशीश केन्द्र में हों 
तो जातक्र--धन से सम्पन्न राजा होता है ॥ १५० ॥ 
अन्य सार्वभोस राजयोग ज्ञान 
सीने निशाकरः पूर्ण: सुहुद्ग्रहनिरीक्षितः । 
सार्वेभोमं नरं कुर्यात्तिद्धाज्ञाकों न संराथः॥ १५१ ॥ 
यदि कुण्डली में परिपणे चन्द्रमा मीन राशि में अपने मित्रग्रह से दृष्ट हो तो 
जातक सिद्ध आज्ञा वाला निश्चय सार्वभौम राजा होता है ॥ १५१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
याते भोमे कर्म स्थान 
शिशिरकरभृगुसुतंस्तपः समवस्थितः । 
आये स्वोच्चे प्रातो भानु- 
खिदरापतिसचिवसहितो यदि प्रसवे? भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
क्षोणोभर्ता याने यस्य प्रविचलिततुरगरजसा दिशः परितो गतः । 
एवं कतुंभूयो भयो “धरणितलर्पारमळसुखं प्रयान्ति रवेहुंया: ॥ १५३ ॥ 
यदि कुण्डली में भौम दशमभाव में व 


DC >> 2 .१२ 





राजा होता है । जिसकी सेना के चलने पर 
घोड़ों के पादों से उडी हुई धूलि दिशाओं में ~| ®> 
व्याप्त होकर सूर्य के घोड़ों को भूमि के सुगन्ध । AN to NS 
का सुख अनुभव कराती है ॥१५२-१५३।। 
वधितश्री राजयोग ज्ञान 
शशिसहिते केन्द्रस्थे शानंश्चरे भवति "जारजातस्तु । 
राजा भुवि गजलूरगग्रामधनेर्दोधितश्रीकः ॥ १५४ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा के साथ शनि केन्द्र में हो तो अन्य से उत्पन्न होने पर भी 
जातक- हाथी-घोड्डा-ग्राम व धन से धन को बढ़ाने वाला राजा होता है ॥ १५४ ॥ 
शत्रजेता राजयोग ज्ञान 
शुक्रवावपतिबुर्धधनसंस्थेद्य नग: शश्रिविक्षितिपुत्रः । 
जायते. क्षितिपतिः पुथुवक्षाः सवतः क्षपितशत्रुसमुहः ॥ १५५ ॥ 


१ सिद्धाज्ञाकंन्न । २ प्रभवे । ३. गर्त: । ४. परिश्रम । ५. जातोत्र । 





३६२ सारादएः 


यदि कुण्डली में शुक्र-मुरु-बुध-धन भाव में हों तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा-सूर्य- 
भोम हों तो जातक--विशाल हृदय का, चारों तरफ शत्रु समूह का नाशक राजा 
होता है ॥ ११५ ॥ 
विशेष--इस पद्य में सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति गणित शास्त्र से विरोध उत्पन्न 
करती है, क्योंकि सूर्य व शुक्र बुध का अन्तर तीन राशि के अधिक है। जातका भरण' 
में सूयं के स्थान पर शनि पठित है ॥ १५५॥ ' 
जा० भ० में कहा है 'धनस्थिता: सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्था: । 
यस्य प्रसूती स तु भूपतिः स्यात्‌’ ॥ १५५ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
भानुः आणी शशिमृहयुतः शोतरश्मिइच तस्मि- 
न्नेकः स्वोच्चे यदि गगनगो निर्मल: पुर्णरदिम: । 
लग्नं प्रातः सुरपतिगुद: षष्टग: स्यात्क्षितीश- 
रछन्तो यस्य  प्रचलितचम्रेणुभिव्योॉममार्ग: ॥ १५६ ।: 
यदि कुण्डली में बळ्वान्‌ रवि, चन्द्रमा की राशि (ककं) मे चन्द्रमा से युत होव 
कोई एक ग्रह निर्मल (स्वच्छ) पूर्ण किरणों वाला उच्च राशि में लग्न में हो एवं गुरु 
षष्ठ भाव में हो तो जातक राजा होता है । जिसकी सेना के चलने पर धूलि से आकाश 
मार्गे आच्छादित हो जाता है ॥ ५५६ ॥ 
संसार का कल्याणकारी राजयोग ज्ञान 
कुम्भस्याएसभागे न्रिकोणझंस्थे (विच ) निद्यानाथे । 
जातो भवत्यवइयं राजा शुभदः समस्तलोकस्य ॥ १५७ ॥ 
यदि कुण्डली में कुम्भ राशि के अष्टम नवांश में चन्द्रमा त्रिकोणस्थ (५।९); हो तो 
जातक- संसार का कल्याण करने वाला अवव्य राजा होता है ॥ १५७॥ 
जा० भ० में कहा है—'कुम्भाष्टमांशे शरिनि त्रिकोणे ॥ १५७॥ 
अम्य राजयोग ज्ञान 
मेषस्थ सप्तमांश-, करोति पृथ्वीसुतः स्थितो नपतिम्त । 
१एकाधिर्कावशञ्शे ` `` नरभिथुनांशे भवेज्भधू पः ॥ १५८ ॥ 
यदि कुण्डली में मेष राश्ि“के सप्तम अंश में अथवा मिथुन राशि के २१ वें अंश में 
भौम हो तो जातक राजा होता है ॥ १५८ ॥ 
जा० भ० में कहा है-“मेपेऽद्रिभागे धरणीसुतोऽथवा इन्डक्विश्ांशगतेऽथ यस्य 
प्रसूतो स तु भूपतिः स्थात्‌’ ॥ १५८ ॥ 
घ्रकारन्तर से राजयोग ज्ञान 
कुम्भस्य पञ्चदशके भागे चन्द्रः स्थितो महीपालम्‌ । 
कर्कटकस्य च दशमे करोति पुरुषं सदा प्रमवे॥ १५९ ॥ 





१. सिहस्य पञ्चमांशे । 


उश्चत्रिश अध्याय ३६३ 


यदि कुण्डली में कुम्भ राशि के १५ वें अंश में अथवा कर्के राशि के दशवें अंश में: 
चन्द्रमा हो तो जातक हाता होता है ॥ १५८ ।। 
जा० भ० में कहा है--“कुम्भस्य चेत्पच्च दशे विभागे कर्क दशांशोपगतो विधुश्चे तु 
॥ १५९ ॥ 
प्रसिद्ध राजयोग ज्ञान 
धनुषि च "विशे जीवः करोति नृपति स्थितो जनख्यातम्‌ । 
[सिहस्य पञ्चमांशो तथा च हेलिब्रुधो ज्ञेयः ॥ १६०॥ 
यदि कुण्डली में धनु राशि के बीसवें अंश में गुरु हो वा सिंह राशि के पाचवे 
अंश में सूर्य या बुध हो तो जातक- संसार में प्रसिद्ध राजा होता है ॥ १६० ॥ 
जा० भ० में कहा है-तृतीयभागे धनुपीन्द्रवन्द्यः शिहे शशाङ्क ऽप्यथवापि भूपः' 
॥ १६० ॥ 
दीर राजयोग ज्ञान 
एकस्सिन्पळ्चकुती पळ्चददास्वांस्थितरचन्व: । 
भागेषु वौरनुर्पात करोति भुजल्ूव्धपृथ्वीकम्‌ ॥ १६१ ॥ 
यदि कुण्डली में किसी भी राशि के १५ वें अंश में एक ही राशि के पाँच दर्गो में 
चन्द्रमा स्थित हो तो जातक-- अपनी भुजाओं से भूमि को प्राप्त करने वाला वीर राजा | 
होता हे ॥ १६१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
मकरस्य पञ्चमांशे करोति रविजो नरेश्वर सुनयउन्न्‌ । 
योगे भूतलतिएकं धर्म राखनिरतं च ॥ १६२॥ 
यदि कुण्डली में शनि मकर राशि के पाँचवें अंश में हो तो जातक--इस योग में 
सुन्दरनीतिज्ञ वा सौभाग्यवान्‌, धर्मात्मा, शास्त्र में छीन व भूमि का भूषण राजा | 
होता हे ॥ १६२ ॥ 
अजेय राजयोग ज्ञान 
ककंटके दाशिजीवो पञ्चसु भागेषु संस्थितो कुरतः । 
भूमिपतिम्रधुष्यं रविरिव सर्वग्रहणस्य ॥ १६३ ॥ 
यदि कुण्डली में करकं राशि के पाँचवें अंश में चन्द्रमा व गुरु हों तो जातक--- - 
अजेय राजा होता है। जैसे समस्त ग्रहों का राजा सूर्य है॥ १६३॥ | 
साचंभोस राजयोग ज्ञान 
चन्द्रः पुष्ये नृपतिं वर्गोत्तसङत्तिकादिविनीसंस्थः । 
विदधाति सार्यभोमं त्रिपुष्करे वार्णव परिपुर्ण: ॥ १६४ ॥ 





१. त्रिशे । २. पुरुषं । ३. सुभगम्‌ । 


३६४ सारावल?ी 


यदि कुण्डली में पुष्य नक्षत्र में वा वर्गोत्तम नवांश में वा कृत्तिका वा अश्विनी वा 
“त्रिपुष्कर योग में परिपूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक---सार्वभौप राजा होता है ॥१६४॥। 
जा० भ० में कहा है--'पुष्येऽश्विभे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूर्णतनुः कलावान्‌। 
-करोति जातं खलु सार्व भौमं त्रिपुप्क़् रोत्पन्ननरोऽपि भूपः (रा०्यो० ५५ क्लो०) 11१६४१1 
दिशेष--त्रिपुष्कर योग का लक्षण-- 
"तिथिश्च भद्रा विषमाङ्घ्िमे चेद्वारे गुरुक्ष्मातनयाकंजानाम्‌ ! 
त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो वृद्धौ च हानो त्रिगुणासिकर्ता' ॥ १६३ ॥ 
न्ध राजयोग ज्ञान 
अधिविन्यनु राधास्थ: स्थितः श्रविष्ठासु पारथिबं भोसः । 
कुरते स्वोच्यभुपगतो बर्णोससगञ्च नान्यत्र ॥ १६५॥ 
यदि कुण्डली में अश्विनी वा अनुराधा वा धनिष्ठा वा उच्च वा वर्गोत्तम में भौम 
हो तो जातक--राजा होता है । अन्य स्थिति में नहीं होता हे ॥ १६५॥ 
जा० भ० में कहा है-मैत्रे च दास्रेऽप्यथवात्मतुङ्गो वर्गोत्तमे भूमिसुतः करोति । 
"महीपति पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धस्‌ (रा० यो० ५७ इलो०) ॥१६५॥ 
अतुल्य बलवान्‌ राजयोग ज्ञान 
व्योम्नि शंखध्वरो निशाकरो भार्गबस्तपसि संस्थितः शुचिः । 
'आयगाश्य यदि सर्व एव ते स्यान्महीपतिरतुल्यपोद्षः ॥ १६६॥ 
यदि कुण्डली में शङ्क के समान शुभ्र कान्ति वाला चन्द्रमा दशम भाव में, पवित्र 
शुक्र नवम भाव में और अवशिष्ट समस्त ग्रह लाभ भाव में हों तो जातक--असमान 
पराक्रमी राजा होता है॥ १६६ ॥ 
जा० भ० में कहा है-'चेद्भार्गवो जन्मनि यस्य पुष्ये मेप्रणे पूर्णतनुः शशाङ्कः । 
- अन्ये ग्रहा लाभगता भवेयुः पृथ्वीपतिः पाथिदवंशजातः' (रा० यो० ५८ इलो ०) ॥१६६॥। 
अहुङ्कारी राजयोग ज्ञान 
चन्द्रादुपबयसंस्था गगनसदः सर्य एब यदि सुतो । 
जायेत साननिलयः समस्तपृथ्बीपतिः पुरुष: ॥ १६७॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा से उपचय ( ३, ६, १०, ११ ) भाव में समस्त ग्रह हों तो 
"जातक अहङ्कारी ( अभिमानी ) समस्त भूमण्डल का राजा होता है ॥ १६७॥ 
जा भ० में कहा है--'उपचयभवनस्थाः सर्वेखेटाः शशांकाद 
( रा० यो० ५९ इलो० ) ॥ १६७ ।! 
कुबेर के समान धनी राजयोग ज्ञान 
जीवनिशाकरसूर्याः पञ्चसनवमठृतीयगा चक्रात्‌ । 
यदि भवति तदा राजा कुबेरतुल्यो धनेर्वा्ो ॥ १६८॥ 


mm  ->>>>> ->-__-_---_ हशा 


१ सूर्य । 





पर्यात्र टा अध्याय ३६५. 


यदि कुण्डली में मंगल से पञ्चम, नवम, तृतीय भावों में गुरु, चन्द्रमा, सूर्य हों तो - 
जातक धन में कुवेर के समान धनी राजा होता हे !। १६८ ॥ 
जा० भ० में कहा है--“रविग्रुरुशशिनइ्चेद भूमिटूनोर्भवन्ति । त्रितनयनवमस्था;. 
कुवेते ते नरेन्द्रं ( रा० यो० ५९ इलो० ) ॥ १६८ ॥ 
त्रिसमुद्रपारग राजयोग ज्ञान 
रविस्तृतीये भुगुनन्दन: सुखे बुधस्य चान्ये यदि पञ्चमे स्थिताः । 
न नीचराशी न च रात्रुचेश्मगा भवेन्नरेन्द्रखसमुद्रपरगः ॥ १६६ ।। 
यदि कुण्डली में बुध से तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र हो तथा पञ्चम भाव सें 
अवशिष्ट ग्रह हों और नीच राशिस्थ व शत्रु रादिस्थ न हों तो जातक तीन समुद्र 
पर्येन्त पृथ्वी का राजा होता है ॥ १६४६ ॥। 
अन्य राजयोग ज्ञान 
ब्रहस्पतेभोंमदिवाकरेन्दवो गला हितीयाम्बुनभः:स्थळं क्रमात्‌ । 
बिपक्षराशो परिशेषखेचर! यदा तदा भूसिपतिनृ पात्नज: ॥ १७० ॥ 
यदि कुण्डली में गुरु से द्वितीय, चतुर्थ, ददाम भावों में भौम, सूर्य चन्द्रमा स्थित 
हों और अवरिष्ट ग्रह षष्ठ भाव में हों तो जातक राजकुळ में पदा होने पर राजा 
होता है ॥ १७० ॥ 
प्रकारान्तर ते राजयोग ज्ञान 
भुगोरपत्याद्बुधभास्करगत्मजो खलुष्टयस्यो परिझेषखेवराः । 
ठृतीयलाभक्षंगतास्ठु ते यदा अहीपति ुर्यरसंदायं तदा ॥ १७१॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र से केन्द्र में दुध व दानि हों तथा अवशिष्ट ग्रह॒ तृतीय व 
लाभ भाव में हों तो जातक निश्चय राजा होता हे ॥ १७१॥ 


'सहासना घिशायी राजयोग ज्ञान 
शुक्रबुघी रदितनयात्वेन्दरे वाचस्पतिभंवेट्च्चे । 


सिहासनाधिशायी यंदि राजा स्वोच्चगाश्व परिशेषाः ॥ १७२॥ 
यदि कुण्डली में दानि से केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में शुक्र व बुध हो तथा शेष 
ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--सिहासन पर शयन करने वाला राजा होता हैँ।१७२। 
घ्न्य राजयोग ज्ञान 
सवितुस्तृतीयपञ्चळाभक्षंसमाश्िताः तदा यस्य। 
सवे ग्रहाः ध नुपरतिसन्त्री सेनापतिर्वाऽपि ॥ १७३॥ 
जिसकी कुण्डली में सूर्ये से तृतीय, एकादश, पञ्चम राशि में समस्त ग्रह हों तो 
जातक राजा वा सचिव वा सेना का स्वामी होता है ॥ १७३ ॥ 





१ पालकः । 


३६६ सारावली 


अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजयोग ज्ञान 
त्ःग्नपतेः स्फुटरइसे: पापा लाभे शुभाश्च केन्द्रस्याः । 
यदि भवति तदा नृपतिः स्वभुजाजितसर्वभूमितलः ॥ १७४॥ 
यदि कुण्डली में स्पष्ट रस्मि लग्नेश से एकादश भाव में सव पाप ग्रह व केन्द्र 
( १, ४, ७, १० ) में सब शुभ ग्रह हों तो जातक अपने बाहु बल से पृथ्वी को जीतने 
वाळा राजा होता है ॥ १७४॥ 
समस्त नुप वन्दित राजयोग ज्ञान 
लाभे तृतोयषष्ठे यदि पापा जन्मपस्य शुभदृष्टा: । 
भवति तदा धरणीश: समस्तनपवन्दितः साधुः ॥ १७५॥ 
यदि कुण्डली में जन्म राशीश से एकादश, तृतीय, पष्ट भाव में समस्त पाप ग्रह, 
शुभ ग्रहों से इष्ट हों तो जातक-समस्त राजाओं से वन्दनीय राजा होता है ॥॥१७५॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
निचरति सुरपुज्यो सेषभेञ्यापि सिहे 
दहनकिरणदृष्टे सूनिपुत्रे "स्वराशौ । 
न च गगनविचारो कश्चिदेकोऽपि नीचे 
यदि नपतिलनुत्यो जायते पार्थिवेन्द्रः ॥ १७६॥ 
यदि कुण्डली में मेप राशि में वा सिंह राशि में गुरु हो तथा स्त्रराशिस्थ भौम, 
-सूर्य से दृष्ट हो और कोई एक भी ग्रह नीच राशिस्थ न हो तो जातक--राजकुल 
-में जन्म लेने पर राजा, अन्य कुल में उत्पन्न होने पर धनवान्‌ होता है॥ १७६ ॥ 
सुनफादि योग सें भी राजयोग ज्ञान 


चन्द्राद्ग्रहेनिगदिताः सुनफादयश्च 
केन्द्रस्थितेर्येदि भवन्ति च तेऽत्र योगाः । 
विइवम्भराधियकुलेणु महत्सु जाता 


योगेछु तेघु सनुजेश्वरतां लळभन्ते॥ १७७॥ 
चन्द्रमा से सुनफा अनफा दुद्धरा योगों का वर्णन पूर्व में किया गया है। यदि 


वेन्द्र में ये योग कुण्डली में उपलव्ध हों तो बड़े राजकुळ में इन योगों ( सुनफादि ) 
में उत्पन्न होगे पर भी जातक राजा होता है।। १७७॥ 


तुल कोतिमान्‌ राजयोग ज्ञान 
केन्द्रगो यदि तु जीवशराङ्गो यस्थ जन्ननि च भागबदृष्टो । 
भपतिभंवति सोऽनुळकीतिर्नोचगो यदि न करिचिदिह स्यात्‌ ॥ १७८ ॥ 
जिसकी कुण्डली में गुरु व चन्द्रमा केन्द्र में हों तथा शुक्र से दृष्ट हों ओर कोई भी 
“अन्य ग्रह नीच राशि में न हो तो जातक अतुल कीतिमान्‌ राजा होता है ॥ १७८ ॥। 


१ सुरशमौ । 


Sas Mt fess २ 


पर्ञ्चात्रिश अध्याय ३६७ 


जा० भ० में कहा हँ--'केन्द्रगः सुरगुरुः शशांको यस्य जन्मनि च भार्गवदृष्ट: । 
भूपतिर्भवति सो$तुलकीतिर्नीचगो न यदि कश्चिदिह स्यात्‌? 
( रा० यो० ५१ इलो० ) ॥ १७८ ॥ 
सावंभोम राजयोग ज्ञान 
उदयशिखरसंस्थो भागवो यत्र तत्र 
बुधरचि तुतः स्वांशाक्रस्थोऽतिवीय: । 
जनयति नरनाथं वाक्पतो पञ्चमस्थे 
भुजबलहतशत्रु सावंभोमं गजाढ्यम्‌ ॥ १७६॥ 
यदि कुण्डली में अधिक वलवान्‌ शुक्र अपने नवांश में स्थित होकर ऊग्न में हो व 
बुध, शनि से दृष्ट हो और पञ्चम भाव में गुरु हो तो जातक--अपने बाहु ( हाथ ) 
बल से शत्रु को मारने वाला, हाथियों से युक्त सार्वभौम राजा होता है ॥ १७६ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
सिंहे कमलिनोनाथः कुलीरस्थो निशाकर: । 
दृष्टो द्वावपि जीवेन पाथिवं कुरुतस्तदा ॥ १८० ॥ 
यदि कुण्डली में सिंह राशि में सूर्य हो तथा कर्के राशि में चन्द्रमा हो और दोनो 
( सूर्य, चन्द्र ) गुरु से दृष्ट हों तो जातक राजा होता है ॥ १८० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'सिंहे कमलिनी भर्ता कूलीरस्थो निशाकरः । हृष्टौ द्वावपि 
जीवन पाथिवं कुरुते सदा' ( रा० यो० ६१ इलो० ) ॥ १८० ॥ 
स्फीत महीपति योग ज्ञान 
बुधः कर्कटमारूढो वावपतिशच धनुर्धरम्‌ । 
सुर्यभुसुतदृ्टो च यदि स्फीतो महीपतिः ॥ १८१॥ 
यदि कुण्डली में ककं राशि में बुध हो व धनु राशि में गुरु हो और दोनों 
भोम सूर्य से हृष्ट हों तो जातक स्थूल देहधारी राजा होता है ॥ १८१ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'बुधः कर्कटमारूडो वाक्‌पतिश्च धनुर्धरे। रविभुसुतदृष्टो 
तो पाथिवं कुरुते सदा' ( रा० यो० ६२ इलो० ) ॥ १८१ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 
राफरीयुगले चन्द्रः ककंटे च बृहस्पति: । 
शुक्रः कुम्भे यदा राक्तस्तदा राजा भवेदिह ॥ १८२॥ 
यदि कुण्डली में मीन राशि में चन्द्रमा हो व कर्क राशि में गुरु हो व कुम्भ राशि 
मं शुक्र हो तो जातक राजा होता है ॥ १८२ ॥ 
जा० भ० में कहा है-'शफरीयुगले चन्द्रः ककंटे च च बृहस्पति: । शुक्र: कुम्भे भवेद्‌ 
राजा गजवाजिसमृद्धिभाक्‌' ( रा० यो० ६३ ₹लो० ) ॥ १८२ ॥ 


३६८ सारावली 


अन्य राजयोग ज्ञान 
सितदृष्ट: शनिः कुम्भे पद्सिनोदयितो अवे । 
चन्द्रे जलचरे राशौ यदि जातो नृपो भवेत्‌ ॥ १८३॥ 
यदि कूण्डळी में कुम्भस्थ शनि शुक्र से दृष्ट हो व सूर्य एकादश भाव में हो तथः 
जलचर राशि में चन्द्रमा में हो तो जातक राजा होता है !! १८३ ॥ 
जा० भ० में कहा हे--“सितदष्ट: शनि: कृम्भे पद्मिनीनायकोदये । चन्द्रे जरूच रे 
राशी यदि राजा भवेत्‌? ( रा० यो० ६४ इछो ० ) ॥ १८३॥ E 
प्रकारान्तर से राजयोग झाल 
कुजोलिगोव्य मेषे वा रविजीवनिरीक्षित: । 
दषे ज्ञो शुक्रसंद्ष्टस्तदाऽपि पृथिवीपतिः ॥ १८४॥ 
यदि कुण्डली में भौम वृश्चिक राशि में वा मेष राशि में सूर्य गुरु से दृष्ट हो द 
वुषस्थ दुध, शुक्र से दृष्ट हो तो भी जातक राजा होता है ॥ १८४ ॥ 
अन्य राजयोग ज्ञान 


अमलवपुरवक्र: कोरवाणां चिकासी 
स्वगुहसथ नवांशं स्योच्चशांशं गतो या ¦ 
हितगगननियासेः पङ्चभिदुं इयभाचो 


जनयति जगतीशं नीचभे नो यदि स्यात्‌ ॥ १५८॥ 
यदि कुण्डली में निर्मल देहधारी परिपूर्णं चन्द्रमा अपनी राशि (कर्क ) में वा 
अपने नवांश में वा उच्च राशि । वृष ) के नवांद में पाँच मित्र (तात्कालिक) ग्रहों से 
दुष्ट हो और नीच राशि में कोई ग्रह न हो तो जातक राजा होता है ॥ १८५॥ 
पुसः अन्य राजयोग ज्ञान 
लाभे मन्दो गुरुभुगुसुताएुद्गसे खे शशाङ्को 
बान्धावर्को बुधकुचनयो२ वक्रगो चेत्ल भूयः । 
यत्सेनायास्ततमदजळक्षोभतरो वारणेन्द्रे- 
भू यः सेतोः स्मरति सहसाक्षोभितान्तोऽम्बुराशिः ॥१८६॥ 
यदि कुण्डली में एकादशभाव में दानि हो, व लग्न में गुरु शुक्र हों एवं दशमभाव 
में चन्द्रमा व चतुथं में सूर्य तथा वुध भौम वक्री हों तो जातक राजा होता है । जिसकी 
सेना के हाथियों से विस्तृत मद जल क्षोभ से क्षुव्धान्तः करण वाला समुद्र भटिति फिर 
( पुनः ) सेतु धन्धन का स्मरण करता है ॥ १८६ ॥ 
व्शेष-- पाठान्तर से बुध द्वितीय भाव में वर्णित है किन्तु सूर्य व दुध का व लग्नस्थ 
शुक्र सूर्यं का अन्तर तृतीय व चलुर्थ राव्यन्तर गणित विरद्ध प्रतीत होता है। 
वृ० जा० में कहा है “चतुर्थ भवने सूर्यात्‌, ज्ञसिती भवतः कथम्‌' ( १२अ० ६२ 
इलो० ) आ परम शीघ्राङ्क व मन्दाङ्की का योग करने से इतना अन्तर वथमपि सिद्ध 
नहीं हो सकता, मनीषी गण इस का «चार करके अवद्य देखें ॥ १८६ ॥ 
इति कल्याणवर्मतिरचितायां सारावत्यां राजयोगाध्यायो नाम प%&हिशः ।। 


येक स SN 





१ दायतोदये । २ जीव । ३ तन--यावर्थंगों । 


[हुए | ४° | न° | डः | गुः | चुः | बाण सूर | चं० | मः | ३० | युः | चुः | बश ७ च्‌० 


२४ पर्द्त्रिश अध्याय ३६९ 


| 4७. 
षटत्रिशोञ्ध्याय; 
रश्मिप्रधानमेतद्यस्माच्छास्त्रै बदन्ति साणिन्याः । 
तस्मात्प्रयस्ततो5हू कथयामि यथामतं तेषाम्‌ ॥ १ ॥ 

. इस ज्योतिष शास्त्र में जिस कारण से ग्रह रद्मिया को प्रधानता मणिन्ध नामक 
आचाये कहते हैं, उसी कारण से उन रदिमयों के साधन को प्रयत्न पूर्वक अपनी बुद्धि 
के अनुसार में कहता हूँ ॥ १ ॥। 

ग्रहों की रश्मि संख्या का ज्ञान 
स्वोच्चस्थे दश सुर्ये नब चन्द्रे पञ्च भूमितनये च । 
पञ्चेन्दुजे सुरेडचे सप्ताष्टौ भागंबे दानो पन्च ॥ २ ॥ 
स्पष्टार्थ चक्र अर्थात्‌ सुयं की १०, चन्द्रमा की 


म० श० | श० | ६, भौम की ५, बुध की ५, गुरु 


बु० गु० 
की ७, शुक्र की ८ और शनि की 
& | ५ | ५ | ७ ५ ५ रश्मि संख्या होती है॥ २ ॥ 











क 


१० 











प्रकारान्तर से रङ्मि संख्या का ज्ञान 
एवं महेन्द्रशास्त्रे सणिन्धमयबादरायणप्रोक्ते । 
सक्ष प्रत्येकस्था निर्दिष्ट रब्सयो ग्रहेन्द्राणाम्‌ ॥ ३॥ 
सर्वे प्रमाणमेते सुनिवचनात्किन्तु सप्संख्यव । 
बहुवाक्यादस्माक॑ नोचगतः स्याद्दिगतरश्िमि; ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार मणिन्ध, मय, बादरायण के कहे हुए महेन्द्र शास्त्र में मुनियों के वचन 
से प्रत्येक ग्रह की ७,७ रश्मिर वर्णित हैं । ये दोनों मत प्रमाण हूं, किन्तु अधिक आचार्यो 
के मत से ७,७ ही संख्या रश्मियो की हँ । एवं नीचस्थ ग्रह की रश्मि संख्या शन्य 
होती है ॥ ३-४ ।! 
अभिमुख पराङ्घुख रश्मि का कथन 
अभिमुखरहिमिर्नोचाद्ञ्रए्ः स्वोच्चात्पराङ्‌भुखो ज्ञेयः । 
अन्तरगतेऽनुपातो यथा तथा संप्रवक्ष्यामि ॥ ५॥ 
जब अपनी नोच राशि से ग्रह आगे चलता है, तो उसकी ऑमभुख र।इम संज्ञा व 
अपने उच्च से नीचे उतरता है, तो पराङमुख रश्मि को संज्ञा हाती है । तथा उच्च व 
नीच के बीच में अनुपात द्वारा रदिम साधन जैसे होता है, वैसे मैं कहता हूँ ॥ ५ ॥। 
स्पष्ट रश्मि का आनयन 
नीचविहीन:१ शोष्यश्चक्रात्वड्‌भवनतो यदाभ्यघिकः । 
आत्मीयररिमगुणितात्षड भक्ताद्रइमयस्तस्मात्‌ ` ॥ ६॥। 





१. न्युने मण्डल | २. ताप । 


३७० सारावली 


जिस ग्रह की स्पष्ट रश्मि का आनयन अभीष्ट हो उस स्पष्ट राश्यादि ग्रह में उसी का 
नीच राएयंश घटाकर शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशि में घटाकर 
पुनः जो शेष बचे उसको अपनी उच्च रश्मि संख्या से गुना करके गुगन फल में ६ का 
भाग देने से रूब्धि तुल्य ग्रह की रश्मि संख्या होती हैं ॥ ६ ॥ 


आनीत रहिम संख्या में संस्कार विशेष 

मित्रद्वादशभागे हिगुणास्त्रिगुणा: स्वक्रे च दीधितयः । 

वके पुनस्तथोच्चे स्वराशिगे त<ट्वत्येव ॥ ७॥ 

हिगुणाः स्युर्दीधितयो चक्ऋस्थेऽप्येचघेब स्थुः । 

वेरिद्वादशभागे नोचे च भवन्ति घोडझोनाः॥ ८॥ 

यदि स्पष्ट ग्रह मित्र के द्वादशांश में हो तो रडिम संख्या को दो से गुना करने पर 

स्पष्ट रश्मि संख्या होती है । यदि ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो आनीत रक्मि संख्या 
को तीन से गुना करने पर स्पष्ट रदिन संख्या होती है । यदि वक्री ग्रह मित्र के 
द्वादशांश में हो तो दो से गुना करने पर स्पष्ट रश्मि संख्या, यदि ग्रह उच्च में वा 
स्वराशि में हो तो तीन से गुना करने पर स्पष्ट रदिम संख्या, यदि ग्रह मार्गी हो और 
मित्र द्वादशांशस्थ ग्रह वक्री हो तो भी दो से गुना करने पर स्पष्ट रक्मि संख्या, यदि 
ग्रह शत्रु के द्वादशांथ में वा नीच में हो तो आनीत रह्मि संख्या में सोलहवाँ भाग 
घष्ठाने पर स्पष्ट रदिमि संख्या होती है ॥ ७-८ ॥ 


पुनः संस्कार विशेष का कथन 

अस्तं गतो विरर्मिः शनिसितबज्यं ग्रहो ज्ञेयः । 

चक्रान्तस्थे हविगुणा वक्रत्यागेऽष्टभागहोनाइच । 

एवं रर्मिविधानं पूर्वाचायेः समुद्दि्टस्‌ ॥ ९॥ 

शनि शुक्र को छोड़कर अस्त ग्रह की रश्मि शून्य होती है । यदि वक्रान्त में हो तो 

आनीत रश्मि संख्या दो से गुना करने पर, वक्रता त्याग करने पर अश्मांश हीन 
करने पर स्पष्ट रश्मि संख्या होतो हैं। इस प्रकार रश्मियों का विधान पूर्वाचायों ने 
वणित किया है ॥ ९॥। 


ग्रहों की रश्मि योग संख्या से ( १-५ तक ) फल का ज्ञान 
एकादि पञ्च यावद्रश्मिभिरतिदुःखिता: कुलविहीनाः । 
परतन्त्रका दरिद्रा नोचरता संभदन्ति नराः || १०॥ 
यदि रहिम योग संख्या एक से पाँच तक हो तो जातक--अत्यन्त दुःखी, कुल से 
हीन, परतन्त्र, दरिद्री व दुष्ट संसर्गी होता है ॥ १०॥। 
६ से १० तक रश्सि योग संख्या का फल 
परलो दशकं यावद्भृतकादोनां विदेशागमनरताः । 
जायन्तेऽत्र मनुष्याः सोभाग्यपरिच्युता मलिनाः ॥ ११ ॥ 


व अ” ७ 
Cf so I लीक क ५ xii 


षर्टात्रिश अध्याय ३७१ 


यदि ६ से १० तक रश्मि योग संख्याहो तो जातक--सेवकादि कायं कर्ता, 
अवदेश गमन में तत्पर, माग्यहीन व दूषित होता है ॥ ११ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'पञ्वादितः खेन्दुमिताशच यावन्मरीचयस्ते जनयन्त्यवश्यम्‌ । 
-नरान्विदेशेऽमिरतान्सुदीनान्माग्येन होनान्प्रतिपालितांदच' (र० अ० २ इलो०) ॥११॥ 
११ से १५ तक का फल 
ऊध्वं पञ्चदशा्तिर्यावत्ताबद्बहुश्षताः सुजनाः । 
घर्माभिरताः सुमुखाः कुलस्य तुल्याः प्रजायन्ते ॥ १२॥ 
यदि ११ से १५ तक रिम योग संख्या हो तो जातक - अधिक शास्त्रों का ज्ञाता, 
सज्जन, धर्मात्मा, सुन्दर मुखवाला व अपने वंश के समान होता है ॥| १२॥ . 
जा० म० में कहा हैं “पर दशम्पस्तिथयस्तु यावत्ते भावनो मानवमल्पकार्यम्‌ । 
-ध्मंप्रियं संजनयन्ति नूनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेषम्‌' (२० अ० ३ इलो०) ॥ १२॥ 
१६ से २० तक का फल 
आविशतेभंवेयु: कुलाधिका: 'घनयुता *जनख्याताः । 
फीतिकराइच मनुष्या यथाक्रमं स्वजनसम्पुज्याः ॥ १३॥। 

_ यदि १६ से २० तक रह्मि योग संख्या हो तो जातक--अपने कुल से अधिक 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ, धनी, संसार में प्रसिद्ध, कीतिमानु और अपने मनुष्यों से पुजनीय 
“होता है ॥ १३ ॥ | 

जा० भ० में कहा है--'पञ्चेन्ट्रुतो विशतिरेव यावद्‌ गमस्तयस्ते मनुजं सुशोलम्‌ । 
-कुर्वन्ति सत्कीतिकरं सुधीरं वंशावतंसं कुशलं कलासु' (र० अ० ४ इलो०) ॥ १३ ॥ 
२१ से २५ तक का फल 
पुज्या: सुभगा धीरा कृतिनो भूपास्तु शरक्षतिर्यावत्‌ । 
परतो भवन्ति मनुजा: 3संसाधितसकलकरणीयाः ॥ १४ ॥ 
यदि २१ से २५ तक ररिमि योग हो तो जातक पूजनीय, सोमाग्यवान्‌, वैयंवानू, 
“विद्वान्‌, राजा और समस्त करणीय कार्यो झा साधक होता है ॥ १४ ॥ 
जा० म० में कहा है--यस्य प्रसूतौ च नखा मयूखास्तद्माग्यरेखा सुहूदां सुखाय । 
'वञ्चाधिका विशतिरत्र यावत्तावत्फछाडिक्यमनुक्रमेण ( र० अ० ५ इलो० ) ॥ १४॥ 
२६ से ३० तक का फल 
अत उत्तरेण चण्डा नृपाश्रिता नृपतिलव्धधनसोख्या: । 
त्रिशद्यावत्सिवाः पुज्याशच भवन्ति भूपानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि २६ से ३० तक रह्मि योग हो तो जातक--उप्र, राजा के आश्रित, राजा से 
'घन'व सुख पाने वाळा, मन्त्री और राजाओं का पूजनीय अर्थात्‌ राजगुरु होता है ॥१५। 
जा० म० में कहा है-यावरित्रश्ञत्संमिठा पञ्चवर्गाेषांसूतौ चेन्मयूला नराणाम्‌ । 


१ जन । २ धन । ३ सत्पाधित । 


३७२ सारावली 


३१ च २२ का फल 
एकत्रिशनद्धिस्तु प्रवराः ख्याता महोभुजामिष्टाः । 
द्वात्रिदाज्धि:! पुरुषाः 'पञ्चाशद्ग्रामपतयः स्युः॥ १६ ६ 
यदि रश्मि योग संख्या ३१ हो तो जातक--श्रेष्ठ, विख्यात तथा राजाओं का प्रिय 
पात्र होता है। यदि रश्मियोग संख्या ३२ हो तो जातक--पचास ग्रामों का स्वामी 
होता है ॥ १६॥ 
जा० भ० में कहा है--येषां नूनं मानवानां प्रसूतावेकत्रिशत्संख्यकाच्चेन्मयुखाः ४ 
विख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेना स्वामिनः संमवन्ति ॥! 
प्रसृतिकाले किरणा नराणां द्वित्रिप्रमाणा यदि संभवन्ति। 
नानापुराणामयवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामशताधिपा वा ।! 
| ( र० अ० ७-८ रलो० ) ॥ १६ 1५ 
३२ व ३४ का फल 
ग्रामसहस्राधिर्पात त्रिशत््यचिक्रा करोति रइमोनाम्‌ । 
त्रिसहत्नग्रामाणां पुरुषं सुतो चतुस्त्रिशत्‌ ॥ १७॥ 
यदि रश्मि योग संख्या ३३ हो तो जातक--एक हजार ग्रामों का स्वामी, यदि 
३४ हो तो तीन हजार ग्रामों का स्वामी होता है ॥ १७॥ 
जा० भ० में कहा है--रामार्निभिइचापि युनार्निभिर्वाकरेनंरस्य प्रसवो यदि स्यात्‌ । 
क्रमात्सहर्त्रं त्रिसह्रक च ग्रामान्स पातीति बदन्ति केचित्‌ (र० अ० ९ इलो ०) ॥१७॥। 
३५ का फल 
परतो मण्डलभाजो बहुक़रोशपरिग्रहा सहासत्वाः । 
प्रस्यातकान्तियशासो भवन्ति सुभगाइच लोकानाम्‌ ॥ १७॥ 
यदि रह्मि योग संख्या ३५ हो तो जातक--जिले का स्वामी, अधिक धनी, बड़! 
बली, प्रसिद्ध, कातिमान्‌ ( चेशावानु वा तेजस्वी ), यशस्वी व संसार में सोभाग्यवानु 
होता है ॥ १८॥ 
जा० भ० में कहा है--पञ्चत्रिसंख्ये: खलु यो मयखेर्जातो मवेन्मण्डलनायकश्च । 
विलाससत्त्वामलशीलशाली थशो विश्ेषाधिककोशर्युक्तः (२० अ० १० इलो०) ॥ १८॥ 
३६ का फल 
त्रिशत्षडभिः सहिता रइमीनां यस्य जन्मसमये स्यात्‌ । 
साथ भुनक्ति लक्षं स ग्रामाणां पुमान्नियतम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके जन्म के समय में ग्रहों की रश्मि योग संख्या ३६ हो तो जातक--डेढ़ लाख 
ग्रामों का अवस्य सुख भोगता है ॥ १६ ॥ 
जा० भ० में कहा है-“रसाग्निसंख्यरच नगाग्निसंख्यैर्जातो मयूखैः खलु यः क्रमेण । 
ग्रामान्मनुष्यः स तु साधंलक्षं लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात्‌ (र० अ० ११ इलो०) ॥११।; 


१ पञ्चदशग्राम । 





MN न्यु RE F REY” 


ste Sesh: 


Fe ७०००७ ७. ७६७७०4७ ७७ .. ८ ७ 


TN 


SN 
PF कै पे. pho "क 


a 
Po TOO & कळ ०८.०७ ७५ कक ऐके I ७७ + २ 


नत? > कक सा 


चि 


षट्‌ त्रिश अध्याय ३७३ ` 


३७ व ३८ का फल 
त्रिशन्‌मण्डलसहिता रइमीनां सम्भवे भवेद्येषाम्‌ । 
लक्ष्रितयपतित्वं ग्रामाणां जायते तेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनकी कुण्डली में ग्रहों की रश्मि संख्या का योग ३७ वा ३५ हो तो वे जातक--- 
सीन लाख गावों के स्वामी होते हैं | २० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'यस्य प्रसूती किरणप्रमाणमधत्रिसंझ्येः स॒ भवेन्महोजाः । 
शूमीपतिलक्षचतु्टयं हि ग्रामान्‌ प्र दास्तीन्द्रसमानसम्पत्‌? (र० अ० १२ इलो०) ॥२०॥ 
२९ का फल 
त्रिशत्सनचा गावो जन्मनि येषां ग्रहोत्विताः सन्ति । 
ते तोषतसकलजना भवन्ति पृथ्वीश्वरःः पुरुषाः ॥ २१ ॥ 
जिनके जन्म के समय में ग्रहों की रदिमि संख्या क्रा योग ३९ हो तो जातक-- 
"समस्त जनों को प्रसन्न करने वाले राजा होते हें ॥ २१ ॥ 
जा० भ० में कहा है--*नवत्रिसंस्था जनने मयूखा विख्यातकीतिनृ पतिमंवेत्सः । 
ओढ प्रतापाद्गरुडस्वरूपो गर्वोद्धतारातिभुजङ्गमेष्‌? ( र० अ० १३ झ्लो० ) ॥ २१ ॥ 
४० का फल 
दशजलधिगुणाया रश्मिसंख्या नराणां दिशति पृथुलभूमेः पालकत्वं च तेषाम्‌ । 
हतरिपुचनिताभिर्गोयतेऽतीद कोतिः करुणरुदितगर्भेरुद्यदाक्रोशशब्देः ॥ २२।। 
यदि ग्रहों की रश्मि संख्या का योग ४० हो तो जातक अधिक भूमि का पालन 
करने वाला होता है । जिसके पराक्रम से मारे गये शत्रुओं की गर्मिणो स्त्रियों के 
'गर्भस्थ जीवों के रोदन से उत्पन्न हुए क्रोध भरे शब्दों से उसकी अत्यन्त कीति का 
गान होता है ॥ २२॥ 
जा० म० में कहा है--'खाब्धिप्रमाण: किरणे: प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्‌ विजय प्रयाणे । 
अवन्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिस्वनाः खे घनर्गाजतानि' (र० अ० १४ खझ्लो०) ॥२२। 
४१ व ४२ च ४३ रहिम योग संख्या का फल 
शशिजलनिधिसंख्य: रर्मिभिः श्यते यो जलनिधिरशनायाः पार्थिव: स्यात्स भूमेः । 
हिजर्लाधरशनाया पक्षबेदाख्यसंख्येस्त्रिजलघिरशनाया  वह्हिवदेस्तथेव ॥ २३ ॥ 
यदि ग्रहों की रश्मि संख्या ४१ हो तो जातक--एक दिशा के समुद्र पर्यन्त भूमि 
का, यदि ४२ हो तो दो दिशाओं के समुद्र तक भूमि का, यदि रहिम योग संख्या ४३ 
हो तो तीन दिश्याओं के समुद्र पर्यन्त भूमि का राजा होता है ॥ ३३ ॥। 
जा० म० भें कहा है 'मयूखजातं परिसूतिकाले यस्यैकवेदाह्वयकं नरस्य । 
द्वुयम्मो घवेलामलमेखलाया मवेदिलायाः परिपालकः सः' 
“यमलजलधितुल्यो वा गुणाब्धिप्रमाणो मवति किरणयोगश्चेन्नराणां प्रसुतो । अतुल- 
-बळविलासत्रासतारातिवर्गाः, त्रिजलघिवलयायाः पाछकास्ते पृथिव्याः’ 
( र० अ० १५-१६ शझ्लो० ) ॥ २३ ॥ 


३७४ सारावली 


४४ रहिसयोग का फल | 
चेदाब्धिसंख्येश्च मयूखजालेर्जाता नरेन्द्राः खळ सार्व॑भौमाः ॥ 
सौम्याः सुरब्राह्मणभंक्तिणीलों दीर्धायुषः सत्वयुता भवन्ति।। २४ ॥! 
परतः परतः किरणरद्वीपान्तरपालक़ा निरुपसर्गाः । 
सवंनमस्या: सुभगा महेन्द्र तुल्यप्रतापात्र ॥ २५ ॥ 
यदि ग्रहों की रश्मि योग संख्या ४४ हो तो जातक--सरल स्वभाव, देवता व 
ब्राह्मण भक्ति में तत्पर, दीर्घायु, बली व सार्टमोम (राजा) होता है । ४४ से जेसे-जंसे'; 
अधिक रह्मियोग हो वैसे-वैसे अन्य द्वीपों का पालक, संसार में वन्दनीय, सौमाग्यवान्‌,. 
इन्द्रसम प्रतापी जातक होता है ॥ २४-२५ ॥ | 
जा० म० में कहा है--'सूतौ वेदयुगप्रमाणकिरणाश्चेत्सावंभौमः स ना, यत्सेनाज- | 
लघौ मलन्मदजला दन्ताबला: शेलताम्‌ । यान्ति च्छत्रविचित्रिताः कमठता मीनध्वजा- 
मीनता नौकात्वं च रथास्तथायुधरुचि: कल्लोलमाला तुलात्‌' (२अ. १७श्खो.) ॥२४२५॥१. 
४५, ४६, ४७, ४८ रहि सयोग का फल 
"चत्वारिशद्यक्ता पञ्चादिभिरत्र यस्य सुतौ स्यात्‌ । 
जञेयं तस्यारिष्टं *सवंक्षितिपालक मुक्त्वा | २६॥ 
जिसकी कुण्डली में ४५ से ४८ तक यदि रश्मियोग सख्या हो तो समस्त राजयोर्गोः 
को त्याग कर उसके अरिष्ट का ज्ञान करना चाहिये ॥ २६ ॥। 
४९, रदिमयोग का फल 
भुवनभरसहिष्णो: सर्वतः क्षौणशत्रो- 
स्त्रिदशपतिमहिम्नः सर्वलोकस्तुतस्य 
त्रिदधति विहगानां रश्मयोऽतीव दीप्ता- 
स्तु रगक्कतिसमानाश्चक्रर्वातत्वसेत ॥ २७॥ 
यदि ग्रहों की रदिमियोग संख्या ४९ हो तो जातक समस्त पृथ्वी के भार को सहन 
करने वाला, चारों तरफ शत्रु से रहित, इन्द्रतुल्य महिमा वाला, समस्त लोकों काः 
वन्दनीय चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २३ ॥ 
फल में विशेषता 
अभिमुखकरप्रनाहाः फलं प्रयच्छन्ति पुष्टतरमाशु । 
तद्विपरीतं पुंसां पराड्मुखास्तु ग्रहेन्द्राणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जन्मसमये ग्रहाणां रइमीनां संक्षये क्षयो भर्वात । 
वृद्धेवं धिष्णूनामधमोत्तमता क्रमेणेव ॥ २९ ॥ 
अभिमुख रश्मि पूणं फल, पराडमुख रश्मि अपूर्ण फल प्रदान करती हैं । जन्म के 
सयय यदि ग्रहों की रश्मि संख्या अल्प हो तो हानि, अधिक हो तो वृद्धि होती है। अल्फ 
रश्मि जातक नीच, अधिक रश्मि वाला श्रेष्ठ होता है ।। २८-२६ ॥। 
इति कल्याणवरमविरचितायां सारावल्यां रहिमचिन्ता नाम षद्तिशोऽध्यायः ॥ 


१, चघत्वारिशद्वित्ता । २. सर्वक्षितिपालकानुक्ताः । 


२4 





सप्तत्रिश अध्याय ३७५ 
(ण ॥5ध्याथ 
संत्राजशा>व्याय;, । 
श्रीदेवकी तिराज: पञ्चमहापुरुषलक्षणान्नुपतीन्‌ । 
कथयति यांस्तानहमपि कथयामि निराकुलीकृत्य ॥ १ ॥ 


श्रीदेवकीति राज ने जिन पाँच महापुरुष लक्षण वाले राजयोगो का वर्णन किया 
है, उन्हीं योगों का अव्याकुल होकर मैं मो वर्णन करता हूँ ॥ १1... 
पाँच महापुरुषों के लक्षण 
स्वक्षेत्रे च चतुष्टये च बलिभिः स्वोच्चस्थितेर्वा ग्रहेः 
शुक्रा ्गारकमन्दजीव दा झिजेरेते यंथानुक्र मम्‌ । 
मालव्यो रुचक: शशोश्य कथितो हंसश्च भद्रस्तया 
सवंषामपि) विस्तरं ` मतिमतां संक्षिप्यते लक्षणम्‌ ॥२॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र, मौम, शनि, गुरु, बुघ, अपनी राशि में वा उच्चराशि में 
बली होकर केन्द्र में (१, ४, ७, १०) स्थित हों तो मालव्य, रुचक, शश, हंस, मद्र, ये 
पाँच महापुरुष योग क्रम से अर्थात्‌ यदि शुक्र अपनी राशि ( तुला, वृष ) में वा उच्च 
राशि ( मीन ) में स्थित होकर केन्द्र में हो तो मालव्य नाम का योग होता है। यदि 
भौम अपनी राशि ( मेष, वृश्चिक ) में वा उच्च राशि (मकर) में स्थित होकर केन्द्र में 
हो तो रुचक योग होता है। इसी प्रकार शनि, गुरु, बुध केन्द्रस्थ हों तो शनि वश 
दश योग, गुरु से हंस, बुध से मद्र योग होता है । इन पाँचों के लक्षण विद्वानों ने 
विस्तार पूर्वक कहे हैं, में संक्षेप से कहता हूँ ।। २॥ 
स्पष्टाथं चक्र स्पष्टां चक्र स्प्ाथं चक्र 
( मालव्य ) ( रुचक ) ( शश) . 








१. मति । 
२. विस्तरान्मुनिमतात्संक्रल्प्य ते । 
३. बलैः । 


३७६ सारात्रलो 


स्पष्टाथ चक्र स्पष्टार्थं चक्र 








2 २ गु. > 
ER ah 


शुक्रादि से फल का ज्ञान 
सहीसुतात्सत्त्वमुदाहरन्ति गुरुत्वमिन्दोस्तनयाद्‌गुरोश्च । 
स्वरं सितात्स्नेहमिनेश्च वर्ण बलाबलं पूर्णलघूनि चेषाम्‌ ॥ ३॥ 
मौम से बल, पराक्रम) बुध से गुरुता, गुरु से स्वर, शुक्र से स्नेह, शनि से वणं, 
का विचार करना चाहिये, अर्थात्‌ भौम बली हो तो पूर्ण बलवानु, निबंल हो तो लघु 
अल्प बलवान्‌ इसी प्रकार से पूर्ण अल्प गुरुतरा का, गुरु से पूर्ण, अल्प स्वर का, शुक्र 
व शनि से स्नेह व वर्ण का विचार करना चाहिये ॥ ३॥ 
सतोगुणी के प्रधान लक्षण 
मुदुद॑यालुर्वहुदार भृत्यः? स्थिरस्वभावः प्रियसत्यवादी । 
सुरष्ठिजोपास्तिकरः सहिष्णुभवेन्नरः सत््वगुणप्रधानः ॥। ४ ॥ 
सरल स्वमावी, दयाळू, अधिक स्त्री व नौकर वाला, स्थिर स्वभाव, प्रिय सत्य- 
भाषी, देवता व ब्राह्मणों का पूजक, सहनशील, ये सत्त्व गुण को प्रधानता होने पर 
मनुष्यों में रहते हैं ॥ ४ ।। 
रजो गुणो के प्रधान लक्षण 
शरः कलाकाव्यनिधि:* सुबुद्धिः स्त्रीभोगसंसक्ततनाः “प्रवीण: । 








आडम्बरी हास्यर॑तिः* प्रगल्भो) गेयाक्षबिद्राजसिकः *प्रदि्टः ॥ ५ ॥ | 


बीर, कला व काव्य का खजाना, सुन्दर वुद्धि, स्त्री भोग में आसक्त मन, चतुर, 
आडम्बरी ( बहुरूपिया ) हास्य अर्थात्‌ हसने में तत्पर, ढीठ, गानविद्या व अक्ष ( पासा 


फेंकने की ) विद्या का ज्ञाता, ये गुण रजोगुण की प्रधानता होने पर मनुष्यों में . 


रहते हैं ॥ ५ ॥ 
१. दास । २. विनिष्टबुद्धि: । ३. सक्तचित्तः क्रतुषु । ४. रतः । ५. गोपोक्षविद्रा, 
वेदाथविद्रा । ६. प्रसिद्धः । 








सक्तत्रिश अध्याय ३७७ 


तसो गुणी के प्रधान लक्षण 
मूर्खाञलसी वञ्चयिता परेषां क्रोधी विषण्णः पिशुनः क्षुघातें: । 
आचारहीनो न शुचिमंदान्धो' लुब्ध: प्रमादी तमसाभिभूतः ॥ ६ ॥ 
मूख, आलसी, ठग, क्रोधी, विवादी, चुगलखोर, भूख से पीड़ित, आचार से हीन 
अर्थात्‌ दुराचारी, अपवित्र, नशे में चर, लोमी, प्रमादी, ये बाते तमोगुण की प्रधानता 
से होती हैं ॥ ६ ॥ 


समस्त पृथ्वी पालक का ज्ञान 
भारो भवति नृपाणां भूम्यधं\ भुञ्जतां मनुष्याणाम्‌ । 
येषां भागे? त्वथ सकलमहीपालकास्ते स्युः ॥ ७॥ 
मनुष्यों की आधी भूमि का भोग करने वाळा राजाओं का मार रूप जन होता है । 
जिन राजाओं के पास आधी भूमि होती है, वे समस्त भूमि के पालक होते हैं ॥ ७ ॥ 
शत्रु जता राज योग 
समाः स्वरैः सिहमृदङ्गदम्तिनां रथौघभेरीवृषतोयदायिनाम्‌ । 
समस्तभूमण्डलरक्षणक्षमा भवन्ति भूपा जितशत्रदो नराः॥ ८॥ 
जिन मनुष्यों के स्वर ( शब्द ) सिंह, मृदुङ्ग ( वाद्य विशेष ) हाथी, रथ समुदाय 
भेरी, वृष वा मेघ के समान होते हैं वे जातक---समस्त भूमि को रक्षा करने में समथं, 
शत्रु जेता राजा होते हैं ॥ ८ ॥ 
विशेष राज योग 
स्निग्धेर्भवन्ति भूपा जिह्वात्वग्दन्तनेत्रनखकेशेः । 
ख्क्षरेभिनिःस्वाः स्वरैशच ते जातके कथिताः ॥ ९ ॥ 
जिस मनुष्य के जिह्वा ( जीम ), त्वचा ( खाल ), दाँत, नेत्र, नख, केश, चिकने 
व चमकदार हों तो वह राजा होता है । जिसका जिद्धादि शुष्क व स्वर मो शुष्क हो 
तो मनुष्य निर्धन होता है, ऐसा जातक ग्रन्थ में कहा है ॥ ९॥ 
विशेष--सं० वि० वि० को पुस्तक में श्लोक का उत्तराद्ध ऐसे हैं-छक्षेरेतैनिस्वाः 
सारस्वतजातक्रे कथिताः) अर्थात्‌ सारस्वत जातक में यह फळ उक्त है ॥ ६ ॥ 
राजा का वणं ज्ञान 
स्निग्धस्तेजोयुक्त: शुद्धो वर्ण: प्रकोतितो नृपतेः । 
विपरीतः क्लेशभुजां सुतार्थंसुखभागिनां मध्यः ॥ १० ॥ 
चीकना व तेज से युक्त शुद्ध वणं राजा का कहा है । इसके विपरीत अर्थात्‌ रूक्ष 
च तेज हीन होने पर क्लेश दायक व सुत-धन-सुख का मोग मध्यम होता है ॥ १०॥ 


१. गंदार्तो । २. भूराश्यधे, भूत्यधं । ३. माराष्य । 


३७८ सारावली 


तत्त्व ज्ञान 
व्योमाम्बुवाताग्निमहोस्वभावा जीवासुरेड्याक्रिमही जसौम्य: । 
छाया मरुत्पित्तकफस्वरूपा' मिश्चेस्तु मिश्रा बलिभिनंरस्थ ॥ ११॥ 
जिसकी कुण्डली मे गुरु बली हो तो वह आकाश स्वभाव, शुक्र बली हो तो जल 
तत्व की अधिकता, अर्थात्‌ जल स्वमाव, शनि बली हो तो वायु स्वमाव, मोम बली 
हो तो अग्नि स्वमाव, बुध बली हो तो पृथ्वी स्वमाव, गुरु शुक्र से छाया स्वरूप, शनि 
से वायु, भौम से पित्त, बुध से कफ स्वरूप होता है । १, रे या अधिकबली हों तो 
मिश्र स्वमाव व स्वरूप होता है ॥ ११ ॥ 
आकाश तत्त्व का फल 
शब्दार्थविन्न्यायपटुः प्रगल्भो विज्ञानयुक्तो विवृतास्यभागः । 
चित्रा ङ्गसन्धिः कुशपाणिपादो व्योमप्रकृत्या पुरुषोऽतिदीर्घः ॥ १२ ॥ 
यदि आकाश प्रकृति जातक की हो तो जातक--शब्दार्थ का ज्ञाता, न्याय में 
'चतुर, ढीठ, विज्ञान से युक्त, खुला हुआ मुख, चित्रित देह की सन्धि, दुबले हाथ पाद 
( पाँय ) व अधिक लम्बा होता है ॥ १२ ॥। 
जल तत्त्व का फल 
जलस्वभानो बहुवारिपायी प्रियाभिभाषी* द्रवभोजनदच । 
चलस्वरूपो बहुमित्रपक्षः क्षोणोर्पातर्नातिचिरप्रगल्भः ॥ १३ ॥ 
यदि जळ प्रकृति हो तो जातक टःधिक जल पीने वाला, प्रिय ( मधुर ) माषो, 
स्निग्ध भोजी, चञ्चल स्वरूपी, अधिक मित्र वाला, राजा ओर अत्यन्त अधिक काल 
तक ढीठ नहीं होता है ॥ १३ ।! 


वायु तत्त्व का फल 
सत्वेन वायोः पुरुषः कशाङ्गः क्षिप्रं च कोपस्य वशं प्रयाति । 
कृत्येकबुद्धिञ्ंणे रतइच दाता सितो भूपतिरप्रधुष्यः ॥ १४॥ 
यदि वायू प्रकृति हो तो जातक कृश ( दुर्बल) काय ( शरीर ), जल्दी क्रोध 
के वशीभूत, कायं में दत्तचित्त, घूमने में तत्पर, दानी, सफेद वर्ण और अजेय राजा 
होता है ॥ १४॥ 


अग्नि तत्त्व का फल 
शरः क्षुधार्तइचपलोऽतितीक्ष्णः3 प्राज्ञ कृशो गोरतनुविरोधी । 
बिद्वान्सुपाणिबंहुभक्षणश्च* वबह्मस्दभावः पुरुषोऽतिकायः ॥ १५ ॥। 


यदि अग्नि प्रकृति हो ठो जातक- वीर, भूख से पीड़ित, चच्चछ, अधिक तीब्र वा 
अधिक तृष्णा से युक्त, अधिक ज्ञाता, दुबल, सफेद वणं, विरोध कर्ता, पण्डित, सुन्दर 


हाथ वाला वा अभिमानी, अधिक मोजन कर्ता और विशाल देहधारी होता है ॥ १५।॥ | 


१. कफानु । २. ध्रुवं । ३. तृष्णाः । ४. सुमानी । 





सप्तत्रिश अध्याय ३७४ 
भूमि तत्त्व) का फल 
कपु रजात्युत्पलपुष्पगन्धो भुनक्ति भोगान्‌ स्थिरलब्धसौल्य: । 
सिहाश्रघोषः स्थिरचित्तवृत्तिमहोस्वभावः पुरुषः ससत्त्व:* ॥ १६ ॥ 
यदि भूमि प्रकृति हो तो जातक--कपूर एवं जाती व कमळ के पुष्प के समान' 
गन्ध वाळा, भोगी, स्थिर सुखी, सिह व मेघ के समान शब्द वाला, स्थिर चित्त वृत्ति. 
वाला व बली होता है ॥ १६॥ 


आकाश छाया का फल 
स्फटिकोपलसङ्काशञा स्वच्छा गगनोत्थिता भवेच्छाया । 
निधिरिव पुंसां धन्या त्रिवगंफलसाधनी सौम्या ॥ १७॥ 
जिसके आकाश तत्त्व का उदय होता है वह जातक स्फटिक मणि व कमल के 
समान निमँल कान्ति वाला होता है । जैसे खजाने वाले पृरुषों को सवं सुख की प्राति: 
होती है, उसी प्रकार जातक को धमं, अथं, काम की प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 
जल छाया का फल 
स्निग्धा सिता च हरिता कान्ता मातेव सवंतुखजननी । 
सौभाग्याभ्युदयशुभान्करोति जलसम्भवा छाया ॥ १८ ॥। 
जिसके जल तत्त्व का उदय होता है वह जातक - सरस, शुभ्र, हरित वणं, माता. 
के समान, सवं सुख भोगी, अर्थात्‌ जैसे माता सब सुख दायिनी होती है, उसी प्रकार 
सौभाग्यवान्‌ व उन्नति कर्त्ता होता है ॥ १८ ॥ 
चायु छाया का फल 
असितजलदकान्तिः पापगन्धोऽतिमुढो 
सलिनपरुषकायः शोकसन्तापतप्तः । 
स वहति वघदेन्यव्याध्यनर्थार्थनाझञान्‌ 
विचरति पचनोत्या यश्य कान्तिः शरीरे ॥ १९ ॥ 
जिसके शरीर में वायु तत्त्व ( छाया ) का उदय होता है वह जातक--काले मेघ: 
के समान कान्ति वाळा, दुर्गन्धो, अधिक मूख, दूषित कठोर देही, शोक व सन्ताप से: 
पीडित, हिसक, दरिद्री, रोगी, अनर्यी व धन नाशक होता है ॥ १६ ॥ 
वह्वि छाया का फल 
कमनदहनदीप्तिइचण्डदण्डोऽतिहुष्टः 
घ्रतसकलरात्रविक्रमाकान्तभूमिः t 
भजति मणिसुवणं सवंकार्यार्थेर्सिद्धि 
प्रशमितगदशोको वह्मिंजायां प्रभायाम्‌ ॥ २० ॥। 





१. सुसत्व: । २. मवति । गतकोपो । 


FoR सारावली 


जिसके अग्नि छाया का उदय होता है वह जातक--पुन्दर अग्नि के समान 
'कान्ति वाला, उग्र ( कठोर ) दण्ड दाता, अधिक प्रसन्न, समस्त हात्रुओं से वन्दित, 
'पराक्रम से भूमि को प्राप्त करने वाला, मणि व सुवणं से युक्त, समस्त कार्यों का 
"साधक एवं रोग व शोक वा क्रोध से होन होता है ॥ २० ॥ 
भूमि छाया का फल 
आद्याम्बुसिक्त त्रसुधागरुतुल्यगन्चः 
सुस्निग्धदन्तनल रोमशरी रकेशः । 
धर्माथंतुश्सि ब्रभाग्जनसम्म्रियशच 
च्छाया यदा भवति भूमिकृता मनुष्प्रे ॥ २१ ।। 
जिप्तके भूमि छाया का उदय होता है वह जातक -प्रयम जळको बद से भूमि 
में जो गन्ध उत्पन्न होती है, उसी गन्ध के समान सुगन्धित, शुन्दर चोकने दाँत, नख, 
रोम, शरीर, केशवाळा, धमं, धन, सुख का मोगो अर्थात्‌ धर्मात्मा, धनो, सुखो और 
जनप्रिय होता है ॥ २१ ॥ 
वात प्रकृति का फल 
शीतार्तो बहुभाषको द्रतगतिर्नावस्यितः कुत्रचित्‌ 
शुरो मत्सरवान्स ता कररुचिदौं नग्यियुक्तो5नयः । 
दन्तान्खादति^ नातिसौहृदमर्तिर्गान्धर्ववत्ता कृशो 
मित्राणां समु गर्जनेऽतिनिपुणः स्वप्ने च खे गच्छति ॥२२॥ 
अपगतधुतिरूक्षरमश्चुकेशः कृतघ्नः 
स्फुटितचरणहस्तःः क्रोधनो नष्टकान्तिः । 
बिलपति च3 निबन्धो वित्तसंक्षारकारो “ 
भवति पुरष एब मार्तेकप्रधानः॥ २३॥ 
जिसकी वायु प्रकृति होती है वह जातक--शीत ( ठंड ) से दुःखो, अधिक बोलने 
“वाला, शीध ग्रामी, कहीं मी रुकने वाला नहीं, वोर, ईर्ष्यालु, रोगो, माग्यहोन, 
अन्यायी, दाँतों को चबाने वाला, अर्थात्‌ क्रोधी, अधिक मित्रता बुद्धि से रहित, संगोत 
'का ज्ञाता, दुबंल, मित्रों की प्राप्ति में अधिक चतुर, स्वप्न में आकाश में उड़ने वाळा, 
"धेयंता से रहित, शुष्क मुंछ व वार वाला, कृतघ्तो, फटे पैर व हाथ वाळा, क्रोधी, 
कान्ति से रहित, धन नाशक और निबन्ध ( मल मुत्र का अवरोध) रोग से विलाप 
“करने वाला होता है ॥ २२-२३ ॥ 
पित्त प्रकृति का फल 
दुर्गंग्धी छघुतापनो विपुलधी: क्षिप्रप्रसादः पुनः 
पीनो रक्तनखाक्षिपपणिचरणो वृद्धाक्कतिर्दाहवान्‌ । 


१. दन्तात्खादति । २, घटित । ३. न निबन्धं । ४. चित्तसंहारकारी । 


सप्तत्रिश अध्याय ३८१ 


म्रेधावी युधि निर्भयो हिमरुचिब्रंते निगुह्यापरान्‌ 
नो भीतः प्रणयं प्रयाति बहुभिः कुर्यान्नतानां प्रियम्‌ ॥ २४ ॥. 
स्वप्नेऽभिपञ्यति सुवणं दिनेशदीपान्‌ 
दावा ग्निकिशुकजपासणिकणिका रान्‌ क्‌ 
रक्तान्जषण्डरुधिरीघतरित्सम्‌हान्‌ 
पित्ताधको निगदितः खलू लक्षणज्ञः ॥ २५॥। 
जिसकी पित्त प्रकृति होती है वह जातक- दुगंन्धी, थोड़ा सन्तापी, विशाळ बुद्धि, 
जल्दी प्रसन्न होने वाला, मोटा, लाल नख व आंख, पैर और हाथ वाला, वृद्ध के तुल्य 


आकार वाला, जलन वाला, वुद्धिमानु, संग्राम मे निर्भीक, शीत प्रिय, दूसरों को पकड़ 
कर बोलने वाला, अघिको से डर कर शरण में नहीं जाने वाला, नम्रता से युक्त 
मनुष्यों का प्रेमी होता है । तथा स्वप्न में सुवणं सूर्य, दीपक, दावाग्नि, पलाद पुष्प 
माण, कनहल पुष्प, लाल कमल, नपु सक, खून के समुह व विजळी के समूहों को देखता: 
है ॥ २४-२५ ॥ 
कफ प्रकृति का फल 
भीमान्‌ शिष्टाङ्गसस्धिर्धृतिबलसहितः स्निग्धकान्तिः सुदेहो 
ग्रामो सत्त्वोपपञ्नो हतम्‌रजघनधघ्वानघोषः सहिष्णु: । 
गोरो रक्तान्तनेत्रो मधुररसरुचिब्रंद्धवेर: कृतज्ञः 
क्लेशे च स्यादखिन्नः सकलजनसुहृत्पुजको था” गुरूणाम्‌ ॥ २६॥ 
सु्तस्तु पझ्यति समुद्रनदीसरांसि 
मक्ताफलप्रकर हंससिताबजशङ्ान्‌ । 
नक्षत्रकुन्दकुमुदेन्दुतुषारपातान्‌ 
शछेष्माधिको मुनिवरेः कथितः क्रमेण ॥ २७ ॥ 
जिसकी कफ प्रकृति होती है वह जातक-लक्ष्मीवानु, गठित देह सन्धि, घैयंवानु, 
वलवान्‌, चिकनी कान्तिवाला, सुन्दर देहधारी, ग्रहण कर्त्ता, सतो गुणी, मृदङ्ग व मेघ 
के शब्द से भी अधिक शब्द वाळा, सहनशील, गौर वर्ण, लाल नेत्र प्रान्त वाला, मधुर 
रस का प्रेमो+ शत्रु से शत्रुता करने वाळा, कृतज्ञ अर्थात्‌ उपकार मानने वाला, क्लेश 
में प्रसन्न, समस्त मनुष्य व मित्र एवं गुरुजनों का पूजक होता है । वह सोता हुआ स्वप्न 
में समुद्र, नदी, तालाब, मोती का समुदाय, हंस, सफेद कमल, शंख, नक्षत्र, कुन्द, 
पुष्प, चन्द्रमा और तुषारपात अर्थात्‌ पाला पतन को देखता है ॥ २६-२७ ॥ 
राजयोग में विशेष कथन 
बलरहितेन्दुर विभ्यां युक्तेभाँमादिभिप्रेहेभिभा: । 
न भवन्ति महीपाला दशासु तेषां सुताथंयुताः ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली में बली भौमादि ग्रह से राज योग की सत्ता हो तथा सूयं-चन्द्रमा 
निर्बल हों तो राज योग नहीं होता है, किन्त राजयोग कारक ग्रह की दशा, अन्तदंशाः 
में धन पुत्रादि प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 


१. नो। 


२८२ सारावली 


सालव्य योग का फल 
न स्थूलोष्टो न विषमवपुर्नातिरिक्ताङ्ग सन्धि- 
मध्ये क्षामः शशधररक्चिहंस्तिनादः? सुगन्धः । 
सन्दीक्षाक्ष: समसितरदो जानुदेशाप्तपाणि- 
मालव्योऽयं विलसतिनुप.२ सप्ततिर्वत्सराणाम्‌र ॥ २९ ॥ 
वक्त्रं त्रयोदशमितानि तथाङ्गलानि* 
देघ्यण कण विवराद्दश विस्तरेण । 
:मालव्यसंज्ञमनुजः स भुनक्ति नूनं 
लाटान्समालवससिन्धुसपारियान्रान्‌ ॥ ३०॥ 
यदि कुण्डली में मालव्य योग हो तो जातक का ओए न मोटा, न विषम शरीर, 
-्न अधिक लाल अङ्ग सन्धि, अर्थात्‌ ये तीनों मध्यम, कमर पतली, चंद्रमा के समान 
शुभ कान्ति, हाथी के तुल्य स्वर, (शब्द), सुगन्ध से युक्त, चमकदार आँख. समान व 
सफेद दाँत, घुटने तक हाथ और ७० वर्ष तक जीवन होता है। मुख १३ अङ्गल लम्बा 
ब कान के छेद से १० अङ्गल चौड़ा होता है । मालव्य योग में उत्पन्न मनुष्य लाट- 
-सालव सिन्धु (सिन्ध) व पारियात्र देशों का सुख अवश्य भोगता है ॥ २९-३० ॥ 
॥ इति मालव्ययोगफलम्‌ ॥ 
रुचक योग का फल 
दीर्घास्यः स्वच्छकान्तिनंट्टरुख्रिरबछ: साहसाचाप्तकाय * 
श्रारुश्न नी लकेद श्वरणरतो सन्त्रचिच्चोरनाथः 
४रक्तश्यामो$तिज्वरो रिपुबलभथन; कम्बुकण्ठः प्रधानः 
क्रो भर्ता नराणां द्विजगरविनतः क्षामसज्जानुजद्ध: ॥ ३१ ॥। 
खटवाङ्गपाशवुषकार्मुकवप्त्रवोणा रेखाङ्कुहस्तचरणश्च ` शताङ्गलश्च । 
मन्त्राभिचारकुशलस्तुलया सहस्र मध्ये च तस्य कथितं मुखदेध्यंतुल्यम्‌ ॥३२॥ 
विन्घ्याचलसह्यगिरीन्‌ भुनक्ति सप्त तिसमा नगरदेशान्‌ । 
झस्त्रानलक्ततमृत्युः प्रयाति देवालयं स्चकः॥ ३३ ॥ 
यदि कुण्डली में रुचक योग हो तो जातक का मुख लम्बा, निर्मल कान्ति, अधिक 
“सुन्दर, बलवान्‌, साहस से कार्यसिद्ध कर्ता, सुन्दर (मनोहर) भोंह, नीले बार व पैर 
संग्राम में लीन, मन्त्रों का ज्ञाता, चोरों का स्वामी, लाल कृष्ण वर्ण, अधिक बीर, 
शत्रुओं के बल का मन्थन करने वाला, अर्थात्‌ शत्रुओं को जीतने वाला, शङ्क के समान 
“कण्ठ ( ग्रोवा ), अग्रणी, कठोर, मनुष्यों का स्वामी अर्थात्‌ राजा, ब्राह्मण व गुरुजनों 
का पूजक, पतले घट्ट व जाँघ हाथ व पैर में खट्वांग, पाश, वृष, धनुष, वज्न, वीणा को 





१. हस्तिसार । २. बयऽ. । ३. सर्त वत्सराणाम्‌ । ४. दशा । 
५. विवरं । ६. दाक्ष । ७. मणः । ८. क्रत्वङ्गमालांघठैः । 


Rd 


७४०५-४०-०० Sasi 9 acts 
००.» YN “अ. 


७) 
mS ss 





सप्तत्रिश अध्याय ३८३ 


रेखा वाला, १००० अँगुल लम्बा, मन्त्र व अभिचार कमं में चतुर, तोल में सहस्र 
( १००० ) तुला व मुख की लम्बाई के बरावर कटि ( कमर ) माग वाला होता है । 
विन्व्य व सह्य पव॑तस्थ देश एवं नगरों का ७० वर्ष तक सुख भोगकर, शस्त्र वा अग्नि 
के आघात से मृत्यु प्राप्त करके स्वगंलोक में जाता है ॥ ३१-३३ ॥ 
।। इति रुचकः 1। 
शश योग का फल 
तनुद्विजास्यो द्रुतग: झशोऽयं शठोऽतिशुरो निभृतप्रतापः । 
चनाद्रिदुर्गेषु नदीष सक्तः कृुशोदयी नातिलघुः प्रसिद्ध: ॥ ३४॥ 
सेनानाथो निखिलनिरतो दन्तुरश्चापि किचित्‌ 
धातोर्दादे भवति निरतश्चञ्चलः कोशनेत्रः 
स्त्रीसंसक्त: परघनगृहो मातृभक्त: सुजडःघो 
मध्ये क्षामो बहुविधन्नती रन्श्रवेदी परेषाम्‌ ॥। ३५ ॥ 
पर्यङ्कणङ्घहरिशस्त्रमृदङ्गमाला- 
वीणोपमा यदि करे चरणे च रेखाः 
वर्षाणि सक्षतिमितानि करोति राज्यं 
प्रत्यन्तिकः क्षितिपतिः कथितो मुनीन्द्रः ॥ ३६॥ 
यदि कुण्डली में शश योग हो तो जातक -- छोटे दांत व मुख वाला, शीघ्रगामी, 
अूतं, अधिक बीर, सघन प्रताप वाला; बन-पर्वंत-किळा व नदियों में आसक्त, कृश, 
अधिक अल्प ( नाटा ) कद नहीं, प्रसिद्ध, सेनाव्यक्ष, समस्त कार्यो का तत्परता से 
संचालक, कुछ ऊंचे दाँत वाला, धातु परीक्षा में तत्पर, चञ्चल कमळ के समान नेत्र- 
वाला, स्त्री में आसक्त, दूसरे के धन का ग्रहण कर्ता, माता का भक्त, सुन्दर जाँघ- 
वाला, पतली कमर वाला, बहु प्रकार को बुद्धि से युक्त, दूसरों के छिद्रों का अन्वेषक, 
हाथ व पेर में शंख, चक्र, मृदंग, माला, वोणा के समान रेखा वाला होता है । इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य किसी एक प्रान्त का राजा होकर ७० वषं तक राज्य करता है । 
ऐसा ऋषियों ने कहा है ॥ ३४-३६ ।। 
।। इति गर: ॥ 
हंस योग का फल 
रक्तास्योच्नतनासिकः सुचरणो हंसः प्रसन्नेन्द्रियो 
गोरः 'पोनकपोलरक्तकरजो हंसस्वरः ष्लेहमल:२ | 
शङ्खाब्जाङ्‌कुशदामसत्स्ययुगलः सखद्वाङ्गचापाङ्गद- 
श्चिन्नः पादकराङ्कितो भधुनिभे नेत्रे च वृत्तं शिरः ॥ ३७ ॥ 
सलिलावायेषु रमते स्त्रीषु न तृषि प्रयाति कामातं: । 


~ 


घोडशशतानि ठुलितोऽङगुलानि देघ्यंण षणूणवतिः ॥ ३८॥ 





१, इलक्ष्य: इयामो । २. चक्रासि । ३. पीत्त । 





३८४ सारावली 


पातीह देशान्खलु शूरसेनान्गान्धारगङ्कायसुरान्तरालान्‌ । 
नोवेदन्‌*नां शतबषंसंख्यां पश्चाद्वनान्ते समुपेति नाशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि कुण्डली में हंस योग हो तो जातक का मुख लाल, ऊँची नाक, सुन्दर पेर, 
प्रसन्नचित्त, सफेद रंग अर्थात्‌ गोरा, मोटे गाल, लाल नख, हंस के तुल्य शब्द, कफा- 
धिक्य, हाथ व पैर में शंख, कमळ, अंकुश, रज्जू, दो मछली, शय्या, धनुष की रेखाओं 
से युक्त, सहत की आमा के तुल्य आँख, गोल मस्तक, जलाशय प्रिय, काम से पीडित 
होने के कारण स्त्री में अतृक्ष, तोल में १६०० तुळा, लम्बाई में ६६ अंगुल होता हे । 
हंस योग में जायमान पुरुष श्र सेन, गान्धार और गंगा जमुना के मध्य देशों का 
पालक होता हे । तथा १०० वषं जीवन प्राप्त करके वनान्त में मृत्यु को प्राप्त होता 
है ॥ ३७-३६ ॥ 
भद्र योग का फल 
शादू लप्रतिमाननो हिपग'तः पीनोरुवक्षःस्थलो 
रम्वापीनसुवृत्तवाहुयुगलस्तत्तल्यमानोच्छ्यः । 
कामी कोमलसुक्ष्षरोमनिकरे संरुद्धगण्डस्थलः 
प्रायः पङ्कजगर्भपाणिचरण सत्त्वाधिको योगदित्‌ ॥ ४० ॥। 
शङ्कासि ` कुञ्ज रगदाकुसुमेषुकेतु चक्राब नला ङ्ग लबिर्चिह्ल तपाणिपाद: । 
यन्नागुरुद्दिपमद9थमाम्बुसिक्तभूकुङ्कमप्रतिमगन्धतनु: सुघोणः ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में भद्रयोग हो तो जातक-- सिंह के समान मुख वाला, हाथी के तुल्य 
गति वाला, मोटी जंघा व छाती वाला, लम्बी मोटो गोल भुजा ( हाथ ) वाला, 
भुजा के मान से ऊंचा, कामी, कोमल (मुलायम) सुक्ष्म रोम के समुदायों से युक्त, 
दाढ़ी वाला, पंडित, कमल की नाल के सदृश कोमल हाथ पेर वाला, अधिक बली, 
योग क्रिया का ज्ञाता, हाथ व पेर में शंख, तलवार, हाथी, गदा; पुष्प बाण, केतु, 
( पताका ), चक्र, कमल व हल की रेखाओं से युक्त अगरू ( गूगुल ) हाथी मद तथा 
प्रथम वृष्टि से उत्पन्न भूमि की धूलि के समान सुगन्ध से युक्त शरीर वाला सुन्दर नाक 
वाला होता है ॥ ४०-४१ ।। 
अन्य फल 
झास्त्रार्थत्रिदृधतियुतः समसंगत भ्रर्नागोपमी भवतिः चाथ निगूढगुह्यः 
सत्कक्षिघमंनिरतः सुललाटशङ्घो धोर: स्थिरस्त्वसितक्‌ङचतकेशभारः ॥ ४२ ॥ 
स्वतन्त्रः सवं कार्येषु स्वजन “प्रोणन"क्षमी । 
- भुज्यते विभवश्चास्य नित्यं १अन्त्रिजनेः परे: ॥ ४३॥ 
भारस्तुलायां तुलितो यदि स्याच्छो°मध्यदेशेष्वधिपस्तदासो । 
<यस्त्र्यादिपुष्ठेः सहित: सभद्रः सर्वत्र राजा शरदामशीतिः ॥ ४४ ॥ 


१. जीवेन्नवघ्नां दश । २. तोरण । ३. चाति, चापि। ४. स्वजनं प्रति । ५. क्षमः ४ 
६. अथि मित्र । ७. कान्यकुब्जातिपतिः । ८, हस्त्यादिमुख्यैंः । 





२५ अर्शत्रश अध्याय ३८५ 


भद्रयोग में उत्पन्न जातक शास्त्र के अर्थ अर्थात्‌ तत्त्व का ज्ञाता, धेर्येवान्‌, समान 
सङ्गत भाँइ वाला, सर्प तुल्य उपमा वाला, गूढ गुह्याद्धूधारी, सुन्दर पेठवाला, धर्मात्मा, 
शङ्क के समान सुन्दर मस्तक वाला; धीर, स्थिरचित्त, काले घु घराले केश वाला; 
समस्त कार्यों में स्वतन्त्र, अपने जनों के पालन में सक्षम होता है । मित्र गण व अन्य 
लोग इसके ऐश्वर्य का नित्य भोग करते हैं। यदि तोल में १ भार तुल्य हो तो मध्य 
देशों में राजा या कान्यक्रुव्ज देश का राजा होता है, जो कि पृष्ट स्त्री आदि से युक्त 
होकर ८० वर्ष तक जीता है ॥ ४२-४४ ॥ 

॥ इति भद्रः ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां पञ्चमहापुरुषलक्षणं नाम 
सर्तात्रशो5ध्याय: ॥। 


अष्टत्रिशोऽष्यायः 


विस्तरतो निर्विष्टा: क्षितिपतियोगा विचित्रसंस्थानाः । 
भङ्गश्च भवति तेषां यथा तथा सम्प्रवक्ष्यासि ॥ १॥ 
इस अध्याय के पूर्वे वाले अध्यायों में मैंने अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन 
किया है। अब उन राजयोगों का जैसे भङ्ग होता है, उस राजयोग भङ्ग अध्याय को 
कहता हूँ ॥ १॥ 
| राजयोगभंग ज्ञान 
कुजाकंजीवाकिभिरत्र नीचंद्वाभ्यां त्रिभिवेंकतमे विळग्ने । 
निशाकरे वइचिकराशिसंस्थे विशीयते राजकरो हि योग: । २॥ 


यदि जन्म के समय सूयं, भोम, गुरु, शनि, ये सब ग्रह या ३ ग्रह, वा २, वा १ 
ग्रह लग्न में नीच राशि में स्थित हों वा हो ओर जिस किसी भाव में नीचस्थ चन्द्रमा 
हो तो राजयोग भङ्ग हो जाता है ॥ २॥ 

पुनः राजयोगभंग ज्ञान 
अन्त्या्टमादिभागे चरराइयादिषु दाशी यदा क्षीण: । 
एकेनापि न दष्टो ग्रहेण भङ्गस्तदा नृपतेः॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय क्षीण चन्द्रमा चरराशि के अन्तिम नवांश में वा स्थिर राशि के 


अष्टम नवांश में अथवा द्विस्वभाव राशि के प्रथम नवांश में हो और किसी एक भी ग्रह 
से दृष्ट न हो तो राजयोग भङ्ग हो जाता है ॥ ३ ॥ 


अन्य राजभोगभंग ज्ञान 
सवे क्रूराः केन्द्रे नीचारिगता न सोस्ययुतदृष्टा: । 
शुभदा व्य्यरिपुरन्त्र तदाऽपि भङ्गो भवेन्नृपतेः ॥ ४॥ 





RR सारावली 
बा यदि जन्म के समय समस्त पापग्रह केन्द्र में नीच व शत्रराशि में स्थित हों व शुभ 
ग्रहों से अदृष्ट व अयुक्त हों एवं सव शुभग्रह द्वादश, पष्ठ व अष्टम भाव में स्थित हों तो 
राजयोग का भङ्ग हो जाता है ॥ ४ || 
अन्य भंग योग ज्ञान 
लग्न गणोत्तमोनं न खेचरंदुक्यते तदा भङ्गः । 
भवति हि नृपयोगानां दारिद्रचाय प्रजातस्य ॥५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वर्गोत्तम नवांश का अभाव हो और अन्य किसी ग्रह 
से लग्न दृष्ट न हो तो राजयोग का भङ्ग होता है, तथा जातक दरिद्री होता है ।५॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
घटोदये नोचगतस्त्रिनिग्रंहेवृंहल्पतो सुर्ययुते च नीचगे । 
एकोऽपि नोच्चे त्वशुभे च सङ्गते प्रयान्ति नाशं शतशो नुपोद्धवाः ॥ ६॥ 
यदि जन्म के समय में कुम्भ लग्न हो व तीन ग्रह नीच राशि में हों और नीचस्य 
गुरु सूर्यं के साथ हो एवं एक भी ग्रह उच्चस्थ न हो तथा पापग्रह से अयुक्त ( लग्न ) 
हो तो सेकड़ों राजयोग नष्ट हो जाते हैं 1 ६ ॥ 
प्रकारान्तर से भंगयोग ज्ञान 
यून्येघु केन्द्रेछु शुभेन वेन्दावस्तं गतेनीचमथ प्रयातेः । 
चतुग्रहैर्बाऽवि गृहे रिपुणां प्रणइयति क्ष्माधिपतेस्ठु योगः ॥ ७ ॥ 
यदि जन्म के समय में केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में शुभग्रहों का अभावहो व 
चन्द्रमा अस्त न होवा चार ग्रह नीचराशि में वा शत्रुराशि में स्थित हों तो राजयोग 
का भङ्ग होता है ॥ ७ ॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
स्वांदो रवो दीतकरे विनष्टे पापंइच दृष्ट शुभदशिहीने । 
क्त्वाऽपि राज्यं च बने मनुष्य: पदचात्युटुःखं रमते ग ताराः ॥८॥। 
यदि जन्म के समय अपने नवांद में सूर्य हो व चन्द्रमा विनष्ट ( अस्त ) हो तथा 
पापग्रहों से दृष्ट व शुभग्रहों से अदुष्ट हो तो जातक--कुछ समय तक राज्य सुख प्राप्त 
करके भी आशाओं का त्याग करके पीछे वन में जाकर दुःख प्राप्त करता है ॥ ८॥ 
अन्य राजयोगभंग ज्ञान 
दिशिरकिरणदात्रळंग्नगइचन्द्रद्ष्टः 
सहजरिपुमदस्था भानुभूपुत्रमन्दाः । 
शुभविरहितकेन्द्रे रस्तगेर्वा$चि सोम्यं- 
नृपतिजननयोगा यान्ति नाशं क्षणेन ॥ & ॥ 


LR sg Ch 
१ तुशुभेन । २ ळग्नवच्चन्द्रदृष्टः ळग्नप, सङ्गताः ! 





अर्टत्रिश अध्याय ३८७ 


यदि जन्म के समय में शिशिर किरण शत्रु अर्थात्‌ लग्नस्थ राहु चन्द्रमा से दृष्ट हो 
च तृतीय, पष्ठ, सप्तम भाव में सूर्य, भोम, शनि हों एवं शुभग्रह केन्द्र में न हों अथवा 
शुभग्रह अस्त हों तो क्षण भर में राजयोग नष्ट हो जाता है ॥ &॥ 
अन्य प्रकार से 
प*कभिनिम्नगः खेटं रस्तं यातरथापि दा । 
प्रयान्ति विलयं योगा भभुजां ये प्रकीतिताः॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह नीच राशियों में हों अथवा अस्तङ्गत हों तो 
राजयोग का भङ्ग होता है ॥ १० ॥ 


अपशकुन से राजयोगभंग ज्ञान 
उट्कायाः पतने चेव निर्घातव्यतिपातयो: । 
केतोइच दशेने चेच यान्ति नाशं नपोद्धवाः ॥ ११॥ 
अन्यः क्ररोत्पा्तिराङ्गतारा यदोदयं यान्ति। 
सद्यः प्रयान्ति विलयं नपयोगा भानुजो यदि विलग्ने ॥ १२॥ 


यदि जन्म के समय में उल्कापात, निर्घात, व्यतिपात, केतु का दर्शन हो तो राज- 
योग का नाश हो जाता है । यदि अन्य क्रूर उत्पात त्रिशङ्कु तारा का उदय हो व लग्न 
में शनि हो तो शीघ्र राजयोग का भङ्ग होता है ॥ ११-१२ ॥ 
अन्यभंग ज्ञान. 
कर्तारो नपतीनां गगनसदो युद्धकाङ्क्षिणो सलिनाः । 
रक्षा जर्जरदेहा विघ्नं जनयन्ति . राजयोगस्य ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय में योग कारक ग्रहों में युद्ध होने को सम्भावना हो वा ग्रहों के 
बिम्ब दूषित वा शुष्क वा क्षीण देहधारी हों तो राजयोग में बाधा उपस्थित करते 
ङ ॥ १३ ॥ 


अन्यभग ज्ञाने 
परनीचं गते चन्द्रे क्षीणो योगो महीपतेः । 
नाशमायाति राजेव देवज्ञप्रतिलोमगः ॥। १४ ॥ 


यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा अपने परम नीचांश (रा ७ अं० ३) में हो तो 
“राजयोग नष्ट हो जाता है, जैसे ज्योतिषी के विरुद्ध राजा नष्ट होता है ।।१४।। 
अन्य भङ्कयोग ज्ञान 
तुळायां पझ्मिनीवर्न्धुस्रशांे दशमे स्थितः। 
हन्ति राज्यं यथा सोभः समस्तगुणसः्चयम्‌ ॥ १५॥ 


यदि जन्म के समय में सूर्य दशमभाव में तुला के त्रिशाँश में स्थित हो तो राजयोग 
का भंग होता है, जैसे लोभ से सब गुणों के संग्रह का नाश होता है ॥ १५॥ 


३८८ सारावली 


प्रन्यभङ्गः योग ज्ञान 
जूकस्य दशमे भागे स्थितः कसलबोधन: । 
सहस्र राजयोगानां सन्दसेन करोत्यसी ॥ १६ ॥ 
यदि जन्म के समय तुला राशि के दशम अंश में सूर्य हो तो हजार राजयोगों का 
नाश होता है ।। १६ ॥ 
अन्य अङ्कयोग ज्ञान 
स्वत्रिकोणग्रहं केचित्स्वोच्चं याताः स्वमन्दिरम्‌ । 
अतिनीचे रविइचँंको न तेषां फळ्संभवः॥ १७३ 
यदि जन्म के समय में कोई ग्रह मूलत्रिकोण में, कोई उच्च राशि में, कोई 
स्वराशि में स्थित हो तथा केवल सूर्य परम नीच में हो तो राजयोग भंग हो जाताः 


है ॥ १७॥ 
अन्य भड्धयोग ज्ञान 
गुरुम गे विळग्नस्थो दुःखः सन्तापयेन्नरस्‌ । 
कामार्तमधनं वेश्‍या "वइ्यमिन्दुनं चेत्स्वभे ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय में मकर राशिका गुरु लग्न में हो और चन्द्रमा ककं राशिः 
में न हो तो जातक का राजयोग नष्ट होता है व दुःखों से पीडित होता है, जैसे कामी' 
पुरुष वेश्या के वश में होकर निर्धन व दुःखी होता है ॥ १८ ॥ 
अन्य भंगयोग ज्ञान 
एकेनापि शशाङ्को ग्रहेण केमद्रुमे यदिन दुष्टः। 
विघ्नयति राजयोगं मलिनाचारः प्रसृतः स्यात्‌ ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में केमद्रम योग मे चन्द्रमा अन्य ग्रह से अदुष्ट हो तो जातक का राजः 
योग नष्ट होता है व स्वयं दुष्टाचरण करने वाळा होता है ॥ १६ ॥ 
प्रकारान्तर 
भिक्षामटति च्याद्य नोचक्षगतः सुटुःखितो मलिन: । 
सकल्महोभृत्पुच: परिभूतो जायते निःस्वः 11 २० ॥ 
यदि जन्म के समय में ३, ४, आदि ग्रह नीच राशि में हों तो राजकुलोत्पन्न 
जातक भी दुःखी होकर भीख मांगता हे व दूषित आचरण करने वाला एवं निर्धन 
होता हे ॥ २० ॥ 
पुनः भ्रकारान्तर 
अत्यरिभदनं प्राप्त: पतछादिभिरस्तगेश्ल गगनचरं: । 
नाशं प्रयाति राजा यदि रविचन्द्रों न तुद्धस्थो॥ २१॥ 
यदि जन्म के समय में ५, ६ आदि ग्रह अधिशत्र्‌ भस्थ या अस्त हों तथा सूर्य 
चन्द्रमा स्वोच्च राशि में न हों तो राजयोग नष्ट हो जाता हैं॥ २१ ॥ 





१ यद्ददि । 





एकोनचत्वारिश अध्याय ३८९. 


पुनः प्रकारान्तर 


सचिवो दानवेन्द्रस्य नोचांशे समवस्थितः । 
संप्राप्मतुल॑ राज्यं नरेर्हापयते ध्वम्‌ ॥ २२॥ 


यदि जन्म के समय में शुक्र नीच नवांश में हो तो जातक को असीमित राज्य 
सुख प्राप्त होने पर भी राजयोग नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 
फल में विशेष कथन 
राजयोगाः समाख्यातास्तेषां भङ्गश्च दारुणः । 
परीक्ष्य यत्नतः प्राज्ञः फळं त्रयादबळाबळात्‌ ॥ २३ ॥ 
मैंने राजयोगों का व उनके भङ्ग का वर्णन किया है, मनीषी गण इन दोनों के 
लावल का अच्छी तरह विचार करके ही फलादेश करें ॥ २३॥ | 
राजयोग ज्ञान 
कमलभवनवन्युः कन्ययार्लिङ्गिताङ्ग- 
स्त्वलिनि कुजसुरेड्यी चन्द्रमा सेबसंस्थ: । 
न च यदि परिशषह इयते स्यात्त भूपः 
प्रचल्ितगजमेघच्छादिताशानभो5 श्र : ॥ २४ ॥ 
यदि कुण्डली में कन्या राशि में सूर्य, वुश्चिक में भौम व गुरु एवं मेष राशि में 
चन्द्रमा हो तथा ये ग्रह अन्य ग्रह से अदृष्ट हों तो जातक राजा होता है। जिसकी 
सेना के हाथियों के चलने से धूलि उड़कर मेघ की तरह दिशा व आकाश को आच्छा- 
दित करती है ॥ २४॥ 
॥ इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां राजयोगभंगो नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ॥। 


एकोनचत्वारिशोऽप्यायः 


अपयुर्दायाध्याथ का कथन 
अस्मिन्नायुर्दयि यस्माद्ञ्रान्तः समस्तलोकोऽयम्‌ । 
तस्मात्पुर्वागमतः कथयामि निराकुळोकृत्य ॥ १ ॥ 


इस आयुर्दाय के विषय में समस्त लोग भ्रम में पड़े हैं, इसलिए में पूर्वेशासतरों के 
आधार पर निराकुल होकर आयुर्दाय के आनयन को कहता हूं ॥ १॥ 
तीन प्रकार को ( अंश, पिण्ड, निसगं ) आयु में कब किसका ग्रहण 
अंशोडवं विळग्नात्पंण्ञ्य भानोनिसगजं चन्द्रात्‌ । 
एते यो बळवानेकतमस्तस्य कल्पयेदायुः ॥ २॥ 
लग्नदिवाकरचन्द्रा्रयोऽपि बलरिक्ततां यदा यान्ति। 
प्रमायुषः स्वरांशं ददति खगा जीवशर्मक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ हो ० र्‌० दे अ० ३७८ पु० 


३६० सारादलो 


लग्न, सूर्य चन्द्रमा इन तीनों में यदि लग्न बली हो तो अंशायु, यदि सूर्य बलवान 
हो तो पिण्डायु, यदि चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु ग्रहण करना चाहिए । 

यदि ये तीनों (लग्न, सूर्य, चन्द्रमा) निर्बल हों तो जीवशर्मोक्त परमायु १२० वर्ष 
५ दिन, के सप्तांश=१७ वर्ष १ माह २२ दिन ८ घटी ५४ प० के तुल्य प्रत्येक ग्रह 
की आयु होती है ॥ २-३ ॥! 

बृहत्पाराशर में कहा है--“विलग्नगे वलोपेते शुभदृष्ट ऽशासम्भवमु । 

रवौ पिण्डोळूवं ग्राह्य चन्द्र नसगिकं तथा ॥ ३१ ॥ 

वलसाम्ये द्वयोर्योग:दलमायु: प्रकीतितम्‌ । 


त्रयाणां त्रियुतेस्त्र्यंशसमं ज्ञेयं द्विजोत्तम ॥३२॥ (४३ अ० ३१-३२ इलो०) 1२-३। 
तथा जातक पद्धति में भी--'अंशायुश्च तनाविनेञधिकबछे पैण्डं निसर्ग विधो, 


स्याच्चेत्तुल्यबलं द्वयोर्यृतिदलं तञ्जायृषोइचेत्‌ त्रय, । त्र्यायूंषि त्रिबलैनिहत्य च युतिर्वीयँक्य,, 
हुद्दा त्रिजायुयु त्यास्त्रिलवोऽथ जँवमुदितं चेद्धीन वीर्यास्त्रयः' (२५ इलो ०) ।।२-३॥ 
विशेष--यदि लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में कोई दो वली हों अर्थात्‌ बल में 
समता हो तो दोनों आयुर्दाय का योग करके आधा करने पर आयु होती है। यदि 
तीनों के बल में समता हो तो तीनों प्रकार के आयुर्दाय के योग का तृतीयांश ग्रहण 
करना चाहिए ॥ २-३ ॥ 
अंशायु साधन 
बिळग्नादिकळा भाज्या व्योमशान्यणमेः समाः। 
ळभ्यन्तेऽकं' हताः दोषा: स्वःमानगुणिर्प्तांदाक्ाः ॥। ४ ॥ 
लग्न व ग्रह जिसकी आयु साधन करनी हो उसकी (ग्रह व लग्न) कला बनाकर 
२०० का भाग देने से जो लब्धि उसकी वर्ष संज्ञा होती है। यदि यह लब्धि १२ से 
अधिक हो तो बारह का भाग देकर ग्रहण करना चाहिए । शेष को १२ से गुना करके 
२०० से भाग देने पर लब्ध मास होता है । पुनः शेष को ३० से गुना करके २०० से 
भाग देने पर लब्ध दिन, दिन शेष को ६० से गुना करके २०० से भाग देने पर लब्धि 
घटी, घटी शेष को ६० से गुना करके २०० से भाग देने पर लब्धि पल होता है ।४। 
बृहज्जातक में कहा है- सत्योक्ते ग्रहमिष्टं लिप्तीकृत्वा शतब्दयेनाप्तम्‌ । 
मण्डलभागविशुद्धेऽ्दाः स्युः शेषात्तु मासाद्याः’ (७ अ० १० इलो०) ॥ ४ ।! 
लग्नायुर्दाय में विशेष प्रकार 
होरा सर्वबलोपेता राशितुल्यानि यच्छति। 
वर्षाण्यन्यानि सासादिभागेस्त्रेराशिकात्पुनः ॥ ५॥ 
यदि लग्न समस्त बलों से युक्त हो अर्थातु पूर्ण बली हो (होरा स्वामिगुरुञ्ञवीक्षित- 
युता) तो लग्न के भुक्तराशि समान वर्ष लग्नायु में और जोड़ना चाहिए तथा अंशों से 
त्रैराशिक द्वारा मासादि का ग्रहण करके जोड़ना चाहिए ॥ ५ ॥। 


१ हतात्‌, नता: । २ शेषं। ३नाम। ४ ताः स्वकः । 


१ 
4 
| 





एको नचत्वारिश अध्याय ३९१ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'लग्नराशिसमाश्चाब्दा भागाच्चैरनुपातत:ः । मासादिका 
इतीच्छन्ति लग्नायु: केऽपि कोविदा: ॥ १४॥ लग्न दायोंऽशतुल्यः स्यादन्तरे चानुपाततः। 
तत्पतौ बलसंयुक्ते राशितुल्यचच भाधिपे' ( ४३ अ० १४-१५ इलो० ) ॥ ५॥ 
वृहज्जातक में भी--कि त्वत्र भांशप्रतिमं ददाति वीर्यान्विता राशिसमं च होरा' 
(७ अ० १२ इलो० ) तथा केशवीय जातक पद्धति में-ळग्नायुनिखिलस्तदंशकसमं 
के ख्विद्भतुल्यं स्मृतम्‌ । ( २३ इलो० ) ।। ५ ॥ 
पुनः विशेष संस्कार 
वर्गोत्तमे स्वभऽने स्वद्रेवक्ाणे नवांराके । 
दविगुणं सम्प्रयच्छन्ति त्रिगुण वक्रतुद्धयोः ॥ ६॥ 
यदि लग्न वाजो ग्रह वर्गोत्तम नवांश में वा अपनी राशि में, या अपने द्रेष्काण में 
वा अपने नवांश में स्थित हो तो उसकी साधित आयु को द्विगुणित करना चाहिये । 
यदि ग्रह्‌ वक्री हो वा उच्चस्थ हो तो साधित आयु को तीन से गुणा करके ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ६ ॥। 
वृहत्पाराशर में कहा है-'साधितायु: खगे स्वोच्चे स्वक्ष वा त्रिगुणं स्मृतम्‌ । 
द्विगुणं स्वनवांशस्थे स्वद्रेष्काणे तथोत्तमे' ( ४३ अ० २१ इलो० ) ॥ ६॥ 
तथा बृहज्जातक में भी-'स्वतुङ्गवक्रोपगतै स्त्रिसंगुणं ढ्विरु्तमस्वांशकभत्रिभागणेः। 
इयान्विशेषस्तु भदत्तभाविते समानमन्यत्प्रथमेप्युदीरितम्‌' ( ७ अ० ११ इलो० ) ॥६॥ 
और भी बृहज्जातक १३ वें इलो० की भट्रोत्पल टीका में मय का वचन--- 
‘वर्गोत्तमे स्वराशौ द्रेप्काणे स्वे नवांशके द्विगुणम्‌ । वक्रोच्चगते त्रिगुणं द्विगुणं कायं 
यथा संख्यम्‌' ॥ ६ ॥। 
पुनः विशेष संस्कार | 
यदा तृपचयः सर्वः स्वराश्यादिस्थिततिग्रहैः । 
समस्तवर्गणा तत्र कर्तव्या झास्त्रचिन्तक: ॥ ७॥ 
तदि ग्रह स्वरादि स्वद्रेष्काणादि अनेक वृद्धि स्थान में हो तो शास्त्रज्ञाता को 
समस्त वर्गणा करनी चाहिए । यथा--कोई ग्रह अपने नवांझ में स्थित होकर वक्री भी 
है तो प्रथम द्विगुणित करके पुनः तीन से गुना करके आयु गृहण करना चाहिए ॥७॥ 
चूडासणि के सत में विशेष संस्कार 
केन्द्रादिसं स्थिते खेटे सकळडिगुणेककाम्‌? । 
शंसन्ति वर्गणा केचिन्न च चूडामणर्मतम्‌ ॥ ८ !। 
चुडामणि आचार्य का कथन है कि यदि गह केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में हो तो 
जितनी वर्गणा प्राप्त हों वह सब, यदि फणफर में ग्रह हो तो दो वर्गणा ग्रहण करनी 


चाहिये, यदि आपोक्लिम में ग्रह हो तो जो बडी वर्गणा हो उसी एक को ग्रहण करनी 
चाहिए ॥ ८ ॥ 





१ स्थिते । २ ग्रहे । ३ गाम्‌, काः। तच्च ननु, तत्तु । 


Sr em = >> 


३९२ सारावली 


पुनः विशेष संस्कार 
बहुताड)नसम्प्राछी याँ करोत्येकवगणामु । 
दराहमिहिराचायंः सा न दृष्टा पुरातने: ॥ &॥ 
यदि बहुत वर्गणा ग्रह की प्राप्त हों तो उनमें से जो बड़ी वर्गणा हो उसे ग्रहण 
करना चाहिये। यह वराहमिहिराचार्य का कथन है, किन्तु यह मत पूर्वाचार्यो से सम्मत 
नहीं है ॥ ९ ॥ 
विशेष--वराहमिहिर ने वृ० जा० में कहा है-'सत्योपदेशे वरमत्र किन्तु कुर्वेन्त्य- 
योग्यं बहुवर्गणाभिः । आचार्यकत्वं तु बहुध्नतायामेकं लु यद्भूरि तदेव कार्यम्‌’ 
( ७ अ० १३ इलो० ) ॥ &॥ 
आयु में हानि 
रिपुराशों त्रिभागोनभर्धानं निस्नगास्तगा: । 
दायं ग्रहाः प्रयच्छन्ति नास्तगौ सितभानुजो ॥ १० ॥ 
जो ग्रह शत्रु राशि में स्थित हो उसकी साधित आयु में तृतीयांश घटाकर, एवं 


नीच राशि में व ग्रह अस्त होने पर साधित आयु में आधा घटाकर ग्रहण करना चाहिए, 
किन्तु शुक्र व शनि इन दोनों के अस्त होने पर भी आधा नहीं घटाना चाहिये ।॥।१०॥ 


बहत्पाराशर में कहा है--“अस्तगस्तु हरेत्स्वार्घ विना शुक्रशनैश्चरौ । वक्रचारं 
विना त्र्यंशं शत्रुराशौ हरेद्‌ ग्रहः ( ४६ अ० द इलो० ) ॥ १०॥ 
तथा बृहज्जातक में भी--'नीचेऽतोडं ह्वसति हि ततश्रान्तरस्थेऽनुपातो, होरात्वंश 
प्रतिममपरे राशितुल्यं वदन्ति । हित्वा वक्रं रिपुगृहयतँ हीयते स्वत्रिभागः, सूर्योच्छिन्नं 
द्यतिषु च दलं प्रोज्झच शुक्राकपुत्रौ' ( ७ अ० २ इलो० ) ।। १० ॥ 
चक्रार्धं हानि ज्ञान 
सर्वेसधं तृतीयांदाश्वतुर्थ: पश्चमस्तथा । 
घएश्वांशः क्षयं याति नाश बहुभिरंकग: ॥ ११ ॥ 
सोस्ये चार्धशितो याति नाशं बहुभिरेकर्ग: । 
एक एव बळी हन्ति स्वायुषः सवदा ग्रहः ॥ १२।॥ 
यदि पापग्रह बारहवें भाव में हो तो पूरे वर्ष घटाना, एकादश भाव में पापग्रह 
रहने पर आधा घटाना, दशमभाव में रहने पर तृतीयांश घटाना, नवम भावस्थ होने 
पर चतुर्थांश घटाना, अष्टम भाव में होने पर पञ्चमांश घटाना और सप्तमभावस्थ प।प- 
ग्रह होने पर साधित आयु में षष्टांश घटाना चाहिये । इन्हीं द्वादशादि स्थानों में शुभ- 
ग्रह के रहने पर पापग्रह का आधा घटाकर ग्रहण करना चाहिये । यथा १२वें भाव में 
शुभग्रह के रहने पर साधित आयू में आधा घटाना, ११वें में रहने पर चतुर्थांश, १०वें 
भाव में शुभग्रह के रहने पर षष्ठांश घटाना चाहिये। इसी प्रकार आगे भी समझना 


चाहिये । 


१ वर्गण । 














त 


एकोनचत्वारिश अध्याय ३९३ 


यदि इन्हीं स्थानों में किसी एक स्थान में अधिक ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो 
उसी एक ग्रह की साधित आयु में उक्त हानि करके ही ग्रहण करना चाहिए। सब 
ग्रहों में हानि नहीं करनी चाहिए ॥ ११-१२ 
हत्पाराशर में कहा है - सर्वार्धत्रिचतुः पञ्चपष्ठभागं क्रमाद्‌ ग्रह: । व्ययाद्वामं 
"स्थितः पापो हरेत्सौम्यञ्च तद्दलम्‌ ॥ १० ॥ 
एकभे तु बहुष्वेको हरेतस्वांशं बली ग्रहः । नात्र क्षीणस्य चन्द्रस्य पापत्वं मुनिभिः 


-स्मृतम्‌ 11 ११॥' ( ३४ अ० १०-११ इलो ० ) ॥ ११-१२ ॥ 


तथा वृहज्जातक में भी--'सर्वार्धेत्रिच रणपश्वषष्ठभागा: क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु 
वामम्‌ । सत्स्वर्धं ह्वसति तर्थकराशिगानानेकोंशं हरति वली तथाह सत्यः’ ( ७ अ० 
३ इलो० ) ॥ ११-१२ ॥ 

और भी भट्रोत्पल टीका में सत्याचायं का वचन--'एकादशोत्क्रमात्सस्तमादिति 

'प्राह हरणकर्माणि । एकक्षगेषु वीर्याधिकः स्वभागं हरेदेका । अधं तृतीयभागं चतुर्थकं 
पञ्चमञ्च षष्टञच । आयुः पिण्डात्पापा हरन्ति सौम्यास्तथार्धानि । द्वादशसंस्थः पापः 


-स्वादायं शोभनस्ततोऽद्धं तु ॥ ११-१२ ॥ 


ग्रहों को पिण्डायु का कथन 
एकोर्नावशतिर्भानो: शशिनः पर्चावशति: । 
तिथयः क्षितिपुत्रस्य हादराव बुधस्य तु ॥१३॥ 
गुरोः पञ्चदराव्दानि शुक्रस्याप्येर्कावशतिः । 
विशति रविपुत्रस्य पिण्डायुः स्वोच्चसंस्थितेः ॥ १४॥ 
यदि ग्रह अपनी-अपनी उच्च राशि में हों तो सूर्य का आयु पिण्ड १६ वर्षे, 


चन्द्रमा का २५ वर्ष, भौम का १५ वर्ष, बुध का १२ वर्ष, गुरु का १६ वपं, शुक्र का 


२१ वर्षं, शनि का २० वर्षं आपु पिण्ड होता है ॥ १३-१४॥। 

बुहृत्पाराशर में कहा है--'क्रमात्‌ सूर्यादिखेटेधु स्वस्वोच्चस्थानगेष्विह । नन्देन्दव- 
'स्तत््वमितास्तिथयोऽर्काः शरेन्दवः । प्रकृत्यो विशतिश्राव्दा: आयुः पिण्डाः प्रकीत्तिज्ञाः 
( ४३ अ० ६-७ इलो० ) ॥ १३-१३ ॥ 

और भी बृहज्जातक में--'मययवनमणित्थशक्तिपूर्वे दिवसकरादिपु वत्सराः प्रदिष्टाः । 


-नवतिथिविषयाद्विभतरुद्रदशसहिता दशभिः स्वतुङ्गभेषु' (७ अ० १ इलो०)।।१३-१४॥ 


पिण्डायु का साधन 
स्वोच्चशुद्धो) ग्रहः शोध्यः षड़्ाइयूनो भसण्डरात्‌ । 
स्वपिण्डगुणितो सक्तो रराशिमानेन वत्सराः ॥ १५ ॥ 
जिस ग्रह की पिण्डायु साधन करनी हो उस स्पष्ट ग्रह में अपने ही उच्च राश्यंश 
को घटाकर देखना चाहिये कि शेष ६ राशिसे अल्प तो नहीं हे, यदि शेष ६ राशिसे 


'१ सिद्धो । २ भादि । 


३८४ सारावली 


अल्प हो तो शेष को १२ राशि में से घटाकर अपने उच्च पठित पिण्डमान से गुणा 
करके विकला से राशि पर्यन्त सवर्णन करके जो हो वही वर्षादि उस ग्रह की पिण्डायु 
होती है ॥ १५॥ 


बृहत्पाराशर में कहा है--'स्वोच्चशुद्धो ग्रहः शोध्यः षड्‌ भादूनो भमण्डलात्‌ । 
स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वत्सरा:' ( ४३ अ० ८ इलो० ) ॥ १५॥ 


तथा केशवीय जातक पद्धति में भी--स्वोच्चोनोद्य चरोऽङ्कुभात्समधिको ग्राह्यो-- 


ल्पकोनाकभं'"'( २१ इलो० ) ॥ १५ ॥ 
पिण्डायु साधन सें विशेष कथन 
पूर्वोक्तं चिन्त्ययेत्सवं वक्रं मुक्त्वारिरारिषु । 
क्षयस्तत्र प्रकर्तव्यो नीचेऽधं सृद्धिरच्चगे ॥ १६॥ 


इस पिण्डायु साधन में भी अंशायु साधन के समान सब विचार करना चाहिये । 


वक्री ग्रह को छोड़कर शत्रु गृह स्थित ग्रह की साधित आयू में तृतीयांश घटाकर ग्रहण 
करना च।हिए । नीच राशिस्थ ग्रह होने पर आधा घटाना चाहिये, तथा उच्चस्थ ग्रहः 


होने पर साधित आयु को तीन से गुणा करके ग्रहण करना चाहिये ॥ १६॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है-'वक्रचारं विना अंशं शत्रराशौ हरेद्ग्रहः' 
( ४० अ. ९ इलो. ) ॥ १६॥ 
बृहज्जातक में भी-'हित्वा वक्र रिपुगुहगतैहीयते स्वत्रिभागः' (७ अ. २ इलो.) ।१६। 
तथा जातक पद्धति में भी-'द्य चरोऽरिभे यदि गुणांशोना विना वक्रगम्‌' 
( २१ इलो. ) ॥ १६॥ 
लग्न पिण्डायु साधन में विशेष 
लग्नदायों5शतु लय: स्यादन्तरे चानुपातत: । 
तत्पतोी. बल्संपन्ने' राशितुल्य॑ स्वभाधिपे ॥ १७ ॥ 


नग्न पिण्डायु साधन में यदि लग्न राशि से लग्न नवांश पति बलवान हो तो 
नवांश संख्या तुल्य वर्ष, राशि बली हो तो राशि तुल्य वर्ष लग्नायु होती है । मध्य 
में अर्थात्‌ गत नवांश तुल्य वर्ष और वर्तमान नवांश से अनुपात द्वारा ( यथा-यदि 


२०० कला में एक नवांश तो इष्ट कला में क्या) मासादि का ग्रहण करना चाहिये ।१७। 


बृहत्पाराशर में कहा है--'लग्नदायोंशतुल्यः स्यादन्तरे चानुपातत: । तत्पतौ बल-- 


संयुक्त राशितुल्यञ्च भाधिपे' ( ४३ अ० १५ इलो० ) ॥ १७ । 
एवं बृहज्जातक में भी--होरात्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं वदन्ति' 
( ७ अ० २ इलो० ) ॥ १७ ॥ 


और भी केशवीय जातक पद्धति में--'लग्नायनिखिलेस्तदंशकसमं कश्चिद्भतुल्यं 


स्मृतमु । यस्यंशोऽधिवलस्तदेव हि ( २४ इलो ० ) ॥ १७ ॥ 
१ युक्ते, पृक्ते । 





"कप | 


‘ 


एकोनचत्वारिश अध्याय 


AU 
“2 
~ 
Es 


लग्नस्थ पापग्रह होने पर हानि 
छग्नांशलिक्षिका हत्वा प्रत्येके विहगायुषा । 
भवत्वा मण्डललिक्षाभिळंब्धं भ वर्षाद्विशोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वायुषो लग्नगे क्रूरे लब्धस्याधं शुभेक्षिते । 
एवमेव घ्रकतंब्यं जीवरार्मोक्तचन्द्रजे ॥ १९ ॥ 


यदि लग्न में कोई पापग्रह हो तो लग्न के अंशो की कला बनाकर उसे उसी ग्रह 
की आयुदाय से गुना करके ( यदि अधिक पापग्रह हों तो प्रत्येक की साधित आयु से 


गुना करके ) गुणनफल में २१६०० से भाग देकर वर्षादि लब्धि को साधित आयू में: 
घटाने से स्पष्ट आयू होती है । यदि लग्न शुभग्रह से दृष्ट हो तो लब्ध वर्षादि का 


आधा घटाकर ग्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार जीवशर्मोक्त आयु में भी घटाकर 
ग्रहण करना चाहिये ।। १८-१९ ॥। 
वृहत्पाराशर में कहा है--'लग्नांशलिस्तिका हत्वा प्रत्येके विहगायुषा । भाज्या 
मण्डलछिप्ताभिलव्धं वर्षादि शोधयेत्‌ । स्वायुपो ळग्नगे सूर्य मङ्गले च शनैश्चरे । तदर्ध 
शुभसन्हष्टे पातयेद्‌ द्विजसत्तम' ( ४२ अ० १२-१३ इलो० ) ॥ १८-१९ ॥ 
एवं बृहज्जातक में भी--'क्र्रे विळर्नसहिते विधिना त्वनेन, सौम्येक्षिते दलमतः 
प्रलयं प्रयाति’ ( ७ अ० ४ इलो ० ) ॥ १८-१६ ॥ 
ग्रहों की निसगांयु का कथन 
विशतिरेक॑ द्वितयं नव घृतिरिह विशतिश्च पश्चात्‌ । 
वर्षाणामपि संख्याः दूर्वादीनां निसगभदाः ॥ २०॥ 
सूर्य की २० वर्षे, चन्द्रमा की १ वर्ष, भौम की २ वर्ष, बुध की & वर्षे, गुरु की 
१८ वषं, शुक्र की २० वर्ष और शनि की ५० वर्ष की निक्षर्गायु होती है ॥ २० ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--'अथ विप्र निसर्गायुः खेटानां कथयाम्यहम्‌ । चन्द्रारज्ञसि- 
तेज्याकंशनीनां क्रमशोऽऽ्दकाः । एकव्द्थङ्कनखाधृत्यः कृति: पञ्चाशदेव हि। जन्मकालात्‌ 
क्रमाज्ज्ञेया दशाश्चं ता निसर्गजाः' ( ४३ अ० १६-१७ इलो० ) ॥ २०॥ 
तथा केशवीय जातक पद्धति में भी--'नैसर्गे नखभूद्विगोधुतिनखाः पञ्चाशदर्काद्‌- 
गुणाः’ ( २३ इलो० ) ॥ २० ॥ 
परसायु योग ज्ञान 
सीनोदयेंऽशे ्नवभे पऱ्द्षविशतिलितिके । 
गाव सौन्येः स्वतुङ्कस्थैः शेषरायु: परं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि कुण्डली सें अन्तिम नवांशस्थ मीन लग्न हो व बुध वृष राशि में २५ कला 
पर हो और शेष समस्त ग्रह अपने-अपने परमोच्च स्थान में हों तो जातक कीः 
परमायु होती है ॥ २१ ॥ 





१ वर्षादि । २ परमे । 


“२९६६ सारावलो 


बृहज्जातक में कहा है--“अनिमिषपरमांशके विळग्ने शशितनये गवि पळ्चवर्गलिप्ते । 
भवति हि परमायुषः प्रमाणं यदि सकला: सहिताः स्वतुद्धभेपु' (७अ. ६ इलो.) ॥२१॥ 
असितायु योग ज्ञान 
ककिल्ग्ने गुरुः सेन्दुः केन्ट्रगो बुधभागंवौ । 
"शेषखिलाभषए्स्थैरमितायुरभवेन्नरः ॥ २२ ॥ 
यदि कुण्डली में कर्क लग्न में चन्द्रमा के साथ गुरु हो व बुध शुक्र केन्द्र में हों तथा 
'अवशिष्ट ग्रह तृतीय, एकादश, षष्ठ भाव में हों तो जातक की अमितायु होती है ॥२२॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है--'चन्द्रेज्यी च कुलीराङ्गे ज्ञसितौ केन्द्रसंस्थिती । अन्ये 
त्यायारिगा: खेटा अमितायुस्तटा भवेत्‌’ ( ४३ अ. ५५ इलो. ) ॥ २२ ॥ 
तथा बृहज्जातक में भी--'गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भूगुजे च केन्द्रयाते । 
“भवरिपुसहजोपगैइच शेषैरमितमिहायुरनुक्रमाद विना स्याद' (७ अ. १४ इलो.) ॥२२॥ 
सनुष्यादि के परसायु प्रमाण का ज्ञान 
द्विप्वा: ष्टिनिशाः पञ्च पर्स नरदन्तिनास्‌ ! 
द्वात्रिशदाजिनामायुदछागादीनां तु षोडश ॥ २३ ॥ 
खरोष्ट्रयोः पञ्चवर्ग एको5पोह्या वृषादिश्ु । 
शुनां तु हादरा प्रो गणितं परभायषम । 
तत्तत्परं प्रमाणेल हत्देषासायरादिशेत्‌ ॥ २४॥ 
६० वपं को २ से गुणा करने पर= १२० वर्ष ५ दिन मनुष्य व हाथियों की परमायु, 
३२ वपं धोड़े की परमाय, बकरी आदि की १६ वर्ष, गदहा व ऊंट की २५ वर्ष परमायु, 
“बेल भँसादि की २४ वर्ष की परमाय, कुत्तों की १२ वर्ष की परमायु होती है । मनुष्यों 
के समान प्रथम इनकी ( हाथी आदि की ) आयु साधन करके अपने-अपने परमायु 
“प्रमाण से गुना करके १२० का भाग देने से स्पष्टायु होती है ॥ २३-२४ ॥। 
वृहत्पाराशर में कहा है--नराणां कुञ्जराणाञ्च विशोत्तरशतं तथा । द्वात्रिशद्‌ 
' घोटकाना*च पञ्चविशत्‌ खरोष्ट्रयोः । वृषाणां महिषाणां च चतुविशतिवत्सरम्‌ । विशत्या- 
युमंयूराणां छागादीनाच पोडश' ( ४३ अ. २६-२८ इलो. ) ॥ २३-२४ !! 
तथा बृहज्जातक में भी--'समाः पष्टिद्विघ्ता मनुजकरिणां पश्च च निशा, हयानां 
`द्वात्रिशत्खरकरभयोः पश्चककृतिः । विरूपा साप्यायुर्वृ पमहिषयोः द्वादशशुनां, स्मृतं 
छागादीनां दशकसहिताः पट्च परमम्‌’ ( ७ अ. ५ इलो. ) ॥ २३-२४ ॥ 
परमाणु प्राप्त करने फे अधिकारी 
पथ्याशिनां शोळदतां नराणां सद्वृत्तभाजां विजितेन्द्रियाणाम्‌ । 
एवं बिधानामिदमायरत्र अचिन्त्यं सदा वृद्धमुनिप्रणीतस्‌ ॥ २५ ॥ 
पथ्य ( उचित ) भोजन करने वाला, सुशील, सदाचारी, जितेन्द्रिय मनुष्य ही 
"प्राचीन मुनियों को कथित परमायु प्रमाण तक जीवन पाता है ॥ २५ ॥ 
॥ इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां आयूर्दायो नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः । 





१भव। २एका। ३ वृद्धि समाप्नोति मुनिप्रवादः, नित्यं सदा वृद्धभुनि प्रवाद: । 


४23 
प्र Ss me oem = mm ७ = md आय 


चत्वारिश अध्याय ३९७० 


चत्वरिशोऽव्यायः । 
दशाध्याय का कथन 
आयुषो येन यद्दत्त॑ सा दशा तस्य कीतिता। 
स्वदोषगुणयोगेन स्वदशासु फलप्रदा; ॥ १॥ 
जिस ग्रह की जो आयु होती है वही उस ग्रह की दशा होती है । समस्त ग्रह अपनी 
अपनी दशा मे अपने-अपने गुण दोप के आधार पर गुभाश्युभ फल प्रदान करते हैं ॥१॥ 
वृहञ्जातक में कहा है --आयु:कृतं येन हि यत्तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वमु 
( ८ अ० २ इलोक० ) ॥ १॥ 
तथा केशवीय जातक पद्धति में भी--'यस्यायूर्यंदसौ दशास्य च' (२६ इलो ० )॥ १।। 
दशा विषय सें मणित्थ का कथन 
दिवारात्रिप्रसुतस्य रविशुक्रपुरःसराः । 
सणित्थस्त्वाह्‌ तञ्ज्ञानं फलसाम्यं' न सा दशा॥ २॥। 
यदि दिन में जन्मकाल हो तो सूर्यादि ग्रहों की, रात्रि में जन्मकाल हो तो शुक्रादि 
ग्रहों की दशा होती है, ऐसा मणित्थाचार्य का कथन है किन्तु अन्य आचार्यो के मत मे 
इस दशा के मत में समता नहीं है ॥२॥ 
दशा के विषय में सत्याचाय का मत 
रग्नाकंशोतरश्मीनां यो बळी तस्य चाग्रतः। 
तत्केन्द्रादिस्थितानां च वशाः स्यः सत्यभाषिते॥। ३॥ 
लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में जो बलवानु हो उसकी दशा प्रथम, फिर बली ग्रहः 


से केन्द्रस्थ ग्रह की, पुनः पणफरस्थ की इसके बाद आपोविलमस्थ ग्रह की दशा होती. 
है, ऐसा सत्याचायं जी का कथन है ॥| ३॥ 


स्वकोयभत का कथन 
होरादिनेशशशिनां प्रबलो भवेद्यस्तत्कण्टकादिषु गता: कथिता दशेश।: । 
पूर्वा दशाऽतिबलिनः सदृरोऽव्दवृद्धेः साम्ये भवेच्च शारदां प्रथमोदित्यस्य ॥४1। 
लम्नार्कशीतरइमीचां यवि पुर्णणळं भवेत्‌। 
तदा सत्य भ्रेष्टसन्यदा स्वपरा दशा॥५॥ 
लग्न, सूर्य, चन्द्रमा इन तीनों में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा प्रथम होती है, 
पुनः इस बली ग्रह से जो केन्द्र मे ग्रह हो उसकी दशा ( यदि केन्द्र में अधिक ग्रह हों, 
तो जो बलवान्‌ हो उसकी तदन्तर उससे अल्प वल वाले ग्रह की इसी क्रम से आगे 
भी ) फिर वली ग्रह से पणफरस्थ ग्रहों की, पुनः इसके बाद आपोविलमस्थ ग्रहों को 
दशा होती है । यहाँ भी अर्थात्‌ पणफर, आपोक्लिम स्थानों में अधिक ग्रह रहने पर 
सव से बलवान्‌ की प्रथम, फिर न्यून-न्यून वलवालों की दशा समझनी चाहिये। यदि 





१ साम्ये न तदु दशा: | २ पूर्णबलो । 


३६८ सारावली 


-बळ में समता हो तो अधिक वर्ष वाले ग्रह की प्रथम, यदि वर्ष में भी समानता हो तो 
जिस ग्रह का प्रथम उदय हुआ हो उसकी दशा प्रथम होती है । यदि लग्न, सूर्य चन्द्रमा 
'इन तीनों में एक भी बलवानु हो तो सत्याचार्योक्त दशा क्रम ग्रहण करना चाहिये । 
यदि तीनों निर्बेल हों तो अन्याचार्योक्त दशा क्रम ग्रहण करना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
बृहत्पाराशर में कहा है--“बली लग्नाकंचन्द्राणां यस्तस्य प्रथमा दशा । तत्केन्द्रा- 
'दिगतानाञ्च ज्ञेया बलवशात्ततः ( ४६ अ० १२१ इलो ० ) ॥ ४-५ ॥। 
एवं बृहज्जातक में भी--“उदयरविशश्ञाद्धुप्राणिकेन्द्रादिसंस्था:, प्रथमवयसि मध्ये- 
ऽन्त्ये च दद्यः फलानि’ ( ८ अ० १, इलो० ) ॥ ४-५ ॥। 
तथा च यवनेशवरः--'निशाकरादित्यविळग्नमध्ये तत्काल्योगादधिकं बलं य: । 
बिभर्ति तस्यादिदेष्यते सा शेपास्ततः शेषवलक्रमेण' ।। ४-५ ॥ 
और भी केशवीय जातक पद्धति सें--'स्यादाद्या हि दशाधिकौजस इहाङगार्काव्जकानां 
'ततस्तत्केन्द्रा दियुजामथर द्विबहवो वीर्येक्रमेणेव हि। चेदोजः समतायुषोधिकतयायुस्तुल्यता 
चेहशा, मोढ्यातुस्यादुदितक्रमात्क्रमविधो वीर्यं हि तत्रोच्यते. ( ३० इलो० ) ॥४-५॥ 
शुभ फल देने वाली दशा 
स्वोच्चस्वरादिनिजभागपुहुदग्रहस्थाः सम्पूर्णवीर्यण्चिरा बलिनः स्वकाले । 
सित्रोच्चसागसहिताः शुभद्दृष्टियुक्ताः श्रेटां दशां निदधति स्ववय:सु खेटाः ॥। ६॥ 
जो ग्रह जन्म के समय अपनी उच्च राशि में वा स्वराशि में वा अपने नवांश में, 
“वा मित्र की राशि में, परिपूर्ण किरण, पूर्ण बली, दशारस्भ में बलवान्‌, मित्र के नवां 
में व उच्च नवांश में शुभग्रह से दष्ट होता है। वह ग्रह अपनी दशा में शुभ फल 
देता है ॥ ६॥। 
अशुस फल देने वालो दशा 
नीचरात्रुगृहं प्रासाः शात्रुनिम्नांदा सूर्यगाः । 
निवर्णाः पापसंबन्धा दशां कुय रशोभ्ननाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जन्म के समय में जो ग्रह नीच वा शत्रु राशि में, शत्रु ग्रह राशि के नवांझ में, 
'नीचांझ में, सूर्य के सान्निध्य में (अस्त), रर्मिहीन, पापग्रह से दुष्ट युत होता है उसकी 
दशा अशुभ फल देने वाली होती है ॥ ७॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'नीचांशगतस्थ शात्रृभागे ज्ञेयानिष्टफला दशा प्रसूतौ' 
(( ८ अ० ५ इलो० ) 1७१ 
अवरोहिणो व आरोहिणी दशा का ज्ञान 
तुङ्गाच्च्युतस्य हि दशा सुहुडुच्चांशेऽवरोहिणो मध्या । 
नोचाद्रिपुनीचांरो ग्रहस्य चारोहिणी फष्ट ॥ ८॥ 
जन्म के समय जो ग्रह अपनी उच्च राशि से आगे हो उसकी अवरोहिणी नाम की 


दशा होती है । यदि उच्च राशि से आगे की राशि वाला ग्रह अपने मित्र ग्रह के नवांश - 


में या उच्च राशि के नवांश में हो तो इसकी दशा मध्यम फल देती है । जो ग्रह नीच 


१ 





६ 
MN ME»! i 


चत्वारिश अध्याय ३९९ 


राशि से आगे हो उसकी अवरोहिणी नाम की दशा होंती है । यदि नीच राशि से आगे 
वाला ग्रह शत्रु वा नीच राशि के नवांश में हो तो दशा कष्ट दायिनी होती है ॥८॥ 
वृहज्जातक में कहा है--भ्रष्टस्य तुड्ंगादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुच्च भागे । 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा' ( ८ अ० ६ इलो० ) ॥८॥ 
तथा भट्टोत्पली टीका में भगवानु गार्गि का वचन--'उच्चनीचान्तरस्थस्थ दशा 
स्यादवरोहिणी । तस्यामल्पमवाप्नोति फलं क्लेशाच्छुभं नरः । मित्रोच्चात्मांशकस्थस्य 
मध्या मध्यफला तु सा । नीचोच्चमध्यगस्योक्ता श्रेष्ठा चारोहिणी दशा । संवाधमाख्या 


भवति नीचराइ्यंशगस्य तु । अवरोहिणी चेदधमा भवेत्कष्टफला तदा । आरोहिणी 
मध्यफला संपूर्णा परिकीत्तिता' ॥ ८ ॥ 


और भी केशवीय जातक पद्धति में--'शुभेष्टोच्चस्वभांशे तथाऽरोहा नीचपरिच्यु- 
तस्य यदि सा कष्टारिनीचांशभे । त्यक्तोच्चे त्ववरोहिणी भवति सा मध्योच्च मित्रस्वभांस्ले 
सद्हष्टयुतस्फुरत्क रबलिष्ट ष्टाधिके स्याच्छुभा' ( २६ इलो० ) ॥ ८ ॥ 
दशा कथन में निशेष 
सविता दशाफलानां पाचयिता चन्द्रमाः प्रपोषयिता । 
रारिबिरीषेणेन्दोरतः फलोक्तिदंशारम्भे ॥ ९ ॥ 
प्रत्येक ग्रह को दशा के फल ( शुभाशुभ ) को सूर्यं भोग कराने वाला, अर्थात्‌ देने 


वाला, चन्द्रमा पोषण करने वाला होता है । इसी लिये प्रत्येक ग्रह की दशारम्भकाल में 
चन्द्रमा की राशि स्थिति वश दशा का फल कहना चाहिये ॥ & ॥ 


छन्द्र को महादशा में चन्द्र राशिवश फल 
सूळ दशायामिन्दो: कन्यासु प्रेक्षिते चन्द्रे। 
पण्याङ्कनाभिरनिशं समागमं प्राहुरिह यवनाः॥ १०॥ 
यदि चन्द्रमा की मूल दशारम्भ काळ में चन्द्रमा कन्या राशि में हो वा देखता हो 
तो वेश्याओ से समागम होता है, ऐसा यवनाचायों का कथन है॥ १० ॥ 
विशेष--यह पद्य सं) वि० वि० की मातृका में अनुपलब्ध है ॥ १० ॥ 
सस्त ग्रहों को दशारम्भ काल में चन्द्र राशिवश फल 
सौम्यसतरीधनराभः कुळीरगेन्दो भवेदशारम्भे । 
कन्यां दूषयति नरः कुजभवने हन्ति वा य॒वतिम्‌॥ ११॥ 
विद्याशास्त्रज्ञानं मित्रधरातत करोति बुधराशों । 
शाक्रेऽन्नपानमतुळं सौख्यं 'चन्द्रेऽरिनाशां च॥ १२॥ 
सुखघनमानाज्ञा्त जोवगृहे दिराति शीतांशुः । 
परिणतवयसमरूपां सोरगृहे वर्धकी वाऽपि॥ १३॥ 
दुर्गारण्यनिवासं कर्षणग़॒हकमंसेतु कर्मान्तस्‌ । 
सिंहे शशी प्रकुर्ते ख््रीपुत्रविवादमरति च ॥ १४॥ 





१ चन्द्रेविनाशं । २ वञ्चकीं । 


४०० » सारावली 


यदि ग्रहों की दशारम्भकाल में चन्द्रमा कर्के राशि में हो तो सरल स्वभाव वाळी 
सत्री व जन का लाभ होता है । यदि दशारम्भकाल में चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशि का 
हो तो कुमारी से समागम वा पत्नी का नाश होता है । यदि चन्द्रमा वुध की राशि में 
अर्थात्‌ मिथुन वा कन्या राशि में हो तोविद्याव शास्त्रों का ज्ञान और मित्र की 
प्राप्ति वा मित्र से सहायता प्राप्त होती है। यदि शुक्र की राशि ( २, ७ ) में चन्द्रमा 
हो तो अधिक अन्न, पान व सुख की प्राप्ति और शत्रु का नाश होता है। यदि गुरु 
की राशि ( धनु, मीन ) में चन्द्रमा हो तो सुख-धन-सम्मान-आज्ञा की प्राप्ति होती है । 
यदि शनि की राशि ( मकर, कुम्भ ) में चन्द्रमा हो तो परिणत (वयस्क) अवस्था के 
समान स्त्री की प्रासिवा वृद्धासत्री की या धूर्तास्त्री की प्रापि होती है। यदि 
दशारम्भकाछ में चन्द्रमा सिंह राशि में हो तो किला वा वन में निवास, खेती का कार्य 
व घर का पुल पर्यन्त कार्य, स्त्री-पुत्र से विवाद व प्रेम का अभाव होता है 11११-१४ 
बृहज्जातक में कहा है--'प्रारव्धा हिमगा दशा स्वगृहगे मानार्थसौख्यावहा, कौजे 
दूषयति स्त्रियं बुधगृहे विद्यासृहृद्वित्तदा । दुर्गारण्यपथालये कृपिकरी सिंहे सितक्षेऽन्नदा, 
कुस्त्रीदा मृगकुम्भयोगु रुगृहे मानार्थसौस्यावहा' (८ अ० ११ इलो ०) ।।११-१४।। 
दशारम्भ काल में चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का फल 
बन्ध्वर्थक्षयरोगाः कुजसोराभ्यां बुधेन पाण्डित्यम्‌ । 
दृ तद्योनिसमः राषेश्रन्द्रे दशाफलेर्योगः ॥ १५॥ 
यदि दशारम्भ वल में चन्द्रमा भौम व दानि से दृष्ट हो तो बन्धु ( बान्धव ) व 
धन का नाश और रोग को प्राप्ति होती है । यदि चन्द्रमा बुध से ष्ट हो तो पाण्डित्य, 
अ वरिष्ट ग्रहों से हृष्ट होने पर ग्रहों के स्वभावानुसार ही फल होता है ॥ १५ ॥ 
दशा स्वामी का लग्नस्थ व लग्न से उपचयस्थ होने पर फल 
पाकस्वामिनि लग्ने सुहृदां वर्गेऽथवाऽपि सोस्थानाच्‌ । 
श्रे्दशायां सु'तिलंग्नादुपचय*गृहस्थेर्वा ॥ १६॥ 
यदि दशारम्भ में दशा का स्वामी छन्न में हो वा मित्रग्रह के वर्ग में हो वा शुभग्रह 


के वर्ग में हो वा जन्म लग्न से उपचय ( ३, ६, १०,११ ) स्थान में हो तो दशा 
का फल श्रेष्ठ अर्थात्‌ शुभ होता हे ॥ १६ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है-'पाकस्वामिनि लग्नगे सुहृदि वा वर्गस्य सौम्येऽपि वा, 
ग्रारव्धा शुभदा दशा त्रिदशषड्लाभेषु वा पाकपे' ( ८ अ० १० इलो० ) ॥१६॥ 
दशास्वाभी से चन्द्रस्थिति वश फल 
सिन्रोच्चोपयस्थाने न्रिकोण सक्ने तथा । 
पाकेशवर।त्स्थितम्वन्द्: कुरते 3अस्वफळां दक्षान्‌ ॥ १७॥ 
*विपरोते स्थिते चन्द्र दशादो पर्यवस्थिते। 
स्वोच्चगस्या। खेटस्थ दशा न प्रतियुजिता ॥ १८॥ 


१ स्फूतिः । २ गृहस्थो, गृहस्थे । ३ सुफलां, सफलां ४ विपरीतर्चन्प्र 


२६ चत्वारिश अध्याय ४०१. 


यदि दशारम्भ काल में दशापति से चन्द्रमा दशापति की मित्र राशि में हो वा 
उसकी उच्चराशि सें हो वा दशापति से उपचय (३, ६, १०, ११) स्थान में हो अथवा 
शापति से पञ्चम, नवम, सप्तम राशि में चन्द्रमा हो तो दशा का फल शुभ होता दै! 
यदि इनसे विपरीत स्थानों में चन्द्रमा हो तो उच्चस्थित ग्रह की भी दशा अशुभ फल 
प्रदान करती है ॥ १७-१८ ॥ 
ज्जातक में कहा--'मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने पाकेश्वरस्य स्थितरचन्द्र: 
सत्फलवोधनानि कुरुते पापानि चातोऽन्यथा ।? (८ अ० १० इलो०) ॥ १७-१८ ॥ 
शत्र-सीयांश स्थित ग्रह की दशा का फल 
दात्रनीचनबांशेषु शास्ते राशी ग्रहस्य च। 
दशा मिश्षणला रिक्ता विवरस्य दशा अता ॥ १९ ॥ 
यदि प्रशस्त राशि में ग्रह अर्थात्‌ स्वोच्च-मूलू त्रिकोण-स्वराशि आदि में ग्रह, शत्रु 
ग्रह राशि के नवांश में वा नीच राशि के नवांश में हो तो दशा का फल मिश्र अर्थात्‌ 
शभाशुभ दोनों होता है । निवेल ग्रह की दशा का फल शून्य होता है ।! १४ ॥ ग 
बहज्जातक में कहा है--'नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गृहे मिश्रफला प्रदिष्टा 
(८ अ० ७ इलो०) ॥ १४ ॥ 
लग्न दशा का शभाशुभ फलज्ञात 
१द्वेवळाणे च दशा मूर्तेः पुजिता मध्यसावसा: । 
चरे सिश्चप्रतीपा च स्थिरे पापेष्टमध्यमा; ॥२० ॥ 
यदि चरराशिस्थ लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो दशा का फल अधम, द्वितीय 
द्रेष्काण में मध्य और तृतीय द्रेष्काण में उत्तम फल होता है । यदि स्थिरराशिस्थ लग्न 
में प्रथम द्रेष्काण हो तो दशा का फल अशुभ, द्वितीय द्रेष्काण में शुभ, तृतीय द्रेष्काण 
में मध्यम फल होता है ॥ २० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है- “उभयेऽधममध्यपूजिता ्रेष्काणेश्चरभेषु चोकत्क्रमात्‌ । 
अशुभेष्टसमाः स्थिरे क्रमाद्धोरायाः परिकल्पिता दशा (८ अ० ८ इलो०) ॥ २० ॥ 
य्‌ हों को नेसागक दशा का कस 
चन्द्रावनेयसोमजसितजीददिवाकराकिह्ोराणाम्‌ । 
क्रमशो दशापरिग्रह इष्टो नेसगिकश्न व ॥ २१ ॥ 
चद्रमा, भौम, बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य, शनि लग्न इनकी क्रम से नेसगिक दशा 
होती है ॥ २१ ॥ 
बिशेष- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्रिस ग्रह की कितने वर्षे की दशा होती 
है । उत्तर--बृहज्जातक में कहा हैँ ५% दो नवर्विशतिधृ तिकृती पञ्चाशदेपां क्रमा- 


विन 0100000 "77:75 


१ द्रेक्काणैश्र, द्रेवकाणस्य । २ मिश्रे । 


४०२ सारादला 


च्चन्द्रा रेन्दुजशक्रजीवदिनकृद्दैवाकरीणां समा:' (८ अ० इलो ०) । १ वर्ष चन्द्रमा, २ भौम, 
८ बुध, २० शुक्र, १८ गुरु, २० सूर्य, ५० वर्ष शनि की दशा अर्थातु नैसगिक दशा 
होती है । यदि इसके अनन्तर भी किसी का जीवन होता है, तो लग्न की दशा समझनी 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
नेसगिक दशा का फल 
एवोच्चस्वकालूबलिन: सम्पुर्णबटस्थ वा निसर्गभवा । 
"उत्तमशुभफळ्दासो" ग्रहस्य नित्यं दशा भवति॥ २२१: 
स्वरादयो स्वत्रिकोणे च स्वांशे च शुभमव्यसा ! 
स्वोच्चाभिळाविणश्चे व नित्रराइयादिसंस्थितं ॥ २३ ॥ 
शुभाधमदरा ज्ञेया विपरीतलतस्थिते । 
अनेनेव विधानेन विज्ञेया पापदा दशा ॥ २४॥ 
जो ग्रह उच्चराशि में काल बळ से युक्त हो वा संपूर्ण वल से संपन्न हो उस ग्रह की 
नेसगिक दशा नित्य शुभ फल प्रदान करती है। 
जो ग्रह अपनी राशि में हो वा अपनी मूळत्रिकोण राशि में वा अपने नवांश में 
स्थित हो उस ग्रह की नैसगिक दशा मध्यममान से शुभ फळ प्रदान करती है । 
जो ग्रह उच्चराशि में जाने वाला हो अथवा मित्र की राशि में हो तो उस ग्रह 
की दशा अल्प शुभ फल देती है। इससे विपरीत स्थानों में अर्थात्‌ नीच, शत्रु आदि 
स्थानों में ग्रह हो तो इसी प्रकार अधिक, मध्यम अल्प पाप फळ देने वाली ग्रहों की दशा 
होती है ॥ २२-२४ ॥ 
सूर्य को शुभ दशा का फल 
भानुदशायं लभते ३नवोषधादध्‌ववियदोर्जने रर्थर्यान्‌ । 
गिरिदन्तचर्म वह्नि क्रोयनरेन्द्राहवाद्यं इच ॥ २५॥ 
नपतेरर्थावा्ति धेय सूयस्तथोद्यमं तेक्षण्यम्‌ । 
ख्याति प्रतापर्वाद्ठद श्रेष्ठत्वं भूपतित्वं च॥ २६॥ 
सूर्यं की शूभदशा में मनुष्य नवीन औषधि व मागं निर्माण वा मार्ग में विष (जहर) 
विक्रय, दुष्टजन, पर्वत, दांत, व्याघ्र वा मृग चर्म, अग्नि, क्रूरता, नसंग्राम से धन 
लाभ करता है, तथा राजा से विशेषकर धन लाभ होता है, एवं धैयेता, निरन्तर उद्योग, 
तींक्ष्णता, प्रसिद्धि व प्रताप की वृद्धि, उत्तमता ओर राजा वा राजा के समान सुख की 
प्राप्ति हीती है ॥ २५-२६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'सौर्था स्वं नखदन्तचर्मकनकक्रौर्याध्वभूपाहवस्तैकषण्यं 
धर्येमज्रमु्यमरतिः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः’ (८ अ० १२ इलो०) ॥ २५-२६ ॥ 


१ अनुपम ।२ स्याद्र ।३ पोरुषमेधाध्व विषयकाछनेरर्थानु दौस्थ्यने र्थ्यात्‌ ।४ द्वैरंभूयो । 








चर्त्वारश अध्याय ४०३ 


सुर्य की अशुभ दशा का फल 
भृत्यार्थचो रचक्षःशखाग्न्युदकक्षितोइवराद्बाधाः ! 
सुतपत्नीवन्युजननिपीडित: स्याच्च  पापरति: ॥ २७॥ 
क्रुद्तष्णाति; शोको हृत्पीडा पंत्तिकास्तथा रोगा: । 
गात्रच्छेदो भवति हि सूयंदशायामनिष्टायामु ॥ २८ ॥ 
सूर्य की अशुभ दशा में नोकर, धन, चोर, नेत्र, शस्त्र, अग्नि, जल व राजा 
इन से कठिनाई, पुत्र, स्त्री, वान्धवों से दुःख, पाप में बुद्धि, भूख व तृष्णा से पीड़ा, 
शोक, हृदय रोग, पित्त रोग और शरीर भङ्ग होता है॥ २७-२८ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'भार्या पुत्रधनारिशस्त्रहुतभुग्भुपोदुमवा व्यापदस्त्यागी 
पापरतिः स्वभृत्यकलहो हृत्क्रोडपीडामया:' ( ८अ० १२३लो० ) ॥ २७-२८ ॥ 
चन्द्रमा को शुभ दशा का फल 
चन्द्रदशायां वित्तं खींतंगमसार्दवात्पथि विहारात्‌ । 


जलतुहिनक्षीररसरिक्षुविकारंस्तथा क्रोडा ॥ २९ ॥ 
हिजमन्त्राणां लब्धि: पुष्यास्वरसेवनं मधुरता च। 
अर्थविनाशमकस्सात्सुसंपदास्त्विष्टतां लभते ॥ ३० ॥ 


तेष्ण्यादवाप्तसिद्धि: पुजां प्राप्नोति गुरुनुपाभ्यां च । 
मेधाधृतिपु्टिकरी चन्द्रदशा शोभना नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रमा की शुभदशा में जातक को स्त्री सङ्गम, सरलता, मागे विचरण, जल, 
चर्फ, दूध, रस, गुड़ चीनी सीरादि तथा खेलकूद से धन लाभ, ब्राह्मणों से मन्त्रों की 


प्राप्ति (सं० वि० वि० को मातृका में 'द्विजमित्राणां' यह पाठ उपलब्ध होने से ब्राह्मण 
मित्रों की प्राप्ति) सुन्दर पुष्प व वस्त्रों का सेवन, मोठापन, अकस्मात्‌ धन नष्ट होने 


पर भी पुनः इच्छित संपत्ति की प्राप्ति, उग्रता से अभीष्ट सिद्धि, गुरु व राजा से 
सत्कार, बुद्धि ओर धैर्य व पुष्टि की प्राप्ति होती है ॥ २६-३१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है—'इन्दो: प्राप्तदशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्धवानीक्षु 
क्षीरविकारवस्त्रकुसुमक्री डातिलान्नश्रमैः' (८अ० १३३लो०) ॥ २६-३१ ॥ 
चन्द्रमा की अशुभ दशा का फल 
कुरुते भयं कुलस्य च चद्रदशा स्त्रकुलविग्रहं. कष्टस्‌ । 
निद्वाळस्यं स्त्रीणां भयजननी शोकदा रतिदा॥ ३२॥ 
चन्द्रमा की अशुभ दशा में कुल ( वंश ) में भय, अपने परिवार में कलह व कष्ट, 
निद्रा, आलस्य की वृद्धि, स्त्रियों को भय, शोक व रति की प्राप्ति होती है ॥ ३२॥ 


वृहज्जातक में कहा है--'निद्रालस्य मृदुद्विजामररतिः स्त्रीजन्ममेधाविता । 
कीत्यर्थोपचयक्षयौ च बलिभिवॅरं स्त्रपक्षेण च' (८अ० १३३लो ०) ॥ ३२ !। 


४०४ सारावली 


गङ्गल की शुभ दशा का फल 
भोसदशायां रभते नृपाग्निचोरप्रयोगरिपुसदः । 
व्यालविषरात्रवन्धनसुतेक्ष्ण्यकूटंर्च घनलाभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्षित्याजाविऊ'तास्रऊ्सुवणेपण्यादिभिस्तथा  द्यते:। 
आसवकपायकटुके रसश्च धनधान्यभाग्भवति ॥ ३४॥ 
मङ्गल की शुभ दशा में राजा, अग्नि, चोर, युद्ध में शत्रु मर्दन करने सर्प, विष, 
शस्त्र, बन्धन, तीपाखन व कूट ( नकली वस्तु ) से धन का लाभ होता है । भूमि, 
बकरी, भेंड, तन्त्र वा तामा, सुवर्णे के व्यापार, जूआ, आसव, कसँले पदार्थ, कटू 
वस्तु व रसो से जातक को धन धान्य का लाभ होता है ॥ ३३-३४ ॥। 
बृहज्जातक में कहा है-'भौमस्यारिविमदंभूपसरह जनित्याविकाजैर्धनं' ( ८अ०- 
१४३लो ० ) ॥ ३३-३४ ॥। 
सङ्धल को अशुभ दशा का फल 
मित्रकळत्रविरोधी ्रातृसुतेविग्रहरच तृष्णा च। | 
मच्छा शोणितदोषः शाखाच्छेरो ब्रणइचापि॥ ३५॥। 
परदाररतिद्वेष्यो गुरुसत्यानामधमनिरतइच । 
पित्तक्तरपि दोषेरभिःभूतो  मानबो अवति ॥ ३६॥ 
मङ्गल की अशुभ दशा में मित्र व स्त्री से विरोध, भाई व पुत्रों से लड़ाई, तृष्णा 
की वृद्धि, मूर्च्छा का रोग, खून में खराबी, वंराच्छेद, घाव, पर स्त्री से प्रेम, गुरू व 
सत्यता से द्रोह, अधमं में प्रीत और पित्त प्रकोप से शरीर कष्ट होता है 11३५-३६॥ 
वृहज्जातक में कहा है--प्रद्वेषः सुतमित्रदारसहजैविद्वद्गुरुद्वेष्टता, तृप्णासृग्ज्वर- 
पित्तअङ्गजनिता रोगाः परस्त्रीकृताः । प्रीतिः पापरतेरधर्मनिरतिः पारुष्यतैक्षण्यानि च' 
( ८ अ० १४ इलो० ) ॥ ३५-३६ ॥ 
बुध की शुभ दशा का फल 
सौम्यदशायां 3पुत्रान्‌ मित्रादाढ्याद्धनस्य सम्प्राप्तिः । 
दीक्षितनृपतेद्य ताद्वणिग्जनाच्चापि सम्भवति ॥ ३७ ।! 
वेसरमहीसुवर्ण शुक्तिद्रव्यं यशः प्रशंसा च। 
दृत्यं सोस्यमतुल्यं सौभाग्यं सतिचयख्यातिः ॥ ३८॥ 
धमंक्रियासु सिद्धि्हास्यरतिः इत्रुसंक्षयो भवति । 
गणितालेख्यलिपीनां कोतुकभागी सदा पुरुष: ॥ ३९ ॥ 
बुध की शुभ दशा में पुत्र, मित्र, धनी, दीक्षित राजा, जुआ और वँश्य जन से 
घन की प्राप्ति होती है । घोड़ा, भूमि, सुवर्ण, मोती, यश, प्रशंसा की वृद्धि, क 
अनुपम सुख व सौभाग्य की प्राप्ति, बुद्धि की वृद्धि, प्रसिद्धि, धर्म कार्यों में सिद्धि, 
हेंसने में प्रीति, शत्रु का नाश, गणित-आलेख्य व लिपियों के ज्ञान में कुतूहूल सदा 
होता है ॥ ३७-३४ ॥। 


१ तान्त्रिकस्वर्णावश्या । २ ताक्षी । ३ प्राप्ते । 


A Et 415 आओ आओ के)? 


die SR, 3 3 ht जक 








चरत्वारिश अध्याय ४०५ 


बृहज्जातक में कहा है--बोध्याँ दौत्यसुहृदगुरुद्विजधनं विद्वत्प्रशंसायशो युक्ति- 
द्वव्यसुवर्णवेस रमही सोमभाग्यसोख्यापय: । हास्योपासनकोशलं मतिचयो धर्मक्रिया- 
'सिद्धयः' ( ८ अ० १५ इलो० ) ॥ ३७-३९ ॥ 
बुध को अशुभ दशा का फल 
पीडा धातुत्रितयात्पारुष्णं वन्धनं तथोद्वेगम्‌ । 
सानसशोक वाऽपि बुधस्य कष्टा दशा कुरुते॥ ४० ॥ 
बुध की अशुभ दशा में त्रिदोष से शरीर कष्ट ( पीड़ा ), कठोर वचन, बन्धन, 
उद्वेग तथा मानसिक चिन्ता होती है ॥ ४० ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'पादष्यं श्रमवन्धमानसशुचः पीड़ा च धातुत्रयात्‌' 
( ८ अ० १५ इलो० ) ॥ ४० ॥ 
गुरु को शुभ दशा का फल 
त्रदशपतिगुरदशायां अन्त्री नृपनत्यनीतिभिवित्तमु । 
मानगुणानां ठब्धिरतिप्रतापः सुहृहिवृद्धिइच ॥ ४१ ॥ 
कान्तासु इ णंचेस रगजादिभोगी सदा पुरुषः । 
माङ्गस्यपौष्टिकानां लाभो' द्विदतां दिनाशश्च ॥ ४२॥ 
लाभो भवति नराणां प्रीतिः सद्भमिपः साधंस्‌। 
जनताया नपवकत्रात्पण्याग्राद्गुरुजनाव्च धनळाभः।। ४३ ॥ 
गुरु की शुभ दशा में मन्त्री ( सचिव ) होने से, राजा, नाचने व नीति ! न्याय ) 
से धनागम, सम्मान व गुणों की प्राप्ति, अधिक प्रताप व मित्रों की वुद्धि, स्त्री-सुवर्ण- 
वोड़ा-हाथियों के सुख का भोग, माङ्गल्य व पौष्टिक वस्तुओं का लाभ, शत्रुओ का 
नाश, अच्छे राजाओं से प्रेम अर्थात्‌ मैत्री, जनता, राजा, अग्रगण्य व्यापारी और 
गुरुजनों से धन का लाभ होता है ॥ ४१-४३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'जैव्यां मानगुणोदयो मतिचयः कान्तिप्रतापोन्नतिर्माहा- 
त्म्योद्यममन्त्रनीतिनुपतिस्वाध्यायमन्त्रैर्घनस्‌ । हेमाइवात्मजकुञ्जराम्बरचयः प्रीतिश्च 
सदभूमिपै:' ( ८ अ० १६ इलो० ) ॥ 2१-४३ ॥ 
गुरु की अशुभ दशा का फल 
व्यजनातपन्रसु मनोवस्त्रथ्वजपेयभ'क्षणादीनासु । 
गात्रश्बथप्थुशोकं पङ्गुत्दं गुल्मकर्णरोगांइच । 
पुंस्त्वविनाश सेदःक्षयं नूएतितो भयं समाप्नोति॥ ४४॥ 
गुरु की अशुभ दशा में पंखा, छाता, पुष्प, वस्त्र, ध्वजा व पीने-खाने का अभाव, 
शरीर में सूजन, अधिक शोक, पंगुता { लंगड़ापन ), गठिया व कान रोग, वीर्य व 
मेदा का क्षय ओर राजा से भय होता है ॥ ४४ ॥। 
बृहज्जातक में कहा है-'सूक्ष्मोहा गहनाश्रमः श्रवणरुर्वेरं विधर्माश्रितैः" 
( ८ अ० १६ इलो० ) ॥ ४४॥ 
१ भोगो । २ विशेषतः क्षीणः । 


४०६ सारावली 


शुक्र को शुभ दशा का फल 
शुक्रदशायां विजयः क्ष्माभवनविलासदायनपत्नीनाझ । 


माल्याच्छादनभोजनयरा:प्रमोटो निधिप्राप्ति: ॥ ४५ ॥ 
गेयरतिः स्रीसङ्गो नपतेः कृषितो धनस्य सम्प्रासिः । 
ज्ञानेश्रसौख्यसुह॒दां मन्सथयोग्योपकरणानास्‌ ॥ ४६ ॥ 


शुक्र की शुभ दशा में विजय, भुमि, घर, विलास शय्या, स्त्री, माला, वस्त्र, 
भोजन, यश, हर्ष व खजाने की प्राप्ति होती है । गान में प्रीति, स्त्री संसर्ग, राजा 
व खेती से धन लाभ, ज्ञान, अभीष्ट सुख, मित्र व कालोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति. 
होती है ॥ ४५-४६ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'शोक्रयां गीतरतिप्रमोदसुरभिद्रव्यान्नपानाम्बरस्तरीरत्न- 
द्युति मन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमाः । कौशल्यं क्रयविक्रये कृपिनिधिप्रासिर्धनस्यागमो” 
( ८ अ० १७ इलो० ) ॥ ४५-४६ ॥ 
शुक्र को अशुभ दशा का फल 
कुलगुणवृद्धर्वादो यानासनसंभवानि पापानि | 
सत्रीनपतिङृतावऱयं छोकविरुद्धँः सह प्रीति: ॥ ४७॥ 
शुक्र की अशुभ दशा में कुल व गुण में वड़े जनों से विवाद, वाहन व आसन जन्यः 
तथा स्त्री व राजा कृत पाप और संसार विरोधियों से प्रेम होता है ॥ ४७॥ 
बहज्जातक मे कहा है--'वृन्दोर्वीशनिषादधर्म रहितैर्वेरंशुचः स्नेहतः’ 
( ८ अ० १७ इलो० ) ॥ ४७ ॥: 
शनि की शुभ दशा का फल 
सोरेदेशां प्रपन्नः प्राप्नोति पुमान्खरोष्ट्रमहिषाद्यान्‌ । 
कुटं जरदङ्गों वा कुलित्थतिलकोऱवादींदच ॥ ४८ ॥ 
वन्दग्रामपुराणामधिकारभचं च सत्कारम्‌ । 
लोहुत्रपुकादीनां स्वकीयपक्षस्थिरास्पदं चेव ॥ ४८॥ 
शनि की शुभ दशा में मनुष्य को गदहा, ऊंट, भेंसा आदि पशुओं का लाभ, 
वेश्या सत्री अथवा वृद्धा स्त्री का संसर्ग, कुलथी, तिळ, कोदों आदि कदन्न की प्राप्ति,. 
समुदाय ग्राम वा नगर का अधिकार प्राप्त होता है, तथा जनता द्वारा सत्कार भी 
होता है। लोहा, शीशा आदि धातुका लाभ और अपने पक्ष के मनुष्यों में स्थिर 
स्थान प्राप्त होता है ॥ ४८-४६ ॥। 
बृहज्जातक में कहा है--'सोरीं प्राप्य खरोष्ट्रपक्षिमहिपी वृद्धाङ्गनावाप्तयः, श्रेणी-- 
ग्रामपुराधिकारजनिता पुजा कुधान्यागमः? ( ८ अ० १८ इलो० ) ॥ ४८-४६ ॥ 





१ चमत्कारं ¦ 





चत्वारिक् ३ ध्याय २४०७ 


शनि को अशुभ दशा का फल 


वाहननाशोदेगस्त्वरतिः खीस्वजनविप्रयोगश्च । 
युद्धेष्वपजयदोषो मद्द्यतोडभवो मच्त्कोप: ॥ ५०॥ 


पुण्पेषवसिद्धिकलूहं^ बन्धनतन्द्रीश्रमं तथा व्यद्धमु । 
सुत्यापत्यबिरोधो भवति च दष्टा यदा ददा! लोरे: ॥ ५१॥ 
शनि की अशुभ दशा में वाहन ( सवारी ) सुख का विनाश, उद्वेग, अप्रीति, 
स्त्री व अपने मनुष्पों से वियोग, युद्ध में पराजित होने पर अपयश, शराब व जूआ से 
कीति का नाश, वायु जन्य व्याधि, पुण्य कार्यो में सिद्धि का अभाव, बन्धन, तन्द्रा, 
परिश्रम, अङ्गक्षत, नौकर और सन्तान से विरोध होता है ॥ ५०-५१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-"भृत्यापत्यकलत्रभत्सनमपि प्राप्नोति च व्यद्धताम्‌' 
( ८ अ० १८ इलो० ) ॥ ४९-५१ ॥ 
दशा कथन में विशेष 
सोस्यपापफळं प्रोक्त सामान्यं स्वदशास्विदम्‌ । 
विशेषेण प्रवक्ष्यालि प्रत्येक फळ्भेदतः ॥ ५२ ॥ 
अभी तक ग्रहों की शुभाशुभ दशा का सामान्य रूप से वर्णन किया गया हे । अब 
मैं प्रत्येक ग्रहों की दशा के फल को विशेष रूप से कहता हूँ ॥ ५२ ॥ 
पाँच प्रकार की सूर्य दशा का कथन 
स्वोडचनीचत्रिकोणक्ष केन्द्रं राश्रगहं तथा। 
पञ्चप्रक्रारसंदुक्ता दशा भानोः प्रकीतिताः ॥ ५३॥ 
१ उच्च, २ नीच, ३ मूल त्रिकोण, ४ केन्द्र, ५ शत्रुराशि इन पाँच स्थानों के योग 
से सूर्य की दशा पाँच प्रकार की होती है ॥ ५३ !। 
लग्नस्थ, केन्द्रस्थ सूय दशा का फल 
राज्यं ददाति विपुलं दशा रचेळग्नसंस्थितस्य नुणास्‌ । 
केन्द्रस्थितस्य दद्यात्क टिगलेेत्रप्रकोपर्मरिगस्य ॥ ५४॥ 
यदि लग्नस्थ रवि की दशा हो तो जातक विशाळ राज्य की प्रापि करता है। 
यदि शात्रराशिस्थ केन्द्रगत सूर्य हो तो सूर्य की दशा में कमर-गळा व नेत्र में रोग होता 
है॥ ५४ .' 
नीचस्थ सूर्य दशा का फल 
नोचस्य दशा सानोरक्णोर्नाशं ज्वरं शिरोरोगम्‌। 
बन्धनसन्याइच रजः कुष्टामयदर्रंने चिह्नम्‌ ॥ ५५॥ 
यदि नीचस्थ सूर्यं की दशा हो तो जातक की आँखों का नाश वा कष्ट, ज्वर, शिर 


2. 


में रोग, बन्धन, अन्य रोग, कोढ़ व आँख जन्य रोग होता है ।! ५५ । 





१. सिद्ध । 





'४०८ सारावली 


उच्चस्थ सूर्य की दशा का फल 
स्वोच्चप्नासत्य दशा ददाति राज्यं सहस्त्रकिरणस्य । 
तुरगाठपत्रचाभरकरीन्द्रसंवर्धितं सम्यक्‌ ॥ ५६॥ 
उच्चस्थ सूर्यं की दशा में घोडा, छत्र, चामर, हाथियों से संबधित राज्य को प्राप्ति 
होती है ॥ ५६ ।। 
सलत्रिकोणस्थित सूर्य की दशा का फल 
सवितुदंशा च पुंसो विदधाति पुरा त्रिकोणसंस्थस्य । 
उत्तमांबषयपतित्वं विध्वस्ताशषदुःखस्प ॥ ५७ ॥। 
मूलत्रिकोण सूर्य की दशा में उत्तम देशों का स्वामित्व और समस्त दुःखों का नाश 
होता है ५७॥ 
शत्रुगहस्थित सूर्य की दशा का फल 
रात्र॒गहेऽकंदरायां नयनविनाशो भवेज्च कुड्जत्यस्‌ । 
ज्वालाववत्रजरोगा भवन्ति कृमय: परिभवाइच ।। ५८ ॥ 
शत्रु राशिस्थ सूर्य की दशा में नेत्र विनाश, कुवड़ापन, जलन व मुखजन्य रोग, 
कीड़ा का रोग वा कुत्सित नीति और तिरस्कार होता है ॥ ५८ ॥ 
अरष्टसस्थ सुर्थ को दशा का फल 
अए्सगतस्य भानोदंशा क्षयं नयति सर्वगात्रं च। 
रमयति देशाहेशं प्रमापयत्यपि च विक्लिष्टबु ॥ ५६॥ 
अष्टमभावस्थ सूयं की दशा में विनाश, समस्त शरीर में रोग, देश देशान्तर का 
भ्रमण तथा अधिक कष्ट होता है॥ ५६ ॥ 
विशेषता से चन्द्रसा का फल 
सामान्यतइच घोढा चन्द्रदरा भिद्यते सभासेन। 
स्वोच्चसुहूच्छश्रशहे नोचे क्षीणे प्रपूरणे च ॥ ६०॥ 
साधारण रूप से चन्द्रमा की दशा १ उच्च, २ नीच, ३ मित्र राशि, ४ शत्रराशि, 
५ क्षीणता, ६ पूर्णता इन भेदों से ६ प्रकार की होती है ॥ ६०॥ 
उच्च-नीच-सित्र-शत्रू राशिस्थ चंद्रमा का फल 
तत्रोच्चदशा राज्यं नीजदशा सरणसरिदशा बन्धम्‌ ! 
कथयति नलिनीझत्रोमित्रदशा स्वजनसम्प्राक्तिस्‌॥ ६१ ॥! 
उच्चस्थ चन्द्रमा की दशा में राज्य लाभ, नीचस्थ चन्द्रमा की दशा में मरण, 
शत्रु राशिस्थ चन्द्रमा की दशा में बन्धन और मित्र राशिस्थ चन्द्रमा की दशा में अपने 
मनुष्यों से सुख की प्राप्ति होती है ॥ ६१॥ 
क्षीण चंद्रदशा का फल 
शीणेन्टुद्यायोगे चिल्ञान्येतानि ठक्षयेहिद्ठान्‌ । 
उदरासयज्वरशि रोनयदोत्कोपः प्रतिब्धाथान३ ॥ ६२ ॥ 


POTTS Tide 


१. स्वरा । २. कुनयः । हे. प्रतिश्रयाच्चापि - 


५ 00 SE ,) 


Mi iss 


चत्वारिश अध्याय ४०२ 


क्षीण चन्द्रमा की दशा में पेट में रोग, ज्वर, मस्तक व नेत्र पीड़ा और सर्दी जुकाम 
होता है ॥ ६२ || ॥ 
एण व बली चंद्रदशा का फल 
बलिन: परिपूर्णस्य च दाशिन: कुरुते सदा दशा पुंसामु । 
दययितासहस्त्रपरिवृतभन्तःपुरमुत्तमस्त्रोकम्‌ ॥ ६२ ॥। 
वली परिपूर्ण चन्द्रमा की दशा में अन्तःपुर उत्तम सहस्त्रस्त्रियों से युक्त होता है 
अर्थात्‌ स्त्री सुख श्रेष्ठ होता है ॥ ६३ ॥ 
अष्टमस्थ चंद्रमा की दशा का फल 
भवति नरस्य अ्रशो विषयस्यान्तःपुरस्य भृत्यानाम्‌ । 
अप्टमचन्द्रदशायां जियते च स्वजनपरिभूतः॥ ६४॥ 
अष्टमस्थ चन्द्रमा की दशा में अन्तपुर ( जनाना गृह ) के नौकरों का विनाश और 
अपने मनुष्यों से पीडित होकर स्वयं का मरण होता है ॥ ६४ ॥। 
शत्र राशिस्थ चंद्रदशा का फल 
यन्त्रतृणकाष्टमयवंशकरञ्जीफलोदकाजी दी i 
भवति कदन्नकुचेळी नृपोऽपि भृतकोऽरिगृहददायाम्‌ ॥ ६५ ।। 


शत्रु राशिस्थ ग्रह की दशा में, यन्त्र, तृण, काष्ठ, गोबर, बाँस, करंजी फल (कंजा) 
और ज से जीविका होती है। कुत्सित अन्न खाने को मिळता हे । मलिन वस्त्र धारण 
करने को प्राप्त होते हैं, और राजा भी नौकरी करके जीवन यापन करता है ॥ ६५ ॥ 
लग्नस्थ च उच्चस्थ एवं केन्द्रस्थ ग्रहों की दशा का फल 
लग्नगृहगस्य हि दशा झरूण्डडलछाभ॑ तथोच्चगस्यापि | 
केन्द्रस्थितस्थ कुरुते धनवाहनदेशसम्प्राप्तिमु ॥ ६६ ॥ 
लग्नस्थ व उच्चस्थ ग्रह की दशा में जातक मण्डलाधीश होता है। केन्द्रस्थ ग्रह 
गि दशा में धन, सवारी व देश प्राप्ति होती है॥ ६६ ॥। 
षण्ठस्थ ब अष्टभ ग्रह की दशा का फल 
बषघ्ठदशा* व्यसनकरी मरणं च करोति निघदस्थदशा । 
अस्तमितग्रहपाको बन्धनमात्रेंण पोडयति ॥ ६७॥ 
षष्टभावस्थ ग्रह की दशा में व्यसनों की वृद्धि, अष्टमस्थ ग्रह क्री दशा में मरण 
और अस्त ग्रह की दशा में बन्धन से पीड़ा होती हे ॥ ६७॥ 
वक्रो ग्रह को दशा का फल 
वक्रोपगस्य हि दशा भ्रमघति च कुलालचक्रवत्पुरषनु । 
व्यसनानि? रिपुविरोधं करोति पापस्य न शुभस्य॥ ६८ ॥ 
वक्री ग्रह की दशा में कुलालचक्र ( चाक ) की तरह देश देशान्तरों का भ्रमण, 
दुव्यंसनों की वृद्धि और शत्रु से विरोध (लड़ाई) होता है । यह फल पापग्रह के वक्री 
` होने पर होता है न शुभ ग्रह के वक्री होने पर उक्त फल होता हे ॥ ६८ ॥ 





१. कष्टदशा । २. व्यसनानि 


४१० सारावली 


ग्रहो को स्थिति से दशा का फल 
*रिक्तातिरिक्तनिस्नातिनिम्नरिपुगृहइदयासु ! 
पृथ्चीपतिरपि सूत्वा स्वभृत्यभृत्यो  भवेत्पुर्ष: ॥ ६९ ।। 
रिक्त ( निबेली ) शून्यवली, नीचस्थ, परमनीचस्थ, शत्रुराशिस्थ, अधिजत्रस्थग्रह 
की दद्या में जातक राजा होकर भी नौकरों का नौकर होता है ॥ ६९ ॥ 
शत्रु राशिस्थ ग्रहो का फल 
देशत्यागो व्याधिन्नंदोत्यानं मुहुमु हः कलहः ; 
बस्धनमरातिजनितं रिपुराशिगतस्य हि दशायाम्‌ ।। ७० !; 
शत्रु राशिस्थ ग्रहों की दशा में अपने देश ( स्थान ) का त्याग, रोग, वार-बार 
पतन और उत्थान, कलह और शत्रृजन्य बन्धन ( जेल ) होता है।। ७० ॥ 
निर्बल ग्रह की दशा का फल 
महितकरिगल्टितमदजरसेक&षसापीठवारितरजस्कः । 
राजा कष्टसहायी रिक्तदशायाँ ध्रवं भ्रमति ॥ ७१ ॥ 
निवेल ग्रह की दशा में राजा भी अपने मतवाले हाथियों के मद जल से सिक्त 


भुमि पृष्ठ पर कीचड़ हो जाने से इधर-उधर कष्ट सहन करके निश्चय घूमता है, अर्थात्‌ 


कष्ट होता है ॥ ७१ ॥ 
षष्ठस्थ-कोणद्यलस्थ-निधनस्थ शत्रू गृहगतग्रद दशा का फल 
अद्भप्रत्यद्धानां छेदं विदधाति षष्टशत्र॒दशा । 
कोणद्य नारिदशा निधनारिदशा ₹शिरइछेदम्‌ ॥ ७२ ॥ 


षष्टस्थ व ५, & सप्तमस्थ शत्रु गृहगत ग्रह को दशा में शरीर के अंग व प्रत्यंग 


भग्न होते हैं । अष्टमस्थ शत्रु गृहगत की दशा में मस्तक पर चोट लगती है ।! ७२ ॥ 
नीचस्थ ग्रहदशा का फल 
रिपुभयविदेशगसनं उन्धनरोगादिपीडनं॑ भवति ¦ 
नीचस्थग्रहपाके राजाभिभवो पअश्र॒व॑ पुंसाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीचस्थ ग्रह की दशा में, शत्रुभय- विदेश (परदेश) गमन, बन्धन, रोगादि पीड़ा, 
तथा राजा का भी सचमुच पराजय होता है ॥ ७३॥ 
शून्य बली ग्रहों को दशा का फल 
चिन्ता स्वाप्नानुभवैः परिणमति फलं विहीनवीयस्य । 
पञमहापुरुषोक्ताध्यायांस्तांस्तान्निणोजधेदत्र I! ७४ ॥ 


बलहीन ग्रह की दशा में स्वप्न के अनुभवों से चिन्ता होती हे ! पश्चमहापुरुषा-: 


ध्याय में जो फल कथित हैं वे ग्रहों की दशा में कहने चाहिये '! ७४ ।! 





१. तुच्छातितुच्छ । 





MY 


क. A ह; अ. ५3: 3 CU यी र । १ 


i} oY," आ 


एकचत्वारिश अध्याय ४१६ 


दशाफल प्राप्ति कथन 
आदी दशासु फलदः शोषोदियरादिसंथितो बिहगः । 
उभयोदये च मध्ये स्वान्त्ये पृष्ठोदये च नीचक्षे ॥ ७५ ॥ 
शीर्षोदय राशिस्थ ग्रह दशा की आदि में, उभयोदय राशिस्थ ग्रह दशा के मध्य में,. 
पृष्ठोदय व नीच राशिस्थ ग्रह दशा के अन्त में फल को देता है ॥ ७५ ॥ 
जातक परिजातक में कहा है--'शीर्षोदयगतः खेट: पाकादौ फलदो भवेत्‌ ॥ ७५ |; 
इति कल्याणवर्मेविरचितायाँ सारावल्यां मूलदशाफलं नाम चत्वारिशोऽध्यायः । 


एकचत्वारिशोऽध्यायः। 
अन्तर्दशा पाक ज्ञान 
अर्धमेकस्थितो भागं न्रिधागं तुतधमंयोः। 
सप्तमे सप्तम भागं चतुर्थ चतुरञ्षयो:) ॥ १॥ 
मूलदशापति के साथ में रहने वाळे ग्रह की अन्तर्देशा $ अर्थात्‌ आधा, दशापति 
से त्रिकोण ( ५, ६ ) में स्थित ग्रह तृतीयांश, दशाधीश से सप्तमस्थ ग्रह सप्तमांश और 
दशास्वामी से चतुर्थं व अष्टमस्थ ग्रह की अन्तर्दशा चतुर्थांश फलदा होती है ॥ १॥ 
वृहत्पाराशर में कहा है-'पूर्ण दशापतिदेंद्यात्‌ तदर्धं तेन संयुतः । त्रिकोणगस्तृतीयांशंः 
तुर्यांशइ्चतुर्रगः। स्मरगः सप्तमं भागं बहुष्वेको बली ग्रह: (५१ अ० १३-१४ इलो।१। 
एवं बृहज्जातक में भी-'एकक्षंगोरद्धेमपहूत्य ददाति तु स्वं त्र्यंशं न्रिकोणगुह्गः 
स्मरगः स्वरांशम्‌ । पादं फलस्य चतुरस्रगतः सहोरास्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति’ 
( ८ अ० ३ इलो० ) ॥ १॥ 
अन्तंदशा साधन में विशेष 
मछ द्दाधिनाथस्थ छृुत्वांशं स्वगुणर्ग्रहः । 
करोत्यन्तदंशां सत्यां बली हरति भागाः ॥ २॥ 
शुभस्य शुभदः पूर्णः रस्याशुभदो भवेत्‌ । 
केन्द्रादिविधिना सान्ये केचित्पाकक्रनेण तु ॥ ३॥ 
मूल महादशा के उक्त प्रकार से भाग कर अपने-अपने गुणों से ग्रह अन्तर्दशा का 
पाचक होता है। 
यदि त्रिकोणादि उक्त स्थान में अधिक ग्रह हों तो उनमें से बलवान्‌ ग्रह की अन्तर्दशा 
प्रथम होती हे । शुभ ग्रह की अन्तदंशा पूर्ण शुभ फलद और पापग्रह की अशुभ प्रद 
होती है । किसी-किसी आचार्यं का कथन है कि प्रथम अन्तदेशा दशापति की इसके 
वाद दशाधी से केन्द्रस्थ ग्रह, फिर पणफरस्थ ग्रह की, इसके वाद आपोक्लिम में रहने 
वाले ग्रह की अन्तर्दशा होती है । कोई-क्रोई आचार्य पाकक्रम से अन्तदेशा का वर्णन 
करते हैं ।। २-३ ॥ 





१ चतुरश्रये । २ भगभ । 


samme 


४१२ सारावलो 


सत्याचायं का नत 
सत्योक्तं लुच्यते कश्चिहृदाति बलवान्प्रहः । 
नित्यं पाकक्रमात्कार्यः शेषास्तु परिपाकदाः ॥ ४॥ 
सत्याचार्य का कथन है कि एक स्थान में अधिक ग्रह हों तो वल क्रम से अन्तर्दशा 
*होती है। किन्तु अन्तदेशा का भाग दशा क्रम के अनुसार होता है ॥४॥ 
अस्तदेशा साधन 
भागाः सदृशाः सहिता दशाब्दपण्डस्यभागहारोऽयम्‌ । 
प्रत्यंशताडित: स्यात्पृथवत्वन्तर्दशा:) स्यृः॥५॥ 
पूर्वं कथित अरद्धादिक भाग का समच्छेद करके फिर समच्छेद को जोड़ दे और 
“नवीन अंश जो उत्पन्न हुए हैं उनकी गुण संज्ञा और उन गुणकारों के योग को भाग | 
हार समझना चाहिये। दशा वर्षादि पृथक गुणकारों से गुणा कर भाग हार से | 
भाग देने पर जो वर्षादि प्राप्त हों वह अन्तर्देशा होती है ॥ ५॥ व 
वृहत्पाराशर में कहा है--समच्छेदीक्कताः प्राप्ता अंशाइछेदविवर्जिता: । दशाब्दाः 
-प॒थगंशध्ना अंशयोगविभाजिता: । अन्तर्दशा भवत्येवं (५१ अ& १५३४-१६ इलो ० )॥५॥। 
दशास्वाली के साथ रहने वाले ग्रह की अन्तदेशा का फल 
एकर्क्षत॑ स्थितद्शा प्रदिदाति बन्धं स्वनाश चा। 
जनयति कण्टकसहिता व्रिकोणसंस्थस्य सुख्मतुल्यु ॥ ६॥ 
यदि दशास्तामी के साथ रहने बाळे ग्रह की अन्तर्दशा हो तो जातक का बन्धन 
(जेल) व धन का विनाश होता है! यदि दशास्वामी केन्द्र में वा त्रिक्ीण में स्थित हो तो 
-साथ में रहने वाले ग्रह की अन्तर्दशा में अधिक सुख होता है ।! ६ ॥ 
केन्द्र च त्रिकोण में एकस्थानस्थ २-४ हों फे बीच नें शत्रुगहस्थ को 
अच्तदशा घा फल 
एकद्विनिचतुर्था नक्षत्रे रिपुदशा ग्रहाणां स्यात्‌ । 
व्याधिदलेरानिबादाण्तुपतेकय भयं यवाः जनयेत्‌ ॥ ७॥ 
यदि एकस्थानस्थ २, ३ या ४ ग्रहों के बीच में शत्रृगुहयत ग्रह की अन्तर्दशा हो 
ग] जातक को रोग, क्लेशा, विवाद और राजा से भय होता है॥ ७॥ 
दशाधीश से सप्तमस्थ ग्रह की अन्सदशा का फल 
दारनरणं च जनयति यद्तवयान्तदशा अणाशं बा । 
शन्रोर्दाप्तोक्तरणं परपुरुदेणोएभोगं दा॥ ८॥ 
यदि दशाधीश से सक्षमस्थ ग्रह की अन्तर्दशा होतो जातक की स्त्री का मरण 
अ! अपना मरण, शत्रु का सेवकत्व वा दूसरे पुरुष का संसर्ग होता है॥ ८॥ 
दशाधीश से अष्टमस्य ग्रह को अन्तर्दशा का फल 
अन्तर्दशा ग्रहाणानएमधाम्नि प्रतापथेत्युर्धन्जु । 
कुर्ते घ धनडिनाश रात्रयता बन्धन छ विध्बंसस ॥ ९॥ 





३६७ 23%? YT कक 


ABAD DE 1. 


~ 


+ > = sme = र». 





१ चान्तर। २ तथा ! 
1 





एकचत्वारिश अधघ्प्राय ४१६. 
यदि दशाधीश से अष्टमस्थ ग्रह की अन्तर्देशा हो तो जातक संतप्त ( पीडित ) व 
उसके धन का नाश होता है । यदि शत्रुगृहगत अष्टमस्थ ग्रह की अन्तदेशा हो तो बन्धन 
(जेल) ओर विध्वंस होता है । ६ ॥ 
केन्द्रत्रिकोण के विना एकस्थ २, ३, ४ पाप ग्रहों की ग्रन्तदेश फल 
अन्तदशा यदा ( स्यात्‌ ) द्वित्रिचतु्णमिकररदितंस्थानाम्‌ । 
बन्धनविनादाद न्यं विदधात्यशुभग्नहाणां तु॥ १०॥ 
यदि केन्द्र व त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य भावस्थ २, ३, ४ पापग्रह हों तो उनकी: 
अन्तदंशा में बन्धन, (जेल) विनाश और दैन्यता होती है ॥ १० ॥ 
दशाधीश से चतुर्थस्थ ग्रह की अन्तर्दशा का फल 
चतुर्धस्थानसंस्थस्प ग्रहस्थान्तर्दशा भवेत्‌ । 
भित्रारोग्यकरी* नित्यं सोख्यमानविवञ्धनज्‌ ॥ ११ ॥ 
दशाधीश से चतुर्थस्थ ग्रह की अन्तर्देशा में मित्रो को शरीर सुख, सुख ब सम्मान 
की वृद्धि होती है ॥ ११ ॥ 
सूर्य की महादशः में चन्द्रमा की अन्तर्देशा का फल 
शमयति रिपुप्रतापं नीरोगत्व॑ करोति धनलाभन्‌ । 
भानुदशायाँ चन्द्र: प्रविशस्तन्नास्ति यज्ञ शुभय्‌॥ १२ ॥ 
यदि सूर्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा हो तो जातक शत्रुओं के प्रताप 
का शमनकर्ता अर्थात्‌ शत्रुनाशक, नीरोग, धन लाभ करने वाला होता है । जो अशुभ 
होता है वह नहीं होता है ॥ १२ ॥ 
सुर्य की महादशा सें संगल की अन्तदेशा का फल 
विद्रससुवणंसणय:ः सडग्रासजय: प्रचण्डता पुंसः । 
असुजो दशाप्रवेशे सूयंदद्यायां भदति सोख्यमु ॥ १३॥ 
यदि सूर्य की महादशा में भौम की अन्तदेशा हो तो जातक को, मूँगा, सुवण, मणि 
की प्राप्ति, युद्ध में विजय, प्रखरता और सुख होता है ॥ १३ ॥ 
सूर्य को सहादशा में बुध को अन्तर्दशा का फल 
दट्रविर्याचक्ाद्यः ग्पापंः कुछ श्य गहितशरीरः। 
तरणिददायां प्रविशति बुधो यदा स्यादरेव द्धिः ॥ १४॥ 
यदि सूर्यं की महादशा में बुध की अन्तदेशा हो तो जातक के पापों से दाद, खुजली 
कोढ़ से निन्दित देह होता है । तथा शत्रुओं को वुद्धि होती है ॥ १४॥ 
सूर्य को महादशा में गुरु को अन्तदेशा का फल 
व्याधिभिररिभिव्यंसने: पापश्च विमुच्यते तथाऽरूक्ष्म्या । 
अनुयाति धर्मपददी जीवस्यान्तदेशा यदा भानोः ॥ १५॥ 


no ला आनक तम ला 


१ दैन्ये । २ करं । ३ वर्धनीमु । ४ पाम्ना । 





“४१४ सारादलो 


यदि सूर्य की महादशा में गुरु की अन्तर्देशा हो तो जातक का रोग, शत्रु, व्यसन 
“पाप व निर्धनत्व नष्ट होता है । तथा धर्मात्माओं की गणना में गिनती होती है ॥१५॥ 
सुर्ये की महादशा सें शुक्र की अन्तदेशा का फल 
शिरसो रुग्गलरोगश्चित्रै सहसा ज्वरः शृलम्‌ । 
तपनदशायां शुक्रे देशत्यागो भवेदरिभिः॥ १६ ॥ 
यदि सूर्यं की महादशा में शुक्र की अभ्तर्देशा हो तो जातक के शिर (मस्तक) व 
कण्ठ में रोग अकस्मात्‌ ज्वर, झूल (दर्द) और शात्रुओं के कारण अपने देश का त्याग 
-यह विचित्र फल होता है ॥ १६ ॥। 
सूर्य की महादशा में शनि फी अन्तर्दशा का फल 
आदित्यस्य दशायां दाचेश्चरान्तददा यदा भवति । 
नुपपरिभूतो दीनो निपक्षलार्थन हतशक्तिः ॥ १७॥ 
यदि सूर्यं की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो जातक- राजा से पीडित, 
-दीनता और शत्रुओं के कारण शक्तिहीन होता है ॥ १७॥ 
चन्द्रमा को महादशा में सूर्य की अन्तदेशा का फल 
क्षणरोीगनयं शोर्यं नृपप्रमाचं सदा विभवश्‌। 
उन्द्रद्दायां 'पुंसो भानुः कुर्तेऽथलाभं च ॥ १८॥ 
चन्द्रमा की महादशा में सूर्यं की अन्तदेशा में क्षय रोग का भय, वीरत्व, राजा के 
-जुल्य प्रभाव, सदा ऐश्वर्य सुख ओर धन लाभ होता है ॥ १८॥ 
चन्द्रमा को महादशा में मंगल की अन्तदेशा का फल 
पित्तासृग्वद्लिभयं वलेशं रोगं करोति वक्रददा । 
चन्द्रदशायां च भयं प्रमोषणं चेव चोरंइच ॥ १६॥ 
चन्द्रमा की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो पित्त-रुधिर-अग्नि का भय 
-क्लेश, रोग ओर चोरों से चोरी का भय होता हे ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में बुध की अन्तदेशा का फल 
चन्द्ररायां ज्ञदद्याभवेराने चिह्ममुतमो लाभ: । 
गजवाजिनां धनानां | सम्प्राप्तिः सोख्यसतुलं च ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में बुध की अन्तदेंशा हो तो श्रेष्ठ लाभ, हाथी, घोड़ा, धन की 
प्राप्ति और असीमित सुख प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में गुरु की श्रन्तदेशा का फल 
चन्द्रदशायां प्राप्ता। विदशेड्यदशा करोति धनलाभमु । 
यत्नोपात्तमकस्माद्वखालङ्कारविविधहस्त्यश्वमु ॥ २१ ॥ 





१ छिद्रं । २ प्रमाणपणमु । 





एकचत्वारिश अध्याय ४१५ 


चन्द्रमा की महादशा में गुरु की अन्तर्देशा हो तो यत्न से उपाजित अकस्मात्‌ 
वस्त्र, भुषण, अनेक हाथी, घोड़ा और धन का लाभ होता है ॥ २१ '। 
चन्द्रमा की सहादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल 
तुहिनकरस्थ दशायाँ प्रविशत्यन्तदंशा यदा55स्फुजित: । 
जल्यानहारभूषणबहुपत्नीभिः समागमं कुरुते ॥| २२ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र को अन्तर्दशा हो तो नौका या जल जहाज में गमन, 
हार, भूषण की प्राप्ति और अनेक स्त्रियों के साथ समागम होता है ।॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा को महादशा में शनि को अन्तदेशा का फल 
स्वजनायासवियोगं रोगाभिभवं तया सहाव्पसनम्‌ । 
चन्द्रदशायां सौरिः करोति निःसंदायं पुसाम्‌ ॥ २३॥ 
चन्द्रमा की महादशा में यदि शनि की अन्तर्दशा हां तो अपने मनुष्यों के परिश्रम 
में वियोग अर्थात्‌ विकलता, रोग से पीड़ा ओर अधिक व्यसन होता है ॥ २३ ॥ 
मंगल को महादशा में सूये को अन्तर्दशा का फल 
चण्डं साहसनिरतं नरेन्द्रसंग्रामपुजितं धन्यम्‌ । 
विविधधनागमधुक्तं भोमदशायां करोति रविः ॥ २४॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि सूर्य की अन्तदेशा हो तो तीक्ष्णता, साहस में 
तत्परता, राजा मे संग्राम ( विवाद ) में पूज्यता, धन्यता, ( प्रशंसा ) और अनेक 
प्रकार से धनागम होता है ॥ २४॥ 
सोस की महादशा सें चन्द्रमा को अत्तदेशा का फल 
विविधघनागमळाभं सोख्यं बहुमित्रसम्प्राप्तिषु । 
वक्रदशायां चन्द्र: करोति घुक्तामणिप्रभृतीन्‌ ॥ २५॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्देशा हो तो अनेक प्रकार से धनागम 
सौख्यलाभ अनेक मित्रों की प्राप्ति और मोती, मणि आदि की प्रापि होती है ॥ २५॥ 
भौम को महादशा नें बुध को अन्तदंशा का फल 
दिशति भयं इात्रुभ्पो वाजिगजानां प्रमोषणं चोरः । 
दाहं च यदा प्रविशति भोसदशायां बुबस्प दशा ॥ २६॥। 
मङ्गल की महादशा में यदि बुध की अन्तदेशा हो तो शत्रु से भय, घोड़ा, 
हाथियों की चोरों द्वारा चोरी (हरण) और हृदय में जलन होती है ॥ २६॥ 
सौम वो महादशा में गुइ को अन्तदशा का फल 
वक्रदशायां च गुरोः सुचरितकरणेन शुभधर्मा । 
नृपतिबिशुद्धचेताः एण्यानि करोत्पनन्तानि ॥ २७॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि गुरु की अन्तदेशा हो तो, सुक्रमे से शुभ “धर्मात्मा, 
राजा और शुद्ध अन्तःकरण होते से अगणित पुण्य करने वाला होता है ॥ २७॥ 


१ धात्र्याम्‌ । 





४१६ सारावली 


भौम को महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फल 
रुधिरदशायां शुक्रप्रवेशने भवति सद्धुःरभर्यातिः । 
व्याधिव्यसनायासंधंनायहार: प्रनासेइच ॥ २८ ॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शुक्र की अन्तदेशा हो तो युद्ध भय से पीड़ा व्यसन 
के परिश्रमों से और प्रवास से रोग एवं धननाश होता है ॥ २८ ॥ 
सोम की सहादशाः में शनि को अन्तदेशा का फल 
व्यसनानि व्यसनानां भवन्त्युपयु परि जनविनाशइच । 
वक्रदशायाँ रविजे प्रविशति चान्तदशायां हि॥ २६ ॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शनि की अन्तदेंशा हो तो व्यसनी मनुष्यों के व्यसनों 
की वृद्धि होती है और अपने वृद्ध मनुष्यों का विनाश होता है ॥ २६ ॥ 
बुध की सहादशा में सूर्य की अन्तर्दशा का फल 
इन्दुसुतस्य दशायां प्रविशत्ति सूर्या यदा तदा चिल्वमु । 
कनकाइवविद्रमगजान्‌ विदधाति  श्रियसकस्माच्य ॥ ३० ॥ 
बुध की महादशा में यदि सूर्य की अन्तर्देशा हो तो सुवर्ण, घोड़ा, मुगा, हाथी 
और अकस्मात्‌ लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे ॥ ३० ॥ 
बुध को महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल 
प्रविशन्ती चन्द्रदशा बुधस्य कण्ड्‌ करोति कुछ च। 
क्षयरोगमङ्गभन्ग' गजाजूय॑ बाहनविनाराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बुध की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुजली, कोढ़, क्षय रोग 
शरीर घात, ( अङ्ग-भङ्क ), हाथी से भय और सवारी का नाश होता है ॥ ३१ ॥ 
बुध की महादशा सें भोस की अन्तदेशा का फल 
मस्तकशलनिरो धर्नानादछेशइच युज्यते जन्तुः। 
इन्दुसुतस्य दशायां भौसस्यान्तर्देशा यदा भवति ॥ ३२ ॥ 
बुध की महादशा में यदि भौम की अन्तर्देशा हो तो शिर ( मस्तक ) में पीड़ा 
(दद॑) निरोध (प्रतिबन्ध) और अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त मनुष्य होता है ।।३२॥ 
बुध को महादशा में गुर की अन्तदंशा का फल 
रिपुरोगपापमुक्तः पुण्यानि करोति भूपतेमन्त्री । 
जीवे चरति दशायां बुधस्य पुरुषो भवन्नियतभु ॥ ३३ ॥ 
बुध की महादशा में यदि गुरु की अन्तर्दशा हो तो जातक शत्रु-रोग व पापों से 
छुटकारा पाकर पुण्य करता है, एवं राजा का सचिव अवश्य होता है ॥ ३३ ॥ 
बघ को महादशा सें शुक्र की अन्तर्दशा ला फल 
गुरुविबुधातिथिभक्तो वस्त्राळङ्कारपुष्पगन्धरुचिः । 


a 


इन्दुसुतस्य दशाया शुक्रस्यान्तदंशा यदा भवति ॥ ३४॥ 





२७ एकचरत्वारश अध्याय ४१७ 


बुध की महादशा में यदि शुक्र की अन्तर्देशा हो तो गुरु-देवता व अतिथियों में 
भक्ति, वस्त्र, अलङ्कार की प्राप्ति व पुष्प की सुगन्ध में रुचि होती है ॥ ३४ ॥ 
बुध की महादशा में शनि की अन्तदेशा का फल 
खण्डसुखकामसेवी बिलुप्तधर्माथंभोगसुतवित्त: । 
भवति नरोऽत्र दशायाँ बुधस्य मन्दो यदा चरति ॥ ३५ ॥ 
बुध की महादशा में यदि शनि की अन्तदँशा हो तो अपूर्ण सुख व काम (इच्छा), 
धर्म-धन-भोग व पुत्र का लोप होता है॥ ३५ ॥ 
गुरु को महादशा में सूर्य की अन्तदंशा का फल 
रिपुभयकल्हेमु क्तः प्रयाति गुरुतां नरेन्द्रस्य । 
विक्रमसाहससौड्येजीवदशायां रवो चरति ॥ ३६॥ 
गुरु की महादशा में यदि सूर्यं की अन्तर्देशा हो तो शत्रु-भय-कलह्‌ से छुटकारा 
होता है तथा राजा से गौरव प्राप्त होता है और पराक्रम-साहस-मुख से सम्पन्न मनुष्य 
होता है ॥ २६ ॥। 
गुर की महादशा में चन्द्रमा को श्रन्तदशा का फल 
पत्नीसहस्नभर्ता जितरोगरिपुः परोत लभते। 
प्रकटयति राजचिह्ल चन्द्रदशा गुरुदद्यायां हि॥ ३७॥ 
गुरु की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तदेंशा हो तो एक हजार स्त्रियों का 
स्वामी, रोग व शत्रु का विजेता, राजपद प्राप्ति व परमोन्नति होती है ॥ ३७ ॥ 
गुरु को महादशा में भोस को अन्तदेशा का फल 
तीक्ष्णः परोपतापी शुरो रणळब्धकी तिधनः । 
सोख्यमनन्तं लभते जीवदशायां कुजे चरति ॥ ३८॥ 
गुरु की महादशा में यदि भौम की अन्तदेशा हो तो तीक्ष्णता, परसंताप, वीरत्व; 
युद्ध में कीति व धन का लाभ और अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥ 
गुरु की महादशा में बुध को अन्तदेशा का फल 
चेइयामद्यव्यसनेः परिभूतो २भवति निर्धनः सोऽपि । 
सोम्ये जीवदरायां बिलुप्तधर्मो भवेत्पुरुषः ॥ ३६ ॥ 
गुरु की महादशा मे यदि बुध की अन्तदंशा हो तो निर्धन होकर भी वेश्या व मद्य 
(शराब) के सेवन से पीडित (दुःखी) होकर पुरुष अपने धमं से भ्रष्ट होता है 1३४१ 
विशेष--यह इलो० सं० वि० वि० मातृका में नहीं प्राप्त होता है, तथा इसका 
फल भी उचित प्रतीत नहीं होता है ॥ ३९ ।। 
गुरु को महादशा में बुध को अन्तदेशा का फल 
व्याधिविनाशं सौख्यं मित्रेः सह सङ्गति तथा पुजा4्‌। 
मातापित्रोर्भाक्त जीवदशायां अब्रुधो सःभते॥ ४०॥ 


१ विरोधैः. २ निर्धनो भवति. २ बुधे. 


४१८ सारावली 


गुरु की महादशा में यदि बुध की अन्तर्दशा हो तो रोग का नाश, सुख की प्राप्ति, 
मित्रों से संगति व पुजा और माता-पिता की भक्ति होती है ॥ ४०॥ 
गुरु की सहादशा सें शुक्र को अन्तर्दशा का फल 
रिपुभयविनाराइुःखे रभिभूतो ब्राह्मणोपजीवी च। 
जीवदशायाँ शुक्रे प्रविशति नित्यं भवेत्युरुष: ॥ ४।॥ 
गुरु की महादशा में यदि शुक्र की अन्तर्दशा हो तो शत्रु से भय, विनाश, दुःखों 
से पीड़ा और ब्राह्मणों से जीविका नित्य प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ 
गुरु को महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल 
वेश्यामचद्य तरभिभुतो सहिधखरयुक्तः । 
सोरे जीवदशायां बिलुप्तधर्मो भत्रेत्पुरधः ॥ ८२ ॥ 
गुरु की महादशा में यदि शनि की अन्तदंशा हो तो वेश्या-शराव-जुआ से पराभूत 
होता है, तथा भेसा व गदहा से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग करता है ॥ ४२ ॥ 
शुक्र को महादशा में सुर्यं को भ्रन्तदंशा क! फल 
गण्डोदराक्षिरोगँः क्षितिपतितो बन्वनादिभिस्तश्चः । | 
शुक्रदशायाँ सूर्ये बिचरति ननं भवेत्पुरुषः ॥ ४३॥ { 
शुक्र की महादशा में यदि सूर्य की अन्तर्दशा हो तो गाळ-पेट-आँल के रोगोंसे 
भूमि पर गिर जाता है, तथा बन्धनादि ( जेल ) से निश्‍चय दुःखी होता है ॥ ४३॥ . 
शुक्र को महादशा सें चन्द्रमा की अन्तदशा का फल 
अन्तदंशा दशायां सितस्य शाशिनो यदा भवति जिह्वम्‌ । 
नखदरानरिरोरोगेः सह भवति च कामिलरोगः ॥ ४४॥ 
| शुक्र की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तर्देशा हो तो नाखून, दाँत, शिर 
( मस्तक ) रोगों के साथ कामला ( पीलिया ) रोग होता है ॥ ४४ ॥ 


शुक्र को महादशा में भोम को अ्रन्वदेशा का फल 
पित्तासृक्कृतरोगो भूलाभ: संश्रयो नृपतितश्च । 
शुक्रदशायां भोमे सन्दोत्साहः पुमान्भवति ॥ ४५॥ 
शुक्र की महादशा में यदि भौम क्री अन्तर्ईशा प्र्त हो तो पित व खून जन्य रोग, 
भुमि का लाभ, राजा से आश्रव और अल्प उत्साह होता हे ॥ ४५ ॥ 
शुक्र को सहादशा में बुध को झन्तर्दशा का फल 
शुक्रदशायां पुंसां ब्रुधस्य चान्तर्दशा यदा भवति । 
युवतिकृतं धनलाभं सौख्यं च सनोरथं’' लभते ॥ ४६ ॥ 
शुक्र की महादशा में यदि बुध की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो स्त्री द्वारा धत लाभ व 
[ सुख की प्राप्ति और मनोरथ ( अभीष्ट ) सिद्ध होता है ॥ ४६॥ 


१ मनोरमं । 





PP FHP SVE. SYS 





एकचत्वारिश अध्याय ४१४ 


शुक्त की महादशा में गुरु की अन्तदेशा का फल 
अन्तर्दशा दशायां भृगोगुरोधंमंशीलसम्पत्तिमु । 
विदधाति विषयराज्यं पुसां धनरत्नमतिसोल्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुक्र की महादशा में यदि गुरु की अन्तर्देशा प्राप्त हो तो धर्म, शील ( नम्रता ) 
सम्पत्ति की प्राप्ति, किसी देश का राज्य भोर धन, रत्न, बुद्धि, सुख प्राप्त 
-होता है ॥ ४७ ।। 
क़ की सहादशा सें शनि की अन्तदेशा का फल 
वृद्धखोभिः क्रीडा पुरनगरगणाधिपत्यमरिनाराम्‌ । 
शुक्रदशायां सोरिः करोति बहुमित्रसंयोगस्‌ ॥ ४८ ॥ 
शुक्र की महादशा में यदि शनि की अन्तदेशा प्राप्त हो तो बूढ़ी स्त्रियों के साथ 
क्रीड़ा, गाँव व नगर में आधिपत्य (मुखिया), शत्रुओं का नाश और अधिक मित्रों का 
संयोग होता है ॥ ४८॥ 
शनि की सहादशा में सूये को अन्तदंशा का फल 
घनपुत्रदारनाशं नयमतुरं संदधाति पुरुषस्य । 
रविपुत्रस्य दशायां सूर्यस्यान्तर्दशा न सन्देहः ॥ ४९ ॥ 
शनि की महादशा में यदि सूर्य की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो धन, पुत्र, स्त्री का 
विनाश और असीमित भय होता हे, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ४८ ।। 
शनि को महादशा में चन्द्रमा को अन्तदशा का फल 
सत्रीमरणं हरणं वा बन्धुवियोगं पुनः पुनः कलहम्‌ । 
अन्तर्दशा दशायां दाने: शशाङ्कस्य विदधाति॥ ५०॥ 


शनि की महादशा में यदि चन्द्रमा की अन्तदंशा प्राप्त हो तो स्त्री का मरण अथवा 
हरण ( चुराना ) बन्धु वियोग और वार-वार कलह होता है ॥ ५० ॥ 
शनि को नहादशा में भोज को अन्तदेशा का फल 
देशञ्रंशां व्याधि इःखानि करोत्यतेकरूपाणि । 
अन्तर्दशा दरायां रविजस्य महीसुतस्य यदा ॥ ५१॥ 


शनि की महादशा में यदि भौम की अन्तदंशा प्राप्त हो तो अपने देश (स्थान) का 
"त्याग, रोग और अनेक प्रकार के दुःख होते हैं ॥ ५१ ॥ 
शनि की महादशा में बुध को अन्तदेशा का फल 
सोभाग्यसोख्यविजयभ्रमोदलत्कारमानधनलाभस्‌ । 
सोरिदशायां सोम्यो बिदधात्यन्तर्दशाध्रा्तः ॥ ५२॥ 
शनि की महादशा में यदि बुध की अन्तर्दशा प्राप्त हो तो सौभाग्य, सुख, विजय, 
आनन्द, सत्कार, आदर व धन का लाभ होता है ॥ ५२॥ 


४२० सारावली 


शनि की महादशा में गुरु की अन्तदेशा का फल 
अनुयाति शिष्टपदवो ग्रामादिकलत्र सौख्यसम्पन्नः) । 
रवितनयस्य दशायां प्रविशति जीचे सदा पुरुष: ॥ ५३ ॥ 
हानि की महादशा में यदि गुरु की अन्तदेशा प्राप्त हो तो सम्मानित स्थान को 
प्राप्ति, गाँव, स्त्री आदि के सुख से सम्पन्नता होती है ॥ ५३ ॥ 
शनि को महादशा में शुक्र को अन्तर्देशा का फल 
वर्धयति मित्रपक्षं भिनत्ति शोकान्यशः प्रकाशयति । 
सोरिदशायां शुक्रः पत्नी धनविजयळामकरः ॥ ५४॥ 
शनि की महादशा में यदि शुक्र की अन्तदेशा प्राप्त हो तो मित्रों की वुद्धि, शोकः 
का नाश, यश का प्रकाश, स्त्री, धन और विजय की प्रापि होती है ॥ ५४ 1! 
दशाफलादेश में विशेष कथन 
नी चोच्चातिविभेदेन रात्रमित्रवळाबळम्‌ । 
अन्तर्ददासु सतिमांश्रिन्तयेच्च प्रयत्नतः 11 ५५ ॥ 
अन्तदंशासु शुभायां सुलदशायां शुभा यदा भवति । 
भवति तदा बहुसोख्यं घनलब्धिरतीच पुरुषाणाम्‌ ॥ ५६॥। 


इसी अध्याय में पूर्वोक्त फलों में दशाधीश व अन्तर्देशाधीश के नीच, उच्च स्थानादि 
के भेद से शत्रु व मित्रादि राशि स्थिति से ग्रहों के बलाबल को प्रयत्नपूर्वक समझ कर 
ही फलादेश बुद्धिमान्‌ को कहना चाहिये । शुभग्रह की महादशा में यदि शुभग्रह की 


अन्तर्दशा प्राप्त हो तो अधिक सुख व धन की प्राप्ति होती है ॥ ५५-५६ ॥ 
अस्तग्रह की दशा का फल 
रविकिरणमुषितदीप्तेदशा ग्रहस्य मलिनां तनु कृत्वा । 
मानयशोर्थविलासप्रतापरूपोद्यासान्हन्ति ॥ ५७ ॥ 


सूर्य की किरणों से अस्त ग्रह की दशा में शरीर में मलिनता, मान, यश, धन,. 


विलास, प्रताप, रूप व उद्योग का बिनाश होता हे ।। ५७ ॥ 
लग्नेश व राशीश के शत्रग्रह की दशा का फल 
होराजन्माधिपयो:* शनत्रृदशाया नरो5तिमूढमति:3 ॥ 
राज्याच्च्युतो दिपक्षेरभिमतोऽन्यं समाश्रयति ॥ ५८॥ 
जन्मलग्नाधीर व जन्मराशीश के शात्रुग्रह की दशा में जातक बुद्धिशुन्य, राज्य से 
पृथक्‌ और शत्रुओं से पीड़ित ( पराजित ) होकर अन्य का आश्रय लेता हे ॥ ५८ ॥ 
राज्यश्रद दशा का फथन 
व्योमळग्नप्रपन्नस्य दशायां रगज्यमाप्नुयात्‌ । 
नरेन्द्राणां समायोगे सुवीयस्याथवा पुनः ॥ ५९ ॥ 


१ संपत्तिमु । २ धिपते: । ३ विमूढ | 








द्विचत्वारिश अध्याय ४२१ 


यदि कुण्डली में राजयोग हो व दशममाव में ग्रह हो तो दशम में स्थित ग्रह की 
उशा में राज्य की प्राप्ति होती है । यदि दशम में ग्रहाभाव हो तो सबसे बलवान्‌ ग्रह 
न्की दशा में राज्य प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ 


भोगी व शबराधिप योग ज्ञान 
लग्ने जीव: सितबुधगुतः सप्तमस्योऽक पुत्रः 
कर्मप्राप्तो दहनकिरणो भोगिनां जन्म कुयु: । 
केन्द्रे सौम्या न शुभगृहगा यत्र पापाभिधाना 
यद्येवं स्याच्छवरनृपतिर्जायते वित्तवांश्च ॥ ६० ॥ 


यदि कुण्डली में लग्न में गुरु, शुक्र व बुध के साथ हो व सप्तमभाव में शनि, 
दशम में सूर्य हो तो जातक भोगी होता है । यदि केन्द्र में शुभग्रह हों व पापग्रहों की 
राशि में पापग्रह हों तो जातक शवर ( कोलभिल्ल ) जाति का राजा तथा धनवान्‌ 
"होता है ॥ ६० ॥ 

वृहज्जातक में कहा है--“गुरुसितवुधलरूग्ने सप्तमस्थेऽकपुत्रे वियति दिवसनाथे 
"भोगिनां जन्म विन्द्यात्‌ । शुभवल्युत केन्द्रैः क्ररभस्थैश्च पापेव्रेंजति शबरदस्युस्वामिता- 
मर्थभाक्‌ च' ( ११ अ० २० इलो० ) ॥ ६०॥ 

और भी बृहज्जातकोक्त इसी इलोक की भट्टोत्पल टीका में भगवान्‌ गागि का 
वचन-जीवज्ञभार्गवैलंग्ने सप्तमस्थेऽकंनन्दने । दशमस्थे रवौ जातो भोगवान्पुरुषो भवेत्‌ । 
पापक्षेत्रगतैः पापैः केन्द्रस्थैः सौम्यरारिभिः । सवयस्य जन्म स्यात्‌ स्यादसौ दस्यु- 
-नायकः ॥ ६० ॥ 

बिशेष--भगवानु गार्गि के वचन में केन्द्र में शुभग्रहों की राशियों का कथनरूपी 
भेद प्रतीत होता है ॥ ६० ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां अन्तर्देशाफलो नामेकचत्वार्रशोऽध्यायः ॥ 


हिचत्वारिशोऽध्यायः । 


पापग्रह को महादशा में पापग्रह की अन्तदेशा का फल 
क्ररदशायाँ कूरः प्रदिशश्र चान्तदंशां यदा कुरुते । 
पुंसः? स्पात्सन्देहस्तदाऽरियोगः सदेव महान्‌॥ १॥ 
पापग्रह की महादशा में यदि पापग्रह की अन्तदेशा हो तो मन में सन्देह की 
भावना और शत्रुओं का योग अर्थात्‌ भय होता है ॥ १॥। 


१ पुंसां । 


| 


४२२ सारावलो 


भौम को महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल 
क्षितितनयस्य दशायां रविजस्यान्तर्दशा यदा विशति । 
बहुकालजी विनामधि मरणं निःसंशयं कुरुते ॥ २ ॥ 
मङ्गल की महादशा में यदि शनि की अन्तदेशा प्राप्त हो तो अधिक जीवन वाले 
का भी अर्थात्‌ दीर्घायु पुरुष का भी निःसन्देह मरण होता है ॥ २ ॥ 
कर राशिस्थ पापग्रह षष्ठ में वा अष्टम में होने पर दशा का फल 
क्ररराशी स्थित: पापः षष्ट स्यात्निधनेःपि वा! 
तत्स्थितेनारिणा हृष्टः स्वपाके मृत्युदो ग्रहः॥ ३॥। 
पापग्रह की राशि में पष्टभाव वा अष्टम भाव में पापग्रह; पापग्रह राशिस्थ पापग्रह 
से दृष्ट हो तो इसकी दशा में वा अन्तदेशा में मरण होता है॥ ३ ।: 
लग्नाधीश के शत्रु को दशा में लग्नेश की अन्तर्दशा का फल 
बिळग्नाधिपतेः ात्रळंग्नस्यान्तर्दंशां गतः। 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यः' प्रभाषते ॥ ४॥ 
यदि लग्न स्वामी के शत्रु की महादशा में लग्नेश की अन्तर्देशा हो तो अकस्मात्‌ 
मरण होता है । यह सत्याचार्यं का कथन है ॥ ४॥ 
इति कल्याणवर्मेविरचितायां सारावल्यां दशारिष्टफळं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥। 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः । 


दशारिष्टभङ्ज ज्ञान 
प्रवेश! वळवान्खेटः झाभेवाः सुनतिरीक्षितः । 
सोम्याधिमित्रवगंस्थो मृत्यवे न भवेत्तदा ॥ १॥ 
मुलं3 दशझाधिनाथस्य विदळस्य दशा यदा । 
बलिनः स्यात्तदा सङ्गो दशारिष्टस्य तद्ध्र वम्‌ ॥ २॥ 
युद्धे च विजयी तस्मिन्ग्रहयोगे झाभेऽ यदि। 
दशायां न भवेत्कष्ट' स्वोच्चादिषु च संस्थितः !। ३॥ 


यदि दशा में प्रवेश के समय एक भी बलवान्‌ ग्रह, शुभग्रह व अधिमित्र के वरे में 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो मृत्यु ( मरण ) नहीं होती है । दशारिष्टप्रद ग्रह यदि निबेल हो 
तथा अरिष्टभङ्ग ग्रह बली हो तो निश्चय अरिष्ट का नाश होता है । यदि दशा प्रवेश 
समय में स्वोच्च, मूल त्रिकोणादि में स्थित तथा युद्ध में विजयी ग्रह हो तो उसकी 
दशा में कष्ट नहीं होता अर्थात्‌ अरिष्ट दूर हो जाता है 11 १-३॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां प्तारावत्यां दशारिष्टभङ्गो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


१ चार्यप्रभाषिते । २ र्वा सं । ३ मूला । ४ शुभो । 


PH TS 


(र fy "SS TN 93 056 37९ EE ie 





चतुश्रत्वारिश अध्याय ४२३. 


चतु श्रत्वारिशोऽःयायः । 


उच्चस्थ सर्य व चन्द्रमा का फल 
अत्युग्रमतिद्रव्यं महान्तमपि भास्करः स्वतुङ्गस्थः । 
सए्टारानाम्बराढय सुभषणं शोतगु: कुरते॥ १॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य उच्च राशि में हो तो अधिक उग्र, अधिक धनवान्‌ 
और श्रेष्ठ भी जातक होता है। 
यदि चन्द्रमा उच्च राशि में हो तो जातक--शोधित भोजन करने वाला, अच्छे 
वस्त्र और अलड्भारों से युक्त होता है॥ १॥ 
उच्चस्थ भौम व बुध का फल 
तेजस्विनं कुतनयो दुष्प्रसहं गहितं प्रवासरतम्‌ । 
सेधाविनं कुळाढय सुनिपुणवाक्यं दुधः स्वोच्चे ॥ २ ॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल उच्च राशि में हो तो जातक--तेजस्वी, कुत्सित 
( निन्दित ) पुत्र वाला, दुःसाहसी, अभिमानी और प्रवासी होता हे । यदि बुध उच्च 
राशि में हो तो जातक मेधावी, (बुद्धिमान्‌) कुल में धनी और सुन्दर चतुरता से युक्त 
वचन वाला होता है ॥ २॥ 
उच्चस्थ गुरुं यं शुक्र का फल 
विख्यातं गुरुराढ्य विद्वांस' सत्कृतं कुशलम्‌ । 
स्वोच्चे भृगोश्च तनयो विळासहास्यप्रगीतनृत्तरतम ॥ ३॥ 
यदि जन्म के समय में गुरु उच्च राशि में हो तो जातक--प्रसिद्ध, धनी, विद्वान्‌, 
सम्मान्य और चतुर होता हे ! 
यदि शुक्र उच्च राशि में हो तो जातक--विलासी ( भोगी ) हसने वाला, गान 
और नाच में लीन होता है ॥ ३॥। 
उच्चस्थ शनि का फल 
स्वोच्चे रवितनयो नापळव्धनियोगमभिजनयेत्‌ । 
ग्रामपुराधिपतिस्वमरण्यकधान्यं कुनारिलाभं च ॥ ४॥ 
यदि जन्म के समय में शनि उच्चराशि में हो तो जातक- राजा से प्राप्त नियोग 
(नियुक्ति का अधिकार) वाला, गाँव व नगर का स्वामी, जङ्गली अन्न वाला व कुत्सित 
( निन्दनीय ) स्त्री वाला होता है ॥ ४॥ 
सूल त्रिकोणस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
भानुस्त्रिकोणसंस्थो धनवन्तं मुख्यमतिनिपुणम्‌ । 
भोक्तारं २गुणनन्तं शशी प्रसुती त्रिकोणगः पुरुषम्‌ ॥ ५ ॥ 





१ विद्वांसं भूपसत्क्ृतं प्रसवे । २ हो० र० ४ अ० ५६४ पृ० । ३ धनवन्तं । 


४२४ सारावलो 


यदि जन्म के समय में सूर्य अपनी मुलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--धनवानु, 
प्रधान और अधिक चतुर होता है । 
यदि चन्द्रमा मूलत्रिकोण में हो तो जातक--भोगी व गुणी पाठान्तर से धनी 
होता है ॥ ५॥ 
मलच्रिकोणस्थ भोम व बुघ का फल 
वक्रोऽपि तस्करपति शूरं खलु निदंयं चापि। 
सौम्यो चिनोदशीळं जयिनं च स्वत्रिकोणगः कुरुते ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय में भौम अपनी मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--चोरों 
का स्प्रामी, वीर और निदेयी ( दया शून्य ) होता है + 
यदि बुध मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--हेँसने वाला और विजयी होता 
है ॥ ६॥ 
मूर्लात्रकोणस्थ गुरु व शुक्र का फल 
जीवः पुर्नाहतकरं महत्तरं नयविदं सुखोपेतम्‌ । 
दानवपुज्यो जनपेद्ग्रामपुर वरिष्ठमाढ्यमतिसुभगम्‌ ।। ७ ॥ 
यदि जन्म के समय में गुरु अपनी मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक- अच्छा 
कार्थं करने वाला, सबसे बड़ा, नीति को जानने वाला और सुखी होता है । 
यदि शुक्र मूलत्रिकोण राशि में हो तो जातक--गाँव व नगर( शहर ) में श्रेष्ठ 
धनी और अधिक भाग्यवान्‌ होता है ॥ ७॥। 
सलत्रिकोणस्थ शनि का फल 
आत्मत्रिकोण आऑआकिधेनतृप्तं कुळयुतं श्रम । 
यदि जन्म के समय में शनि अपनी मुळत्रिकोण राशि में हो तो जातक--धन से 
तृप्त अर्थात्‌ अधिक धनवान्‌, कुल से युत और वीर होता है॥ ७३ ॥ 
स्वराशिस्थ सूर्य, चन्द्रमा ब भोल का फल 
तोक्ष्णमयुखः कुर्ते महोग्रमत्युच्चकर्माणस्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मरतं हिमरहिमर्मनस्विनं रूपबन्तमात्मक्षे । 
आव्य प्रचण्डमचरु भोम: कुरुते स्वराशिगः पुरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्यं अपनी राशि ( सिंह ) में हो तो जातक--बड़ा उग्र 
अधिक और ऊंचे ( श्रेष्ठ ) कार्य करने वाला होता हे । 
यदि चन्द्रमा अपनी राशि ( ककं ) में हो तो जातक--धर्मात्मा, मनस्वी और 
रूपवान्‌ होता है । 
यदि भौम अपनी राशि ( १।८ ) में हो तो जातक- धनी, तीक्ष्ण और स्थिर 
स्वभाव वाला होता है ॥ ७-९ ॥ 





र्र 
हि 
॥ 


चतुश्वत्वारिदा अध्याय ४२५ 


स्वराशिस्थ बुध व गुरु का फल 
शशितनयो5पि विधत्ते चल्गकथं पण्डितं वाऽपि। 
दव्यश्चुतिज्ञनाठ्य' गुरुचेष्ट ' वाक्पतिः स्वरारिस्थः ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में बुध अपनी राशि ( मिथुन, कन्या ) में हो तो जातक 
मनोहर वाणी वाला अथवा पण्डित होता है । 
यदि गुरु अपनी राशि ( धनु, मीन ) में हो तो जातक--काव्य व वेद का ज्ञाता, 
धनी, बड़ी इच्छा बाला वा शुभ इच्छा वाला होता है ।। १०॥ 
स्वरा शिस्थ शुक्र व शनि का फल 
दानवपुज्यः कुरुते कृषीवलं स्फीर्तवत्तं च। 
कुरते शानेश्चरोऽपि च मान्यमद्ुःखं स्वरारिगः पुरुषस्‌ ॥ ११॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र अपनी राशि ( वृष, तुला ) में हो तो जातक--खेती 
करने वाला और बड़ा धनवान्‌ होता है । 
यदि शनि अपनी राशि ( मकर, कुम्भ ) में हो तो जातक--माननीय और दुःखों 
से हीन होता है ॥ ११॥ 
मित्रगृहस्थ सूर्य व चन्द्रमा का फल 
मित्रग॒हेऽकंः ख्यातं स्थिरसोहुदमर्थदातारम्‌ । 
मित्रक्षंगः शशाङ्गो यतस्ततो लब्धसोल्प्रबहुमानम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्यं अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--स्थिर 
मैत्री वाला और धन दाता होता है । 
यदि चन्द्रमा अपने मित्र ग्रहों को राशि में हो तो जातक--सवंत्र सुख को पाने 
“वाला व अधिक सम्मान पाने वाला होता है॥ १२॥ 
मित्रगुहस्थ भोस व बुध का फल 
अङ्गारकोऽपि कुरुते सुहृद्धनारक्षणासक्तमु । 
शशिज: सुहुद्गृहगतः करोति चातुर्यहास्यधनवन्तस्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल अपने मित्रों की राशि में हो तो जातक--मित्रों के 
धन की रक्षा करने वाला होता है। यदि बुध अपने मित्र ग्रहों की राशि में होतो 
'जातक-चतुर, हसने वाळा और धनवानु होता है ॥ १३॥। 
भित्रगृहस्थ गुरु व शुक्र का फल 
वचसामधिप: पुञ्यं सतां च सुविशिष्टकर्माणम्‌ । 
भित्रगृहे भुगुतनयः सुहृत्मियं ` दयितवित्तमतिश्रस्‌ ॥ १४॥ 
यदि जन्म के समय में मुरु अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--सज्जनों 
'के मध्य में पूजनीय और सुन्दर विशेष कार्ये करने वाला होता हे । 


१ शुभचेष्ट । २ दयितमिह सूतम्‌ । 





४२६ सारावलो 


यदि शुक्र अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक-- मित्रों का प्रेमी, स्त्री धन ० 
वाला और अधिक वीर होता है ।। १४ ॥ | 
सित्रगृहस्थ शनि का फल 
भास्करसूनुः कुरुते परान्नभोजिनमर्धकसंरतस्‌ । 

यदि जन्म के समय में शनि अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो तो जातक--द्सरे' 
के अन्न को खाने वाला और अधमे के कार्यों में लीन होता हे ।। १४३ ॥ 
नीचरथ सय, चन्द्रमा, भोस का फल 
नीचे सविता कुरुते प्रष्ये बान्धवजनावधतं च ॥ १५ ॥ 
हिमरहिमरल्पपुण्यं रोगिणमपि दुभंग लोके । 
नीचस्थ: क्षितितनयो5नथंव्यसनोपतप्तमतिनीचस्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य अपनी नीच राशि ( तुला ) में हो तो जातक--सेवक, 
और बन्धुजनो से तिरस्कृत होता है । 
यदि चन्द्रमा अपनी नीच राशि ( वृश्चिक ) में हो तो जातक--थोड़े पुण्य वाला, 
रोगी और संसार में भाग्यहीन भी होता हे । 
यदि मङ्गल अपनी नीच राशि ( कर्क ) में हो तो जातक-अनर्थ रूपी व्यसनों 
से पीडित और अत्यन्त नीच होता है ॥ १४३-१६ ॥! 
नीचस्थ बुध व गुरु का फल 
कुरुते हिमकरपुत्रः क्षत्र स्वज्ञातिबन्धु वर च। 
नीचे गुरु: प्रकुरुते मलिनं प्राप्तावमानमतिदीनम्‌ ॥ १७॥। 
यदि जन्म के समय में बुध अपनी नीच राशि ( मीन ) में हो तो जातक क्षुद्र 
( अल्प ) ओर अपनी जाति के बन्धुओं से शत्रुता करने वाला होता है। 
यदि गुरु अपनी नीच राशि ( मकर ) में हो तो जातक--मलिन ( दूषित ) 
अपमानित और अधिक दरिद्री होता है ॥ १७॥ 
नीचस्थ शुक्र व शनि का फल 
असुरदयितोऽस्वतन्त्रं प्रणए्दारं विषमशीलम्‌ । 
कोणो विपन्नशीलं विगहिताचारमर्थरहितं च ॥ १८॥ 
यदि जन्म के समय में शुक्र अपनी नीच राशि (कन्या) में हो तो जातक परतन्त्र, 
स्त्री रहित भर विषम स्वभाव का होता है 
यदि शनि अपनी नीच राशि (मेष) में दो तो जातक--विपत्तियों से ग्रसित, 
निन्दित आचरण वाला व धनहीन होता है ॥ १८ ॥ 
शत्रराशिस्थ सर्य व चन्द्रमा का फल 
कुरुते इात्रुगृहेऽको निःस्वं विषयभप्रपीडितं चापि। 
तुहिनमयूखः कुरुते हृद्रोगिणमरिगृहे नरं सततं ॥ १९ ॥ 








१ बद्धवेरं च । 


चतुश्चत्वारिश अध्याय ४२७' 


यदि जन्म के समय में सूय अपने शत्रु ग्रहों की राशि में हो तो जातक--निर्धनः 
और विषय ( काम ) से पीडित होता हे । 
यदि चन्द्रमा शत्रुग्रह में हो तो जातक-- हृदय रोगी होता है ॥ १६ ॥ 
विशेष- चन्द्रमा के शत्रु गृह होते ही नहीं है फिर ग्रन्थकार ने इस फल का कथन 
किस आशय से किया है विद्वान्‌ लोग इसका विचार करने का कष्ट करें॥ १& ॥ 
शत्रराशिस्थ भोस व बुध का फल 
'बन्धारिभज्ञूभाज दीनं विकलं च दूभँंग भोम: । 
-अञ्चानमतिविहीन॑ बुधो$रिभे नेकडुःखमतिदीनम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि जन्म के समय में मङ्गल अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--बन्धन,. 
शत्रु से आघात का भागी, दरिद्री, विकल ( अशान्त ) और भाग्यहीन होता है । वा 
बान्धवों को शत्रु द्वारा आघात ( क्षति ) होता है । 
यदि बुध अपने शत्रु ग्रह की राशि यें हो तो जातक--अज्ञानी, अत्यन्त हीन,. 
अनेक दुःखों से युत्त व अधिक दरिद्री होता है ॥ २० ॥ 
शत्रराशिस्थ गुरु व शुक्न एवं शनि का फल 
क्ळीबं गुर्ाविधत्ते *नयहीनं धनविहीनं च । 
शुक्रोजरगुहे भुत कुतन्त्रमतिदुःखितं जनयेत्‌ ॥ २१॥ 
भास्करसुतोऽपि कुरते मलिन व्याध्यादिशोकसन्तक्षम्‌ । 
यदि जन्म के समय में गुरु अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--नपु सक, 
नीति रहित वा बहिरा और धन होन होता है। 
यदि शुक्र अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--नौकर, कुचाली व अधिकः 
दु:खी होता है । 
यदि शनि अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो जातक--मलिन ( दूषित ), रोग 
आदि से तथा शोक से संतप्त होता है।॥ २१ ॥ 
उच्च नीचादि नवांश सें फल का न्युनाधिकय 
स्वेषु्चभागेछु फळं समग्रं स्वक्षेत्रतुल्यं भवनांशकेषु । 
नीचारिभागेषु जघन्यमेव मध्यं फलं मित्रग॒हांदाकेषु ॥ २२ ॥ 
अपनी-अपनी उच्च राशि के नवांश में स्थित ग्रह पूर्ण फल प्रदान करता है और 
अपने नवांझ में स्थित ग्रह अपनी राशि के तुल्य ही फल (पूर्ण) देता है। स्वनीचांश व 


शत्रु ग्रह राशि के नवांश में स्थित ग्रह बुरा फल देता हे । मित्र ग्रह राशि के नवांश 
में स्थित ग्रह मध्यम फल देता है ॥ २२॥ 


उच्च दो तीन ग्रहों का फल 
द्वादुच्चगो जनयतो धनिनं कोर्त्यान्वित सदा पुरुषम्‌ । 
नगरारक्षकमाढ्य चमुपत च त्रयः प्रथितम्‌ ॥ २३॥ 





१ वन्ध्वरिभङ्गौः भौमो विकलं वा दुर्भगं लोके । २ आज्ञामात्र । ३ वधिरनरं । 


"४२८ सारावली 


यदि जन्म के समग्र में दो ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--धनी व कौतिमान्‌ 
-होता है । यदि तीन ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--शहर का रक्षक अर्थात्‌ 
कोतवाल, धनी, सेनानायक व प्रसिद्ध होता है ।। २३ ॥। 
उच्चस्थ चार पाँच ग्रहों का फल 
"आढ्य नृवात्तक्रीत चत्वारो राजधर्ससंयुक्तम । 
ख्यातं नृपतीएतमं प=चचानेकविधवृद्धककोशं च ॥ २४ ॥। 
यदि जन्म के समय में चार ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--धनी, राजा से 
"कीति प्राप्त करने वाला और राजधमं से युक्त होता है । यदि पाँच ग्रह उच्च राशि में 
हों तो जातक प्रसिद्ध, राजा का परम प्रिय और नाना प्रकार से धन वृद्धि करने वाला 
“होता है ॥ २५॥ 
उच्चस्थ ६ ग्रहों का फल 
षड ग्रहाः स्वोच्चगाः कुगुन पति पुरुषं सदा । 
प्रदानमा?नसम्पन्नं दहुवाहनसण्डितम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--दान-सम्मान-अधिक 
त्वाहनों ( सवारी ) से युक्त राजा होता है ॥ २५ ॥। 
समस्त ग्रह उच्च्स्थ होमे से फल 
स्वोच्चं याताः सर्व समुद्रपर्यन्तमेदिनीनाथम्‌ । 
जनयन्ति चक्र्वातनमवनीद। जातकं चिन्त्यम्‌ ।। २६॥। 
- यदि कुण्डली में सव ग्रह उच्च राशि में हों तो जातक--समुद्र पर्यन्त भूमि का 
"पालन करने वाला चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २६॥। 
विशेष--यहाँ ६ व सब ग्रहों के उच्च होने का फल दिया है जो कि कुण्डली में 
-कथमपि सम्भव नहीं है क्योंकि समस्त ग्रहों में सूर्य भो हे सूर्य की उच्च राशि मेष है 
और बुध की कन्या व शुक्र की मीन है । इसलिए सूर्य से ६ राशि अन्तर पर बुध की 
स्थिति नहीं हो सकती, तथा ६ ग्रहों में अर्थात्‌ सूर्य को छोड़कर चन्द्रादि ग्रहों में बुध की 
उच्च राशि से शुक्र की उच्च राशि का अन्तर भी ३ राशि से अधिक होने के नाते यह 
"भी होना असम्भव व गणित विरुद्ध है । ग्रन्थकार का क्या आशय है यह स्पष्ट नहीं है। 
मेरी दृष्टि में कुछ ग्रहों में उच्चनवांश हों और कुछ उच्चस्थ हों तो फल घट सकता है।।२६॥ 
स्वम्‌ लत्रिकोण राशिस्थ दो ग्रहों का फल 
द्वाभ्यां त्रिकोणसंस्याभ्यां कुटुम्बी कुलवधेनः । 
श्रेष्टः प्रख्यातकीतिश्च ग्रहाभ्यां भुवि जायते॥ २७॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह स्वमूल त्रिकोण राशि में हों तो जातक--परिवार 
“वाला, कुल की वृद्धि करने वाला, श्रेष्ठ व प्रसिद्ध कीतिमानु होता है॥ २७ ।! 


`१ आढ्यो । २ समं । ३ गुण । 


३३ 
1 





सीको जी. आको छै 





चतुश्वत्वारिश अध्याय ४२९. 


स्वमुलत्रिकोणराशिस्थ तीन व चार ग्रहों का फल 
महाधनस्त्रिभिश्व व गणग्रामादिनायकः । 
आढ्यो नुपा्सत्का रश्चतुभिटाकसम्मतः ॥ २८॥ 


यदि जन्म के समय में तीन ग्रह अपनी मूळत्रिकोण राशि में हों तो जातक---अधिक- 
धनवान्‌, समुदाय व ग्राम का मुखिया होता है । यदि चार ग्रह अपनी मूलत्रिकोण राशि 
में हों तो जातक-- धनी, राजा से सम्मानित और संसार का प्रिय होता है ॥ २८ ॥ 
स्वमूलत्रिकोण राशिस्थ पाँच ग्रह का फल 
आरक्षकः प्रधान; सेनापुरनगरभूपकोद्यानाम्‌ । 
पञ्चग्रहैस्िक्रोणे भवति कुटुम्बी सुबहुसौख्यः ॥ २९ ॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह अपनी मूलत्रिकोण राशि में हों तो जातक--सेना- 
गाँव-शहर-राजकीय कोश (खजाना) का प्रधान रक्षक, कुटुम्बी ओर सुन्दर अधिक सुखों 
से युक्त होता है ॥ २९ ॥ 
स्वसूलत्रिकोण राशिस्थ ६ ग्रहों का फल 
विद्यादानधनोघः समन्वितो भवति षड्भिरेव पुमान्‌ । 
राज्यं प्रशास्ति नियतं गोपाळकुलेऽप संजातः ॥ ३० ॥ 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह अपनी मूलत्रिकोण राशि में हों तो जातक 
विद्वान्‌, दानी, धनी और गोप वंश में जन्म होने पर भी निश्चय राज्य का शासक 
होता है ॥ ३० ॥ 
समस्तग्रह स्वसूल त्रिकोण राशिस्थ होने पर फल 
स्वत्रिकोणगतेः सबरभवेज्जातो महीपतिः । 
वसुख्रीबळ एस्पन्नो विद्यारात्रविशारदः ॥ ३१॥ 
यदि जन्म के समय में समस्त ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो जातक--- 
धन-स्त्री व बल से युक्त, विद्या-शास्त्र में चतुर राजा होता है॥ ३१॥ 
स्वराशिस्थ दो च तोन ग्रहों का फल 
द्वौ स्वगृहस्थो कुरुतः कुलाधिकं बन्धुपुजितं धन्यम्‌ । 
वंशकरमर्थसहितं स्यानयशोभिस्यो विहगाः ॥ ३२॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--वंश में श्रष्ठ,- 
बन्धुओं से सम्मानित व प्रशंसनीय होता हे । 
यदि तीन ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--वंश वृद्धि कर्ता अर्थात्‌ पुत्र. 
पौत्रादि से युक्त, धनवान्‌ और पद व यश से युक्त होता है ॥ ३२ ॥ 
स्वराशिस्थ चार व पाँच ग्रहों का फल 
ख्यातं विरिष्टचेट भ्रेणौपुरनगरपं च चत्वारः । 
पः्चावनीश्वरसमं प्रभूतगोभूमियुवतिसम्पन्नम्‌ ॥ ३३॥ 


“४२० सारावली 


यदि जन्म के समय में चार ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक--विख्यात, उच्च 
“विचार धारा वाला व पंक्ति-गाँव ( शहर ) का पालक होता है । 
यदि पांच ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक---गाय-भूमि व स्त्रियों से युक्त राजा 
“के तुल्य होता है ॥ ३३ ॥ 
स्वराशिस्थ ६ ग्रहों का फल 
षड्भिः प्रवृद्धराव्दो द तिकोशस्वजनवाजिमानाढ्यः । 
भवति नृपवंशजातो नियतं पृथिवीपतिः स्वक्षे ॥ ३४॥ 
राजाधिनुपः स्वक्ष जनयन्ति जितारिपक्षमिह सत्त । 
यदि जन्म के समय में ६ ग्रह अपनी राशि में हों तो जातक-विख्यात नाम 
"वाळा, कान्ति-धन-स्वजन-घोड़ा-सम्मान से युक्त, राज कुलोत्पन्न राजा होता है । 
यदि सात ग्रह स्वराशि में हों तो जातक- शत्रु पक्ष को जीतने वाला राजाधि- 
“राज होता है ॥ ३४-३४३ ॥ 
सित्र राशिस्थ दो, तोन, चार ग्रहों का फल 
मिन्नश्षयं सुवृत्तं द्वो मित्रगृहससाश्रितो कुरतः ॥ ३५॥ 
वान्धचसुहुदुपकर्ता त्रिभिविशिष्टो अवेद्गुणः ख्यातः । 
ब्राह्मणदेवाराधनपरश्च्चतुभि्धु रन्धरः ख्यात: ॥ ३६॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रह स्त्रमित्र राशि में हों तो जातक--मित्र का आश्रय 
"कर्ता और सुन्दर चरित्र वाला होता है । 
यदि तीन ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--ान्धत्र व मित्रों का 
“उपकार करने वाला, विशिष्ट और गुणों से विख्यात होता हे । 
यदि चार ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--ब्राह्मग व देव आराधना 
"में तत्पर, धुरन्धर और विख्यात होता है॥ ३४३-३६ ॥ 
स्वसित्र राशिस्थ ५, ६, ७ ग्रहों का फल 
राजोपसेवकः स्यात्यआ्वभि'राढ्यो नरेश्वरः कर्ता । 
बिस्तीणंभोगवाहनवसुसान्षड भिर्नेरेन्द्रतुल्यः स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्बेमित्रक्ष॑गतंवहुबाहनभुत्यसा धनो राजा । 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--राजा 
नका उपसेवक व कार्यकर्ता और धनी होता है । 
यदि ६ ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक विस्तृत भोगी, सवारी व धन 
-से युक्त राजा के समान होता है । 
यदि सव ग्रह अपने मित्र की राशि में हों तो जातक--अधिक सवारी व नोकर 
व साधनों से युक्त राजा होता है॥ ३७-३७३ ॥ 


१ राव्य । 





र 
= 
प 

- 
कम 


Mi ses, 


चतुश्वत्वारिश अध्याय ४३१ 


स्वनीच राशिस्थ दो, तीन-चार ग्रहों का फल 


दवाभ्यां नीचे नीचश्चिन्ताबह्वाग्रहसमेतः ॥। ३८॥ 
मुर्खो5 धर्म रतो5स्वस्त्रिभिग्रंहेरध्व'गो नरः प्रेष्यः । 
आलस्यनए्चेष्श्चतुभिरिह नोचगेर्भुतकः ॥ ३६ ॥ 


यदि जन्म के समय में दो ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक- दुष्ट, अधिक 
चिन्ताओं से युक्त और आग्रह से युक्त होता है । 
यदि तीन ग्रह स्वतीच राशि में हों तो जातक--मूख, अधामिक वा धर्मात्मा, 
निर्धन घूमने वाला व नोकर होता है । 
यदि चार ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--आलसी, बिना इच्छा वाळा 
और नौकर होता है ॥ ३७३-३९ ॥ 
स्वनीच राशिस्थ पाँच ६ ग्रहों का फल 
३अगृहः प्रभिन्नदारः पञ्चनिरिह कथ्यते नरो दासः । 
४्घातभयश्रमतप्तः षड भिर्नोचो सवेतक्षामः ॥ ४० ॥ 
यदि जन्म के समत्रमें पाँव ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक --घर व स्त्री 
से रहित और सेवक होता है । 
यदि ६ ग्रह अपनी नीव राशि में हों तो जातक--घात भय से युक्त, परिश्रम से 
दुःखी, दुष्ट व दुःखी होता है ॥ ४० ॥ 
स्वनीच राशिस्थ सात ग्रहों का फल 
भिक्षुस्त्यक्ताशितमुग्मबति पुमान्‌ विगतसर्वेस्वः । 
नोचे: सप्तमिरत्रिलेदिकचिरविधृताम्बरःः सूतः॥ ४१॥ 
यदि जन्म के समय में सात ग्रह अपनी नीच राशि में हों तो जातक--भिक्षुक; 
जूठन खाने वाडा, नक्का या पुराने वस्त्र धारण करने वाला निर्धन होता है ॥ ४१ ॥ 
स्वशत्र राशिस्थ दो ग्रहों का फल 
ढावरिभवनसमेतो क्लेशवतां नित्यविग्रहरुचीनाम्‌ । 
अतिपरिभूतानामपि नृणां जन्मध्रदी कितो ॥ ४२ ॥ 
यदि जन्म के समय में दो ग्रहृ अगते शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--कष्ट से 
युक्त, प्रतिदिन लडाई की इच्छा करने वाळा और अपमानित होता है ॥ ४२॥ 
स्वशत्र राशिस्थ तीन व चार ग्रहों का फल 
विविधव्ययदुःखभुजां त्रयः श्रमोत्पन्ननेष्टवित्तानाम्‌ । 
चत्वार इष्टपोषित्युत्रार्थविनाशजाधितप्तानाम्‌ ॥ ४३॥ 
यदि जन्म के समय में तीन ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--अनेक 
व्ययो से दुःखों का भोगी व परिश्रम से पैदा किये हुए धन का नाशक होता है। 


१ धर्माभिरतः । २ नीचै रध्वगः । ३ अमृतः । ४ खास । ५ रोग । 


४३२ सारावली 


यदि चार ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--मित्र-स्त्री-पुत्र-धन केः 
नाश से तप्त अन्तःकरण वाला होता है ॥ ४३ ॥। 
स्वशत्रराशिस्थ पाँच, ६ ग्रहों का फल 
पऱ्चारिगृहे विहगा इृष्टव्यसनाविधाततप्तानाम्‌ । 
षड़ोगाल्ितवपुषां' दुःखबतां चेव जन्मकराः॥ ४४ ॥ 
यदि जन्म के समय में पाँच ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक--मित्र- 
व्यसन व अभिघात से संतप्त होता है। यदि ६ ग्रह अपने शत्रु की राशि में हों तो 
जातक---रोगी व दु:खी होता है ॥ ४४ ॥। 
स्वशत्र राशिस्थ सात ग्रहों का फल 
सस्तारिभे ग्रहेन्द्रा बीभत्सकुले प्रसुतानाम्‌ । 
२शाय्याच्छादनभोजन२वञ्चितकानां भवन्ति सदा ॥ ४५ ।। 
यदि जन्म के समय सात ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में हों तो जातक का दुष्ट 
कुल में जन्म, शय्या-वस्त्र व भोजन से हीन होता है !। ४५ ॥ 
इतिकल्याणवमंविरचितायाँ सारावल्यां उच्चादिचिन्तनं नाम 
चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चचवारशोऽध्यायः । 


स्त्रीजातकाध्याय का कथन 
स्त्रीणां जन्मफलं तुल्यं पुंभिः साधं तदुच्यते । 
विशेषस्तत्र यो हए: कथ्यते विस्तरेण सः॥१॥ 


पुरुषों के जग्म लग्न से जिन फलों का कथन किया है वे फळ स्त्री कुण्डली में भी 
जानने चाहिये । इस अध्याय में स्त्रियों की कुण्डली के विशेष फल को अब मैं (ग्रन्थ- 


कार) विस्तार से कहता हूँ ॥ १॥ 
भाव विशेषों से विशेष फल ज्ञान 
बैध्य निधने चिन्त्यं शरीरं जन्मरूग्नतः४ | 
सपमे पतिसोनाग्यं पञ्चमे प्रसवस्तथा ॥ २॥ 
स्त्री की कुण्डली में अध्म भाव से वैधव्य, लग्न से शरीर, सप्तम भाव से पति 
सुख वा सौभाग्य और पञ्चम से सन्तति का विचार करना चाहिये ॥ २ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है--तासां तु भतृ मरणं निधने वपुस्तु लग्नेन्दुगं सुभगतास्त- 


अये पतिश्च' ( २४ अ० १ इलो० ) ॥ २ ॥ 
१ गपीडितानां । २ अल्पा । ३ वाञ्छि। ४ भाक्‌ । 


२८ पत्चचत्वारिश अध्याय ४३३ 


पतिब्रता, सुशीला, रूपवती योग ज्ञान 
प्रकृतिस्था लग्नेन्दोः समभे सच्छीललरू्पाढ्या । 
भषणगुणउपेता शुभवीक्षितयोश्च युवतिः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा समराशि में हों तो स्त्री पतिव्रता सुन्दर 
चरित्र व रूप से युक्त होती है। यदि समराशिस्थ लग्न व चन्द्रमा शुभग्रहों से हृष्ट हों 
तो स्त्री अलङ्कार व गुणों से सुशोभित होती है॥ ३॥। 
बृहज्जातक में कहा है--'युग्मेंषु लग्नशशिनो: प्रक्ृतिस्थिता स्त्री सच्छील भूषणयुता 
शुभदृष्टयोश्च’ ( २४ अ० २ इलो०) ॥ ३॥ 
पुरुषाकृति योग ज्ञान 
पुरुषाकृतिशील्युता दुःशीला दुःखिता विषमराशो । 
क्ररेरवीकितयुतयोः पापा स्त्री स्याद्गुणे्हीना ॥ ४ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा विषम राशि में हों तो स्त्री, पुरुष की 
आकृति के समान आकृति वाली व पुरुष स्वभाव से युक्त, दुष्ट स्वभाव व दुःख भोगने 
वाली होती है । यदि विषम राशिस्थ लग्न व चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हों तो 
स्त्री पापिन व गुणों से रहित होती है॥ ४ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'ओजस्थयोश्च मनुजाकृतिशीळयुक्ता पापा च पापयुतवीक्षि- 
तयोगु णोना ( २४ अ० २ इलो० ) ॥ ४ ॥ 
बली त्रिशांशवश फल कथन 
ऊन्नेन्द्रोर्यो बलवांखिशांशे5धिष्टितो5धिप: फलं क्रमशः । 
भूसुतभार्गवबोधनसुरगुरुमार्तण्डदेहभवेः ॥५॥ 
लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान्‌ हो वह यदि मङ्गल वा शुक्र वा बुघ वा 
गुरु वा शनि के त्रिशांश में हो तो क्रम से आगे कथित फल समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भौम राशिस्थ त्रिशांशों का फर. 
कन्येवारगृहे दुष्टा भोमत्रिशांशके भवेत्‌ । 
कुचरित्रा तथा शोक्रे समाया बोघनेञ्बला ॥ ६॥ 
यदि स्त्री कुण्डली में बली लग्न व चन्द्रमा भोम राशि ( १, ८ ) में भौम 
के त्रिशांश में हो तो स्त्री, कन्या ही अवस्था से दुष्टा होती है । 
यदि भौम राशि में शुक्र के त्रिशांश में लग्न वा चन्द्रमा हो तो दूषित आचरण 
करने वाली, यदि भौम राशि में बुध के त्रिशांश में लग्न या चन्द्रमा हों तो सत्री माया- 
विनी होती है ॥ ६ ॥ 
जेवे साध्व्यकजे दासी 
यदि स्त्री कुण्डली में लग्न व चन्द्रमा इन दोनों में बलवान्‌ भौम की राशि में गुरु 
के त्रिशांश में हो तो स्त्री साध्वी अर्थात्‌ सच्चरित्रा होती है। यदि भौम राशिस्थ शनि 
का त्रिशांश हो तो स्त्री दासी ( नौकरानी ) होती है ॥ ६३ ॥ 


४३४ सारादली 


बृहज्जातक में कहा है--“कन्यैव दुष्टा ब्रजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्र- 
युक्ता । भुम्यात्मजक्षे क्रमशोंऽशकेषु वक्राकिजीवेन्दुजभार्गवानाम्‌ ( ९४ अ० ३ 
इलो० ) !। ६४ ॥ 
बुध की राशि सें त्रिशांशो का फल 
ज्ञक्षे कोजे तु कापटी । 
शौक्रे प्रकीर्णकामा च बोधे गुणवतो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जेवे सती शनो कळीबा 
यदि सन्नी की कुण्डली में बलवान्‌ लग्न या चन्द्रमा बुध की राशि ( ३, ६ ) में 
भोम के त्रिशांश में हो तो सत्री कपटिनी, शुक्र के त्रिशांश में अधिक काम की इच्छा 
करने वाली, यदि बुध का त्रिशाँश हो तो गुणवती, यदि गुरु का त्रिशांश हो तो सती 
अर्थात्‌ पतिव्रता, यदि बुध की राशि में बली लग्न या चन्द्रमा शनि के त्रिशांश में हो 
तो स्त्री क्लीबा ( हिजरिनी ) होती है ॥ ६३-७३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-—-'स्यात्कापटी क्लीवसमा सती च वौधे गुणाढ्या प्रविकीर्ण- 
कामा' ( २४ अ० ४ इलो ० )॥ ६३-७३ ॥ 
शुक्र की राशि में त्रिशांशो का फल 
दुष्टा कोजे सितक्षगे । 
शौक्रे ख्यातगुणा बौधे कलासु निपुणा मता॥८॥ 
जेचे गुणान्विता अन्दे पुनभू: 
यदि स्त्री की कुण्डली में बलवान्‌ लग्न या चन्द्रमा शुक्र की राशि ( २, ७) में 
भौम के त्रिशांश में हो तो स्त्री दुष्टा, यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो प्रसिद्ध गुणवती, 
बुध का त्रिशांशा हो तो कलाओं में चतुर, गुरु का त्रिशांश हो तो गुणों से युक्त, यदि 
शुक्र की राशि में शनि का त्रिशांश हो तो पुनविवाहिता अर्थात्‌ एक पति के मरने पर 
हितीय शादी वाली होती है ॥ ७-८३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'दुष्टा पुन: सगुणा कलाज्ञा ख्याता गुर्णेश्रासुरपुजितक्ष' 
( २४ अ० ४ इलो० ) ॥ ७३-८३ ॥ ` 
कके व सिह राशि सें {त्रशांशों का फल 
चन्द्रभे ततः । 
स्वच्छन्दा कथिता कोडे शोके च कुल्पांसना ॥ &॥ 
बोधे शिल्पान्विता णारी जैवे बहुगुणा स्शृता । 
पतिघ्नी चाकंभे कोजे वाचाला भारवे सती ॥ १०॥ 
बोधे पुंझ्चेष्टिता जेवे राञ्ची सन्दे कुल्च्युता । 
यदि स्त्री की कुण्डली मे बली लग्न या चन्द्रमा ककं राशि में भौम के त्रिशांद में 
ददो तो स्त्री स्वैरिणी अर्थात्‌ अपनी इच्छा से चलने वाळी, शुक्र के त्रिशांश में कुल- 


पश्चचर्त्वारश अध्याय ४३५ 


कलंकिनी, बुध के श्रिशांश में चित्रकला से युक्ता, गुरु के त्रिशांश में अधिक गुणवती 
और कर्के राशि में लग्न चन्द्रमा के रहने पर यदि शनि का त्रिशांश हो तो स्त्री पति 
घातिनी अर्थात्‌ पति को मारने वाली होती है । 
यदि सिंह राशि में बली लग्न या चन्द्रमा या दोनों भौम के त्रिशांश में हों तो 
स्त्री अधिक बोलने वाली, शुक्र के त्रिशांश में सती अर्थात्‌ पतित्रता, बुध के शांश में 
पुरुष के समान इच्छा वाली, गुरु के त्रिशांश में रानी और सिह राशि में शनि का 
त्रिशांश हो तो अपने वंश से स्त्री पृथक्‌ होती है ॥ ८३-१०३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा हे--'स्वच्छन्दा पतिघातिनी बहुगुणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे, 
चाचाला कुल्टाकंभे नृपवधुः पुंचेष्टितागम्यगा' ( २४ अ० ५ इछो ० ) ॥ ८३-१०३ ॥ 
गुरु व शनि की शशि में त्रिशांशों का फल 
कौजे  वरसुगुणायक्ष॑ शोक्रे वाग्व्यसनी तथा ॥११॥ 
बौधे  विज्ञानसंयुक्ता जेवे नैकगुणा स्मृता 1 
सन्दे चाल्परतिः प्रोक्ता दासी कोजे तथाकिभे ॥ १२॥ 
सुप्रज्ञा च अचेच्छोक्रे बुधे दुःस्था खला तथा । 
जेवे पतिक्नता नित्यं सन्दे नोचानुसेविनी ।। १३ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में गुरु की राशि में बली लग्न या चन्द्रमा भौम के त्रिशांश 
में हो तो स्त्री अधिक गुणवती, शुक्र के त्रिशांश में बोलने का व्यसन वाली वा असाध्वी, 
बुध के त्रिशांश में विज्ञान की ज्ञाता, गुरु के त्रिशांश में अनेक गुणवाली और शनि के 
त्रिशांश में अल्प काम सुख वाली होती है। 
यदि शनि की राशि ( १०, ११ ) में बली लग्न या चन्द्रमा भौम के विशांश मैं 
डो तो स्त्री दासी ( नौकरानी ), शुक्र के त्रिशांश में अच्छी बुद्धिवाली, बुध के त्रिशांश 
में दुष्टा व पापिन, गुरु के त्रिशांश में पतिव्रता और शनि के त्रिशांश में दृष्टों का सेवन 
करने वाली होती है ॥ ११३-१३ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है “जैवे नैकगुणाल्परत्थतिगुणा विज्ञानयुक्ता सती, दासी नीच- 
रताकिभे पतिरता दुष्टाऽप्रजा स्वांशकैः! ( २४ अ० ५ इलोक ) ॥ १११-१३ ॥ 


स्त्री-स्त्री संभोग ज्ञान 
शुक्रासिती यवि परस्परभागसंस्थो 
शोते च टश्‍िपथगाबुदये घटांशे । 
स्त्रीणासतीब सदनारिनिमबःः प्रवृ: 
स्त्रीभिः समंT्च पुर्षाकृुतिभिलभन्ते" ॥ १४॥। 
यदि स्त्री की कुण्डली में शुक्र, शनि के नवांश में हो ओर शनि, शुक्र के नवमांश में 
हो तथा शुक्र शनि में परस्पर दृष्ट सम्वन्ध हो, अथवा लग्न में शुक्र की राशि 





१ हो० र० १० अ० ७१६ पृ० चाप्यसती. २ वह्लिंगदः. ३ वृद्धिः. ४ शमं. ५ यंभेत. 


४३६ सारावली 


( २, ७ ) व शनि का नवमांश हो तो वह स्त्री अत्यन्त कामातुर होकर दूसरी स्त्री 


के भग के ऊपर चमड़े या रबड़ का लिंग बांधकर उसके साथ प्रसंग से अपनी 
बढ़ी हुई कामाग्नि का शामन करती है ॥ १४ ॥। 
बृहज्जातक में कहा है-'हृक्‌संस्थावसितसितौ परस्परांशे शौक्रे वा यदि घटराशि 
संभवोंऽशः । स्त्रीभिः स्त्रीमदनविषानलं प्रदीप्त संशाति नयति नराक्कतिस्थिताभिः' 
( २४ अ० ७ इलोक ) ॥ १४॥। 
सप्तस साच का का फल 
शान्येऽस्ते कापुरुषो बलहीनः सौम्यदर्शनबिहीने । 
चरभे प्रवासशीलो भर्ता बळीवो ज्ञमन्दयोइच भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि स्त्री कुण्डलो में लग्न या चन्द्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहो तो स्त्री 
का पति कापुरुष अर्थात्‌ निन्दित होता है। थदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो 
पति निर्बल होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि हो तो पति प्रवासी और सप्तम 
भाव में बुध, वा शनि हो तो पति नपुंसक होता है ॥ १५ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है--'शून्ये कापुरुषो वलेऽस्तभवने सौम्यग्रहावी क्षिते, क्लीवोऽस्ते 
बुधमन्दयोश्चरगुहे नित्यं प्रवासान्वितः ।' ( २४ अ० ८ शलोक ) ॥ १५॥ 
सप्तम भाव का फल 
उत्सृष्टा सुयस्ते कुजे च विधवा नवोढेव। 
कन्येवाशुभदृष्ट ानेश्चरे वृद्धतां याति ॥१६॥ 
अशुभे क्षीणेऽस्तगते त्यक्ता पत्या भवेदशुभदृष्ट । 
कूरं दिधवास्तगतेभ॑ंवति पुनभूस्तया मिश्रः ॥ १७॥ 
यदि स्रो कुण्डली में लग्न या चन्द्रमा से सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री को 
पति त्याग देता है। यदि सप्तम भाव में मङ्गल हो तो नव विवाहिता ही विधवा होती 
है। यदि सप्तम भाव में शनि, पाप ग्रह से दृष्ट हो तो कुमारी ही वृद्धा हो जाती है। 
अर्थात्‌ विवाह नहीं करती है। यदि सप्तम भाव में निर्वेल पाप ग्रह, पाप ग्रह से दृष्ट 
हो तो पति त्याग कर देता है। यदि सप्तम भाव में पापग्रह हो तो स्त्री विधवा 
होती है । यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह व पाप ग्रह दोनों हों तो स्त्रीका दूसरा 
विवाह प्रथम पति के मरने पर होता है ॥ १:-१७॥ 
बृहज्जातक में कहा है-उत्सृष्टा रविणा कुजेन विधवा वाल्येऽस्तराशिस्थिते, कन्ये- 
वाशुभवीक्षितेऽकतनये यने जरां गच्छति।। आग्नेयं विधवास्तराशिसहितै मिश्रैः पुनर्भू भे वेतु, 
क्ररे हीनबलेऽस्तगे स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्झता।' (२४ अ० ८-& इलोक)॥॥१६-१७॥. 
परपुरुषासक्ा योग ज्ञान 
अन्योन्यभ्षागगतथोः सितकुजयोरम्यपुरुषसक्ता स्यात्‌ । 
यूने शिशिरकरे वा 'स्याच्च बतिरनुज्ञया भतुः ॥ १८॥ 


१ ग्रुतन ये । 


NE Y SS YY SN NS. SS TNT 





पःचचत्वारिश अध्याय ४३७ 


यदि स्त्री कुण्डली में शुक्र भोम के नवांश में हो व भौम शुक्र के नवांश में स्थित 
हो तो स्त्री दूसरे पुरुष में आसक्त होती है । यदि इसी योग में सप्तम भाव में चन्द्रमा 
हो तो पति की आज्ञा से परपुरुप से प्रेम करती है ।। १८ ॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'अन्योन्यांशगयोः सितावनिजयो रन्यप्रसक्ताङ्गना, दूने वा 
यदि शीतरश्मिसहिती भर्तुस्तदानुज्ञया ( २४ अ० ९ इलो० ) ॥ १८ ॥ 
साता के साथ कुलटा योग ज्ञान 
सोरारगृहे तहच्छशिनि सशुक्र विलग्नगे जाता । 
मात्रा साकं कुल्टा ऋरग्रहबीक्षिते भवति ॥ १९ ॥। 
यदि स्त्री की कुण्डली में मेष वा वृश्चिक वा मकर वा कुम्भ लग्न में शुक्र के साथ 
चन्द्रमा, पापग्रह से दृष्ट हो तो स्त्री माता के साथ कुलटा ( व्यभिचारिणी ) होती 
हे ॥ १६॥ 
वृहज्जातक में कहा है--'सोरारक्षे लग्नगे सेन्दुशुक्रे मात्रा साधे बन्धकी पापदृष्टे' 
( २४ अ० १० इलो० ) ॥ १६ ॥ 
सरोग नीरोग भोग ज्ञान 
दाने तु कुजनवांशे शनिना हुए सरोगयोनिः स्त्री । 
सद्भ्गुभागे चादश्वोणी पतिदलल्‍कभा भवति ॥ २० ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में भौम का नवांश, शनि से हृष्ट हो तो स्त्री 
की योनि रोग से युक्त होती है । यदि सप्तम भाव में शुक्र का नवांश उदित हो तो स्त्री 
की योनि सुन्दर व पति की प्रिया होती है ॥ २० ॥ 
हज्जातक में कहा है--'कौजे5स्तांशे सौरिणाव्याधयोनिश्चारुश्रोणी वल्लभा सद्‌- 
हांशे' ( २४ अ० १० इलो० ) ॥ २० || 
सप्तलभावस्थ शनि, भोस राशि व नवांश का फल 
यने वृद्धो मूर्खः सोरगृहे स्याञ्नवांराके वाऽथ । 
सत्रीलोलः क्रोधपरः कुजभेऽय नवांशके भर्ता ॥ २१४ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में शनि की राशि ( १०, ११ ) वा नवांश 
हो तो स्त्री का पति वृद्ध व मूर्ख होता है, अथवा भौम की राशि ( १, ८), वा नवांश 
हो तो स्त्री का पति स्त्रैण व क्रोधी होता है ॥ २१ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'वृद्धो मुखे: सूर्यजक्षऽशके वा स्त्रीलोलः स्यात्क्रोधनश्रा- 
वनेये ( २४ अ० ११ इलो० ) ॥ २१ ॥ 
सप्तम भावस्थ शुक्र, बुध राशि व नवांश का फल 
शुक्रगृहेऽथ नवांशेंउइतिरूपसोभाग्यसंयुक्तो भर्ता । 
नेपुणविज्ञानयतस्तथेव वोौधेऽयवा नवांशो वा ॥ २२॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव में शुक्र की राशि ( २, ७ ) व नवांश हो 


४३८ सारावलो 


तो स्री का पति अधिक रूपवान्‌ व सौभाग्यवान्‌ होता है । यदि सप्तम भाव में बुध की | 


राशि ( ३, ६ ) व नवांश हो तो स्ती का पति चतुर वैज्ञानिक होता है ॥ २२॥ 


बृहज्जातक में कहा है--'शोक्रे कान्तोऽतीव सौभाग्ययुक्तो विद्वानु भर्ता नैपुणज्ञश्र | 


बोधे ( २४ अ० ११ इलो० ) ॥ २२ ॥ 
सप्तमभावस्थ चन्द्र, गुर राशि च नवांश का फल 
सदनात मुदुचित: शशिभेऽथ नवांशके भर्ता । 
गुरुसितभागेऽप्ययदा गुणबान्बिजितेन्द्रियो भवति ॥ २३॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में चन्द्रमा की राशि (४) वा नवांश होतो 
स्री का पति काम से पीडित व सरल स्वभावका होता है। यदि गुरु की राशि 
( ८, १२ ) वा नवांश सप्तम भाव में हो तो सत्री का पति गुणवान्‌ व जितेन्द्रिय होता 
है ॥ २३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है-मदनवशगतो मृदुश्च चान्द्रे त्रिदशगुरौ गुणवान्‌ जितेन्द्रियश्च 
( २४ अ० १२ इलो० ) ॥ २३ ॥ 
सप्तसभावस्थ सूर्य राशि व नवांश का फल 
अतिकर्मकदतितीकष्णो रविभेऽप्यथबांदाके भवति भर्ता । 
सप्तमभवनोपेतनित्यं स्रीणां समवधाय ॥ २४ ॥। 


यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में सूर्य की राशि (५) वा नवांश होतो खी 
का पति अधिक कार्य करने वाला व अधिक तीखा होता है। उक्त फलानुसार सप्तम 
भाव की स्थिति वश फलादेश करना चाहिये ॥ २४ |, 
. वृहज्जातक में कहा है--अतिमृदुरतिकमंकृच्च सोय भवति गृहेऽस्तमयस्थितेंऽशके वा 
( २४ अ० १२ इलो० ) ॥ २४ ॥। 
लग्नस्थ ग्रहों का फल 
ईपर्यान्विता सुखपरा लग्ने सितचन्द्रयोर्डुधेन्ट्रोइज । 
सुखिता कळासु कुदाळा गुणशतसहिता विनीता स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
शुक्रबुधयोविलग्ने रुचिरा सुभगा कलासु निएुणा च। 
दास्यम्बरसोल्ययता शुभेषु पापेषु विपरीता ॥ २६॥ 


~ 


यदि स्त्री की कुण्डली में लग्न में शुक्र व चन्द्रमा हों तो स्त्री ईर्ष्यावती अर्थात्‌ दूसरे 
की उन्नति वा भलाई देखकर जलने वाली और सुख से युक्त होती है । 

यदि लग्न में बुध व चन्द्रमा हों तो स्री सुखी, कलाओं में चतुर, सौ गुणों से युक्त 
व विनीता अर्थात्‌ नम्र स्वभाव वाली होती है। यदि बुध, शुक्र लग्न में हों तो सती 
सुन्दरी, सुभगा व कलाओं में चतुरा होती है । 





१. धार्यः } 


> अ. 
TROP NN 





पशचचत्वारिश अध्याय ४३९ 


यदि सब शुभग्रह ऊग्न में हों तो सत्री दासियों, वस्त्रों व सुख से युक्त होती है । 
यदि लग्न में पापग्रह हों तो स्त्री दुभंगा, कुशीला होती है ॥ २५-२६ ॥ 
वृहज्जातक में.कहा है---ईर्ष्यान्विता सुखपरा शशिशुक्रलग्ने, ज्ञेन्द्वोः कलासु निपुणा 


सुखिता गुणाढ्या । शुक्रज्ञयोस्तु रुचिरा सुभगा कलाज्ञा, त्रिष्वप्यनेकवसुसौख्यगुणा 
शुभेषु ( २४ अ० १३ इलो० ) ॥ २५-२६ ॥ 


लग्नस्थ ग्रहों का फल 
पापेञ्टमे तु बिधवा निधनाधिपतिनेबांशके दस्य । 
तस्य दद्यायां सरणं वाच्यं तस्याः शुभैद्वितीयस्थैः ॥ २७॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री विधवा होती है । कब 
विधवा होती है । उत्तर । अष्टमेश जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह की दशा अन्त- 
देशा विवाह के वाद आने पर स्त्री को वैधव्यता प्राप्त होती है । 


यदि पाप ग्रह अष्टमभाव में हो और शुभग्रह द्वितीय भाव में हो तो पति से पुर्व 
स्त्री का मरण होता है 11 २७ ॥ 


वृहज्जातक में कहा है-क्ररेऽष्टमे विधवता निधनेश्वरोंशे, यस्य स्थितो वयसि तस्य 
समे प्रदिष्टा । सत्स्वर्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः ( २४ अ० १४ इलो० ) ॥ २७ ॥ 
अल्पपुत्र योग ज्ञान 
कन्यालिवृषर्भासहे. शिशिरमयूखेउल्पपुत्रा! स्यात्‌ । 
पुत्रमवने शुभयते निरीक्षिते वा तथेव स्यात्‌ । २८॥ 
यदि स्री की कुण्डली में पश्चमभाव में शुभग्रह से युक्त चन्द्रमा कन्या वा वृश्चिक 
वा बुप वा सिंह राशि में होतो स्त्री अल्पपुत्रवती होती है, तथा शुभ ग्रह से दृष्ट 
चन्द्रमा पूर्वोक्त योग में हो तो भी स्त्री अल्प पुत्रवती होती है ॥ २८ ॥ 


बृहज्जातक में कहा है-कन्यालिगोहरिपु चाल्पसुतत्वमिन्दौ ( २४ अ० 
१४ इलो ० ) ॥ २८ ॥ 


पुरुषाङति योग ज्ञान 
रिक्तः बुधेन्दुभृगुज रविजे च मध्ये 
झोषेबंलेन सहितं विषमक्षंळग्ने । 
जाता भवेत्युदषिणी युवती सदेव 
पुंश्‍चेष्टिता विचरति प्रथिता च लोके ॥ २९ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में बुध-चन्द्रमा-शुक्र निर्वेछ हों. व शनि मध्यवली हो तथा 
शेष ग्रह वलवानु हों और विषम राशि का लग्न हो तो स्त्री पुरुषाकृतिवाली व पुरुष 
के समान आचरण करने वाली एवं संसार में प्रसिद्धा होती है ॥ २६ ॥ 
हज्जातक में कहा है--सौरे मध्यबले बलेन रहितै: शीतांबुशुक्रेन्दुजै:, शेवैर्वर्यि- 
समन्वितैः पुरुषिणी यद्योज राश्युदुगमः ( २४ अ० १५ इलो० ) ॥ २६॥ 


१ पुत्रता तस्याः । २ रिक्त बु । 


४४० सारावलो 


संन्यासिनी योग ज्ञान 
क्रूरे जासित्रगते नवमे यदि खेचरो भवति ननम । 
१आप्नोति प्रव्नज्यां पापग्रहसम्थवासबला ॥ ३० ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में सप्तमभाव में पाप ग्रह हो तथा नवम भाव में कोई भी ग्रह 
हो तो स्त्री को सप्तमस्थ पापग्रह जनित प्रत्रज्या होती है ॥ ३० ॥ 
बृहज्जातक में "कहा है--पापेऽस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रब्रज्यां ( २४ अ० 
१६ इलो ० ) ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मवादिनी योग ज्ञान 
बलिभिवु धगरुशुक्रः शशाङ्गसहितंदिळग्नगेः समभे | 
स्त्री ब्रह्मबादिनो स्यादनेकशास्त्रार्थछुशळा च ॥ ३१॥ 
जन्मकाले विवाहे च चिन्तायां वरणे तथा । 
चिन्त्यं स्त्रीणां तु यत्प्रोक्तं घटते तत्पलिष्बपि ॥ ३२ ॥ 
यदि स्त्री की कुण्डली में बलवान्‌ वुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा के साथ समरारिस्थ 
लग्न में हों तो स्त्री ब्रह्मवादिनी अर्थात्‌ मुक्ति मार्ग जाननेवाली व अनेक शास्त्रों के अर्थ 
में चतुरा होती है । अध्यायोक्त फल जन्म के समय में, विवाह में, प्रश्‍नादि में, वरण समय 
में, विचार करना चाहिये, तथा स्त्री के पति में भी फल घटित होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'जीवारास्फुजिदैन्दवेषु बलिष्‌ प्राग्लग्नराशौ समे । 
विख्याता भुवि नैकशास्त्रनिपुणा स्त्री ब्रह्मवादिन्यपि ॥ ( २४ अ० १५ इलोक ) 
उद्वाहे वरण विधौ प्रदानकाले चिन्तायामपि सकलं विधेयमेतत्‌' 
( २४ अ० १६ श्लोक ) ॥ ३१-३२ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां स्त्रीजातकफलो नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 11 


षट चत्वारिशोऽध्यायः । 


अष्टमभावस्थितिवश मृत्यु ज्ञान 
झिखिजलशास्त्रज्वरजस्त्वामयतृट क्षुत्कृतो भवेन्मृत्य॒ः 
सूर्या दिभिनिधनग: परदेशे पथि स्वके चराद्य॑श्रच ॥ १॥ 
यो बल्युक्तो निधनं पश्यति तद्धातुकोपजो मृत्युः । 
तत्संथुक्तभगात्रे बहुभिबेलिभिबंहुप्रकारः स्यात्‌ ॥ २॥ 


यदि जन्म के समय में अष्टम भाव में सूर्य हो तो जातक की मृत्यु अग्नि से होती है । 
यदि अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो जल से, भौम हो तो शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से; 


१ प्रब्रज्य मावमे ग्रहसंभवे नैव नोप्नाति । 





षटचत्वारिश अध्याय ४४१ 


गुरु हो तो आँव रोग से, शुक्र हो तो प्यास से, शनि हो तो भुख से जालक की मृत्यु 
होती है । 

यदि अष्टम माव में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो अपने घर में, 
द्विस्त्रभाव राशि हो तो मागं में जातक की मृत्यु होती है । 

यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो जो बलवान्‌ ग्रह अष्टम भाव को देखता 
हो उसी ग्रह के धातु कोप से जातक का मरण होता है, अर्थात्‌ यदि बली सूर्य से 
अष्टम भाव दृष्ट हो तो पित्त के प्रकोप से, बली चन्द्रमा से दृष्ट अष्टम भाव हो तो 
वायु वा कफ के प्रकोप से, वली भौम से इष्ट हो तो पित्त प्रकोप से, इसी प्रकार 
अन्य ग्रहों के धातु प्रकोप से मरण होता है । 

अन्य ग्रहों के धातु यथा बुध कफ, पित्त, वायु, गुरु के वात, शनि के वात 
धातु वणित है । जो राशि अष्टम भाव में हो वह राशि कालाङ्ग के अनुसार जिस 
शरीर स्थान में हो उसी स्थान में उक्त धातु विकार से मरण होता है। यदि बली 
अधिक ग्रहों से दृष्ट अष्टम भाव हो तो अनेक प्रकार के प्रकोप से जातक क! निर्याण 
होता है ॥ १-२ ॥ 

वृहज्जातक में कहा है--“मृत्युमू त्युगुहे क्षणेव बळलिभिस्तद्धातुकोपोद्भ वस्तत्संयु- 
क्तमगात्रजो बहुभवो वीर्यान्वितैभु रिभिः। अग्न्यंब्वायुधजो ज्वरामयङ्गतस्तृटक्षृत्कृत- 
₹चाष्टमे, सूर्या्यैनिधने चरादिषु परस्वाध्वप्रदेशेष्विति’ (२५ २० १ श्लोक) ॥१-२॥ 


पर्वत, पत्थर च कूपादि पतन से मत्यु ज्ञान 


सुर्याद्भारकयोः खबन्धुगतयोः रलाग्रपातो-द्भवो 
मृत्युभ्‌ तनयेन्दुभानुतनयेः कूपे खसक्षाम्बुगेः । 
पापालोकितयोहिमोष्णकरयोः कन्यास्थयोबं न्धतो 


लग्ने सूयंशदाङ्कयोस्तिमियुगे तोये सदा "मज्जतः ॥ ३ ॥ 
यदि जन्म के समय में सूर्य व भौम, चतुर्थं व दशम भाव में हों अर्थात्‌ १ चतुर्थं 
द्या "मर में हो तो जातक का पर्वत से गिरकर या पत्थर पर गिरकर मरण 
ता है! 
यदि भोम, चन्द्रमा, शनि, दशम, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों तो कुएं ( कूप) में 
गिरकर जातक की मृत्यु होती है । 
यदि कन्या राशिस्थ सूर्य व चन्द्रमा पाप ग्रह से दृष्ट हों तो जातक की मृत्यु 
बन्धन ( जेल ) से होती है । 
- यदि मीन लग्नस्थ सूर्य, चन्द्रमा हों तो जल में डूब कर जातक की मृत्यु होती 
॥ ३ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है--'शं लाग्राभिहतस्य सूर्यकुजयोमृ त्युः खबन्धुस्थयोः कूपे मन्द 
शशांक भु मितनयेवेन्ध्वस्तकर्मस्थितँः। कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकरयो: पापग्रहैट ष्टयोः, 
स्यातां यद्य्‌ भयोदयेऽर्कशशिनौ तोये सदा मज्जितः' ( २५ अ० २ इलोक ) ॥ ३॥ 


१ यदा । २ मज्जति । 


४४२ सारावलो 


जलोदर रोग व अरिन से मृत्यु योग ज्ञान 
काकिणि सन्दे सकरे चन्द्रे सृत्यु'जंलोदरकृत: स्यात्‌ । 
सपापान्तःस्थे चन्द्रे कुजभवने शास्त्रवह्विभवः ॥ ४॥ 
यदि जन्म के समय में ककं राशि में शनि व मकर राशि में चन्द्रमा होतो जातक 
की मृत्यु जलोदर रोग से होती है। यदि रो पाप ग्रहों के मध्य में चन्द्रमा भौम की 
राशि ( १, ८ ) में स्थित हो तो जातक की मृत्यु दारा वा अग्नि से होती है॥ ४॥ 
बृहज्जातक में कहा है-'मन्दे ककं टगे जलोदरद्व्तो मृत्यमृ गाडू मृगे शास्त्रीर्नि- 
प्रभवः शदिन्यशुभयोर्मध्ये कुजक्षें स्थिते’ ( २५ अ० ३ श्लोक ) ॥ ४॥। 
रक्तजन्य रोग, शस्त्र न सूखा रोग से मृत्यु ज्ञान 
कन्यायां पशिनीशत्रुः पापमध्यगतः असदा । 
रक्तोत्यशोषजं मृत्यु करोति ध्रवमेब हि॥५॥ 
यदि जन्म के समय में कन्याराशिस्थ चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य में होतो 
जातक की मृत्यु रक्त ( खून ) दोष से वा सूखा रोग से होती है ॥ ५॥। 
बृहज्जातक में कहा है--'कन्यायां रुधिरोत्थशोषजनितस्तद्वत्स्थिते शीतगो' 
( २५ अ० ३ इलोक ) |! ५ ॥ 
फाँसी लगकर वा अग्नि या कूदने से मृत्युयोग ज्ञान 
सोरक्षे शुभयोमध्ये प्शाशो रज्ज्दग्निपातजस्‌ । 
कुर्यान्मृत्यु न सन्देहश्चाणक्यबजनं तथा ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म के समय में शनि राशिस्थ ( मकर, कुम्भ ) चन्द्रमा दो शुभ ग्रहों के 
बीच में हो तो जातक गले में रस्सी वाँधकर अर्थात्‌ फांसी लगाकर या अग्नि से या 
कूद कर मरता है, इसमें सन्देह नहीं है ऐसा चाणक्य का कथन है 1 ६॥। 
बृहज्जातक में कहा है-'सौरक्षे यदि तद्वदेव हिमगी रज्ज्वग्निपातै: कृत: 
( २५ अ० ३ श्लोक ) ॥ ६ ॥। 
तथा जातकाभरण में भी-'शुभान्तरे शीतकरेऽष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन' 
( नि० २२ इलोक ) ॥ ६॥ 
प्रकारान्तर से मृत्यु ज्ञान 
नवमसुतयो रशुसयोः पापग्रहदृष्टयोभवेन्मृत्युः । 
द्रेककाणे: पादाभुजगनिगडरिछबेञ्यवा गुप्त्याम्‌ ॥ ७॥ 
यदि जन्म के समय में नवम व पञ्चम भाव में पाप ग्रह, पापग्रह से हृष्ट हो तो 
जातक फाँसी लगाकर या अग्नि से या उच्च स्थान से कूदकर मर जाता है । 
यदि अष्टम भाव में पाश या निगड या भुजग द्रेष्काण हो तो जातक फाँसी लगा 
कर या बन्धन से वा जेल से मरता है ॥ ७॥ 


१ दरोदर । २ पापांशस्थे । ३ स्तदा । ४ रज्वग्न्युत्पातजं शशी । 











९० पुरक रे 


कि ति | 
Brit bs १" 


षट्चत्वारिदा अध्याय ४४३ 


वृ० जा० में कहा है--'बन्धाद्धीनवमस्थयोरशुभयोः सोम्यग्रहादष्टयोद्रॅक्काणेदच 
सपाइासर्पनिगडैडिछद्रस्थितैवेन्धतः' ( २५ अ० ४ इलोक ) ॥ ७ ॥ 

एवं जा० भ० में भी-'पापेक्षितो पापखगो त्रिकोणे यद्वाष्टमे बन्धभुजङ्गपाशात्‌ । 
ट॒क्काणकाः स्युर्जनने हि यस्य कारागुहे स्यान्मरणं हि तस्य' (नि० अ० २३ इलोक) 11७1 





स्त्री हेतु से मरण ज्ञान 
भीनोदये दिनकरे शशिनि सपापेऽस्तगे सिते मेषे । 
सञ्रीहेठुकं हि मरणं स्वमन्दिरे स्थाद्वदन्त्पेके ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म के समय में मीन लग्न में सूर्यं हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त होकर 
“स्तम भाव में व शुक्र मेष राशि में हो तो जातक स्त्री के हेतु अपने घर में मरता है। 
यह मत किसी-किसी का है॥ ८ ॥ , 
वृ० जा० में कहा है--'कन्यायामशुभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे, सूये लग्न- 
गते च विद्धि मरणं स्त्रीहेतुकं मन्दिरे ( २५ अ० ४ इलोक ) ॥ ८ ॥ 


तथा जा० भ० में भी--मीनोदयेऽकऽस्तगते मृगाङ्क सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे । 
भार्याङ्कतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः' 
( २५ अ० २४ शलोक ) ॥ ८ ॥ 
दिशेष--प्रकाशित पुस्तकों में 'मीनोदये दिनकरे चन्द्रे पापान्वितेऽस्तगे मेषे” 
यह पाठ प्रामादिक उपलब्ध होता है । यहां जो पाठ दिया गया है वह सं वि० वि० 
की मातृका में प्राप्त है, तथा इस प्राप्तांश का ही ग्रन्थान्तर से सामञ्जस्य होता है ॥८॥ 


शूल रोग से सरण ज्ञान 


रुधिरे *सुखेऽथवाक वियति यमे २क्षीणचन्द्रसंयुक्तः । 
पापे खिकोणळग्ने शार्घ्रोतस्य निदिरेन्मरणस्‌ ॥ &॥ 
यदि जन्म के समय में चतुर्थं भाव में भौम वा सूर्यं हो तथा दशम भाव में शनि, 
क्षीण चन्द्रमा से युक्त व पापग्रह पञ्चम नवम लग्न में हो तो जातक का शूळ रोग 
से मरण होता है ॥ ९ ॥। 
वृ> जा० में कहा है--शुलोद्धिन्नतनु: सुखेऽवनिसुते सूर्येऽपि वा खे यमे, स 
प्रक्षीण-हिमांशुभिश्च युगपत्‌ पापेस्त्रिकोणाद्यगैः' ( २५ अ० ५ इलो० ) ॥ ८ ॥ 
तथा जा० भ० में भी--'क्षीणेस्दुमन्दी गगने चतुर्थं दिनाधिराजोऽवनिजाऽथवा 
स्यात्‌ । मूतित्रिकोणोपगताः खलाख्याः शूलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति ( नि० अ० २५ 
दलो०)) ॥ ८ ॥ 


१ सुते 1 २ युक्त । 





“४४४ सारावली 


काष्ठ के आघात से सत्यु योग ज्ञान 
हिबुकेऽक वियति कुजे क्षीणेन्दुयुतेडकजेन संदष्ट । 
काष्ठ नाभिहतः सन्स्रिपते जातो न सन्देहः ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य हो व दशम भाव में भौम, क्षीण 
चन्द्रमा से युत एवं शनि से दृष्ट हो तो जातक का काष्ठ के आघात से मरण होता है, 
-सन्देह नहीं हे ॥ ६० ॥ 
बृ० जा० में कहा है--बन्धुस्थे च रवी वियत्यवनिजे क्षीणेन्दुसंवीक्षिते काष्ठेनाभि- 
हतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजेनेक्षिते! ( २५ अ० ५ इलो० ) ।! १० ॥ 
तथा जा० भ० में भो-'मेष्रणस्थे धरणीतनजे दिवामणौ भूतलभावसंस्थे | क्षीणेन्दु- 
मन्दप्रविलोक्यमाने काष्ठाभिघातेन वदन्ति मृत्युम्‌/ ( नि० अ० २६ इलो० ) ॥१०॥ 
लाठी से वा घूस, अग्नि बन्धनादि से मरण ज्ञान 
क्षीणेन्दुभौमरविनन्दनसूरययुक्तः  चिद्रास्पदोदयसुखंलंगुडाहतस्य । 


मृत्युवियश्ञवमळग्नसुतस्थितेस्तंधू माश्विवन्‍धनशरीरनिकुट्ट्न: स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा, भोम, शनि, सूर्य, अष्टम, दशम, लग्न व 
चतुर्थ भाव में स्थित हों तो जातक का मरण लाठी के प्रहार से होता हे । 
यदि क्षीण चन्द्रमा, भौम, शनि, सूर्य ये ग्रह; दशम, नवम, लग्न व पञ्चम भाव 
में स्थित हों तो जातक का धुआँ वा अग्नि वा बन्धन वा शरीर पर मुष्टिकादि प्रहार 
से मरण होता है ।। ११ ॥ 
बु० जा० में कहा है- 'रन्ध्रास्पदाङ्गहिबुकलंगुडाहताङ्ग: प्रक्षीणचन्द्ररुधिराकि- 
दिनेशयुक्त : । तैरेव कमंनवमोदयपृत्रसंस्थंधू माग्निबन्धनशरी रनिकुट्टनान्त:' ( २५ अ० 
६ इलो० ) ॥ ११॥ 
तथा जा० भ० में भी-<'क्षीणेन्दुभौमाकिदिवाकरे: स्यादायुः खलग्नाम्वुग- 
तंगंदादे: । मृत्युः खपुण्योदयपःच्चमस्थैस्तरेव नानाविधकुट्टनेन' (नि० अ० २७ 
इलो० ) ॥ ११ ॥ 
विशेष--- प्रकाशित पुस्तकों में “क्षीणेन्दुभौम रविचन्द्रजसूर्यपुत्र:' यह पाठ उपलब्ध 
होता है। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वह सं० वि० वि० की मातृका में 
प्राप्त है। इसी पाठ की ग्रन्थान्तर से समानता भी मिलती है । प्रकाशित पुस्तकों में 
जो पाठ है वह प्रामादिक प्रतीत होता है क्योंकि भाव तो चार हैं और ग्रह पाँच हैं 
एवं ग्रन्थान्तर में वुध का नाम वर्णित न होने से असमानता प्राप्त होती है। मनीषी 
'पाठकगण स्वतः इसका क्चिर करने की कृपा करें ॥ ११॥ 
शस्त्र, अग्नि, राजा के प्रकोप से सृत्यु ज्ञान 
हिब्रुकास्तकर्मलहितः कुञभानुशनंश्चरंभेवति मृत्युः । 
१आयधहुतभुग्भूपतिकोपप्र भव: सदा पुंसाम्‌ ॥ १२ ॥ 


१. सायुध । 








IBN 


षटचत्वारिश अध्याय ४४५ 


यदि जन्म के समय में चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में भोम, सूर्य, शनि हों तो 
जातक का शस्त्र, अग्नि वा राजा के प्रकोप से मरण होता है ॥ १२॥ 
वू ० जा० में कहा है--'वन्ध्वस्तक्मंसहितैँः कुजसूर्यमन्दै निर्याणमायुधशिखिक्षिति- 
पालकोपैः' ( २५ अ० ७ इलो० ) ॥ १२ ॥ 
तथा जा० भ० में भी--'भूसुनुसूर्याकंसुता यदि स्युश्च थंजामित्रनभो-: 
गृहस्था: ॥ कुर्वन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम्‌? ( नि० अ० २८. 
इलो ० ) ॥ १२॥ 
कोडा रोग, आदात व सदिरा पान से मरण ज्ञान 
कर्माम्बरुवित्तसंस्थेः कुजेन्दुमन्देः क्षतः क्रिमिक्ृतोऽन्तः । 
खस्येऽक न्टुकुजे वा सुराप्रपान प्रतापकृत: ॥ १३ ॥ 
यदि जन्म के समय में दशम, चतुर्थ, द्वितीय भावों में भौम, चन्द्रमा, शनि हों तो 
जातक का कीड़ा के रोग से वा कीड़ा के आघात से मरण होता है । 
यदि दशम भाव में सूर्य, चन्द्रमा, भोम हों तो जातक का मदिरा पान से मरण, 
होता है ॥ १३ ॥ 
क्षण जा० में कहा है--सौरेन्दुभूमितनये: स्वसुखास्पदर्थेज्ञेयः क्षतकुमिकृतरच-. 
शरीरघातः। ७॥ खस्थेऽकऽवनिजे रसातलगते यानप्रपातादुवधो' ( २५ अ०. 
७-८ ) ॥ १३॥ 
तथा जा० भ० में भी--'कुजेन्दुमन्दाः खजळलद्विसंस्थाः कृमिक्ष तैस्ते मरणं प्रकुर्युः ।' 
मेपुरणस्थै रविभौमसोमैभं वेतप्रवासेऽनलवाहनाद्य:' ( नि० अ० २६ ) ॥ १३ ॥ 
विशेष--सं० वि० वि० मातृका में 'खस्थेऽकऽम्बुनि कुजे' यह पाठ वृहज्जातकः 
के अनुरूप ही प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
यन्त्र पीड़ा से मृत्यु ज्ञान 
सप्तमभवने  भोमे क्षीणेन्दुदिवाकराकिभिर्ळग्ने । 
मरणं जातस्य वदेदन्त्रोत्पीडनमवमवश्यस्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि जन्म के समय में सप्तम भाव में भौम हो व लग्न में क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, शनि: 
हों तो जातक का मरण यन्त्र ( मशीनरी ) की पीड़ा से अवश्य होता है ॥ १४ ॥ 
बु० जा० में कहा है--'यन्त्रोत्पीडनजः कुजे$स्तमयगे सोरेंद्रिनाभ्युद्गमे' ( २५. 
अ० ८ इलोक ) ॥ १४ ॥ 
तथा जा० भ० में भी--क्षीणेन्दुमन्दाकेयुते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते । 
विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितव्यम (नि० अ० ३० इलो०) ॥ १४॥ 
विष्ठा सें मरण योग ज्ञान 
तुळायां रुधिरे याते कुजक्षै भास्करे स्थिते। 
चन्द्रे मन्दशृहं प्रास्त विण्मध्ये सरणं भवेत्‌ ॥ १५॥ 











१ प्रपात । 


"१४४६ सारावलो 


यदि जन्म के समय में तुला राशि में भौम हो व भौम की राशि ( १, ८ ) 
में सूर्य हो एवं शनि की राशि में ( १०, ११ ) में चन्द्रमा दो तो जातक का विष्ठा के 
मध्य में मरण होता है ॥ १५ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'विण्मध्ये रुधिराकिशीतकिरणैरजुकाजसोरक्षेगैः' ( २५ अ० 
-८ इलोक० ) ॥ १५ ॥ 
तथा जा० भ० में भी--“'भौमे तुलायां च यमे च कर्क प्रालेयरशमौ रविजाल- 
यस्थे । विण्मुत्रितासंकुलितप्रदेशेऽवश्यं विनाशं परिवेदितव्य:” ( नि० अ० ३१ 
'इलो ० ) ॥ १५ ॥ 
पुनः विष्ठा सें सरण योग ज्ञान 
गलितेन्द्रक भूपुत्नैगतै'वर्योमास्तबन्धुष्ठु । 
विण्सध्ये तु भवेन्मृत्युः सिद्धसेन: प्रभाषते ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय में क्षीण चन्द्रमा दशम भाव में व सूर्य सप्तम भाव में और 


भोम चतुर्थ भाव में हो तो जातक का विष्टा के मध्य में मरण होता हे! ऐसा सिद्धसेन 
-का कथन हे ॥ १६॥। 


बृ० जा० में कहा है--*यातेर्वा गलितेन्दुसूर्य रुधि रैरव्योमास्तबन्ध्वाह्वयान्‌' ( २५ 
-अ० ८ इलो०) ॥ १६ ॥ 
गुल्मादि रोग से मरण योग ज्ञान 
बलिना कुजेन दृष्ट क्षीणेन्दौ रन्भ्रनेऽकंजे मृत्य: । 
, गुल्मसहावेदनया कुमिदाहायुधकृतो भवति ॥ १७॥ 
यदि जन्म के समय में अष्टम भावस्थ शनि व क्षीण चन्द्रमा, बलवान्‌ भोम से दृष्ट 
हों तो जातक का वायुगोला की वेदना (पीड़ा) से या कीड़ा, अग्नि वा दास्त्र ( आप- 
रेशन ) से मरण होता है ॥ १७ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'वीर्यात्वितवक्रवीक्षिते क्षीणेन्दौ निधनस्थिते$कंजे । गुह्यो- 
ज्ववरोगपीडया मृत्युः स्थात्कृमिरास्त्रदाहजः' / २५ अ० ६ इलो० ) ॥ १७ ॥ 
तथा जा० भ० में भी-- वलोपपन्नावनिसूनुदृष्टे क्षीणे विधौ रम्ध्रगते5कंपुत्रे । 
गुह्मामयाद वा इमिहेतुतों वा भवेदवश्यं मरणं रणाद्‌ वा! (नि० अ० ३३ 
इलो० ) ॥ १७ ॥ 
पक्षियों के झाधात से मृत्यु योग ज्ञान 
रयो सदधिरे चयने निधने रबिसंभचे। 
रसातळस्ये छहिमगो शृत्यः पक्षिकृदो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म के समय में भौम के साथ सूर्य सप्तम भाव में व अष्टम भाव में शनि 
तथा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक का पक्षियों के आघात से मरण होता 
है ॥ १८ ॥ 


१ व्योमष्टनवववन्यूषु, व्योमाष्टबन्धुयु । 


0 के कै 4 
Se SS ST «330७७ SY ७ ९७ 





षट्चत्वारिश अध्याय ४४७ 


वृ० जा० में कहा है--अस्ते रवौ सरुधिरे निधनेऽकंपुत्रे क्षीणे रसातलगते हिमगौ 
खगान्तः ( २५ अ० १० इलो० ) ॥ १८ ॥ 
तथा जा० भ में भी--मित्रे कलत्रोपगते सभोमे मन्देऽष्टमस्थे च विधौ चतुर्थ । 
विहङ्गमश्वापदकारणेन निर्याणमाहुर्मु नयः पुराणाः ( नि० अ० ३४ इलो० ) ॥ १८॥ 
पर्वतादि पतन से मृत्यु योग ज्ञान 
लग्नच्छि'द्रत्रिकोणेषु रव्याराकिनिशाकरेः । 
मृत्युः स्याच्छेरपातेन "शस्रकुड्यादिपातजः ॥ १६ ॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न, अष्टम, पञ्चम, नवम भावों में सूर्य, भौम, दानि; 
चन्द्रमा हों तो जातक का पर्वत से गिर कर, शस्त्र से या भीत ( दीवार ) आदि 
उच्च स्थान से गिरकर मरण होता है )। १९ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-लग्नात्मजाष्टमतपस्विनभौममन्दचन्द्रैस्तु शैलशिखराश- 
'निकुड्यपातैः ( २५ अ० १० इलो० ) ॥ १४॥। 
तथा जा० भ० में भी--रुग्नाष्टमत्रिकोणेषु भानुभौमाकंजेन्दुभिः । पावंतीयो 
भवेन्मृत्युभित्तिपातभवोऽथवा ( नि० अ० ३५ इलो० ) ॥ १६ ॥ 


सृत्युस्थान का ज्ञान 
उदयनवांशाधिपतेः समानभूमो वदन्ति थवनेन्द्राः । 
ग्रहयोगेक्षणकाद्यः परिकल्प्यं चान्यदपि . तज्ज्ञः ॥ २० ॥ 
उदितांशसमो मोहः स्वेशेन निरीक्षिते द्विगुणित: स्यात्‌ । 
त्रिगुण: शुभेश्च द्र समस्तमुनयो व्यवस्यन्ति ॥ २१ | 
जन्मकालीन लग्न में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो स्वामी ग्रह हो 
उसका जो स्थान हो उस स्थान के समान भुमि में जातक का मरण होता है, और भी 
ग्रहों के योग व दृष्टि के अनुसार फल जानना चाहिए ऐसा यवनाचार्यो का कथन है । 
जन्म लग्न के जितने नवांश भुक्त हों उतने समय के समान मरण समय में मोह (वेहोशी) 
होता है। यदि उस नवांश पर उसके स्वामी की दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित, और 
शुभग्रहों की दृष्टि हो तो त्रिगुणित काल समान मरण समय में मोह जातक को होता 
है ! ऐसा समस्त मुनि लोग कहते हैं ॥ २०-२१ 1! 
वृ० जा० में कहा है--हो रानवांशकपयुक्तसमानभूमो योगेक्षणादिभिरतः परिकल्प- 
मेततु । मोहस्तु मृत्युसमयेऽनुदितांरातुल्यः स्वेशेक्षिते द्विगुणितस्त्रिगुण: शुभैरच ( २५ अ० 
१२ इलो ० ) ॥ २०-२१ ॥ 
सरण कारण योग ज्ञान 
उदयादइद्राविशतिमद्रेककाणो भवति कारणं मृत्योः । 
इतस्याधिपतिभवो वा निर्याणं सुचधेत्स्वगुणः ॥ २२॥ 





१ मित्र । २ वक्र । ३ शेषेण । ४ अधिपोद्भवो । 


४४८ सारावली 


लग्नस्थ द्रेष्काण से २२ वाँ द्रेष्काण मृत्यु का कारण होता है अर्थात्‌ लग्नगत प्रथम 
द्रेष्काण हो तो अष्टमभाव का प्रथम द्रेष्काण, यदि लग्नगत द्वितीय द्रेष्काण होतो 
अष्टमस्थ द्वितीय द्रे ष्काण, यदि लग्नगत तृतीय द्रेष्काण, हो तो अष्टमभावस्थित तृतीय 


द्रेष्काण मृत्यु का कारण होता है « अथवा २२ वें द्रेष्काण का स्वामी अपने उक्त दोषों 
से जातक का मरण करता है ॥ २२ ॥। 


वृ० जा० में कहा है--द्वाविश: कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः । 
तस्याधिपतिर्भेवोऽपि वा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ( २५ अ० ११ इलो० ) ॥ २२ ॥ 
सेषस्थ प्रथम द्रेष्काण का फल 
'मेषाय द्रेककाणे कूरग्रहवीक्षिति च संयक्त । 
अम्व्वहिविषपित्तकृतं मरणं नृणां समादेशयस्‌ ॥ २३॥ 
थदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तथा पापग्रह 
से हृष्ट वा युक्त हो तो जातक का जळ, सर्प, विष ( जहर ) वा पित्त के प्रकोप से 
सरण होता हे ॥। २३ ॥ 
मेषस्थ द्वितीय व तृतीय द्रेष्काण का फल 
विद्यादृद्वितीयभागे मरणं जलकृमिहिमारण्य: । 
एवं तृतीयभागे तटाककूपप्रपाताद्वा ॥ २४ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मेष राशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक 
की जल या कीड़ा या पाला या जङ्गली जन्तुओं से मृत्यु होती है । 
यदि मेषस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की तालाब या कुएं में गिर कर मृत्यु 
होती है ॥ २४॥ 
जा० भ० में कहा है--'मेषे द्वितीये जळजो वनान्ते तृतीयके कूपतडागजातः' (नि०- 
अ० ८ इलो०) ॥ २४॥ 
वृषस्थ प्रथम व द्वितीय द्रेष्काण का फल 
करभश्वखरोष्ट्र भ्यो मृत्यज्ञेयो वृषस्याद्य । 
पित्ताग्निवातचो राद्ढिती यभागे वृषस्येव ॥ २५॥ 
यदि कुण्डली में २२ वां द्रेष्काण, वृष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
ऊंट या ऊंट के बच्चे से वा घोडे वा गधा से मृत्यु होती है । 
यदि वृषस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की पित्त, . अग्नि, वायु वा चोर से 
मृत्यु होती है ॥ २५॥ 
जा० भ० में कहा है--'वृषस्य पूर्व त्रिलवे खराइवक्रमेलकादि प्रभवो हि मृत्युः १ 
द्वितीयके पित्तहुताशचौरैः' ( नि० अ० ८ दलो० ) ॥ २५॥ 
युबस्थ तृतीय द्रेष्काण का फल 
विद्यात्ततीयभागे यानासनवाजिपातङ्कतस्‌ । 
पुंसां भवति हि मरणं रणशिरसि महाराकहृतमेव ॥ २६॥ 


१. हो० र० ७ अ० १८६ १०। 





२९ षट्चत्वारिक्ष अध्याय ४४९ 


यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण वृष राशि का तृतीय द्रेप्काण हो तो जातक की 
सवारी के स्थान से या घोडे से गिरकर या युद्ध में मस्तक पर बड़े शस्त्र के प्रहार से 
मृत्यु होती है ॥ २ 

जा० भ० में कहा हे--'उच्चस्थलाइवादिभवस्तृतीये। (नि० अ० ८३ हलो०)॥॥२६॥ 


सिथन राशिस्थ प्रथन व द्वितीय द्रेष्काण का फल 
आद्य मिअुनत्र्वंशे कासदवासोऱधवो भवति । 
सुत्युपाहपाददाद्याइद्ितीयभागे च  संनिपातादहा ॥ २७ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वां द्रेष्काण, मिथुन राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की खाँसी या श्वास की वीमारी से मृत्यु होती हे । 
यदि मिथुनस्थ द्वितीय द्र प्क्राण हो तो जातक की भैसा या विष ( जहर ) से या 
सन्निपात रोम से मुत्यु होती है ॥ २७ ॥ 
जा० भ० में कहा है--आद्ये हृक्काणे मिथुने च बातद्वासे द्वितीये मिथुने त्रिदोपै:' 
( नि० अ० ९ इलो० ) ! २७॥। 
सिथुन राशिस्थ तृतीय ब्र प्काण का फ 
वनवा सिचदुरच रणात्पर्वंतपः तनादगजात्तथा3रण्यात्‌ । 
भवति हि वृत्यः ्युसाभन्ते भागे तु जुतुरस्य ॥ २८ ॥ 
यदि कुण्डली मे २२ वाँ द्रेष्काण, मिथुन राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक 
की वनवासियों से या चतुष्पदों (जानवरों) से या पहाड़ से गिरकर या जङ्गली हाथियों 
से मृत्यु होती है ॥ २८॥ 
जा० भ० में कहा है--“गजादितो पर्वंतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनान्तहक्के' 
( नि० अ० १० इलो० )॥ २८ ॥ 
कळे राशिस्थ प्रथम द्रेष्काण का फल 
ग्राहेण सद्यपानात्कण्टकंदोबेण वा तथा स्वप्नात्‌ । 
भवति हि कर्केटकाद्य मृत्यन णां तृतीयनागे तु ॥ २६॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रष्काण, कके राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
मगर से या शराब पीने से या काँटे से या स्वप्न दोष से मृत्यु होती है ।' २९॥। 
जा० भ० में कहा है--'अपेयपानादपि कण्टकाच्च स्वप्नाच्च ककंप्रथमे हकाणे' । 
( नि० अ० १० इलो० ) ॥२९॥ 
कक राशिस्थ द्वितीय तृतीय द्रेष्काण का फल 
अभि"घाताद्विदपानान्सव्ये शपंशे भयं समादिष्टम्‌ । 
६विहगभ्रमेहगल्मा*सुक्तन्द्रोदोषेण च तथान्त्ये ॥ ३०॥ 





१ मृत्युविषवुकमहिषा । २ नागादगणा ! ३ रण्य: । ४ सन्त्ये ! ५ अभिशापा ! 
६ प्लीह । ७ ल्मस्त्रंसनदोपेण च तथात्त्ये । 


४५० सारावला 


यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कर्कराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक को 
आघात से या शाप से या विष पान से मृत्यु का भय होता है । 
यदि ककं राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की पक्षी से वा प्लीहा रोग से 
या प्रमेह से या गुल्म रोग ( गोला रोग ) से या रक्त विकार से या तन्द्रा के दोष से 
मृत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
जा० भ० में कहा है--'विषादिदोषादतिसारतो वा कर्कस्य मध्यत्रिलवे मृतिः 
स्यात्‌ । महाभ्रमप्छीहकगुल्मदोषे: कर्काशदृवके निधनं निरुक्तम्‌’ ( नि० अ० ११ 
इलो० ) ॥ ३० ॥ 
सिहराशिस्थ प्रथम, द्वितीय व तृतीय द्रेष्काण का फल 
सलिलविषवादरोगात्सिहाच ध्यंशके भवेत्पु'साम्‌ । 
मध्पे तृतीयभागे जलासयक्कतो वनोद्देशे ॥ ३१ ॥ 
वि३शह्त्रणोगदोषंरभिशापादा तथा च पाताद्ठा। 
अन्त्ये सिहत्र्यंशो भवति हि मृत्यनं सन्देहः ॥ ३२॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, सिंह राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की जल से या विष से या पैर के रोग से मृत्यु होती है । 
यदि सिंह राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की जलोदर रोग से वन के 
उद्देश में मृत्यु होती है । 
यदि सिंह राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की विष से या इझास्त्र से या 
अभिशाप से या पतन से मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३१-३२ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'विषाम्बुरोगैः इवसनाम्बुरोगैरपानपीड़ा विपशस्त्रकैश्च । 
क्रमेण सिंहस्थहृकाणकेषु नूनं मुनीन्द्रर्मरणं प्रदिष्टम्‌’ (नि० अ० १२ इलोक) ॥३१-३२॥ 
कन्या राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्य कन्यात्र्यंशे सस्तकरोगात्तथानि^ळान्मृत्युः । 
व्याळगिरिदुर्ग'वनजो मध्ये सूपात्मजादथवा ॥ ३३॥ 
कर अख रशस्त्रतोयादतिखातात्स्त्रीकृतान्नपानादा 
अन्त्ये कन्यात्र्यंशो न॒ुणां सत्यः सदा इष्ट: ॥ ३४॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रे प्काण, कन्या राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की मस्तक रोग से वा अग्नि से मृत्यु होती है !। 
यदि कन्या राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की सर्प सेया पर्वत से या 
किले से गिरकर वा राजपृत्र से मृत्यु होती है । 
यदि कन्या राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक की ऊंट के वच्चे से 
या गधा से या शस्त्र से या जल से या गढ्ढे में गिरकर या स्त्री-कृत, अन्न, पान से 
मृत्यु होती हे ॥ ३३-३४॥ 





१ शवसन । २ न्मृत्युः । ३ ऽनलात्‌ । ४ वनदुर्गवक्षो । 








VS TS 


Kes 4006? 


"RIN 


# § RA SY SN k > गा il Fy 


षट्चत्वारिश अध्याय ४५१ 


जा० भ० में कहा है--'कन्याद्यृक्केऽनिलमौछिरुग्जो दुर्गाद्रिपाताच्च नृपैद्धितीये । 
खरोष्ट्रशस्त्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये' (नि०अ० १३ इलोक) ॥३३-३४1॥ 
तुला राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्य वणिक्त्रिभागे युवति'चतुष्पान्मिपातदोषेण । 
मध्ये तु जठररोगरन्त्ये व्यालाम्बरुजातेभ्य: ॥ ३५ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, तुला राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की स्त्री स था चतुप्पद ( जानवर ) से या गिरकर मृत्यु होती है । 
यदि तुला राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक की पेट के रोग से, यदि 
तुला राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो सर्प या जलजीव से मृत्यु होती है ॥ ३५ ॥ 
जा० भ० में कहा हे--'तुला हक्काणे प्रथमे निपातात्कलत्रतो वा पशुतोऽपि मृत्यु: । 
नुनं द्वितीये जठरामर्यरच व्यालाज्जलाच्चापि भवेतृतृतीये” (नि० अ० १४ इलोक) ॥३५॥। 
“बृश्चिक राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
आद्य ऽलिनस्त्रिभागे विषशस्त्रस्त्री कृतान्नपानभवः । 
सध्ये तु वस्त्रभारत्न सनरोगर्भवति मृत्यु: ॥ ३६॥ 
अन्त्ये तृतीयभागे लो्टकपाषाण'जनितवेदनया । 
भवति हि मरणं ह्यथवा नणां जङ्घास्थिभङ्गक्तस्‌ ॥ ३७॥। 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रे प्काण, वृश्चिक राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
की विष से या शस्त्र से या स्त्री द्वारा अन्न-पान से मृत्यु होती हे । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो वस्त्र के भार से या कम्प रोग से 
क्रमशः क्षीण होकर मृत्यु होती है । 
यदि वृश्चिक राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक को लोहा व पत्थर के आघात 
की पीड़ा से अथवा जाँघ की हट्टी टूटने से मृत्यु होती है ।। ३६-३७ ॥ 
जा० भ० में कहा है--'पूर्वे दुकाणे खळ वृश्चिकस्य मृत्युविषान्नास्त्रभवोऽवगम्यः । 
भारश्रमाद्वा कटिवस्तिरोगैर्भवेद्‌ द्वितीये त्रिळवे तु मार्गे । जद्धास्थिभद्धारमकलोष्टकाष्ठे- 
भवेतुतृतीये त्रिलवेऽलिराशौ' ( नि० अ० १५ इलोक ) ॥ ३६-३७ ।, 
धनु राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण का फल 
चापस्याद्य यंशं गुदानिरूसमुजू वविधिरोगे: । 
मव्ये विषगुरुदोषेरनिलकुतर्दा भनेन्मृत्युः ॥ ३८ ॥ 
अन्त्ये तृतीयभागे जळमष्ये तत्समुत्थितैर्वाऽपि। 
सृत्यून णां द्ष्टो जठरामयदोषसंसतः ॥ ३६ ।। 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, धनु राशिका प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
गुदा वा वायु रोग से वा अनेक रोगों से, यदि धनु राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो 


१ चतुष्पदनिपान । २ रसा । ३ घातेन । 


४५२ सारावली 


विष से या गुरु दोष से वा वायु रोग से, यदि धनु राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो जड़ 
में डूब कर या जल जीवों से या उदर रोग से मृत्यु होती है ॥ ३८-३६ ॥ 

जा० भ० में कहा हे--आद्च इकाणे धनुषो मृतिः स्यादू गुदामयेश्‍चा पि मरु- 
द्विकारै: । विदाहतो वा विपतः शराद्वा नाशो हकाणे धनुषो ट्वितीये । भवेज्‌ जळाद्‌ वा 
जल्चारिणो वा क्रीडामयाद्‌ वा धनुपस्तृतीये (नि० अ० १०३ १९ इलो ०) ॥ ३८-३६ ॥! 


र 'राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तत्ोय द्रेष्काण का फल 


LS oie ho] ट 

अक रादा ह्र बकरण पहिसाव्याध्रकारणान्मत्य: । 
lo ~ TT । । ह आ 

छड नचाशाटथवघा ज्ळ्चरसस्दाइयक्नराक्ल्पाद्‌ ।। ४० ॥ 
Sse + ~ >. +क ० ~ = == ० जै 

«हुन सनत” ९२ ज्वर रादसातुय दनान्लच्य 1 


स्त्रीणां सृत्यः सदा इष्ट: ॥ ४१ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ बाँ द्रेष्काण, मकर राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
राजा से या हिस। ( कत्छ ) से या सिंह से वा जाँघ टूटने से या जलचर जीव से, या 
विष से या घोड़ा या सर्प से, यदि मकर राशिस्थ द्वितीय द्रेप्काण हो तो अग्नि से या 
शस्त्र से या चोर से या ज्वर रोग से वा मनुष्येतर से वा विभेदन से, यदि मकर 
राशिस्थ तृतीय द्रेष्काण हो तो स्त्री के कारण मृत्यु होती है ॥ ४०-४१ ॥ 
जा० भ० में कहा है--पुव हकाणे मकरस्य सिंहाद व्याश्राद्‌ वराह्मद्वकतो द्वितीये। 
पादेभु जद्ध रच तथा तृतीये चोराग्निशस्त्रज्बरतो हि मृत्यु: ॥॥ ( नि० अ० १८ इलो० ) 
i! ४०-४१ ॥ 
कुम्भराशिस्थ प्रथम, वितीय, ततीय द्रेष्काण का फल 
कुम्भे प्रथमत्र्यंशा स्त्रीभ्यस्तोयंस्तथा जठररोगेः 


ज्ञेयो भृत्युन णां पर्वतगहनाद्विषादेर्वा ॥ ४२ ॥ 
सध्ये स्त्रीकृतडुःखंगु ह्यज रोगभंवति मृत्यु: । 
अन्त्ये मिथुनचतुष्पदमुखरोगळुतभंवेत्पु साब्‌ ॥ ४३ ॥ 


यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, कुम्भराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 

स्त्री से या जल से या उदर रोग से वा पर्वत, वन में सिंहादि से, यदि कुम्भ राशिस्थ 
द्वितीय द्रेष्काण हो तो स्त्री द्वारा किये हुए दुःखों से वा गुप्तरोगों से, यदि कुम्भराशिस्थ _ 
तृतीय द्रेष्काण हो तो मैथुन से या पशुओं से या मुख रोग से मृत्यु होती है ॥४२-४३॥ 
जा० भ० में कहा है--कुम्भस्य पूर्वे त्रिलवे तु पत्नीसुतादरव्याधिकृतो द्वितीये । 
गुह्यामयात्पर्वंतपातनाद्वा विषात्तृतीये मुखरुक्‌पशुभ्यः (नि० अ० १८६ इलो ०) ॥४१-४३ 1 
मीनराशिस्थ प्रथम, द्वितीय, ततीय हे ष्काण का फल 





अंशे मीनयुगाद्य गल्मग्रहजीप्रमेहयवतीभ्यः । 
जङ्घाजठरअ*रो गेगंजग्रहद्धतंः समादिदःन्मत्युसु ॥ ४४॥। 








> —— - 


१ लजै। 


घदचत्वारिश अध्याय ४५३ 


नोभेदाञ्जलमध्ये झषे हगाणद्वितीयजातानासु । 
अन्त्ये भवति हि सरणं कुत्सितरोगन सन्देहः ॥ ४५ ॥ 
यदि कुण्डली में २२ वाँ द्रेष्काण, मीनराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक की 
गुल्म व संग्रहणी वा प्रमेह रोग से या स्त्री से, या जंघा या उदर रोग से या हाथी 
से, यदि मीन राशिस्थ द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल में नौका के डूबने से, यदि 
मीन राशिस्थ तृतीय द्वेष्काण हो तो निन्दित रोगों से मृत्यु होती है । इसमें सन्देह 
नहीं हे ॥ ४४--४५ ॥। 
जा० भ० में कहा है-मीनाद्यदृक्के ग्रहणीप्रमेहगुल्माङ्गनाभ्यश्च भवेद्‌ द्वितीये । 
जलोदराच श्र गलग्रहैर्वा जलस्य मध्येऽपि च नौप्रभेदात्‌ । प्रान्त्ये काणे पृथ्रोमसॅस्थे 
मृत्यु: कुरोगैः परिवेदितव्यः ( नि० अ० २०-२०३ इलो० ) ॥ ४४-४५ ॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां निर्याणफलं नाम पट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥। 


सपचलारिशोडध्याय: । 
नष्ट्जातकाध्याःय का कथन 
जन्मविधावज्ञाते *प्रश्‍नोत्यविल्ग्नतो भवेत्स्पष्टय्‌ । 
जन्मसमयो*  नराणासतिप्रयत्नेन उसंचिन्त्य: ॥ १ ॥ 
दशविधरेचिह्ैज्ञात्वा जात॑ पुरुषं प्रसाधयेल्लग्नन्‌ । 
अत एंव प्रबधतरं तानि समस्तान्यहं वक्ष्ये ॥ २ ॥ 
जिस पुरुष ( जातक ) का जन्म समय वा गर्भाधान काल अज्ञात हो तो प्रश्‍नलग्त 
से आगे कहे हुए प्रकार से अधिक प्रयत्न पुर्वक अर्थात्‌ सावधानी से उनके जन्म समय 
का ज्ञान करना चाहिये । पैदा हुए पुरुष को दस प्रकार से जानकर प्रथम लग्न का 
निर्णय करना चाहिये । इसलिये प्रथम मैं उन्हीं दस भेदों को कहता हूँ ॥ १-२ ॥। 
विशेष--आगे दस भेदों में से एक लग्न के भेद का वर्णन ग्रन्थकार कर रहा है, 
अर्थात्‌ १२ लग्नो में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव और स्वरूप के जो चिह्न होते 
है उनका प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन है। इसी प्रकार के आधार पर लग्न का निर्णय करना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 
मेष लग्न में जन्म लेनेयाले के स्वभावादि का ज्ञान 
सेषबिळग्ने जातः प्रचण्डरोबो विदेशगमनरत: । 
लुब्धः कृुशीऽल्पसोख्यः सेथ्यं: स्खलिवाभिधायी च॥३॥ 
पित्ता'निलोएरोगंरभितहतनुः क्रियापटुर्भार: । 
सेवाशिधर्मपरश्चलोऽल्पमेधाः प्रार्थना'शक्षर: ॥ ४ ॥ 





१ श्रनोश्थ । २ सममे । ३ संचिन्त्य । ४ विधि । ५ पित्तानिलोष्ण । ६ रत: । 


४५४ सारावली 


भोक्ता ख्यातः छुनखो अतृविहीनस्तथा पितृत्यक्तः । 

शीघ्रगतिमंन्दसुतो विविधा थयुतः सुशीलश्च ॥५॥ 

कुऊुलोद्रातां 'विशोलां २स्वजनेऽपि च निघु णां {ख्यं रभते । 

अपछृष्टो दयतो रूप: कुधर्ससं बाधिता ्थश््च ॥ ६॥ 

जिस का मेष लग्न में जन्म होता है वह जातक--अधिक क्रोधी, विदेश व | 
जाने में लीन, लोभी, दुर्बल, अल्पसुखी, ईर्प्यालु, रुक-एक के बोलनेवाला अर्थात्‌ 
हकला, पित्त वात व ओछ ( अधर ) वा गर्मी के रोग से पीडित शरीरधारी, कार्य- 
कुशल, डरपोक, बकरा या भेड़ा की आँख के समान नेत्रवाला, धर्मात्मा, चच्चछ, अल्प- 
बुद्धिवाला, दूसरे के धन का नाशक, भोगी, प्रसिद्ध, दूषित नाखून वाला, भाइयों से 
रहित, पिता से त्यक्त, जल्दी-जल्दी चलने वाला, अल्प पुत्रों से युक्त, अनेक प्रकार के 
धन से युत, सुशील, कुत्सित वंश में उत्पन्न व शीलता से रहित, अपने मनुब्यों में भी 
ग्लानि से हीन स्त्री को प्राप्त करने वाला, अनुचित प्रकार से सुखी और कुत्सित धर्म 
( कुकर्म ) से धन की वुद्धि करने वाला होता है ॥ ३-६॥ 
वष लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
वृषभविळग्ने श्रः बलेशासहिष्णुः सुखी रिपुनिहन्ता । 


बाल्ये संचययक्तः पृथुपीनरलाटघोणगण्डो्ः ॥ ७ ॥ 
उद्य क्तक्रस सुभगः पितुर्जनन्या:  सुरामकृद्दाता । 
विविघव्ययोऽतिरोद्रः कफानिलात्मा पिता छुमारीणाघु ॥ ८ ॥ 
स्वजनानमदनपरो धर्म निवृत्तोऽदला प्रियश्चपळः । 
भोजनपाननिगुधनुर्नानाम्बरभूषणेकमतिः ॥॥ ९ ॥। 


जिस का वुष लग्न में जन्म होता है वह जातक--वीर, क्लेश सहने वाला, सुखी 

शत्रुओं का नाशक, वाल्यावस्था में सङ्ग्रही, विस्तृत व स्थूल मस्तक व नासिका व 

कपोल एवं ओष्ट ( अधर ) वाला, कार्यों में उद्यत ( संलग्न ) वा कार्य पालक, 

सौभाग्यवान्‌, पिता तथा माता की आज्ञा का पालक अर्थात्‌ अनुयायी, दानी, भनेक 

व्ययी, अधिक भयानक, कफ तथा वायू प्रकृति वाला, कन्याओं का पिता अर्थात्‌ 

अधिक कन्या सन्तान वाला, अपने मनुष्यों के तिरस्कार करने में तत्पर, अधामिक वा 

धर्मात्मा, स्त्रियों का प्रिय, चचल, खाने पीने का शौकीन व अनेक प्रकार के वस्त्र व 

साभुषणों से युक्त व एक वुद्धिवाला होता है । ७-६ ॥। 

मिथुन लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 

मिथुनविळग्ने जातः प्रियदारो भूषणश्रदानरतिः 

४पुज्यवचः सुवर्चस्वी द्विमातृको रिमुबिनीतः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
गान्धर्वशिल्पकुदाळः श्रुतिशास्त्रार्थप्रहा^स्यकाऽ्यसलिः । 

सौम्योऽथ मण्डनरुचिसंदवश्यः स्यात्सतां सत्यः ॥ ११ ॥ 





१ सुशीलां । २ व्यद्धां स्वजने$घृणां । ३ नियुक्तो । ४ पुज्यतम: । ५ भास्य । 





सप्तचत्वारिश अध्याय ४५५ 


असहिष्णुरनिएसुतः शठो5ल्पबन्धुश्व॒ स्थितो भवति । 


हीनाविकाङ्क्रादो बिनीतव॒त्ताक्षिपक्ष्मा च ॥ १२॥ 
चण्डाकारो वइयो दारुणरिपुपक्षसंहरणशीळः । 
भूरत्नकाशचनोमि'कजलार्थभागी भवेत्पुरु्षः ॥ १३ ॥ 


जिसका मिथुन लग्न में जन्म होता है वह जातक-स्त्री प्रिय, अलङ्कार दान का 
प्रेमी [ सं० वि० वि० पुस्तक में 'प्रियादरातुभाषणप्रदानरतिः' यह पाठ होने से मधुर 
आदरपूर्वक भाषण देने का प्रेमी ] सम्मान्य वाणी वाला वा सम्मानित, सुन्दर तेजस्वी, 
दो माता वाला, शत्रु से नम्रता का व्यवहार करनेवाला, सङ्गीत व चित्रकारी में 
चतुर, वेदशास्त्र के अर्थे का ज्ञाता, हास्य व काव्य बुद्धिवाला, सौम्य (सरल), समर्थन 
की इच्छा वाला, अहङ्कार के वशीभूत, सज्जनों में सत्यता का व्यवहार करने वाला, 
असहनशील, दूषित पुत्रवाला, धूर्ते, अल्प थान्धवों वाला, न्यूनाधिक शरीर व चरण 
वाळा, विनीत, गोल आँख व पलक वाला, प्रचण्डाकृति, वशीभूत, कठिन शात्रृपक्ष के 
नाश करने में समर्थ, भूमि-रत्न-सुवर्ण एबं जलोत्पन्न धन का भागी होता है।१०-१३। 
कर्कलग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
किणि लग्ने भीरुनॅकनिवासश्र्वलप्रज्ञः । 
मेधान्वितोर्शतधुर्यो गुह्याउगातों निहन्ति रिपुन्‌ ॥ १४॥। 
अन्तविषर: कामी द्विजदेवतात्यचनप्रदानरतः । 
धर्मरतः कफबहुलो यवतितनु: संस्थितो गुणनियतसु १! १५ ॥ 
कन्यानुजो न बन्धु डाट्पतुतो विर्गहतकुदुम्ब; । 


बहुमतकुत्सितयुवतिः परार्थभागी टढग्राही ॥ १६ ॥ 
परदेशगः सुधीरः साहसकर्मा जलाधिगतवित्तः । 
स्त्रोभूषणाम्व रसुलर्भो गश्च समन्वितो भवति ।। १७॥ 


जिस का कर्क लग्न में जन्म होता है वह जातक--डरपोक, अनेक स्थान में रहने 
वाला, अस्थिर बुद्धिवाला, बुद्धिमान्‌, अधिक भार वहन करने में समर्थ, गुप्तरोग से 
पीडित, शत्रु का नाशक, अन्तःकरण का कुटिल, कामी, ब्राह्मण व देवताओं की अधिक 
पूजा करने में लीन, धर्मात्मा, कफ की अधिकता अर्थात्‌ शीत प्रकृति, स्त्री के समान 
देहधारी, गुणों से युक्त, बहिन से छोटा, भाई ( बन्धु ) से हीन, अल्प पुत्र वाळा; 
निन्दित परिवार वाला, दृढ प्रतिज्ञ, प्रवासी धेर्यवानु, जळ से धन प्राप्त करने वाला, 
स्त्री-वस्त्र-भूषण-सुख व भोग से युत होता है ॥ १४-१७॥ 
सिह लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
[सहोदये प्रतृतो मांसरुचिनू पतिळब्धमानधनः । 
धर्माच्च य॒तोऽप्यञसंस्थः कुठुम्बकार्येषु रतवामः ॥ १८ ॥ 





| १ नेप्सित । २ तनुः संस्तुतो गर्णनियतम्‌ । ३ ह्यसंस्थ । 


४५६ सारावलो 


घिइस्य समभानमुखः स्थितिभान्गाम्भोयंतत्त्वसंय॒क्त: । 
घुष्टोपल्पबचा लुब्धः परघातकरो बुभुक्षाबान्‌॥ १९ ॥ 
पर्वतवनानुसारी  सुरोषणो दढ़सुहत्प्भादवी च। 
दुष्प्रसहो इहतरान्रः ख्यातसुतः प्रणतसाधुजन: ॥ २० ॥ 


कुष्णादिकसंघनवान्व्यापाररतो बहुव्ययो भवति। 
बेरणा-नटी-नियनचा-ड्ार्यातश्चातिदन्तरोगाड्य ।। २१ ॥। 


जिस का सिह लग्न में जन्म होता है वह जातक--मांसप्रेमी, राजा से सम्मान 
व धन प्राप्त करने वाला, धर्म से रहित, कुटुम्ब कार्यों में अस्थिर, स्त्री में छीन, सिंह 
के समान मुख वाला, स्थिर, गम्भीर, बलवान्‌, ढीठ, अल्पभाषी, लोभी, दूसरे की 
हिसा करने वाला, भूखा, अर्थात्‌ खाने की इच्छा करने वाला, पहाड़ व वन में घुमने 
वाला, सुन्दर, क्रोधी, स्थिर मित्रता वाला, प्रमादी, दुःसह, शत्रु का नाशक, प्रसिद्ध 
पुत्रवान्‌, सज्जनो को नमस्कार ( पुजा ) करने वाला, कृषि आदि कार्य से धनी, 
व्यवसाय में तत्पर, वेश्या, नटी के प्रेम से व अपनी स्त्री के कारण तथा अधिक दाँत 
के रोग से धन व्यय करने वाला होता है ॥ १८-२१ ॥ 


> 


कन्या लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 


ष्ठ साधुत्बयुतः शिक्षागान्धर्वेकाज्यशिल्पपदुः 
प्रियवल्गुकथा भाषी प्रणयी दानोपयार रत: ॥ २२ ॥ 
कन्याविलाससत्त्वस्थितिदंयावान्परस्वभोत्ता च । 

भोक्ता देशभ्रमज: स्त्रोप्रकृतिबिययंवाक कितद: ॥ २३ ॥ 
भूमण्डळव्धनभाक सुभगः कामी थशोच्छ्यं रूभते । 
तऋजुधमंनान्दुडपः  सुरुचिः कान्तो गुझणां च .। २४ ॥ 


पापे रहय वृतः सहजेश्र समं बिश्डइच । 
कन्य!गजोऽनिळकफो नीचारिबिर्वाजतकथश्च ॥ २५ ॥ 


जिस का कन्या लग्न में जन्म होता है वह जातक--सज्जनता से युक्त, शिक्षा- 
सङ्गीत-क्ाव्य-चित्रकारी में चतुर, प्रिय विपरीत कथा भाषी अर्थात्‌ सुन्दर उल्टा-पुलटा 
वाचक, विनयीं, दान व उपचार में लीन; कन्याओं के साथ विकास करने वाला, 
सतो गुणी, दयाल, परधन भोगी, स्वयं भी रोगी, देशाटन कत्ता, स्त्री प्रकृति अर्थात्‌ 
स्त्री के समान स्वभाव वाला, नम्रवाणी वाला, धूर्त, अपनी भूमि को बढ़ाने वाला, | 
सौभाग्यवान्‌, कामी, उच्च यश को पाने बाला, विपरीत धर्म वाला, स्वरूपवानु, | 
सुन्दर इच्छा वाला, गुरुजनों का प्रेमी, पापाचारी, सहोदरों से वि५रीत, कन्या सन्तति | 
वाला, वायु व कफ प्रकृति वाला, नीच (दुष्ट ) व शत्रु रे वात नहीं करने वाला 
होता है ॥ २२-२५ ॥ म 





सप्तचत्वारिश्य अध्याय ४५७ 


तुला लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
सप्तमल्ग्ने आतो शिषसाङ्गः शोलवर्जितश्रपलः । 
उपचितहोनद्वरविणः  "सुलहृहंहानुतारो स्यात्‌ ॥ २६॥ 
"२ळफवातिककलिरचिको दीर्घमुखशरीरधनँमतिवेत्ता । 
बहुदुःखभाइचुसेधाः परावसदीं  सुचारळष्णाक्ष: ॥ २७ ॥ 
अतिथिदिजदेवर्रात;  ४क्तुक्रियावान्गुर्यु भक्तः । 
पुज्य: पितान्यभाजां जातः सत्यश्च मसृदुशुब्छः ॥ २८ ॥ ' 


आतृभ्रियोःथंसुर्यः शुचिश्र पायोपचारबर्धुश्र् । 
०क्कान्तः छुत्सितदृत्तो  धर्मव्यवलायनोचमनति: ।। २९ ॥ 


जिसका तुला ळग्न में जन्म होता है वह जातक --विषमदेदी, शालीनता से होन, 
चञ्चल, धन की वृद्धि व ह्लास करने वाला, सुख से हीन वा युत देहधारी, कफ-वायु 
प्रकृति वाला, कलह प्रेमी, लम्बा मुख शरीर वाला, घर्मात्मा, ज्ञाता, अधिक दुःख 
भोगी, सुन्दर बुद्धिमान्‌, दूसरे के मान का मर्दन करने वाला, सुन्दर काले नेत्र वाला, 
अतिधथि-न्नाह्मण-देवता का भक्त, यज्ञ करने वाला, गुरुजनों का भक्त, पूजनीय, असहायों 
का पालक, सत्याचारी, कोमल सफेद देहधारी, भाइयों का स्नेही, प्रधान धनी, पवित्र, 
पापी बन्धुवाला, सुन्दर वा दानी, निन्दित आघरण वाला, घमं व्यवसायी ओंर दुष्ट 
बुद्धि वाला होता है ॥ २६-२९ ॥ 
तृश्चिक सर्त सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 
वृश्र्विकरू्ग्ले पुरुपः  *पीनपूथुव्यायताझ्भुस्तीक्षणश्‍च । 
अस्तविषय: छारो झाहुरभीषशे “रणोद्यतस्त्यागी ॥ ३० ॥ 
गम्शो रपिङ्गलोद्धतदुबसुमहाहू झिमग्नजठरइच । 
आर्न्वाचलम्नघोणः साहसनिरतः स्थिरइचण्ड; ॥ ३१ ॥ 
वश्यासह्ासदद्य: पित्तव्गातें:.. छुद्धम्ण पन्पन्न: । 
मुउ्सुह॒दां द्रोहरतः ८प्राङ्कनाकर्षणानुरत:॥ ३२ ॥ 
दन्धोल्वणवकत्र: स्यादभूपतिसेची सदात्रुपक्षः स्यात्‌ । 
प्रयतोऽर्थदः सुयुवतिधम प्रति वत्सलः क्षुद्र: ॥ ३३ ॥ 
जिसका वुश्चिक लग्न में जन्म होता है वह जातक--मोटा, लम्बा, चौडा शरीर 
वाला, तीखा, अन्तःकरण का कुटिल, वीर, माता का प्रिय, संग्राम प्रेमी, त्यागी (दान) 
गम्भीर पिङ्गल उद्धत नेत्रवाला, विशाल सुन्दर वक्षस्थल वाला, निमग्न पेट वाला 
अर्थात्‌ अल्प उदर वाला, चपटी नासिका वाला, साहसी, स्थिर, उग्र, विश्वास व हास्य 
के वशीभूत, पित्त रोग से पीडित, कुटुम्ब से युक्त अथात्‌ परिपूर्ण परिवार वाला, गुरु 
व मित्रों से द्वेष करने में लीन, दूसरों की ख्तियों के आकर्षण करने में तत्पर, स्पष्टभाषी 
१ सुखकृद्देहा। २कारी। ३ कक्षाधिक: खलदचिः । ४ तनुः। ५ दाता। 
६ तनुर्ग्या । ७ रतोद्य । ८ वरा । 


८ = 


४५८ 


सारावलो | । 


राजा का सेवक, शात्रु पक्ष से युक्त, संयमी, धनी, सुन्दर स्त्री वाला, अम का प्रेमी 
ओर क्षुद्र ( अल्प ) होता है ॥| ३०-३३ ॥। 


धनु लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञात 
कासुकरूग्ने जातः स्थूलदरस्तुङ्गप थुलमुर्धा च। 
प्रणतानां जियकारी धृतिसत्वसमन्वित: सुनयः ॥ ३४ ॥ 


सलिनालिकोएळुनखी ह्लीमानतिपीवरोरुजठरङ्च । 
विज्ञानशास्रकुराल: प्रत्यग्रमति: सुलभप्रकोपड्च ॥ ३५ ॥ 
बलिनासमर्षणपरः झुल्मुख्यो नाशितारिपक्षङ्द । 
संग्रामपदश्रेष्टडछलूबहुलरूच्छिद्रबन्धु गुण: ॥ ३६॥ 


शिल्पादिकर्मनिरत: स्वकर्मंवान्‌' बन्धुचगंशुभदइच । 
कान्तो "वदनाक्षिगदो नुपाद्धृतार्थः सुवगंरत: ॥ ३७ ॥ 


जिसका धनु लग्न में जन्म होता है वह जातक--मोटे दाँत वाला, उच्च व विशाल 


मस्तक वाला, विनम्रो का हितकारी, धेयं व बल से युक्त, सुन्दर न्याय वाला, दूषित 
नाक एवं ओठ वाला, बुरे नाखुन वाला, लज्जा से युक्त, अधिक स्थुल जाँघ व पेट 


वाला, विज्ञान शास्त्र में चतुर, अग्रिम बुद्धि वाला, क्रोधी, बलवानों के मध्य में क्रोधी, 
कुल में प्रधान, शत्रुओं का नाशक, संग्राम (लडाई) में उच्च पद ( स्थान ) प्राप्त करने 


Ah - हा 


वाला, अधिक छलिया (कपटी), बान्धरवो के गुणों में छिन्द्रान्वेषक, शिल्पादि (चित्रकारी) 


कार्यो में तत्पर, अपने कार्य में लीन, बन्धुवर्गं का णुभ ( अच्छा ) करने वाला सुन्दर, 
मुख व नेत्र रोगी, राजा से अपहृत धन वाला और धर्म में लीन होता है !।३४-३७। 


१ वाग्बन्धु । २ वदनाजिपदो । 


'सृगवदने छग्नस्थे छुशगात्रो भीरुरेणवक्त्रइच । 


जिसका मकर लग्न में जन्म होता है वह जातक - दुर्बल देहधारी, डरपोक, | 

के समान वक्त्र वाला, वायु जन्य व्याधि ( रोग ) से दुःखी, चमकीली ऊंची उग्र नाक | 
वाला, अल्प बलवान्‌, अमित (अधिक) पुत्र वाला, रोम से युत, बिस्तृत हाथ पैर वाला 
सदाचार व गुणों से हीन, प्यास से व्याकुल, स्त्रियों में रमण करने की बुद्धि वाला, 





सकर लग्न में उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 


वातव्याधिभिरातः प्रदो्ततुङ्गोग्रनातः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
लघुसतत्वोऽमिततनयो रोमचितः पाणिपादविस्तोर्णः । 
आचा रगुणहीनस्तृषार्तरामाभिराममति: ७ ३६ ॥। 


गिरिवदचयारी शरः रा्तरश्रुतिशिल्पगेयवाद्यज्ञः । 
क्षुद्रदळः सकुटुम्बो दिट्टो दुरच बन्धशठः ॥ ४० ॥ 
कुल्लितशीळः कान्तः कुत्सितदारोऽनसूयको धनवान्‌ ! 
धर्मरतो नृुपसेवी न चापिदाता सुखी छुभग: ॥ ४१॥। 


सप्तचत्वा रिश अध्याय ४५९ 


पर्वत व वन में घूमने वाला, वीर, शास्त्र-वेद-शिल्प-गान व वाद्य का ज्ञाता, अल्प बली 
परिवार से युक्त, द्रोही, दुष्ट ( नीच ), वन्धुओं से धु्तता करने वाला, कुपित स्वभाव 
वाला, सुन्दर, निन्दित स्त्री वाळा, निन्दा नहीं करने वाला, धनवान्‌, धर्मात्मा, राजा 
का आश्रय करने वाला, अधिक दानी नहीं, सुखी और सौभाग्यवान्‌ होता है ।।३८-४१।१ 


कुम्भ लग्न में उत्पन्न के स्वसावादि का ज्ञान 
कुम्मविलछस्ले पुरुष: सुनोचकर्मा कुलाधिको मुख; । 
स्फटिताग्रयसो नीचः  सक्रोधपरा5$्लतात्मा च 1 ४२ ॥ 
बेरप्रियो5प्रहष्ट: पारुष्य तनीचदासीष्ट: । 
उपहृतजन्धु:  क्षुब्ध: क्षयोद्यो प्राप्तवित्ततव ॥ ४३ ॥ 
पिशुनः शडो दरिद्रो विनष्टबन्धुर्बहिष्कृुतो लोके । 
नो संसतः परेषां प्रकुशसम्पद्गुरुरतिइच ॥ ४४ ।। 


कुम्भोदयो न शस्तो लग्तविधो सर्वथव सत्यमते । 
यवनेर्नगोंईपि तथा चाणक्यो वदति नो वगम ॥ ४५ ॥ 
जिसका कुम्भ लग्न में जन्म होता है वह जातक--नीच कार्य करने वाला, कुल में 
प्रधान, मुखे, आगे से फटी नाक वाला, नीच, क्रोधी, आलसी, कलहतप्रेमी, अप्रसन्न, 
कठोर, जुआ और नीड दासी का प्रेमी, बन्धु द्रोही, क्षुव्ध, ह्लास बुद्धि वाळा, धनागप 
कर्ता, चुगुल खोर, धूर्त, दरिद्री, बन्धुओ से रहित, मंसार में बहिष्कृत, दूसरों से 
असंमत, उत्कृष्ट सम्पत्ति वाला व गुरुजनों का भक्त होता हे । 
सत्याचार्यजी के मत में कुम्भ लग्न में जन्म सर्वथा प्रशस्त नहीं होता है । यवना- 
चार्यो के मत में किसी भी लग्न में कुम्भ राशि का वर्ग प्रशस्त नहीं होता है, किन्तु 
चाणक्य ऋषि के मत में कुम्भ राशि के वर्ग में दोष नहीं होता है ॥ ४२-४५ ॥ 


बृ० जा० में कहा है---'न कुम्भलग्नं शुभमाह सत्यो न भागभेदा।द्यवना वदन्ति । 
स्यांशभेदो न तथास्ति राशेरतिप्रसङ्गस्त्विति विष्णुगुपत 
( २१ अ० ३ श्लोक ( ॥ ४२-४५ ॥ 
मीन लग्न सें उत्पन्न के स्वभावादि का ज्ञान 

रीनाबलग्ये जातो धन्य: स्फुटनासिकोऽस्फुराक्षइच । 
विज्ञानक्राव्यब्रुद्धिर्मानाद रल ब्घकी तिश्च ॥ ४६॥ 
विदृतोष्ठ रद: कुष्टी विदारितास्यो वृषादिसंलुब्धः । 
दाक्षिण्यप्रस्ययवान्‌ सेषच्छागादिसम्पञ्नः ॥। ४७ ।! 
शोचाचारश्वुत्तवाग्धृतिमान'* कन्माप्रजो विनीतश्च 
सोम्यनतिः सच्वगुतो गान्धवंस्नीरतिज्ञजच ॥ ४८ 1: 
बहुशोलोदा रसतिर्श्रातृथनो5मर्ष ण: सुबन्ध॒इच । 
बलवति राशावेतत्तर्दाबपतौ वा बळ 'सर्वेघु ॥ ४६ ॥ 


——— 





१ श्रत 1 २ वक्षे । 


“४३० सारावली 


जिसका मीन ळग्न भें जन्म होता है वह जातक-प्रशंसनीय, स्पष्ट नाक वाला, 
अस्पष्ट नेत्रधारी, विज्ञान व काव्य में वृद्धिमानू, मानी, आदर व कीति प्राप्त करने वाला, 
खुले हुए ओष्ठ व दाँत वाला, कोढी, फरे हुए मुख वाला, बैल आदि का लोभी, चतुर, 
विश्वासी, भेड़-बकरी आदि से सम्पन्न, पवित्र, आचारवान, वेदवादी, धैयेवान्‌, कन्या 
सन्तान वाला, विनम्र, सरल बुद्धि वाला. बली, सङ्गीत व स्त्री-रति का ज्ञाता, अधिक 
शीलवान्‌, उदारचेता, भाई से धनलाभ करने वाला, अमर्पी व सुन्दर बन्धु वाला होता 
है। लग्नराशि वा लग्नेश बलवान्‌ हो तो उक्त फल पूर्ण होता है ॥ ४६-४९ ॥ 

इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां नप्टजातकाश्याये लग्नगुणो 
नाम सप्तचत्वारशोऽध्यायः ॥ 


अए्वस्वारिशोऽष्यायः 


सेण राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
रिक्तोत्कटटक करो घनपः शुदळाधिकोग्रदाररतः । 


पीनोन्नत: परचण्डस्तस्करनाथः क्रियादिहोरायाक्ष ॥ १ ॥ 
चोर: प्रमादबहुल: खराग्रपादाङ शुत्ःद्वितीयाथास्‌ । 
स्निग्धायताक्षचतुर: पथुपीनतनु सुमेधाइच ॥ २१ 


यदि जन्म के समय में लग्न में मेष राशि हो व मेष राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--अका रण ही नेत्रों को टेड़ा करने वाला, क्रर, धनी, अधिक शुभ्र, क्रूरा स्त्री 
में अनुरक्त, मोटा व उभनत (ऊँचा) कद वाला, क्रोधी और चोरों का स्वामी होता हे । 
यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि हो व मेष राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--चोर; अधिक प्रमादी, गधा के समान पैर की अंगुली का अग्रभाग, चिक्कण, 
बड़े-बड़े नेत्र वाला, चतुर, लम्बा व मोटा शरीरधारी और सुन्दर बुद्धिमाचु 
होता है ॥ १-२ ॥ 
वृष राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
यासो वबिशञालचक्षुर्लळाटवक्षाः! प्रगहभरतिवइथः । 
स्थुलास्थितनुवषभप्रथनाध स्याद्रपुष्मांच्च ॥ ३ ॥ 
पथ्दायतदसतनुमुदारसत्वं सुसुर्धजं जनथेत्‌। 
व्यस्तर्काट बयभाक्षं दुषभे होराष््रितीयायाघ्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि हो व वृष राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक---क्ृष्णवर्ण, विशाल नेत्र व मस्तक और वक्षस्थल वाला, प्रगल्भ, रति के वशी- 
भूत और मोटी हड्डी से युक्त देहधारी होता है। 


१ पक्षा । 


"०१3 ॥ र 
ब के १० 2% ॥ 1 


१ न 
हक हे क >> शक 





अष्टठवट्वारश अध्याय ४६१ 


यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि हो व वृष राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--मोटा, ळम्वा ब गोल शरीरधारी, उदार, बल से युक्त, सुन्दर केशधारी,. 
दुर्बळ कमर वाला और बैल के समान आँख वाळा होता है ॥ ३-४ ॥। 


लिथुन राशिस्थ प्रथम ब द्वितीय होरा का फल 
मध्यायतो5घिफक्षो रष्यतनुम्‌ दुरि रोव्हांत्रिशच । 
सथुनाद्यर्ध शदः सुरतेप्सुः स्थाद्धलो पाज्ञ:॥ ५॥ 
सधुरायताक्षकामी श्रो भुदुकनंठो बचस्वी च। 

ठट्टा SN श देर 1 दितो टा डड राय 
पर्दा रद सद ह! भव न सथुन ठतायहरायास्‌ ॥ ६॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--मध्यम, विस्तृत शरीरधारी, अधिक चतुर, कोमल केश और चरण वाला, 
वीर, सुन्दर, रति का इच्छुक, धनी और विद्वान्‌ होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में मिथून राशि हो व मिथून राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक--सुन्दर दीर्घ नेत्र बाला, कामी, वीर, कोमळ, कर्मठ, वक्ता, दूसरे की स्त्री 
में आसक्त होता है ॥ ५-६॥ 


~ 


कप राशिस्थं प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
उद्धतर्यूति: सुशिराः प्रगरभधीर्मन्ददुबचल्गद्भःशठः । 
दयामतनु: सुकृतघ्नो भझग्नाग्ररदः कुलोरहोरायामु ॥७॥ 
दच ते रतोऽध्यनिरतः पथुवक्षाः सत्प्रमाणसम्पञ्चः। 
कठिनशरीर: कोबी जायेत कुरीरभद्वितीयायास्‌ ॥ ८॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि हो व ककं राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--उद्दण्ड स्वरूप, सुन्दर मस्तक वाला, ढीठ बुद्धि वाला, अल्पहृष्टि, च्चछ देही, 
धूर्त, कृष्णवर्णं, कृतघ्न और आगे के टूटे हुए दाँत वाला होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में ककं राशि हो व ककं राशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--जुआ खेलने में अनुरक्त, पर्यटन करने वाला अर्थात्‌ घुमवकड़, विशाळ वक्ष 
स्थल वाला, सत्प्रमाणों से संयुक्त, कठिन देहधारी और क्रोधी होता है ॥ ७-८ ॥ 
सिह राशिस्थ प्रथम व तोय होरा का फल 
रक्तान्तद्दप्रगल्मो गरुरायतविग्रहहच  तिहाद्य । 


जिह्मस्वमाव सुखभागन्तस्थिरकार्यंसरत्वरच ॥ ६ ॥ 
स्रोमु्टपानभोजनचवन्त्रेप्सु्ं हुविचेष्टकठिनाद्भः । 


दाताध्वरतो$ल्पमयुतो भोगी स्थिरसौहुदोऽन्त्याध्ं ॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिह राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--पूर्ण लाळ नेत्र वाला, प्रगल्भ, श्रेष्ठ लम्बा देहधारी, कुटिल स्वभावी, सुखी, 
अन्तःकरण से स्थिर कार्य करने वाला और बलवान होता हे । 


१४६२ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि हो व सिह राशि की द्वितीय होरा हो तो 
'जातक--स्त्री-मिठाई-पेय-भोजन व वस्त्र की इच्छा करने वाला, अधिक विशेष इच्छा 
करने वाला, कठोर देहधारी, दानी, मार्ग में अनुरक्त, अल्प पुत्र वाला, भोगी और 
स्थिर मित्रता वाला होता है ॥ ६-१० ॥ | 
कन्या राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
सुकुमारमूतिकान्तः सुवाक्यगीताङ्कना रतिमंध रः । 
गान्धवंबिद्य वत्याः सुभगः पुर्वाधजः श्रेष्टः ॥ ११॥ 
ह्वस्वो हठश्रताथः स्थुछकशिरा: सम्मतो विवादी च । 
सेवाळेछ्यलिपिज्ञः क्षयवद्धियुतः सुखी द्वितीयार्धे ॥ १२॥ 
यदि जन्म के समय में लग्न में कन्या राशि हो व कन्या राशि की प्रथम होरा हो 
'तो जातक-सुन्दर कोमळ प्रिय शरीरधारी, सुन्दरवादी, संगीत व स्त्री का प्रेमी, 
मनोहर, संगीत जानने वाली स्त्री का सुभग, ( प्यारा ) और उत्तम होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि हो व कन्या राशि की द्वितीय होरा हो 
'तो जातक--छोटा कद वाला, हठी, शास्त्रज्ञ, स्थूल ( विशाल ) मस्तक वाला, जन 
मान्य, विवादी, सेवा-चित्र व लिपि का ज्ञाता, हास वृद्धि से यक्त और सुखी 
होता है ॥ ११-१२ ॥ 
तुला राशिस्थ प्रथम व हितोय होरा का फल 
वत्तानन उच्चनप्तस्त्वसितायतसुनयनो दिलालो स्यात्‌ । 


पीनायतोऽस्थिसारो धनवान्स्वजनम्रिगरस्तुलळायर्धे ॥ १३ ॥ 
बह्वर्थभाक स्थिरार्थ: इयामाकुव्डितदिरोर्हर्व राठः । 
वत्ताक्षस्त्वपराधें सुत्वरधीन'ग्रपादरच ।। १४॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि हो व तुळा राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--गोल मुख बाला, उन्नत नाक वाला, विशाल काले सुन्दर नेत्र वाला, 
विलासी, स्थूल व लम्बा देहधारी, पुष्ट हड्डी वाला, धनी और मनुष्यों का 
प्रिय होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि हो व तुला राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक- अनेक प्रकार के धत प्राप्त करने वाला, स्थिर, धनी, काले घु घराले 
केशवाला, धूर्त, गोल आँख बाला, सुन्दर त्वचा ( खाल ) वाला और पैर के अग्रभाग 
से हीन होता है 1 १३-१४ ॥। 
वृश्चिक राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
रक्तान्तपिङ्गदृष्टि: साहसकर्सान्वितो रणे शूरः। 
दुष्टस्वभावरामाभ्रियोः्थंभाग्वृशिचिकाद्यर्धे ॥ १५॥ 
विस्तीरणोपचितायतपीनाड: क्ष्माधिपोपसेवी स्यात्‌ । 
बहवृणमित्रसमेतः स्फुटिताक्षो वुश्चिकापरार्धे स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 





अष्टचत्वारिश अध्याय ४६३ 


यदि जन्म के समय में लग्न में वृश्चिक राशि हो व वृश्चिक राशि की प्रथम 
होरा हो तो जातक--प्रान्त में लालिमा से युक्त पिङ्गल वर्ण के नेत्र वाला, साहसी, 
कार्य में तत्पर, युद्ध में वीर, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री प्रेमी और धनी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि हो व वृश्चिक राशि की द्वितीय होरा 
हो तो जातक--विशाल बढी हुई लम्बी चौडी पुष्ट देह वाला, राजा का सेवन करने 
वाला अर्थात्‌ राजकीय नोकर, अधिक कर्ज व मित्रो से युक्त और आँख में विकृति 
वाला होता है ॥ १५-१६ ॥ 
धनु राशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
दारितपृथुमुखवक्षाः परिकुञ्चितनेत्रगण्डः स्यात्‌ । 
बाल्ये त्यक्तात्मगुरुशचापाद्यर्धे तपस्वी च॥ १७॥। 
पद्माक्षो दीर्घमहाबाहुः शास्त्राथवित्सुसूतिः स्यात्‌ । 
वादसु भगो धन्योऽपि च घनुरपरे निव तो यशस्वी च ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनुराशि हो व धनु राशि को प्रथम होरा होतो 
जातक--फटे ( खुले ) हुए मुख वाला, विशाळ वक्षः स्थल वाला, टेढ़े नेत्र व कपोल 
( गाल ) वाला, बाल्यावस्था में आत्मगुरु से अर्थात्‌ पिता माता से त्यक्त और तपस्वी 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि हो व धनुराशि की द्वितीय होरा हो तो 
जातक--कमल के समान नेत्र वाला, लम्बे मोटे हाथ वाला, शास्त्रार्थं ज्ञाता, सुन्दर 
देहधारी, प्रियवक्ता, प्रशंसनीय और यशस्वी होता है॥ १७-१८ ॥ 
मकरराशिस्थ प्रथम व द्वितीय होरा का फल 
इयामो म॒गाक्षधन्यः स्त्रीष्वाजतः सौस्यमुतिशठ आढ्यः । 
सृष्टाहान: "शुचेष्टो मगाद्यभागे तसूच्चघोणः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तान्तदृष्टिलपो गुरुदीर्घाटनपरो भवति सुखं: । 
इयामो रोमचिताड्रल्तीक्ष: सहसः सुरोद्रकर्मा च ॥ २०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि हो व भकर राशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--कृष्ण वर्ण, हिरन के समान नेत्र वाला, धन्य ( प्रशंसनीय ) स्त्रियों के बीच 
में विजवी, कोमल स्वरूप, धूर्त, धनी, मीठा भोजन करने वाला, सुन्दर इच्छा वाला 
और कृश व ऊँची नाक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि हो व मकर राशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक --लाल प्रान्त आँख वाला, आलसी, लम्बी यात्रा करने वाला, मूर्ख, काले 
वर्ण का, रोम से युक्त देहधारी. तीखा ( उग्र ) साहसी और कठिन कार्ये करने वाला 
होता है ॥ १६-२० ॥ 


१ सुवेषो । 


४५४ - सारावला 


तास्रो भास्वरवर्गा यानमति: छुस्भयुर्चाध ॥ २१ ॥ 
011 rr £) ता + ठा /* नो वसा ie स जहा 
ळाताजव्पारत्ताक्षः छुरा: 'स्यरiउत्यल्यषुध्तरल्स्तः स्यात्‌ | 


नेछतिकः सुविषादी छुपषण: कुम्भापरे सुशठः ।। २२॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि हो व कुम्भराशि की प्रथम होरा हो तो 
जातक--स्त्री व मित्र से युक्त, रसवेत्ता, कोमल, अल्प पुत्र वाला, अच्छे गुणों से 
युक्त, वीर, तेजस्वी, लाल वर्ण व घूमने वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि हो व कुम्भराशि की द्वितीय होरा हो 
तो जातक--चारों तरफ से लाल व खुले हुए नेत्र वाला, दुर्बल, स्थिर, अल्पकद, 
कपटी, विषादी, लोभी और सुन्दर धूतं होता है ॥ २१-२२ ॥ | 
सीन राशिस्थ प्रथम च द्वितीय होरा का फूल 
ह्लस्वः पृथुयार्तनुसंहालळाटो ब्ृृहट्टदनबक्षा: । 
स्रीदाधतो झीनार्थे प्रथमे सुयद्याः क्रियापहु: शरः ॥ २३ ॥ | 
दाता सुतुङ्गनासो निपुणो सेधान्बितः शुभदनेत्र: । 
नपदयितः स्त्रीसुभगइ्चार्मोनापरे सुवादयः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि हो व मीन राशि की प्रथम होरा हो तो 


जातक--छोटा कद, पुष्ट व सुन्दर शरीरधारी, विशाल मस्तक वाला, बड़ा मुख व 
छाती वाला, स्त्रियों का प्रेमी, सुन्दर यशस्वी, क्रिया (कार्य) कुशल और वीर होता है। | 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि हो व मीन राशि की द्वितीय होरा होतो 
जातक-दानी, सुन्दर ऊँची नाक वाला, चतुर, मेधावी, सुन्दर नेत्र वाला, राजाका 
प्रियपात्र, स्त्रियों का सौभाग्यवान्‌ और सुन्दर वाणी का होता है ॥ २३-२४॥ 


होरा फल प्राप्ति का ज्ञान 


चन्द्राकयोरेकतरे बलस्थे होरापतिः पश्यति केन्द्रगो वा । 
होरा यथोहिष्टफळप्रदा स्यादुगर्शस्थसत्त्वस्य समुद्धवंधु ।। २३ ॥ 


यदि कुण्ण्डली में सूर्य व चन्द्रमा में एक वलवानु हो और उसको लग्नेश देखता 
हो वा लग्नेश केन्द्र में हो तो जातक को कथित होरा फल पूर्ण होता है ॥ २५ ॥ 


इति कल्याणवर्म विरचितायां सारावल्यां होरागुणो नाम 
अष्टचत्वा्रिशोऽध्यायः ॥। 





३० एकोनपश्चाश अध्याय ४६५ 


एकोनपञ्चाशोञ्ध्याय; । 


मेष राशि लग्नस्थ प्रथम द्वितीय व तृतीय द्र ष्काण का फल 
दाता हर्ता दीप्तः क्षयोदयी सद्भूरप्रचण्ड: स्यात्‌ । 


प्रियविग्रहस्त्रिभागे मेषा ग्रे बन्धुषुग्रदण्डशच ॥ १ ॥ 
स्त्रीचश्चलो विहारी रतिमान्गीतप्रियो मनस्वो स्यात्‌ । 
मित्राथंभाक्सुरूपः स्त्री वित्तरि्वितीये च॥ २॥ 


गुणवान्परदोषकरइचलसत्वग्ुतो नरेन्द्रसेवी स्यात्‌ । 
स्वजर्ना्रयोऽतिघमंस्तृती यभागे प्रियादरोऽज्ञशच ॥ ३॥ 
यदि जन्म लग्न में मेष राशि हो तथा मेष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक- 
दानी, गिरकर उठने वाला, हरण करने वाला, तेजस्वी, युद्ध में शुर, कलह प्रेमी व 
बन्धुओ को कठोर दण्ड देने वाला होता है । 
यदि मेष राशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--स्त्रियों में चश्चल, बिहार 
करने वाला, रतिमान्‌, गान प्रिय, मनस्वी, मित्र से धन प्राप्त करने वाला, स्वरूपवान्‌ 
तथा स्त्री के धन में इच्छा करने वाला होता है । 
यदि जन्म लग्न में मेष राशि हो और मेष राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो 
जातक--गुणी, दूसरों के दोष का प्रकाशक; अस्थिर बली, राज सेवी, अपने जनों 
(परिवार) का प्रेमी, अत्यन्त धार्मिक, आदर का प्रेमी व मूर्ख होता है।॥ १-३॥ 
वृष राशिस्थ तीनों द्र ष्काणो का फल 
ब्रियपानभोज्यनारीवियोगत्षो वृषस्य पूर्वाशे । 
वस्त्रालङ्कारयुतो युवतिप्रकृतानुसारी स्यात्‌ ॥ ४॥ 
सौम्यवपुस्त्रीसुसगो महाधरो रूपधनयुक्त: । 
बलवान्स्थिरो मनस्वी लुब्घस्त्रीणां प्रियो द्वितीये स्यात्‌ ॥ ५॥ 
चतुरोऽल्पभाग्यनीरो सलीमसः स्याद्वनान्यपादाय । 
सन्तप्यते तु पइ्चादवृषस्य भागे तृतीये च ॥६॥ 
यदि जन्म. लग्न में बुष राशि हो व वृष राशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक 
खाने पीने का शौकीन, नारी (स्त्री ) के वियोग से पीड़ित, वस्त्र व आभूषणों से युक्त 
तथा स्त्री की प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुरूप कार्यं करने वाला होता है । 
यदि लग्न में वृष राशि ब वुष का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक- सुन्दर सरल 
शरीरधारी, स्त्रियों का प्रेमी, मोटे ओष्ठ वाला, रूपवान्‌, धनवानु, बलवान्‌, स्थिर 
स्वभाव का, मनस्वी, लोभी और स्त्रियों का प्यारा होता है। 
यदि जन्म लग्न में बुष राशि एवं वृष राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
चतुर, अल्प भाग्य वाला, वीर, मलिन ( दूषित ) और धन का उपयोग करके पीछे 
दुःख करने वाला होता है ॥ ४-६ ॥ 


"०४६६ साराव्ली 


मिथून राशिस्थ तीनों द्रेष्काणो का फल 
सिथुनादिसे दृगाणे पृथुत्तमाङ्गो धनान्वितः प्रांशुः । 
कितवो गुणी विलासी नृपाप्तमानो दचस्वी स्यात्‌ । ७॥ 
ह्वस्वाननस्वरूपः सौम्यवपुः सुक्ष्मसूर्धजतनु: स्यात्‌ । 
धन्यो  सदुमहाधीद्वितीयभागे प्रतापवान्सुयशा: ॥ ८ ॥ 
स्त्रीहेषणो वपुष्मान्सहाशिराः शत्रुसंयुतः प्रांशुः । 
रूक्षनखाडइःप्िकरतलश्चलार्थविश्त्तो उढस्तृतीये स्यात्‌ ॥ & ॥ 
यदि जन्म लग्न में मिथुन राशि तथा मिथुन राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
जातक--मोटे मस्तक वाला, धनी, ऊँचा, धूर्त, गुणी, विलासी, राजा से सम्मान प्राप्त 
करने वाला और अच्छा वक्ता होता है 
यदि लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--- 
सुन्दर छोटा मुख वाला, सरल शरीरधारी, छोटे केश वाला, प्रशंसनीय, सौम्य 
स्वभावी, बड़ा बुद्धिमान्‌, प्रतापी और सुन्दर यशस्वी होता है । 
यदि लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
` स्त्री द्रोही, विशाल ललाट वाला, गत्रु से युक्त, लम्बा देहधारी, रूखे नख पैर और 
हाथ वाला, अस्थिर धनी और हढ्प्रतिज्ञ होता है ॥ ७-९ ॥ 


कक राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
कर्फटादिसभागे देवब्राह्मणरतइचलो गोर: । 
कृत्यकरइच परेषां सुधीः सुर्मात: शुभांगनः सुभग: ॥ १० ॥ 
लुब्धः स्वाद्ददनपरः स्वप्नरत: स्त्रीजितोऽभिमानी स्यात्‌ । 
सहजान्वितो विलासी चपलो बहुरुग्दितीये च॥ ११ ॥ 
स्त्रीचच्चलो5थभागी विदेशनिरतः प्रियासवः साध: । 
काननतोयानुरतो '्टिर्माल्यवांस्तृतीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 


यदि जन्म लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
देवता व ब्राह्मणों में लीन अर्थात्‌ भक्त, चञ्चल, गौरवर्ण, दूसरों के कार्ये करने वाला 
च परोपकारी, सुन्दर बुद्धिमानु वा पण्डित, सुन्दर शरीरधारी, अच्छी स्त्री वाला और 
_ सोभाग्यवान्‌ होता है । 
यदि लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--लोभी; 
मधुर खाने का प्र मी, शयन करने में लीन, स्त्री से पराजित, अभिमानी, भाइयों से 
युक्त, विलासी चपल और अधिक रोगों से युक्त होता है । 
ओ यदि लग्न में कर्क राशि व कर्क राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-स्त्रियों 
में अस्थिर, धनवान्‌, परदेशी, मदिरा का प्रेमी; सज्जन, वन जल में अनुरक्त, बुरी 
दृष्टि वाला और पुष्पप्रिय होता है ॥ १०-१२ ॥ 





एफोनपश्चाश अध्याय ४६७ 


सिह राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
सिहादिद्रेष्काणे दाता भर्तारिनिजिगोषुः स्यात्‌ । 
वहुधनयोषिरशुसुहृद्बहुजन नृप सेवकः सुसस्वश्व ॥ १३॥ 
युरुचिरकारी दाता. स्थिरो वपुव्सान्रणेप्तु: स्यात्‌ । 
सुखभाक  थतिघमंरचिविस्तीोणनतिद्ितीये चच ॥ १४॥ 
लुब्धः परस्वहरणे कल्यः स्तब्धो महामतिः कितवः । 
चायसतनुएूतिः स्यान्नेकापत्यः प्रगल्भोऽन्त्ये ॥ १५॥ 
यदि जन्म लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक--- 
दानी, भर्ता अर्थात्‌ भरण ( पालन ) करने वाला, शत्रु को जीतने वाला, अधिक 
'चनवाग्‌, अविक स्त्री वाळा, सुन्दर मित्रों से युक्त, अधिक राजाओं का सेवक ओर 
अच्छा वलवान्‌ होता है। | 
यदि छगन में सिहराशि व सिंहराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक---सुन्दर 
सत्कार्य कर्ता, दानी, स्थिर शरीरधारी, संग्राम ( लड़ाई ) की इच्छा करने वाला, 
सुखभोगी, वैदिक धर्म में प्रेम करने वाला और विशाल बुद्धि वाला होता हे । 
यदि लग्न में सिहराशि ब सिंहराशि का तीसरा द्र ष्काण हो तो जातक--दूसरे 
के धन चुराने का लोभी, नौरोग, चकित, बड़ा वुद्धिमान्‌, धूर्त, अधिक चोड़ी देह का 
नहीं, अनेक पुत्रों वाला और ढीठ होतः हे ॥ १३-१५॥ 
कन्या राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
इयामः सुवाग्विनोतः प्रांशुः सुकुमारमृतिरबलाद्य । 
ख्रीभ्योऽर्थमागनिष्टो दीर्घदिरा मधघुसमाक्षइच ॥ १६॥ 
धीरो विदेशभागी शिल्पकथापण्डितः समरशोण्डः । 
वाचाटः श्र॒तवाक्यो वनोकसां संमतो हितीये स्यात्‌ ॥ १७॥ 
गीतापराधभागी सङ्गीतरतिनरेन्द्रदयितः स्यात्‌ । 
ह्वस्वस्वरूपवेषइचान्ते पृथुट॒कशिरस्कइच ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म लग्न में कन्या राशि व कन्या रादि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
जातक--काले वर्ण का, सुन्दर वाणी वाला, विनीत (नम्र) लम्बा कद, सुन्दर स्वरूप, 
स्त्रियों के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, लम्बा ललाट वाला और शहद के समान नेत्र 
ला होता है। 
यदि लग्न में कन्या राशि व कन्या राशिका दसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
धैयवान्‌, परदेशवासी, चित्रकारी का पण्डित, युद्ध में वीर ( क्रूर ) वक्ता, शास्त्र से 
युक्त वाणी वाला और वनवासियों से सहमत होता है । 
यदि लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
संगीत का प्रेमी व संगीत का पूर्ण ज्ञाता, राजा का कृपा पात्र, छोटा कद वाला और 
विशाल इष्टि व मस्तक वाला होता है ॥ १६-१८ ॥ 


४६८ सारावलो 


तुलाराशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 

कन्दर्प रूपनिपुणस्तुळादिभागेऽघ्वसेवज्ञः 
इयामकला पण्यरतो नियोगधीरः सुमेधावी ॥ १६॥ 
पङ्कूजविशाळनेत्रः सुरूपवाक्साहसः\विलापी स्यात्‌ । 
ख्यातः स्ववंशवधितवृद्धानुचरो द्वितीये च ॥ २०॥ 
चपलः शठः कृतघ्नो विरूपजिह्योपचितमुतिः । ३ 
नथटसु हृद्द्रवणयशाः स्वल्पमतिर्भागके तृतीये स्यात्‌ ॥ २१ ॥ ३ 
यदि जन्म लग्न में तुला राशि व तुला राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- १ 
कामदेव के तुल्य स्वरूपवानु, चतुर, मार्ग सेवन की विधि का ज्ञाता, कृष्ण वणे, १ 
व्यापार में लीन, नियोग में घैयंवान्‌ और सुन्दर मेधावी होता है । 
है 





यदि लग्न में तुला राशि व तुला राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--कमल 

के समान विशाल नेत्र वाला, सुन्दर वाणी वाला, साहसी, विलापी या कलाओं का 

ज्ञाता, विख्यात व अपने कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ वयोवृद्धों का अनुचर (सेवक) होता हे । _ 

यदि लग्न में तुला राशि व तुला राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- | 

चपल ( चञ्चल ) धूर्त, कृतघ्न, कुरूप, कुटिल, स्त्री-धन और यश का नाशक एवं 
रूघृबुद्धि होता है ॥ १९-१ ॥ 

वृश्चिक राशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
गोरः स्थिरः प्रचण्डो रणोत्कटः स्याञ्नरो विशालाक्ष: । 









स्थुलविशालश री रः कलिप्रियो वृश्चिकाद्यांश ॥ २२॥ 
मृष्टात्नपानचतु रदचलेक्षणो हेमगोरर्मातः स्यात्‌ । 
कान्तः परवित्तयुतः शीलकळावार्द्वतीयेंऽो ॥ २३ ॥ 


निःञ्मश्ररोमहित्तः पिद्धाक्षमहोदरः प्रहर्ता च । 
सहजच्युतस्तृतीये पीवरबाहुः सुघीरहृदयश्च ॥ २४ ॥ 
यदि जन्म लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो 
जातक---शुभ्रवर्ण, स्थिर, उग्र, संग्राम प्रेमी, विशाल नेत्र वाला, मोटा व विशाल | 
शरीर वाला और कलह प्र मी होता है । १ 
यदि लग्न में वुश्चिक राशि व वृश्चिक का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--मीठा _ 
भोजन व पान प्रिय, चतुर, चञ्चल नेत्र वाला, सुवणं के समान चमकदार शुभ्र शरीर- _ 
धारी, सुन्दर, दूसरे के धन से युक्त, सुशील भौर कलात्मक वाणी वाला होता है । 
यदि लग्न में वुदिचिक राशि व वृश्चिक राशिका तीसरा द्रेष्काण हो तो 
जातक--दाढ़ी मू छ से रहित, हिंसा करने वाला, पिङ्ग नेत्र वाला, बड़ा पेट वाला, | 
हरण कर्ता, भाइयों से हीन, मोटे हाथ वाला और सुन्दर धीरता से युक्त हृदय वाला | 
होता है ॥ २२-२४॥ 


१ किलापी । 





एकोनपश्चाश अध्याय ४६८ 


घनुराशिस्थ तीनों द्र ष्काणों का फल 
परिमण्डलाक्षवक्त्रो गणेषु मुख्यो धनुह'गाणाद्य । 


स्वोपचितस्वाचारस्तथा मृदुर्भवति संजातः ॥ २५ ॥ 
शासत्राथंवित्प्रवक्ता क्रतुशतहर्ता द्वितोपे च! 
मन्त्रभृतां श्रेष्ठतमस्त्वनेकतीर्थायतनचारी ॥ २६॥ 


बन्धुप्रधानचतुर: सतां गतिधंमंभाक तृतीये5पि । 
कामी पराङ्गनाभाक्हपयशोमाजनो विजिष्णुश्च ॥ २७ ॥। 
यदि जन्म लग्न में धनुराशि व धनुराशि का प्रथम द्रेष्काण हो तो जातक- गोल 
नेत्र व मुख वाला, समुदाय में प्रधान, स्वयं वुद्धि करने वाला, सुन्दर आचरण कर्ता व 
कोमल हृदयवाला होता है । 
यदि लग्न में धनुराशि व धनुराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--शास्त्राथं 
का ज्ञाता, प्रवक्ता, अनेक यज्ञ कर्ता, मन्त्र वेत्ताओं में सर्वेश्रेष्ठ और अनेक तीर्थं स्थलों 
मे घमने वाला होता है । 
यदि लग्न में धनुराशि व धनुराशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक-बन्धुओं में 
प्रधान, चतुर, सज्जन, धर्मात्मा, कामी वा अभिमानी, दूसरे की स्त्री का भोगी, 
रूपवान्‌, यशस्वी और विजयी होता है ॥ २५-२७ ॥! 
मकर राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
व्याळम्बभुजः इयामः प्रथितयशोरूपकान्तिशठः । 
स्मितभाषी मकराद्य स्त्रीषु जितो वल्गुचेष्टघनयुक्तः॥ २८॥ 
अल्पवदनशच मध्ये चळः परस्त्रीधनापहर्ता स्यात्‌ । 
चतुरः सतां गतिज्ञः प्रदानशीलो दुरन्तपादः स्यात्‌ ॥ २६॥ 
रवाचाळलः कलुषकृशोी दोर्घाङ्कः पितृवियुक्तश्च । 
लभते विदेशगमनाद्वयसनान्यपि म॒गमुखस्यान्ते ॥ ३०॥ 
यदि जन्म लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 
ऊम्वे हाथ वाला, कृष्ण वर्ण, विस्तृत यशवाला, सुन्दर रूपवान्‌, धूते, हसमुख, स्त्रियों 
में पराजित, सुन्दर इच्छा वाला और धन से युक्त होता है । 
यदि लग्न में मकर राशि व मकर राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक-- 
छोटा मुख वाला, चञ्चल, दूसरे की स्त्री व दूसरे के धन का अपहरण करने 
वाला, चतुर, सज्जनों की गति का ज्ञाता, दान में तत्पर और पैर में कष्ट से युत होता है। 
यदि लग्न में मकर राशि व मकर राशि का तीसरा द्रष्काण हो तो जातक--- 
वाचाल, कळूषित, दुर्बळ व विशाल देही, पिता से रहित और विदेश-गमन से व्यसनों 
को भी पाने वाला होता है ॥ २८-३० ॥ 


१ मानी । २ वाचाटः । 


४७० सारावली 


कुम्भ राशिस्थ तीनों द्रेप्काणों का फल 
सत्रीमानयशोभूतिः स्फीतप्रमवो घटस्याद्य । 
प्रांशुः कसमंसु निष्टो धनवान्नुपत्तेवको जातः ॥ ३१ ॥ 
लुब्धः ससथंमधघुरो गोर: पिङ्झोद्वताक्षहास्यधनः । 
उद्घृटवचा सतिमान्बहुसित्रः स्यादद्वितीये तु॥ ३२॥ 
दोघें: शठः प्रतापी कृशो5ल्पबाहुः सुतार्थमाक्स्तव्धः । 
बह्व नृतोऽनर्तावषमो विदारिताक्षो रतिविदन्त्ये ॥ ३३ ॥ 
यदि जन्म लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भराशि का प्रथम द्र प्काण हो तो जातक-- 
स्त्री-सम्मान-यश-ऐरवर्य-पराक्रम से युक्त, उन्नत, कमंठ, धनी और राजसेवक होता है! 


यदि लग्न में कुम्भराशि व कुम्भराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो जातक--लोभी, 


सामर्थ्यवान्‌, मनोहर, गोर ( सफेद ) वणे, पिङ्गल, क्रूर ( उद्धत ) नेत्र वाला, हास्यः 
प्रिय, धनी, निःसंकोच वोलने वाला, बुद्धिमान्‌ भौर अधिक मित्रों से युक्त होता है । 
यदि लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का तृतीय द्रेष्काण हो तो जातक--लम्बा, 
धूते, प्रतापी, दुर्बल, छोटे हाथ वाला, पुत्र व धन से युक्त, चकित, अत्यन्त झूठा, अन्त:- 
करण का कुटिल, विशाल नेत्र वाला और कामशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ ३१-३३ ॥। 


मीन राशिस्थ तीनों द्रेष्काणों का फल 
मधघुपिङ्गाक्षो गोरो मेधावी सत्क्रिपारतिज्ञश्च । 


सुखभागी मोना 'जलचरयुगले विनीतश्च ॥ ३४॥ 
नायु पचारप्रवरो सुष्टान्नरतिः` परार्थभुक कामी । 
ख्रीसज्जनातिदयितो ववतां भ्रष्टो द्वितीये तु॥ ३५॥ 


यामः कलासु निपुणः पृथुपादसुहृत्प्रदानश्च । 
मष्टान्नपानहास्यो सीनयुगान्त्ये भवेत्पुरुषः ॥ ३६ ॥ 


यदि जन्म लग्न में मीन राशि व भीन राशि का पहिला द्रेष्काण हो तो जातक-- 


शहद के समान पिङ्गल नेत्र वाला, गोरवर्णे, मेधावी, शुभ कार्य कर्ता, रति ( काम ) 
ज्ञाता, सुखी और नम्र होता है। 


यदि लग्न में मीन राशि व मीन राशि का दूसरा द्रेष्काण हो तो जातक--स्त्रियों 
के उपचार में श्रेष्ठ, मधुर भोजन प्रिय, दूसरे के धन का भक्षक, कामी, स्त्री व सज्जनों 
का पात्र और बोलने वालों में श्रेष्ट वादी होता है । 
यदि लग्न में मीन राशि व मीन राशि का तीसरा द्रेष्काण हो तो जातक--कृष्ण- 
वर्ण, कलाओं में चतुर, मोटे पैर वाला, मित्रों की सहायता करने वाला, मीठा भोजन- 
पान और हास्य प्रिय होता है॥ ३४-३६ ॥ 
इतीरितोऽयं स्वगुणस्वभावो द्रेवकाणजानां "गुणविद्विकल्पः । 
द्रेकाणभे* वीर्यवति स्वदृष्ट द्रेक्काणकल्पं तु फळं विदध्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


१ चारयुतो । २ रुचिः । ३ कारी । ४ दान । ५ ग्रुणचिद्वकल्पैः । ६ णगे । 





पाशा अध्याय ४७१ 


इस प्रकार द्रोष्काणजन्य गुणवेत्ता आचार्यो ने १२ राशिस्थ द्रेष्काणों के भेद से 
गुण और स्वभाव कथित किये हैं । यदि द्रेष्काण की राशि बळवानु हो व अपने स्वामी 
से दृष्ट हो तो द्रेष्काण का फल पूर्ण होता है॥ ३७॥ 
इति कल्पाणवरमंविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्याये द्रेक्काणाध्यायो 
नाम कोनपः्चाशोऽध्यायः ॥ 


पञ्चाशोऽध्यायः । 
अतोंराके'ळग्नगते तु वक्ष्ये ` वर्णस्वभावाकृतिळक्षणानि । 
प्रधानवीयंऽशपतौ शशीव तत्स्वामिरारिक्रमशो विधत्ते ॥ १॥ 
अव इस अध्याय में लग्नस्थ नवां से जातक के वणे-स्वभाव-आकार के लक्षणों 
को कहता हूँ । 'यदि चन्द्रमा के तुल्य ही लग्नगत नवांश पति बलवान हो तो उस 
स्वामी ग्रह की राशि के समान क्रम से जातक फल पाता है ॥ .१॥। 
मेष राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, ततीय नवांश का फल 
अजसंस्थानमुलः स्यान्मेषाद्यांशेऽलपनासिकांगभुजः? । . 
चण्डध्वर्निविरूप: संकुचिताङः कुशोऽक्षताङ्यश्च 11 २॥ 
वयामगुरुस्कन्धभुजो ह्वस्वललाटः सुजन्रुकः स्फुटरक । 
दीर्धास्यनसो म॒दुवाबतृतीयभागे कृशाङ्घ्रिसन्धिश्च ॥ ३॥ 
व्यालुप्तकेश गो रो व्यस्तभुजश्चारुनयननासश्च । 
वाक्पण्डितस्तृतीये जातस्तु कुरोरुजानुजंघश्च ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म या प्रश्‍न के समय लग्न में मेष राशि ब मेप राशि का पहिला नवांश 
हो तो जातक--भेड़ के समान मुख वाला, छोटी नाक व छोटे हाथ वाला, कठोर शब्द 
वाला कुरूप, संकुचित नेत्र वाला, दुर्बल और अक्षत ( अभङ्ग ) देहधारी होता है । 
यदि लग्न में मेष राशि व मेप राशि का दूसरा नवांश हो तो जातक--कुष्णवणं, 
मोटे कन्धा घ मोटे हाथ वाला, छोटा ललाट ( मस्तक ) वाला; सुन्दर जत्रु ( कन्धा 
व बाहु का जोड़ वाला, स्पष्ट दृष्टि का, लम्वा मुख व (लम्बी नाक वाला, कोमल 
वाणी और दुर्बल पैर की सन्धि वाला होता है । 
यदि लग्न में मेष राशि व मेष राशि का तीसरा नवांश हो तो जातक- लुप्त केश- 
धारी, गौरवणे, शिथिल हाथ वाला, सुन्दर नेत्र व नासिका वाला, वाणी का पण्डित 
अर्थात्‌ बोलने में चतुर और दुर्वल ऊरू-जानु-जंघा वाला होता है ॥ २-४॥ 
मेष राशिस्थ चतुर्थ, पत्चस, षष्ठ नवांश का फल 
वित्रान्तहृकप्रचण्डो ह्वस्वनसोऽटनखराङघ्रिरोसा च। 
अञ्ातृकः कुशः स्याच्चतुर्थनवभागजः पुरुषः॥ ५॥ 


१ गतेति । २ रुहः । 


४७२ सारावली 


हसो गजेन्द्रनयनः पृथुनासाभ्रललाटको मध्ये । 


पीनोपचिताग्रतनुः? खरतररोमाङ्घ्रितनुकेरः ॥ ६॥ 
इयामो मढुम गाक्षो गुरुः कुरास्फिक्कठोरुचरणः स्यात्‌ । 
व्यस्तोदरकभुजांसः षष्ट भीरुः सुबहुभाषी ।। ७ ॥ 


यदि जन्म के समय में लग्न मेष राशि व मेष राशि का चतुर्थं नवांश होतो 
जातक--विशेष भ्रान्त दृष्टि वाला, उग्र, छोटी नाक वाला, घूमने वाला, गधे के समान 
कठोर पैर व रोम वाला, भाई से हीन तथा दुर्बेल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशिका पञ्चम नवांदा हो तो 
जातक अभिमानी, हाथी के समान नेत्र वाला, मोटी नाक व सुन्दर भोंह व विशाल 
मस्तक वाला, मोटा व वर्धनशील शरीरधारी, अधिक कठिन रोम एवं पैर और अल्प 
केश वाला होता है। 
यदि जन्म के समग्र लग्न में मेष राशि व मेष राशिका छठा नवांश हो तो 
जातक--काले रङ्ग का, कोमल हृदय, हिरन के समान नेत्रधारी, गुरुता से युक्त, पीछे 
का भाग दुर्बेल, कठिन पैर वाला, विपरीत ( शिथिल ) पेट और हाथ वाला, डरपोक 
और सुन्दर अधिक बोलने वाला होता है॥ ५-७॥ 
मेष राशिस्थ सप्तम, भ्रष्टम, नवम नवांश का फल 
दूवांद्कराभचपलः सितनेत्रः सप्तमे भवेतपुरुषः । 
कुलटापतिनृदांसो विशार्लावस्तीर्णसुतिः स्यात्‌ ॥ ८॥ 
वानरमुखप्रवक्ता खरपिद्भतनुश्च गुह्मगदः । 
हित्रोऽनृतपापरतः सुहृत्त्रियोग्रः सदाए्मजः॥ & ॥ 
दीर्घः कृशो विहारी व्यस्तललाटश्रवोऽश्ववदनइ्च । 
बह्व भिधानाभि रतस्त्वनुजुर्नवमांराजो भवति ॥ १०॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का सप्तम नवमांश हो तो 
जातक- -घास के अङ्कुर के समान आभा वाला, चञ्चल, काले नेत्र वाला, वेश्या का 
पति, निन्दित और लम्बा-चौड़ा देह वाला होता है। 

यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का अष्टम नवमांश हो तो 
जातक--बन्दर के समान मुख वाला, प्रवक्ता, कठोर और पिङ्गल शरीरधारी, गुप्त 
रोगी, हिंसक, असत्य व पाप में लीन, मित्रों का प्रिय और उग्र स्वभावी होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में मेष राशि व मेष राशि का नवम नवांश हो तो 
जातक--लम्बरा, दुर्वेल, पर्यटन शील, विपरीत मस्तक व कान वाला, घोड़े के समान 
मुख वाला, अधिक नाम के पीछे लौन और टेढ़ा अर्थात्‌ कुटिल होता है ॥ ८-१० ॥ 

इति मेषे ॥ 





१ ततो । 


०३ 


| 


पञ्चाश अध्याय ४७३ 


वृष राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
समकृष्णतनु: स्तब्धः पूर्वमघान्त्येऽन्त्यकर्मा स्यात्‌ । 
नीचः प्रकृतिविरुद्धो विषमाक्षिनिरीक्षणो दृषस्याद्ये ॥ ११ ॥ 
गम्भोरटगलसात्मा विनतशिरावक्त्रकश्व लघुमेधाः । 
प्रतिकुलकर्म॑मिथ्याबहुप्रछापी द्वितीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 
मृद्दज्धवान्वपुष्मान्सुनसस्पष्टायताक्षबृहदर्डः: १ 
यज्ञादिकर्मनिरतः स्थिरपार्षणकरस्तृतोयनवमांदो ॥1 १३ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशिका पहिला नवांश हो तो 
जातक--प्तमान कद, काला वर्णे, चकित, प्रथमावस्था में पाप व अन्त्यावस्था में दुष्ट 
कमं करने वाला, नीच, प्रकृति के विपरीत आचरण कर्ता और कुटिल दृष्टि वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का दूसरा नवमांश हो तो 
जातक--गम्भीर दृष्टि वाला, आलसी, नत मस्तक व अधोमुख वाला, अल्पबुद्धि; 
विपरीत कार्य कर्ता व अधिक झूठ बोलने वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का तीसरा नवांश होतो 
जातक--कोमल शरीरधारी, सुन्दर नाक वाला, स्पष्ट विस्तृत नेत्रधारी, लम्बा शरीर 
वाला, यज्ञादि कार्ये में लीन, स्थिर पैर व स्थिर हाथ वाला होता है ॥ ११-१३ ॥ 
वृष राशिस्थ चतुर्थ, पत्चम, षष्ठ नवांश का फल 
हस्वोदरः सुरोषो मेषाक्षः पिड्ढलस्त्वधनयुक्तः । 
परघनहरणाभिरतश्चतुर्थंभागे वृषस्य नरः ॥ १४॥ 
व्यालः सुतुङ्गघोणो महदृषभाकारवकत्रघनकेदाः । 
स्यात्पञ्चमे विलासो व्रृहद्भुजस्कन्धकटिगौरः ॥ १५॥ 
स्वक्षः स्थिरः सुकेश: स्निग्धतनुवरगुवादप्रगल्भः स्यात्‌ । 
माधुर्यहास्यनिरतः छुशः सुनिपुणो भवेत्वष्ठ ॥ १६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का चोथा नवमांश हो तो 
जातक--छोटा पेट वाला, क्रोधी, भेड़ के समान नेत्र वाला, पिङ्गल वर्ण, निर्धन 
और दूसरे के धन चुराने में लीन होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि और वृष राशि का पांचवां नवांश हो तो 
जातक--जहरीला, सुन्दर ऊंची नाक वाला, बड़े बैल के समान मुख व आकृति वाला, 
चुंघराले सघन केश वाला, विलासी, स्थुल हाथ व कमर वाला और सफेद वर्ण का 
होता है । | 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशिका छठा नवांश हो तो 
जातक---पुन्दर नेत्रधारी, स्थिर, सुन्दर केशवाला, चिक्कण शरीरधारी, मनोहर वाणी 
वाला, प्रौढ वा धृष्ट, मधुर हास्य में लीन, दुर्बल ओर सुन्दर चतुर होता है ॥१४-१६॥ 


४७४ साराबळी 


बृष राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
सतसुतयुबतीषु रतो मनाबप्रळम्बाग्रनासिकाक्षः स्यात्‌ । 


डद्घद्धांगः स्वजनद्वेधी गुरुपादसुक्मकेशश्च ॥ १७ ॥ 
व्याप्रेक्षणः सुदशनस्त्वाजितस्फुट्नासकोऽल्पकर्मा स्यात्‌ । 
उद्वृत्तनीछकेशोग्रनलो मुखरस्तथाष्टतज; ॥ १८ ॥ 
सान्योऽहपसतत्वभीर:ः क्रोधी समरुचिरमुतिकषितवः स्यात्‌ । 
सव्चितधन: प्रसिद्धः कुशस्त्यघधस्ताठालाप्यन्ते ॥ १९ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का सप्तम नवांश हो तो 
जातक-मरे हुए पुत्र व स्त्री में लीन, थोड़ी लम्वी नासिका व आँख का अग्रभाग वाला, 
हृढ़ शरीरघारी, अपने मनुष्यों का शत्रु, मोटा पैर और सूक्ष्म केशवाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का अष्टम नवांश हो तो 
जातक--बाघ के समान दृष्टि वाला, सुन्दर दांत वाला, अजेय, फटी हुई नाक वाला, 
रूघु कायं कर्ता, घुँघराले नीले केश वाला, तीक्ष्ण नख ( नाखून ) धारी और प्रधान 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृष राशि व वृष राशि का नवाँ नवाँश हो तो जातक-- 
पूजनीय, अल्प बली, डरपोक, क्रोधी, समान सुन्दर शरीरधारी, धूत, धन का संग्रह 
करने वाला, प्रसिद्ध, दुर्बल और पीछे प्रलाप करने वाला होता है ॥ १७-१६ ॥ 
॥ इति वृषभे ॥ 
मिथुन राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नदांश का फल 
रोमोपचितांसभुजो घनासितापांगरक्तथोष्चनसः । 
दुर्बाकाण्डश्याम: कृ गाइचत्रिपाणिस्तृतीयभवनाद ।। २० ॥ 
घठशोर्घो$शुचिकर्मा घातरुचिसंध्यलग्नघोणः स्यात्‌ । 
बहुभाषी बहुचेष्टो द्वितीयभागे तु घिग्रहाधिपति: ॥ २१ ॥ 
बौरोऽतिरक्तनयनः सुनासिकः समतनुः सुमेधा स्यात्‌ । 
दोर्घाननो5सित श्र॒र्वाचा चतुरस्तृतीयंञ्शे ॥ २२॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक-रोम से युक्त कन्धा व हाथ वाला, सघन कृष्ण नेत्र प्रान्तो से युक्त आँख 
वाला, ऊंची नाक वाला, दूर्वा ( घास ) के समान कृष्ण वर्णे वाला और दुर्बल पैर व 
हाथ वाला होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक-घड़े के समान मस्तक वाला, अपवित्र कार्ये कर्त्ता, हिसा में प्रीति रखने वाला, 
मध्य नासिकावाला, अधिक बोलने वाला, अधिक इच्छा कर्त्ता और लड़ाई का मुखिया 


होता है । 





पु “> १- क 


प-च्चादा अध्याय ४७५. 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक-सफेद वर्ण, अधिक लाल आँख वाला, सुन्दर नाक वाला, समान शरीरधारी,. 
सुबुद्धि, लम्बा मुख वाला, काली भौंह वाला ओर बोलने में निपुण होता है ॥२०-२२॥।- 


मिथुन राशिस्थ चतुर्थ, पत्चस, षष्ठ नवांश का फल 
सु्ूललाटकामी नोलोत्पलमुतिविपुळवक्षा: स्यात्‌ । 
सितवन्तो' मुदुवक्त्रःः  प्रशस्तरोमाचितदचतुर्थेड्शें ॥ २३ ॥। 
पृथ्वाननो  वृहत्स्फिवपीवरवक्षोभुजरच खल: | 
स्थ्लशिरा मायावी सितानुकूलेक्षणस्तु पः्चमज: ॥ २४॥ 
मध्वोक्षणः प्रलापी व्यस्तलळलाट: ससस्सुतनुः । 
कितवइघरुशच रुचिरोष्टरद: षष्टे तु सत्त्वयुतः॥ २५ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मियुन राशि व मिथुन राशि का चौथा नवांश हो तो 
जातक-सुन्दर भृकुटी व मस्तक वाला, कामी, नीलकमळ के समान देहधारी, विशाल 
छाती वाला, सफेद दाँत वाला, कोमल मुखवाला और प्रशस्त रोमों से युक्त होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का पाँचवाँ नवांश हो 
तो जातक--मोटा मुख वाला, वड़े नितम्ब वाला, पुष्ट छाती व पुष्ट हाथ वाला, दुष्ट, 
स्थुल मस्तक वाला, मायावी, स्वच्छ और अनुकूल दृष्टि वाळा होता हे । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का छठा नथांश हो तो 
जातक-शहद के समान दृष्टि वाला, प्रलापी, व्यस्त मस्तक वाला, समान सुन्दर देहधारी, 


धूतं, चञ्चल (अस्थिर) ओष्ठ व दांतवाला और बलवान्‌ होता हे ॥ २३-२५ ॥ 
मिथुन राशिस्थ सप्तस, श्रष्टम, नवस नवांश का फल 


ताञ्रारुणाभवणंः समुन्नताक्षो विशालवक्षाः स्यात्‌ । 
शिक्षास्त्रशिहपनिपुणो हास्यरतिः सप्तमे जातः॥ २६॥ 
इयामो गुरुभनस्वी रलितो मधुराभिधानशच । 
ब्यस्तविवृद्धरारीरो दोर्घासितद्क्कलाविदष्टमज: ॥ २७॥ 
वृत्तासितद्दसुतनुः सिद्धो मेघाबलो रतिज्ञः स्यात्‌ । 
विज्ञानकाव्यनिरतों नवमे जायेत मिथुनस्य ॥ २८॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का सातवाँ नवांश हो हो 
जातक-ताँवे के समान लाल शरीर वाला, ऊँची नाक वाला, विशाळ वक्षस्थल वाला; 
शिक्षा-असतर-शिल्प ( चित्रकारी ) में चतुर और हंसने में प्रीति करनेवाळा होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि का आठ्वाँ नवांश हो तो जातक-- 
कृष्णवर्णं, श्रेष्ठ मनस्वी, सुन्दर, मीठा वक्ता, विपरीत विशाल देहधारी, लम्बे काले. 
नेत्र वाला और कलाओं का जानने वाला होता हे । 





१. वक्त्रो । २. वक्र । 


०४७६ सारावली 


यदि जन्म के समय लग्न में मिथुन राशि व मिथुन राशि का नवाँ नवांश हो तो 
'जातक-गोल काले नेत्र वाला, सुन्दर देहधारी, सिद्ध, मेधावी, रति ज्ञाता और विज्ञान 
-व काव्य में तत्पर होता है ।। २६-२८ ॥ 
।। इति मिथुने ॥ - 


ककं राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
निर्मलचारुसुगौरः सुमुधंजः स्याद्विशाळकुक्षिइच । 


संगळमुखोंन्नताक्ष स्तन्वंगभुजः कुली राद्य ॥ २६ ॥ 
)रक्तच्छवी रणोंग्र: कलाप्रियः स्याद्विडालमुखनेत्रः । 
काकद्रितीयभागे त्यागी कूशजानुजंघशच ॥ ३० ॥ 
गौर: सुनेत्रवाग्मी सुकुमारस्थुळयोषिदंगशच । 
धीमान्म डुकमे र तस्तृतीयभागे भवेदळसः ॥ ३१ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में ककं राशि व कर्क राशि'का पहिला नवांश हो तो 
-जातक=स्वच्छ व सुन्दर सफेद वणे का, सुन्दर केशधारी, विशाल पेट वाला, मङ्गल 
५ सुन्दर ) मुख वाला, ऊंची आँख वाला, कृश देह और दुर्बल हाथ वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में ककं राशि व ककं राशि का दूसरा नवांश हो तो 
-जातक-लाळवर्ण, संग्राम में उग्र, कलाओं का प्रेमी, विडाल ( विलाव ) के समान 
मुख व नेत्र वाला, त्यागी और दुर्बेल घेंटू व जाँघ वाला होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--गौरवरणं, सुन्दर नेत्रधारी, वाग्मी, स्त्री देह के समान कोमळ स्थूल देहधारी, 
-बुद्धिमान्‌, कोमल कार्यकर्ता और आलसी होता है ॥ २९-३१ ॥ 
करकं राशिस्थ चतुर्थ, पत्चम, षष्ठ नवांश का फल 
इयामच्छविनंत भरविशारूपी नोन्नतः सुनासाक्षः । 
क्षीणः पुरुषो दाता स्वजातिकार्यशचतुर्थ स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
घण्टास्वरों नतास्यः सुसंहतः सुदीघंबाहुः स्यात्‌ । 
सेवारतों विकर्मा मध्ये दुमर्षणोऽल्पमेधाइच ॥ ३३॥। 
दीघविशाल्शरीरः प्रशास्तनयनो बहुप्रतापः स्यात्‌ । 
गोरः सुवंराघोणो वक्ता षष्ट च पथ॒दन्तः ॥ ३४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व ककं राशि का चोथा नवांश हो तो 
जातक--काले वर्ण का, नीची भाँह वाला, विशाल मोटी व ऊँची देहवाला, सुन्दर 
नाक व नेत्र वाला, हीन, दानी और अपनी जाति का कार्य करने वाला होता है । 
_ यदि जन्म के समय लग्न में कर्कं राशि व ककं राशि का पाँचवां नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान शब्द वाला, नम्र मुख, सुन्दर मिली हुई भोंह वाला, सुन्दर 


१ छविचरणोढः । २ कृष्णश्च । 





पन्चाश अध्याय ४७७: 


लम्बी भुजा ( हाथ ) वाला, सेवा कार्ये में तत्पर, निन्दित कार्यकर्ता, दुर्धषं और छोटी 
बुद्धि का होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्के राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--लम्बा विस्तृत शरीर वाला, विशाल नेत्रधारी, अधिक प्रतापी, सफेद वणं,. 
सुन्दर नासिका वाला, वक्ता और मोटे दांतवाला होता है ॥ ३२-३४ ॥ 
कर्के राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
` भिन्नशिरोरुहरोमा वत्ततनुः स्यात्सिराळजङ्कश्च । 
परगृहरक्षणशील: काकाकारश्च सप्तमज: ॥ ३५॥ 
घण्टाशिराः कुशिल्पी सुमुखभुजांगश्च कूमंगतिः । 


सध्यविलम्ननसः स्यादष्टसभागे तु कृष्ठश्च॥ ३६॥ 
गोरो झषनेत्रगुरुम दुदरो$य पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌ । 
दीघंहनुल॑म्बोष्ठो महोरुकुराजानुगुल्फो5न्त्ये ॥ ३७ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्क राशि का सप्तम नवमांश हो तो 
जातक--भिन्न ( प्रथक्‌ू-पृथक ) केश व रोम वाला, विशाल देहधारी, नसों से युक्त. 
जांघ वाला, दूसरे के घर की रक्षा करने में तत्पर और कौआ के समान आकृति वाला 
होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्के राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान मस्तक वाला, निन्दित शिल्पकार, सुन्दर मुख व हाथ ओर 
शरीर वाला, कछुए की चाल के समान चलने वाला, बीच में नत नाक वाला ओर 
कोढी होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में कर्क राशि व कर्के राशिका नवां नवांश होतो 
जातक--गौर वर्ण, मछली के समान नेत्रधारी श्रेष्ठ, कोमल पेट वाला, विशाल वक्ष- 
स्थल वाला, लम्बा ओठ व ठोडी वाला, स्थुल जंघा वाला ओर दुर्बल घुटना व पींडरी 
वाला होता है ॥ ३५-३७ ॥। 

॥ इति ककेटके ॥। 
सिह राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 


सन्दोदरः प्रचण्डो रक्ताग्रनसो वृहच्छिराः शछरः । 
उन्नतमांसलवक्षाः सिहे प्रथमे भवेद्धागे ॥ ३८ ॥ 


उन्नतविततललाटश्चतुरस्नतनुविलोमनेत्रशच । 
दीघंभुजोन्नतवक्षाः पृुथुग्रघोणो ढितीयँच्शे ॥ ३६ ॥ 
रोमान्वितायतभुजश्चको रनयनस्तलस्त्यागी । 


उन्नासिकस्तृतीये स्निग्धतनुर्बाहुवृत्तगलः ॥ ४० ॥॥ 


+७८ सारावली 


यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशि का प्रथम नवांश हो तो 
जात्तक-अल्प पेट वाळा; प्रचण्ड (तीक्ष्ण), लालिमा से युक्त नाक का अग्रभाग व विशाल 
- मस्तक वाला, वीर ऊंचा व मांस से युक्त वक्षस्थल ( छाती ) वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिह राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक-ऊ चा व विशाल मस्तक वाला, चौकोर देहधारी टेढ़े नेत्र वाला, लम्बे हाथ 
वाला, ऊ ची छाती वाला और स्थूल व उग्र नासिका बाला होता है । 
यदि जन्म के समय ळग्न में सिंह राशि व सिह राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--रोम से युत विस्तृत हाथ वाला, चकोर के समान नेत्रतल वाला, त्यागी, ऊ ची 
नाक वाला, चिक्कण देहधारी और गोळ हाथ व गला वाला होता है ॥ ३८-४० ॥। 
सिह राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
दतमण्डगोरगात्रो दीर्घासितलोचनो मदुशिरोजः । 
मिन्नध्वनिइचतुर्थं पथुक्ररचरणइच भेककुक्षिः स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
घण्डादिरोऽल्पकेशो सितघोणाक्षशच लोमशांगतनुः । 
रूम्योदरप्रचण्डो दंट्रोत्ततपीनहन्मथ्ये ॥ ४२ ॥ 
स्रस्ताल्परोमर्मात: स्निग्धससासितविलोचनो दोघं: ¦ 
श्याम: स्त्रीणां चतुरो विकत्थनो वाक्यपण्डितः षष्ठ ॥ ४३ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का चौथा नवांद होतो 
जातक--मक्खन के समान सफेद शरीर वाला, लम्बी व काली आँख वाला, कोमल 
केश वाला, भिन्न ( पृथक्‌ ) शब्द वाला, स्थुल हाथ व पैर वाला और मेढक के समान 
'पेट वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिंह राशि व सिंह राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--घण्टा के समान मस्तक वाला, छोटे केश वाला, सुन्दर वा स्वच्छ नाक व 
. आँख वाला, रोम से युक्त देहधारी, लम्बा पेट वाला, उप्र प्रकृति, विकार से युक्त दांत 
वाला और मोटी छाती वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिह राशिका छठा नवांश हो तो 
'जातक--प्रशस्त व थोड़े रोम से युक्त शरीरधारी, चिकने समान व काले नेत्र वाला, 
लम्बा कद वाला, काला वर्ण, स्त्रियों के मध्य में चतुर, बकवादी और वाणी से पण्डित 
होता है ॥ ४१-४३ ॥ 
सिह राशिस्थ सप्तम अष्टम नवस नवांश का फल 
दीर्घानन: सिरार: पीनतनु: स्त्रीषु : दुर्भगः कृष्ण: । 
स्यात्सप्तमे सुचण्डो रोमचितः कूटनिष्ठुराभाषी ॥ ४४॥ 
उत्कृष्टवाक्स्थिरांग: 'सुभगो गम्भीरहग्विकर्सा च। 
निःस्वः कूटकरः स्यादटमभागे घ्रसुतशच ॥ ४५॥ 





पवार अध्याय ४७९. 


रासभमुखो5सिताक्षो व्यालम्बभुज: सुपाष्णिजद्भूळच । 
इवासनिपीडितवक्षा नत्रमांशे जायते मनुजः ॥ ४६ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशि का सातवां नवांश हो तो 
जातक--लम्बा मुख वाला, नसों से युक्त, मोटा शरीर वाला, स्त्रियों का द्रोही, काला 
वर्ण, उप्र प्रकृति वाला, रोम से युक्त शरीर और कपटता से युत कठोर बोलने वाला 


यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिह राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक--अच्छी वाणी वाला, स्थिर देहधारी, सौभाग्यवान्‌, गम्भीर दृष्टि वाला दूषित 
कार्यकर्ता और नकली वस्तु बनाने वाला होता है 

यदि जन्म के समय लग्न में सिह राशि व सिंह राशिका नवां नवांश हो तो 
जातक गधा के समान युख वाला, काले नेत्र वाला, लम्बे हाथ वाला, सुन्दर एड़ी व 
जांघ वाला और इवास रोग से पीडित छाती वाला होता हे ॥ ४४-४६ 1 


॥ इति सिहे ॥ ज्र 
कन्या राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 

सारंगाक्षो वक्ता प्रदानसम्भोगवान्धनाढ्यश्च । 
व्यामोन्नतहृदयः स्यात्षष्ठ प्रथमांशफे जात: ॥ ४७ ॥ 
पूर्णाननः 'सुचक्षु: *स्निग्धो सदुवादशीलइ्च । 


लम्बोदरश्चलः स्याद्द्वितीयभागे सहोरुइच ॥ ४८ ॥ 
स्फुटनासिकापुटः स्यात्प्ररास्तपादशच पीनतनुभुजः3 । 
विस्पष्टवाक्व गोरः कन्यासु सुहृत्ततीयंञ्शो ॥ ४९ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का पहिला नवांश हो तो 
जातक--हिरन के समान नेत्र वाला, वक्ता, दानी, भोगी, धनवान्‌, कृष्णवर्ण और 
ऊंची छाती वाला होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक पूर्ण अर्थात्‌ सुन्दर मुख वाला, सुन्दर नेत्रधारी, कान्तिमान्‌ वा चुगल खोर वा 
कलह प्रेमी, सुन्दर बोलने में तत्पर, लम्बा पेट वाला, चञ्चल और मोटी जाँघ वाला 


यदि जन्म के समय कन्या लग्न में कन्या राशि का तीसरा नवाँश हो तो जातक- 
फटी हुई नाक के पुट वाला, सुन्दर पैर वाला, मोटे हाथ वाला, अस्पष्ट वाणी वाला, 
गौर वर्ण और सुन्दर हृदय वाला होता है ॥ ४७-४४ ॥ 


“कन्या राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
श्तवान्खीषु च रमते सुकुमारो मधररक्तगौरश्च । 
तीक्ष्णइचतर्थभागे प्रंबोधनो5धःकृशो हिमुर्धा च॥५०॥. 


१ वक्षा । २ पिशुनः कलहप्रियः सुगूढवया । ३ पाणि । 


४८० सारावली 


स्थूलोष्टबाहुरुक्तततनुः पृथुशिरोरुहांस: स्यात्‌ । 
पश्चमज: पृथुवक्षा पराश्रयोद्वद्धजंघइच ॥ ५१ ॥ 
स्निग्धच्छविः सुवाक्यः शस्ततनुः शाख्रक्कतमतिप्रचुरः । 
लिपिलेख्यकलाभिज्ञ: सुमनाः षष्टांशजो विहारी च॥ ५२॥ 
थदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का चोथा नवांदा हो तो 
जातक- शास्त्र का ज्ञाता, स्त्रियों में अनुरक्त, कोमलाङ्ग, सुन्दर लालिमा से युक्त 
सफेद वर्ण वाला, उग्र, बुद्धिमान्‌, नीचे का भाग दुर्बल और दो मस्तक वाला होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का पाँचवाँ नवांश हो 
तो जातक मोटे ओष्ठ व हाथ वाला, ऊचा शरीर वाला, मोटे केश व कन्धा वाला, 
विशाळ वक्षस्थल, दूसरे के अधीन और पुष्ट जांघ वाला होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशिका छठा नवांश हो तो 


जातक स्वरूपवान्‌, सुन्दर वाणी का, प्रशस्त देहधारी, शास्त्र कर्ता, अधिक बुद्धिमान्‌, 
लिपि-लेख्य-कला का जानकार, प्रसन्नचित्त और घूमने वाला होता है ॥ ५०-५२ ॥ 


कन्या राशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
ह्वस्ववदनोन्नतांसः स्निग्धभुजोऽन्ते च केशागोरः स्यात्‌ । 
सप्तमज: पृथुजठर: पृथुतरचरणोऽम्बुभीरुच ॥ ५३ ॥ 
सुकुमारगौ रदी घड्चित्रोन्नतद्क्प्रचण्डमानी स्यात्‌ । 
व्यालम्बपी नवाहुः पिगलरोमाष्टमे जात: ॥ ५४॥। 
ख्यातो मदुसुखमूर्तिवशालनेत्रो बलासद्दासत्त्वः । 
चतुरो  नवसेंञ्या  स्यान्नतांसलेख्यादिविद्वांदच ॥ ५५ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का सप्तम नवांश हो तो 
जातक---छोटा मुख वाला, ऊ चे कन्धा वाला, स्वस्थ हाथ वाला, अन्त समय में सफेद 
केशवाला, विशाल पेट वाला, अधिक मोटे पैर वाला और जल से भय करने वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का आठवां नवांश हो तो 
जातक- सुन्दर कोमल सफेद वर्ण, विशाल देहधारी, विचित्र ऊ ची आँख वाला, उग्र, 
अभिमानी, लम्बी मोटी भुजा ( हाथ ) वाला और मधु के समान पिङ्गल रोम वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कन्या राशि व कन्या राशि का नवाँ नवांश हो तो 
जातक- प्रसिद्ध, कोमल सुख स्वरूप, विशाल नेत्रधारी, अतुल्य बलवानु, चतुर, नतः 
कन्धा वाल, व लेखादि का विद्वान्‌ होता है ॥ ५३-५५ ॥ 
॥ इति कन्यायाम्‌ ॥ 





9 Ee cal शो क्र हा यात कला 


शड + | lh «& dl 


Fo i आ 


» क्ष 
FE 


श्र 
३ 


+ १ SN क क र ह 


३१ पञ्चाश अध्याय ४८१: 


तुला राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
गोरो विशाळनेत्रः इलाघी दीर्घाननोऽर्थगोप्ता स्यात्‌ । 


नवपण्यकमकुशलस्तुलाधराद्य राजः सुविख्पात: ॥। ५६ ॥ 
प्लुतमण्डलनेत्रः स्यात्कराळदन्तो निमग्नमध्यस्तु । 
युगले विस्मृतनेत्रः कुतनुर्घनसंहत रश्च ॥ ५७ ॥ 
गोरोऽश्वमुखः सुरदो महोत्तताक्षः कृदोऽपि लब्धयद्या: । 
दीघकरोरुहघोणस्ठृती यजः स्यात्सुचरणश्च 11 ५८ ।। 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का पहिला नवांश हो तो] 
जातक--सफेद वर्ण, विशाल नेत्र वाला, अपनी प्रशंसा सुनने व कहने वाला, रम्बा 
मुख वाला, धन को छिपाने वाला अर्थात्‌ धन रक्षक, नवीन व्यवसाय के कार्य में चतुर 
और प्रसिद्ध होता हे । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--अधिक विशाल गोल आँख वाला, विकराल ( उच्च ) दांत वाला, पतली या 
टेढी कमर वाला, विस्तृत हृदय वाला, कुत्सित देहधारी ओर सघन मिली हुई भोंह 
वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का तीसरा नवांश होतो 
जातक---सफेद वर्ण वाला, घोडे के समान मुख वाला, सुन्दर दाँत वाला, बड़ी व ऊँची 
आँख वाला, दुर्वेल, यश प्राप्त कर्त्ता, लम्बे नख व लम्बी नाक वाला व सुन्दर पैर वाला 
होता है ॥ ५६-५८ ॥ 
तुला राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
तन्वंसबाहुभीदस्तुन्चतदन्तः छुशो म्रुगतररुटक्‌ । 
हस्वनसः सुविषादी श्यामो शील्श्चतुर्थजो भबति ॥ ५६ ॥ 
गम्भीरटटविस्थरात्मा सुहृत्प्रियः पंचमे ह्यमानी स्यात्‌ । 
खरकेश: ससनेत्रो सध्यभ्रतिळग्नघोणरृक्तश्च ॥ ६० ॥ 
पीनाङ्गो गोरः स्याहिशालनेन्न: सुनासिकावंशः । 
स्निग्धनखः सुनयज्ञ: षष्टऽशे शाखविज्जातः ॥ ६१ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का चौथा नवांश हो तो 
जातक--दुर्बेल कन्धा व हाथ वाळा, डरपोक, ऊचे दाँत वाला, दुर्वेल, हिरन के 
समान चश्चल नेत्रधारी, छोटी नाक वाला; सुन्दर विषाद ( क्षोभ ) से युक्त, कृष्ण वर्ण 
व सुशील होता हे । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--गम्भीर दृष्टि वाला. स्थिर आत्मा, मित्रों का प्रेमी, अलङ्कार से रहित, रूक्ष 
केशधारी, समान आंख वाला और गर्वे से युक्त चपटी नाक वाला होता है । 





४८२ सारावलो 


यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--मोटी देह वाला, सफेद वर्ण, विशाल नेत्रधारी, सुन्दर नाक वाला, चिकने 
नख वाला, सुन्दर नीति ( न्याय ) का ज्ञाता व शास्त्रज्ञ होता है ॥५९-६१॥। 
तुला राशिस्थ सप्तम, ग्रष्टस, नवम नवांश का फल 
रक्तावदातम तिमान्गुरुहस्वतनु: कुशो ललाटे स्यात्‌ । 
लुब्धः प्रचण्डदुग:  सस्तमभागे मनस्वी च ॥ ६२॥। 
तु्गांसगण्ड भोक्ता कठिनतनुर्दोघकुष्णभ्र: । 
निर्णिक्तवावप्रशान्त: सद्दक्षस्त्वधेमस्तको5टमज: ॥ ६३ ॥। 
स्वक्षः प्रसन्नगोरः समचारुतनुः पटुः कलाभिरत: । 
दाक्षिण्यहास्यनिरतो विटस्वभावो भवेन्नवमे ॥ ६४॥। 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशिका सप्तम नवांश होतो 
जातक--लालिमा से युक्त सफेद वर्ण वाला, बुद्धिमान्‌ मोटा व लघु कद शरीर, छोटा 
मस्तक, लोभी, उग्र स्वभावी और मनस्वी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशि का आठवाँ नवांश हो तो 
जातक ऊचे कन्धा व कपोल वाला, भोगी, कठोर देहधारी, लम्बी व काली भौंह 
वाला, निश्चित वाणी वाला, शान्त स्वभाव, सुन्दर वक्षःस्थल ( छाती ) वाला व 
खण्डित मस्तक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में तुला राशि व तुला राशिका नवांनत्रांश हो तो 
जातक- सुन्दर नेत्रधारी, प्रसन्नचित्त, सफेद वर्ण, समान सुन्दर शरीरधारी, 
चतुर, कलाओं में लीन, चतुरता से युक्त व हुँसने में तत्पर और क्षुद्र स्वभावी 
होता है ॥ ६२-६४ ॥ 


॥ इति तुलायाम्‌ ॥ 
वृश्चिक राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
हस्वोन्नतोष्टयोणः सुललाटः स्याद्दुढाद्कगो रश्च । 
दं रकुक्षिघंटकोऽष्टमराशौ प्रथमनवभागे ॥ ६५॥ 
गोरः पृथ्वायतहृदुत्राहुस्तात्रोग्रद्‌ग्द्रितीये स्यात्‌ । 
उद्वृत्तबळनिहन्ता साहसक्कदनट्पकेराश्च ॥ ६६ ॥ 


प्राज्ञो दुढांसबाहुः प्रयत्नकोशो विशुद्धवावयः स्यात्‌ । 
कानोनको वपुष्मानन्गोरो रुचिराधरस्तृतीयेऽरो ॥ ६७॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वुरिचिक राशि व वृश्चिक राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक--लघु व उच्च ओठ व नाकवाछा, सुन्दर मस्तकधारी, पुष्ट व सफेद देह- 
धारी, मेढक के समान पेट वाला और दलाल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वुश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का दूसरा नवांश हो 
तो जातक--गौर वर्ण, पुष्ट व विशाल हृदय एवं हाथ वाला, लाल व क्रोध युक्त नेत्र- 


धारी, शत्रु सेना के बल का नाशक, साहसी और अधिक केश वाला होता है । 
१ रति । Ee 





पञ्चाश अध्याय ४८३ 


यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का तीसरा नवांश हो 
शतो जातक- विद्वान्‌, मजबूत कन्धा व हाथ वाला, प्रयत्न से धनी, विशुद्ध वाणी 
न्वाला होता है ॥ ६५-६७ ।। 
वृश्चिक राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चस, षष्ठ नवांश का फल 
परदारद्रोहरतिः क्षेप्ता घोरश्रतुर्थजो दीर्धः । 
इयामोऽसितकेश्याक्षो नटः प्रगल्भश्च पीनरोमांसः ॥ ६८॥ 
गम्मीरध्तात्रामो मग्ननसः पञमे धीरः। 
सृष्टोदरोग्रकर्मा व्यस्तदुढाङ्गो यशस्वी स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
धृष्टो वरिएवुद्धिः पृष्ठोच्चनसो गम्भीरसत्त्वः स्यात्‌ । 
सुनयः प्रचण्डकर्मा षष्ठ दक्षोऽल्पकचघनश्रुश्च ॥ ७०॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का तीसरा नवांश हो 
तो जातक--दूसरे की स्त्री व विद्रोह में तत्पर, कार्यं प्रेरक या कार्य में नियुक्ति कर्ता, 
औअैयवान्‌, दीघं देहधारी, कृष्ण वर्ण, काले केश व काले नेत्र वाला, नट (नाचने वाला) 
धृष्ट, मोटे रोम व कन्धा वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृदिषिक राशि व वृश्चिक राशि का पाँचवाँ नवांश 
हो तो जातक--गम्भीर, लाल नेत्र वाला, चपटी नाक वाला, धेयेंवानु, शुद्ध उदर 
( पेट ) वाला, कठिन कार्य कर्ता, विपरीत मजबूत शारीरधारी व यशस्वी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का छठा नवांश हो 
तो जातक--डोठ, उत्तम वृद्धि वाला, ऊंची पीठ व ऊंची नाक वाला, अधिक वली, 
सुन्दर न्याय वाला, उम्र कार्य कर्ता, चतुर, वड़े केश वाला और सघन भौंह वाला 
होता है ॥ ६८-७० ॥ 
वृश्चिक राशिस्थ सप्तम, ष्टम, नवम नवांश का फल 
_ दारितमुखः स्थिराङ्गः प्रविकोणरदः शिरावनद्वा्कः । 
निम्नोदरः प्लुताक्षः स्रस्ततनुः सप्तमे भवेदंश ॥ ७१ ॥ 
स्फुटिताग्रनसः कालो विपन्नशीलो सलीमसाङ्भः स्यात्‌ । 
भिन्नोत्कटंः शिरोजेः सत्त्यक्तमतिस्तथाएमजः ॥ ७२ ॥ 
गोरो सृगाकृतिमृदुः प्रशान्तपिङ्गाक्षरोमदृढपीनः । 
सुसमेतश्च गुरूणां मतः प्रजाती नवमभागे ॥ ७३॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का सातवाँ नवांश 
हो तो जातक- खुले हुए मुख वाला, स्थिर देहधारी, छोटे-बड़े लघु बृहत्‌ दाँत वाला, 
नसों से युक्त शरीर वाला, संकुचित पेट वाला, उत्तेजित नेत्र वाला और सुन्दर देह- 
धारी होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का आठवां नवांश हो 
तो जातक--आगे से फटी हुई नाक वाला, काल स्वरूप अर्थात्‌ कृष्ण वरणे, विपत्ति से 
युक्त, दूषित देहधारी, विखरे उत्कट केश वाला और बुद्धिहीन होता है । | 


४८४ सारावळो 


यदि जन्म के समय लग्न में वृश्चिक राशि व वृश्चिक राशि का नवां नवांश हो” 
तो जातक--सफेद वरणं, हिरन के समान कोमल, शान्तचित्त, पिङ्गल नेत्र वाला, मोटे: 
मजबूत रोम वाला, सुन्दरता से युक्त और गुरुजनों से सम्मत होता है ॥७१-७३॥ 


धनु राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
सुब्रृहन्नसोजदृष्टि: स्फुटाग्रभाषी सुदन्तरोमा च। 
गौरः सुबद्धवृयणश्चापाद्यांरो प्रचण्डः स्यात्‌ ॥ ७४॥ 
प्रोतुङ्गशिराः स्थिरविद्टिस्तोर्णाक्षो गुरुस्फिगूर्श्च 1 
विकुताग्रनसो दीर्घो महाहनुः स्याद््वितीयंऽशे ॥ ७५ ॥ 
शिक्षाशास्त्रमतिज्ञः प्रगल्भगम्भीरमातिसुलयरच । 
सत्रीवल्लभो मनस्वी तृतीयजो हास्यशिल्पज्ञः ॥ ७६॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का पहिला नवांश हो तोः 
जातक- सुन्दर बड़ी नाक वाला, विषम दृष्टि, स्पष्ट व आगे बोलने वाला, सुन्दर दाँत 
व रोम से युक्त, गौरवर्ण, सुन्दर दृढ अण्डको वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का दूसरा नवांश होतो 


जातक-उन्नत मस्तक वाला, स्थिर ज्ञाता, विशाल नेत्रधारी, मोटी कमर व मोटी: 
जाँघ वाला, नाक का आगे का भाग विकार से युक्त, लम्बी आकृति और स्थूळ ठोड़ी 
वाला होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का तीसरा नवांश हो तोः 
जातक- शिक्षा व शास्त्र में उत्तम मति ( बुद्धि) वाला अर्थात्‌ ज्ञाता, प्रौढ, गम्भीर 
स्वरूप, सुन्दर न्याय का जानकार, स्त्री का प्यारा, मनस्वी और हास्य व चित्रकारीः 
का ज्ञाता होता है ॥ ७४-७६ ॥ 
धनु राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चस, षष्ठ नवांश का फल 
दक्षो मधुमण्डलद्ग्गोरः फच्छ॒पविव॒द्धकुक्षिस्वच । | 
राज्ञो नटः सुकेशः पथुशुभमूतिइचटुर्थ स्यात्‌ ॥ ७७॥ 
पृथुकणनेत्रवदनः प्रबद्धहरिविग्रहो महाक्षृः स्यात्‌ । 
पीनोन्नतांसहन्ता पशच्चमजो गढरोमद्ढबुडधिः ॥ ७८॥ 
स्निग्धासितान्तपृथुद्व् महाळलाट: सुर्मातिकाव्यरत: । 
पृथुपीनमुखो हीनः षष्ठ. विद्वत्कथ: सुधनः ॥ ७६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न सें धनु राशि व धनु राशि का चौथा नवांश होतो 
जातक-चतुर. शहद के रङ्ग के समान गोळ आँख वाला, सफेद वर्ण कछुए के समान 
पेट वाला, बुद्धिमान्‌, नाचने वाला, सुन्दर केशधारी और विशाळ सुन्दर शरीरधारी 


होता है । 





पञ्चाश अध्याय ४८५ 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनुराशि का पाँचवां नवांश हो तो 
जातक--विशाल कान आँख व मुख वाला, सुगठित सिह के समान शरीरधारी, बड़ी 
'भौंह वाला, मोटे कन्धे वाला, हिंसक, रोम रहित और स्थिर बुद्धि वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--स्निग्ध काले प्रान्तों से युक्त विशाल नेत्र वाला, बड़ा मस्तक वाला, सुन्दर 
स्वरूप, काव्य में तत्पर, मोटा व विशाल मुख वाला, असहाय, विद्वत्ता पूर्णे वाणी 
जाला और सुन्दर धनी होता है ७७-७६ ॥ 
धनुराशिस्थ सप्तम, अष्टम, नवस नवांश का फल 
व्यामो सुदुर्वचस्वी तुंगशिराः सङ ग्रहानुसन्धिरतः । 
दीघो विशालनयनो दाक्षिण्यचण्डरच सप्तमजः ॥ ८० ॥ 
चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीर्णशिराः सुबद्धवेरशच । 
विश्रान्तदवप्रलापी' गुरुष्वाभसतोऽष्टमांराभवः ॥ ८१ ॥ 
गोरो हयाकृतिमुखो दीर्घासितद्क तथाहपवाक्यः स्यात्‌ । 
सत्यः सतां विषादी नवमे कुटिलोरुजंघश्च ॥ ८२ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनुराशि का सातवाँ नवांश हो तो 
'जातक---का ले वणं का, सरल स्वभाव, वाणी का पालक, उन्नत मस्तक वाला, संग्रह 
करने में व अनुसन्धि में तत्पर, लम्बा कद, विशाल नेत्रधारी, चतुर व उग्र होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में धनुराशि व धनुराशि का आठवां नवांश हो तो 


जातक--आगे से चपटी नाक वाला, विशाल मस्तक वाला, शत्रुता करने वाला, श्रान्त 
दृष्टि, प्रलापी और गुरुजनों का प्रिय पात्र होता हे । 


यदि जन्म के समय लग्न में धनु राशि व धनु राशि का नवां नवांश होतो 
'जातक--गौर वर्ण, घोड़े के समान मुख वाला, विशाल काले नेत्र वाला, मितभाषी, 
सज्जनों में सत्य बोलने वाला, विषादी, टेढे घुटना व जाँघ वाला होता है ॥८०-८२॥। 


।। इति धनुषि ॥ 
सकर राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
विरलाग्र रद: इयामः प्रभिन्नवाक्यजरशिरोजवरनास; | 
गीताध्वहास्यनिरतो मकराद्य चलधनः कुशांग: स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अलसशठः कुटिलनसो गीताभिरतिविशालदेहइच । 
प्रचु रांगनासु निरतो बहुभाषी स्पादृद्धितीयज: कल्प्यः ॥ ८४ ॥ 
गान्धर्वकलाकामः ख्यातांगो गोरद्क्सुमनसः । 
बहुमित्रबन्धुरतिमांस्तृतीयजः स्विष्टकर्मा च ॥ ८५॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक--आगे के पतले दाँत वाला, कृष्ण वर्ण, अल्पभाषी, केशहीन, सुन्दर 








१ भाषी । 


४८६ सारायळो 


नासिका वाला, सङ्गीत-हास्य व मार्ग में लीन, अस्थिर, धनी और दुर्बल शरीरधारी' 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर रारि व मकर राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--आलसी, धूते, टेढ़ी नाक वाला, सङ्गीत का प्रेमी, विशाल देहधारी, अधिक 
स्त्रियों में लीन, अधिक बोलने वाला और चतुर होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का तीसरा नवांश 
हो तो जातक--सङ्गीत का प्रेमी, प्रसिद्ध देहधारी, सफेद आँख वाला, सुन्दर मन 
वाला, अधिक स्त्रियों से युक्त, बान्धव प्रिय और इच्छित कार्य का साधक होता! 
है ॥ ८३-८५ ॥ 
सकर राशिस्थ चतुथ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
रक्तासितवत्ताक्षो महाळलाटभुजदुबंळांगकरः । 
भवति हि विकीणकेराइचतुर्थजो विरलदन्तवावयः स्यात्‌ ॥ ८६॥ 
उद्गण्डघोणकुक्षिभंवति हि भोक्ता सुनासिकावंदाः । 
वयामो व॒त्तोरभुजः पश्चमभागे स्थिरारम्भः ॥ ८७॥ 
स्निग्धच्छविः सुवेषः कामरतः सुकष्मसमरदसुवक्ता । 
षष्टांशज: प॒थुहनुमंहाललाटः पुमान्भवति ॥ ८८ 1। 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का चौथा नवांश हो तोः 
जातक--लाल व काले गोल नेत्र वाला, मड़े मस्तक वाला, दुर्वल हाथ व शरीर वाला, 
फैले हुए केश वाला, पतले दाँत वाला ओर अल्पभाषी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का पाँचवां नवांश हो 
तो जातक--उच्च कपोल नासिका व पेट वाला, भोगी, सुन्दर नासिका के छिद्रों से 
कृष्ण वर्ण, गोल जाँघ व हाथ वाला और स्थिर कार्यरम्भी होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का छठा नवांश हो तो 
जातक--कान्तिमान्‌, सुन्दर वेषधारी, कामी, छोटे समान दाँत वाला, सुन्दर वक्ता,. 
मोटी ठोड़ी वाला और विशाल मस्तक वाला होता है | ८६-८८ ॥ 


सकर राशिस्थ सप्तम, अष्टस, नवस नवांश का फल 
वयामोऽलसः सु भाषी कु *चितकेशो बृहत्तनुः कठिनः । 


मृटूपादपाणिमतिमान्सश्षमजः शीलसम्पन्नः ॥ ८६ ॥ 
गस्भीरद्वसुघोणो रक्तास्यो भिन्ननखशिरोजः स्यात्‌ । 
उद्बद्धतनुः शक्तो5ष्टमजो घटपृथुललाटव्च ॥ ६० ॥ 
विपुछाक्षिहृत्सुमेधाः पुर्णमुखो गीतवाद्यनिरतश्च । 
माधुर्य सत्त्वयुक्तः साधुनंवमे भवेत्सुजनः ॥ ९१॥ 





१ रूक्षितदेहो । 


SS noe 
SI -नलगाभाला्यवितयकलणतम = Tee a ८८ 


> 39७७) 0 





पञ्चाश अध्याय ४८७ 


यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशिका सातवाँ नवांश 
हो तो जातक--क्ृष्ण वर्ण, आलसी, सुन्दर बोलने वाला, घु घराले केश वाला, 
विशाल देहधारी कठोर, कोमल पैर व हाथ वाला, बुद्धिमान्‌ और सुशील होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का अठवाँ नवांश 
हो तो जातक--गम्भीर दृष्टि वाला, सुन्दर नाक वाला, लाल मुख, छिन्न नख व 
केश वाला, उद्बद्ध देहधारी, पमर्थ्यवानु और घड़े के समानविशाल मस्तक वाला 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मकर राशि व मकर राशि का नवाँ नवांश हो 
तो जातक--विस्तृत नेत्र और हृदय वाला, सुन्दर बुद्धिमान, सुन्दर मुख वाला, 
गाने व बजाने में लीन, मधुर (मीठा), बलवानु, सज्जन और अच्छे मनुष्यों से युक्त 
होता है ॥ ८-१ ॥ 
॥ इति मकरे ॥ 
कुम्भ राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय नवांश का फल 
यामो मदुः कृशांगः पीनहनुः शाखकाव्यमतिः । 
कामी रतिमान्क़ान्तः कुम्भस्याद्यांदाके भवेज्जातः॥ ९२॥ 
त्वङ नखद्ष्टिशिरोजंः खरंशच सुविपन्नवत्सलः साधु: । 
दीर्घो विशिरा मूर्खो द्वितीयभागे भवेज्जातः॥ ६३ ॥ 
संसक्ततनुः प्रमदाभ्रियरच वेदुर्यकान्तिधरः । 
शास्त्राथवित्प्रवक्ता तृतीयनवभागसंजात: ॥ ६४॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का पहिला नवांश हो 
तो जातक-- काले रङ्ग का, सरल स्वभाव, दुर्वेल देहधारी, मोटी ठोडी 
वाला, शास्त्र व काव्य में दत्त बुद्धि वाला, कामी, प्रेमी और सुन्दर स्वरूप वाला 
होता हे । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक-- कठोर खाल नख दृष्टि व केश वाला; दुःखियों का प्रेमी, सज्जन, लम्बा 
कद, विशिष्ट मस्तक वाला और मूखं होता है। 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक---अव्यवहित देहधारी, स्त्रियों का प्रेमी, वेद्यं मणि के समान स्वरूप वाला, 
शास्त्र के अर्थ का ज्ञाता व प्रवक्ता होता है ॥ &२-९४॥ 
कुम्भ राशिस्थ चतुथे, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
कान्तानुरतो गोरो विदारितास्यो रिपुप्रणाशकरः । 
गम्भोरधीरसर्वइचतुर्थजो भोगरतियुक्तः ॥ ९५ ॥ 
स्पष्टार्थवित्कलाज्ञः खररोमधराङ ध्रिरुग्रः स्यात्‌ । 
संरुद्धगण्डकणः पञ्चमजः कृष्णवर्णश्च ॥ &६॥। 


४८८ सारावलो 


व्याघ्रानन: प्रगल्भः कुञ्चितकेशः सुनिश्चितार्थइच । 
व्यालमृगोरगहन्ता प्टेऽशे वल्लभो नृपतेः ॥ ६७ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का चौथा नवांश हो तो 
! जातक स्त्री का अनुगामी, गौरवर्ण, फटे हुए मुख वाला, शत्रुओं का नाशक, गम्भीर, 
४ धैर्यवान्‌, बलवान्‌, भोगी व रतिमान्‌ अर्थात्‌ प्रेमी होता है । 
यदि जन्म के समय रूग्न:में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का पाचवाँ नवांश हो तो 
जातक--स्पष्ट अर्थ का ज्ञाता, कलावित्‌, कठोर रोमयुत पैर वाला, उग्र स्वभाव, 
संकुचित कपोल व कान वाला और काले वर्ण का होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ रादि का छठा नवांश हौ 
तो जातक- सिह के समान मुख वाला, प्रगल्भ ( प्रौढ़ ) घघराले केश वाला, 
ढ़ संकल्प, दुष्ट हाथी, हिरन व सर्प मारने वाला राजा का प्रिय होता 
\है॥ ६५-९७ ॥। | 
कुम्भ राशिस्थ सप्तस, अष्टस, नवम नवांश का फल 
मेषाक्षिमुखस्तीक्ष्णो ग्राम्यरतिः सतीषु परिभतः। 
पित्तरर्गादतदेहः सप्तनजः सत्त्वचृतियुक्तः ॥ ९८ ॥ 
स्थिरसत्त्ववुद्धिरतिमान्नरेन्दरयोधो नरेश्वरः सुभगः । 
स्थ्लरदो विपुलाक्ष: कुम्भे स्यादएमेंऽशके पुरुष: 1 ९९ ॥ 
इयासः सम'ग्रदरानो विशेषितः सुधनदारपुत्रश्‍च । 
नवमाँशजः सुवाक्यः प्रथितः शक्तो भरवेत्पुरुष: ॥ १०० ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ का सप्तम नवांश हो ता 
जातक--मेष ( वकरा ) के समान नेत्र व मुख वाला, उग्र स्वभाव, गाँव में प्रेम करने 
वाला, स्त्रियों में अपमानित, पित्त रोग से पीडित देहवाला, बलवान्‌ और धैयेवान्‌ 
होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशि का आठवाँ नवांश हो तो 
जातक--स्थिर वल-बरुद्धि व प्रेम से युक्त, राजसँनिक या राजा, सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त 
मोटे दाँत वाला और विशाल नेत्र वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में कुम्भ राशि व कुम्भ राशिका नवाँनवांश हो तो 
जातक-- श्यामवर्णे, विशेषता से युक्त समस्त दाँत वाला, सुन्दर धन, पुत्र, स्त्री से 
युक्त, सुन्दर वाणी वाला, प्रसिद्ध और सामथ्येवानु होता है ॥ ६८-१००॥ 
।। इति कुम्भे ॥ 
मीन राशिस्थ प्रथम, द्वितीय, तृतीय रवांश का फल 
गोरोऽपि रक्तदेहः प्रभासुटुस्रोमतिश्रचलचित्तः । 
ह्वस्वगलः छुशमध्यो सीनस्याद्यांदाके पुरुषः ॥ १०१ ॥ 


१ वदना । 


पञ्चाश अध्याय ४८९ 


१पृथुपीन मग्ननासः क्रियापटुर्मांसभुग्रचिरदेहः । 
फाननपर्वतचारी ब्रृहच्छिराः स्यादृद्वितीयांशं ॥ १०२ ॥ 
गोरः राठः सुचक्षुः शास्ततनुधरमंवान्युविद्वांश्च । 
दाक्षिण्यवान्विनीतस्तृतीयजो रूपवांश्रतुरः ॥ १०३ ॥ 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का पहिला नवांश हो तो 
जातक~--सफेद वरणे भी लालिमा से युक्त देहधारी, कान्तिमान्‌, सरल स्वभाव, स्त्री 
बुद्धि, चञ्चल चित्त, छोटा गला और दुर्वेल कमर वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का दूसरा नवांश हो तो 
जातक--मोटी विशाल टेढ़ी नाक वाला व क्रोधयुक्त नाक वाला, कार्यकुशल, मांस 
भोजी, सुन्दर शरीर वाला, वन व पर्वत में घूमने वाला और बड़े मस्तक वाला होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का तीसरा नवांश हो तो 
जातक--गौर वर्ण, धुते, सुन्दर नेत्र वाला, प्रशस्त देहधारी, धर्मात्मा, सुन्दर विद्वानु, 
चतुरता से युक्त, नम्र स्वभाव और चतुर (सुन्दर) स्वरूपवान्‌ होता है॥ 
१०१-१०३ ॥ 


मीन राशिस्थ चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ नवांश का फल 
गुणवान्विपन्नशीळः प्रवृद्धसेवो क्रियापठुः विद्वान्‌ । 
सत्त्वाधिको नयज्ञस्तुङ्गनसः स्याच्चतुथ तु ॥ १०४॥ 
दीर्घोऽसितः प्रतापी तुङ्गाङ्ग: स्वल्पनासिकः स्वक्षः । 
हिसारतिः शुभरदो दुष्प्रसहः पञ्चमे प्रलापी स्यात्‌ ॥ १०५ ॥ 
कान्तः प्रतापगुणवार्प्रसन्नवंशोऽल्पनासिको सानी । 
तिर्यग्बदनः ख्यातः षष्टेऽशो स्यात्तथा निपुणः ॥ १०६॥। 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का चौथा नवांश हो तो 
'जातक--गुणी, विपत्तिग्रस्त, वुद्धों का सेवक, कार्यकुशल, विद्वान्‌, वड़ा बलवान्‌, नीति 
ज्ञाता ओर ऊंची नाक वाला होता है । 


यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का पाँचवाँ नवांश हो तो 
जातक--अधिक कृष्णवर्ण, प्रतापी, उच्च देहधारी, छोटी नाक वाला, सुन्दर नेत्रघारी, 
हिसा प्रेमी, सुन्दर दाँत वाला, असह्य और व्यर्थं बोलने वाला होता है । 

यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशिका छठा नवांश हो तो 
जातक-सुन्दर प्रतापी, गुणी, प्रसन्न कुल वाला, छोटी नाक वाला; अभिमानी, टेढ़ा 


मुख, प्रसिद्ध और चतुर होता है ॥ १०४-१०६ ॥। 


“१ पृ तुषी नमुग्रनासः । २ पटुर्वीरः । 


४६० सारावलो 


सीन राशिस्थ सप्तम, अष्टस, नवस नवांश का फल 
पुरुषाभिमानपरकुद्धमेरुचिः श्रेष्ठकश्व॒ सचिवः स्यात्‌ । 
प्रबलो विषादशीर: 'दाठोऽस्थिरःः सप्तमे भागे ॥ १०७॥। 
दीर्घो बृहच्छिराः स्यात्कृशोऽलसो रूक्षनेत्रकेशश्च । 
सन्दात्मजोऽर्थनिरतो रणकुदालो ह्यएमे भागे ॥ १०८॥ 
हस्वो मृदुः सुधीरो विशाळवक्षोक्षिनासिकः स्निग्धः । 
२विहिताद्भबुद्धिगुणवान्ननमेंऽद स्यात्पुमान्छ्यातः ॥ १०६ ॥ 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का सातवाँ नवांश हो तो 
जातक-अभिमानी, दूसरे के धर्म में प्रेम करने वाला, श्रेष्ठ, मन्त्री, बलवान्‌, विपादी, 
धते और चञ्चल होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का आठवाँ नवांश हो तो 
जातक--लम्बा कद, बड़े मस्तक वाला, दुर्वल, आलसी, शुष्क नेत्र व केश वाला, अल्प 
पुत्र वाला, धनलोळूप और युद्ध में निपुण होता है । 
यदि जन्म के समय लग्न में मीन राशि व मीन राशि का नवाँ नवांश हो तो 
जातक--वामन काथ, सरल स्वभाव, सुन्दर, धेर्यवानु, विशाल छाती नेत्र व नाक 
वाला, कान्तिमानु, विशाळ देह और बुद्धि वाला, गुणी और विख्यात होता 
है ॥ १०७-१०९ ॥ 
॥ इति मीने ॥ 
द्वादशांश फल कथन 
यत्प्रोक्त3 राशिफल द्वादराभागेऽपि तत्फलं वाच्यम्‌ । 
ससमभागसमानं शषेषु विनिर्दिदात्प्राज्ञः ॥ ११० ॥। 
यहाँ जो राशि फल का कथन किया है वह फल द्वादशांश में भी कहना 
चाहिये । तथा शेष वर्गों में सप्तमांश के समान विद्वान्‌ व्यक्ति को फल कहना 
चाहिये ॥ ११० ॥ 


इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्याये नववगंगुणचिन्ता 
नाम पञ्चाशोऽध्यायः ।। 


एकपञ्चाशोऽध्यायः । 


प्रश्‍न लग्न से जन्स के अयन का ज्ञान 
प्रश्‍नकाले विळग्नस्य ुर्वार्धेऽप्युत्तरायणे । 
अपरे दक्षिणे ब्र याज्जन्मसम्पूच्छतो बुध: ॥ १॥ 


१ हठ: । २ वित । ३ प्रोक्तांशादि । 





एकपञ्चाश अध्याय ४६११ 


यदि प्रश्‍नकालिक लग्न १ से १५ अंश के भीतर हो तो प्रश्नकर्ता का जन्म उत्त- 
रायण में होता है । यदि प्रश्नकालिक लग्न १६ ते ३० अंश के भीतर हो तो प्रइन-- 
कर्ता का जन्म दक्षिणायन में होता है॥ १॥ 

बृण्जा० में कहा है--“आधानजन्मापरिवोधकाले संपृच्छतो जन्म वरेद्‌ विलग्नात्‌ ।. 
पूर्वापराधे भवनस्य विन्द्याद्‌ भानावृदग्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌, (१६ अ० १ इलो०) ॥ १॥ 

विशेष--इस अध्याय में नष्ट जातक की कुण्डली का विधान बणित है । जिस 
मनुष्य का आधान काल व जन्मकाल अज्ञात हो तो उसका जन्मकाल प्रश्‍न लग्न से 


ज्ञात करके फलादेश कहना चाहिये। जन्मकाल ज्ञात होने पर ही शुभाशुभ फल 
का ज्ञान होता है। जन्म काल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उसका ज्ञान होता 
है उसको “नष्ट जातक” कहते हैं। कहा है--'तस्मिन्‌ प्रनष्टे सति जन्मकालो येनो-- 
च्यते नष्टकजातकं तत्‌' ॥ १ ॥ 
ऋतु व सास का ज्ञान 
ऋतुर्वाच्यो ऱृगाणांदो लळग्नसंस्थेऽपि वा) ग्रहैः। 
अयनस्य विलोमे तु परिवतः परस्परम्‌ ॥ २॥। 
रारिज्ञगुरुभिः साध सितळोहित सूर्यजः । 
द्र क्काणेऽधे भवेत्पुव मासः पुर्वः परे परः॥ ३॥ 
प्रश्‍न लग्न में जो ग्रह हो उस ग्रह की ऋतु में जन्म समझना चाहिये । यथा--- 
यदि प्रश्न लग्न में सूर्य हो तो ग्रीष्म ऋतु, चन्द्रमा हो तो वर्षा, मङ्गल हो तो 
ग्रीष्म ऋतु, बुध हो तो शरद ऋततु, गुरु हो तो हेमन्त, शुक्र हो तो वसन्त और शनि: 
हो तो शिशिर ऋतु समझना चाहिये । 
यदि अधिक ग्रह हों तो जो सथ से बली हो उसकी ऋतु समझना चाहिये । 
यदि लग्न में कोई ग्रह न हो तो प्रश्‍न कालिक लग्न में द्रेष्काण राशि स्वामी ग्रह 
की ऋतु कहना चाहिए । 
यदि अयन ओर ऋतु में भेद हो जैसे ऊग्न का पूर्वाद्धे होने से उत्तरायण कौ 
प्राप्ति और लग्न में चन्द्रमा होने से वर्षा ऋतु होती है इस लिए भेद होता है क्योंकि 
उत्तरायण में वर्षा ऋतु नहीं होती है यह असम्भव है। अतः परस्पर परिवतंन से ऋतु . 
का ज्ञान करना चाहिये । अथवा यदि अयन व ऋतु में भेद हो तो चन्द्रमा, बुध, गुरु 
को क्रम से शुक्र, मङ्गल दानि के साथ परस्पर परिवर्तन कर ऋतु का ज्ञान करना 
चाहिये । 
यदि द्रेष्काण का पूर्वार्ध हो तो ऋतु का पूर्वमास, उत्तरार्ध हो तो ऋतु का दूसरा 
मास जन्म का मास होता है क्योंकि १ ऋतु में दो मास होते हैं ॥ २-३॥ 
वृ० जा० में कहा है--'ग्रीष्मोऽकलग्ने कथितास्तु रेषेरन्यायनर्तावृतुरकंचारात्‌ । 
चन्द्रज्ञजीवापरिवतंनीयाः शृक्रारमन्दैरयने विलोमे । द्रेष्काणभागे प्रथमे तु पूर्वाः 
मासोः ` “( २६ अ० २-३ इलो ) ॥ 


१ गृहे । २ पूर्वः । 





"४६२ सारावली 


तिथि व जन्म काल का ज्ञान 
अनुपातात्तिथि: कल्प्या केचिदाहुरिनांशाजाम्‌ । 


द्रेष्काण के गतांश से अनुपात द्वारा तिथि का ज्ञान करना चाहिये । कोई-कोई 


“आचार्य अनुपात द्वारा सूर्य के गतांश मानते हैं । ३ ३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'अनुपाताच्च तिथिविकल्प्य०' (२६ अ० ३ इलो०)॥ ३३॥ 
विशेष--द्रेष्काण के पूर्वार्ध में ऋतु का पूर्वं मास जन्म का मास होता है इसलिये 
`५ अंश में ३० तिथि, या ३० सूर्य के अंश, तो द्रेष्काण के गत अंश में क्या इस प्रकार 
-अनुपातद्वारा मास की तिथि का ज्ञान करना चाहिये । अर्थात्‌ द्रेष्काण के गतांश को 
३० से गुणा करके गुणन फल में ५ का भाग देने से लब्धि गत तिथि, या सूर्ये के भुक्तांश 
होते हें । शेष को १२ से गुणा करने पर घट्यादि या सूर्य की भुक्त कलादि समझना 
' चाहिये । इस घट्यादि या भुक्त कलादि से इष्ट घटी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-अत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्राः सूर्याशतुल्यां तिथिमुद्दिशन्ति 
( २६ अ० ४ इलो० ) ॥ ३5 ॥ 
संवत्‌ जन्म का ज्ञान 
लग्नभागैद्विरभ्यस्तैः ` पञ्चनिळभ्यते गुरः ॥ ४॥ 
वयोनुमानाइर्षाणि द्वादरा द्वादशा क्षिपेत्‌ । 
प्रश्न कालिक लग्न के भुक्तांशादि को दो से गुणा कर के पाँच का भाग देने से 
न्धि राश्यादि गुरु होता है । उस गुरु के द्वारा प्रश्‍न कालिक गुरु से प्रश्‍न कर्त्ता की 
आयु का अनुमान करके संवत्सर का ज्ञान करना चाहिये। गुरु एक राशि में १ वर्ष 
-मध्यमान से रहता है । इसलिये १२, १२ वर्ष के वाद उसी राशि में पुनः आता है । 


“इसी कारण से प्रश्‍न कर्ता को देखकर अनुमान द्वारा १२, १२ वर्ष जोड़कर जन्म 
-संवत्‌ स्थिर करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


घ्रकारान्तर से जन्मेष्ट ज्ञान-- 
दय रात्रिनामधेयेषु विळोमाज्जन्मसम्भवः ॥ ५॥ 
लग्नभाग: कऋमेणंव चेला सृग्याऽनुपाततः । 
यदि प्रश्‍न कालिक लग्न दिन संज्ञक ( सिह० क० तु० वु० कुं मी०) होतो 
“रात्रि में जन्म और रात्रि संज्ञक ( मे० वृ० मि० क० ध० म० ) प्रश्‍न लग्न होतो 
दिन में जन्म जानना चाहिये । एवं लग्न के भुक्तांशों से दिनगत या रात्रिगत इष्ट 
"घटी का ज्ञान करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'रात्रिद्युसंज्ञेषु विलोमजन्म भागैश्च वेला क्रमशो विकल्पाः” 
{ २६ अ० ४ इलो० ) ॥ ५३ ॥ 
सतान्तर से जन्म राशि का ज्ञान 
ळग्नत्रिभागराशीनां यो बळी जन्मक्ृटूचेत्‌ ॥ ६॥ 
शोर्षादि संस्पृशन्‌ प्रष्टा पृच्छेत्तद्रारिमादिशोत्‌ । 
यावद्गतः राशो छठग्नाच्चन्द्रात्तावति जन्मभः ॥ ७॥ 


04 
हि 





एकपञ्चाश अध्याय ४६२: 


जौ सीनोदये वदेन्मीनं लग्नांशसद्दशोदयम्‌ । 

प्रन्‍नलग्न राशि, पञ्चमस्थ राशि, नवमस्थ राशि, इन तीनों में जो राशि बली? 
हो वही प्रश्नकर्ता की जन्म राशि होती है । 

अथवा प्रश्नकर्ता अपने शरीर के मस्तकादि अङ्ग का स्पर्श करके प्रश्‍न करे तो 
उस अङ्ग की कालपुरुष के आधार पर जो राशि हो वह उसकी जन्म राशि समझनी 
चाहिये । 

अथवा प्रश्नकालिक लग्न से चन्द्रमा जितनी राशि आगे हो उतनी ही राशि आगे 
चन्द्रमा से जो राशि हो वही जन्म राशि जाननी चाहिये ! यहाँ विशेषता यह है कि 


यदि प्रश्‍न कालिक लग्न में मीन राशि हो तो मीन ही जन्म राशि होती है । 
प्रश्‍नकालिक लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही राशि प्रश्‍नकर्ता की जन्म 


के समय लग्न राशि होती है ॥ ५३-७३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है-ग्नत्रिकोणोत्तमवीयंयुक्त संप्रोच्यतेडद्भालभनादिभिर्वा 
( २६ अ० ५ इलोक ) 
'यावान्‌ गतः शीतकरो विरग्नाच्चन्द्राद वदेत्तावति जन्मराशिः। मीनोदये 
मीनयुगं प्रदिष्टम्‌' ( २६ अ० ६शलो०॥ ५३-७३ ॥ 
जन्म लग्न ज्ञान 
रग्नाऱद्भानुदृगाणे च यावत्यर्काच्च तावति॥ ८॥ 
विळग्नं कथयेत्प्राज्ञ इति शास्त्रस्य निइचयः । 
प्रश्न कालिक लग्नस्थ द्रेष्काण से सूर्यं जितनी संख्या के द्रेष्काण में हो उतनी 
ही संख्या में सूर्य से जो राशि हो उसी को जन्म ग्न समझना चाहिये, यह शास्त्रों 
का सिद्धान्त है ॥ ७६-८ ॥। 
Ee वृ० जा० में कहा है--होरानवांशप्रतिमं विळग्नं लरनाद्रविर्यावति च दृकाणे । 
| तस्माद्‌ वदेत्तावति वा विळनने प्रष्टुः प्रसूताविति शास्त्रमाह, ( २६ अ० ७२ इलो० ). 
। |] ७३े-८डे || 
प्रकारान्तर से जन्स लग्न ज्ञान 
र» लग्नगे वीर्यगे वाऽपि च्छायांगुरहते हते ॥ ९॥ 
रविभिर्जन्म शिष्ट हि कथवषेर्दधराङ्कितः । 
तिष्टतः रायनस्थस्य निविष्टस्योत्थितस्य च ॥ १०॥ 
ळग्नादिकेन्द्रवेःसानि वदेज्जन्मविधो क्रमात्‌ । 
सावं विचायं सकलं यसत्तुल्यं तु तत्तया ॥ ११॥ 
यदि प्रश्‍न कालिक लग्न में ग्रह हो तो उस ग्रह की राइयादि की कला बनाकर, 
यदि अधिक ग्रह हों तो उन मे जो सबसे बली हो उस राश्यादि की कला बनाकर 
प्रश्न कालिक पलभा से गुणा करके बारह का भाग देने से जो शेष हो वही जन्म 
लग्न राशि प्रश्‍नकर्ता की होती है ऐसा निःशङ्क कहना चाहिये । 


"४९४ सारावली 


यदि प्रश्‍न कर्ता खडा होकर प्रश्‍न करे तो प्रन लग्न को, यदि शय्या या विछोने 

“पर पड़ा हुआ प्रश्‍न करे तो प्रश्‍न लग्न से चतुर्थभाव में जो राशि हो उसको, यदि बैठा 

हुआ पूछें तो सप्तमभाव राशि को, यदि उठकर प्रश्‍न करे तो प्रश्‍न लग्न से दशम भाव 

में जो राशि हो उसको जन्म लग्न समझना वाहिये । इस प्रकार लग्नादि समस्त केन्द्र 
'भावों का विचार करके तदनुसार फलादेश करना चाहिये ।। ८३-११ ॥। 

वृ० जा० में कहा है--'जन्मा दिशेल्लग्नगे वीर्यगे वा छायाड'ंगुलध्नो$केहते$वरिष्टम्‌ । 

आसीनसुप्तोत्यिततिष्ठताभं जाथासुखाज्ञोदयग प्रदिष्टम्‌’ (२६ अ० ८ इलो ०) 11८३-११॥। 


नक्षत्र ज्ञान . 
संस्कारनाममात्रा द्विगुणा च्छायांगुले: समायुक्ताः । 
त्रिघनविभक्ताच्छेषं नक्षत्रं तद्धनिष्ादि ॥ ५२॥ 


प्रश्‍नकर्ता कः नामकरण संस्कार द्वारा जो नाम हो उस नाम की मात्राओं की 
“संख्या को २ से गुणा करके प्रश्‍नकालिक पलभा को जोड़कर २७ से भाग देने पर जो 
शेष वचे वह धनिष्ठादि से नक्षत्र जानना चाहिये ।। १२ ॥ 
वृ० जा० में कहा हे--'संस्कारनाममात्रा द्विगुणा छायाङगुळैः समायुक्ताः । दोषं 
पत्रिववकभक्ताब्नक्षत्रं तद्धनिष्ठादि! (२६ अ० १५ श्लोक) ॥ १२॥ 
ससस्त नष्ट जातक ज्ञान प्रकार 
वृषसिहो दरागुणितो बसुभिमिथुनालिको वणिङ्मेषो । 
मुनिभिः कन्यामकरो बाण: शोषाः स्वसंमितैरेव ॥ १३ ॥ 
गुरणा कुजेन भृगुणा बुधेन्टुभान्वाकिभिः क्रमशः । 
वर्षतुंमासतिथयो दा निशामनवांशवेलाइच ।॥ १४ ॥ 
एवं क्रमेण हृत्वा स्वविकल्पविभाजिताच्छेषघ्‌ । 
एवं भवन्ति सर्वे नवदानविशोधने च पुनः ॥ १५॥ 
प्रथम प्रश्‍न लग्न का कला पिण्ड बनाकर राशिस्थ गुणको से गुणा करना चाहिये 
यदि वृष या सिंह राशि प्रश्‍न लग्न में होतो लग्न कला पिण्ड को १० से गुणा करना, 
“मिथुन व वृश्चिक हो तो ८ से, तुला व मेष हो तो ७ से, कन्या व मकर राशि प्रश्न 
-छग्न में हो तो ५ से, शेष राशि होने पर अपनी राशि संख्या से अर्थात्‌ ककं राशि हो 
तो ४ से, धनु हो तो ९ से, कुम्भ हो तो ११ से, मीन हो तो १२ से गुणा 
करना चाहिये । 
यदि प्रश्‍नकालिक लग्न में कोई ग्रह हो तो राशि गुणित पिण्ड को ग्रह के गुणक 
से गुणा करना चाहिये । ग्रहों के गुणक ये हुँ । सु० च० बु० श० का ५, मङ्गल का ८ 
गुरु का १० और शुक्र का ७ गुणक होता है । इस प्रकार पिण्ड बनता है इसको एक 
स्थान में स्थापित करना चाहिये । 
यदि वर्षे ऋतु-मास का ज्ञान अभीष्ट हो तो पुनः पिण्ड को १० से गुणा करे, 
पक्ष या तिथि ज्ञान अभीष्ट होतो ७ से गुणा करै तथा लग्न नवांश व इष्ट काल के 
लिए ५ से गुणा करके अपने-अपने विकल्प से भाग देकर शेष तुल्य वषं मास आदि 
जानना चाहिए । 


एकपञ्चाश अध्याय ४९५ 


विकल्प इस प्रकार समझना चाहिये वर्ष का विकल्प १२०, ऋतु का ६, मास व 
पक्ष का २, तिथि का १५, नक्षत्र २७, लग्न का १२, नवांश का ६ और दिन रात्रि 
ज्ञान के लिए विकल्प २ होता है । 

इस प्रकार असंभव संख्या में ९ जोड़ने वा घटाने से जिस प्रकार अभीष्ट की 
सिद्धि हो वैसा ही करना चाहिए ॥ १३-१५ ॥ 

वु० जा० में कहा है--- 'गोसिहो जितुमाष्टमौ क्रियतुले कन्यामृगो च क्रमात्‌, 
संवर्ग्या दशकाष्टसप्तविषय: शेषाः स्वसंख्यागुणाः । जीवारास्फुजिदेन्दवा: प्रथमवच्छेषा: 
ग्रहाः सौम्यवद्राशीनां नियतो विधिग्रंहयुतेः कार्या च तद॒वर्गणा” ( २६ अ० & इलोक ) 
१ २३-१५ ॥ 

उपसंहार 
यचनेन्द्रदशंनाद्यः कथितं तदिहात्र सवमेव सया । 
किन्तु स्फुटं न सव स्पष्ट सारस्वतं चिन्त्यम्‌ ॥ १६॥। 


यवन, इन्द्रदर्शन आदि प्राचीनाचार्यों ने जिस प्रकार से नष्ट जातक का वर्णन किया 
है उन सब प्रकारों का मैंने इस अध्याय में वर्णन किया है ' किन्तु सब प्रकार स्पष्ट 


-नहीं है । इनमें जो प्रकार श्रेष्ठ हो उसको अपनी बुद्धि द्वारा विचार करना चाहिए 
१॥ १६॥ 
चन्द्र राशि से कालादि का ज्ञान 
पादत्रितयं विदलं दिनरजनीमानयो: क्रमोत्क्रसदाः । 
पृच्छक राशिसमानेदिवसनिशासंज्ञि तं पिण्डम्‌ ॥ १७ ॥ 
वारघ्नभवि'हृताग्रं प्रोद्गच्छति तावदेव नक्षत्रम्‌ । 
अश्विमघामुलाद्य वि'ननं सनवं क्रमादक्षमु ॥ १८ ॥ 
तल्लिप्तासप्षहताच्छेषाद्वारो भवेच्च ऋक्षादि । 
शेषं प्राग्वत्कायं पृच्छक सुर्यादिभिर्दायम्‌ ॥ १६ ॥ 
उद्गतदशा व्यतीता गम्याथ विलोमतो भवेन्नित्यम्‌ । 
तावत्संख्या योज्या नष्टविधा काल्परिमाणे ॥ २०॥ 
यदि प्रइनकाल में प्रश्‍न कालिक चन्द्र राशि दिन बली हो तो रात्रिमान, यदि 
रात्रिबली हो तो दिनमान का चतुर्थांश या तृतीयांश वा आधा भाग व्यतीत हुआ 
ऐसा समझना चाहिये । चन्द्र राशि जितनी व्यतीत हुई हो उसी के आधार पर चतुर्था- 
शादि का ज्ञान करके राशि के कला पिण्ड को राशिस्थ पूर्वोक्त 'वुर्षासहो' इत्यादि के 
` गुणक से गुणा करके ७ से पुनः गुणा कर २७ का भाग देने से जो शेष बचे वह 
अश्विन्यादि से जन्म नक्षत्र होता है । 
यदि & घटाने से अभीष्ट की सिद्धि होती हो तो मघा से शेष तक गिनने पर, 
यदि ९ जोड़ने से अभीष्ट की सिद्धि हो तो मूल नक्षत्र से गणना करनी चाहिए । 


१ निभुताग्रं । २ नवकं नवकं । ३ पूच्छादि । 





४९६ सारावलो 


पुन: कला पिण्ड को ७ से भाग देने पर जो शेष हो उसे प्रश्‍न दिन के वार से 
गिनकर जन्म का वार समझना चाहिए ! शेष समस्त क्रिया पूर्ववत्‌ करनी चाहिए । 
इस प्रकार नष्ट समय का ज्ञान करके सूर्यादि स्पज्ट ग्रह साधन कर महादशादि 
के गत गम्य का ज्ञान करना चाहिए । तथा विलोम क्रिया से अर्थात्‌ लग्न से रवि का 
या इष्ट का ज्ञान करना चाहिए । जब तक काल ज्ञानन हो तब तक ९ संख्या 
जोड़कर अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहिए ॥ १७-२० ॥ 
इति कल्याणवमंविरचितायां सारावल्यां नष्टजातकाध्यायो नारमकपः्वाशोऽध्यायः ॥ 


ड्रिपञ्चाशोञ्ध्याय; । 


अष्टकवर्गाध्याय का कथन 
उक्तो हि यवनव॒द्धेरष्कवर्गों विनिवेदयति पुंसाम्‌ । 
हेठुं शुभाशुभं वा प्रतिदिवसं संभवन्तमिह ॥१॥ 
ग्रहों के चार वश-प्राणियों के प्रत्येक दिन में होने वाले शुभ व अशुभ फल का 
जो स्पष्ट रूप से ज्ञान कराता है; ऐसे अष्टकवर्ग का प्राचीन यवनाचार्यों ने कथन | 
किया है ॥ १॥ 
सूर्याष्टकवर्ग का ज्ञान 
स्वात्केन्द्रायनवाए्वित्तगृहगो भोमारकसुन्वो रदि- 
जोवादायनवात्मजारिषु सितात्‌ षडद्वादशास्तस्थितः । 
चन्द्रादवद्धिषु वोधनात्सनवधीरिःफेछु लग्नाच्छुभः 
साम्बुद्वादरागोऽएवगिधना संशोधितो भास्करः ॥ २॥ 


कि जातलाई 


हि पछी बह: अशें, 


जन्म कुण्डली में सूर्य अपने स्थान से अर्थात्‌ स्वस्थित राशि से १ । ४॥७। १० | 
११ । ई । ८ । २ इन स्थानों में शुभ फल कारक होता है, तथा मङ्गल व शनिसेभी 
१।४।७।१०।११।९।।८। २ इन स्थानों में शुभ फल देता है। गुरु से 
११। ९। ५ । ६ में, शुक्र से ६1१२ । ७ में, चन्द्रमा से ३। ६। १०। ११ में, 
बुधसे ३1 ६। १० । ११। 6 1 ५। १२ में, लगन से ३। ६१ १०। ११। ४। १२ 
स्थानों में सूर्य फलद होता है । इन कथित स्थानों से भिन्न स्थानों में अशुभ फल 
देता है ॥ २॥ 
चम्द्राष्टकवये जात 

लग्नाद्स्रातृदशायङत्रुषु शशी सास्तादिषु स्वाच्छुभः 

भौमात्सार्थनवात्मजेषु रबितःसाष्टाङ्गनास्थो गुरोः । 

फेन्द्रायाष्टव्ययेषु धर्मसुखधीत्र्यायास्तखस्थः सितात्‌ 

केन्द्रायत्रिसुताधगः रादिसुताद्धीतर्यायटस्वकजात्‌ ॥ ३॥ 


PY SS आ क्य. 10 उनि)? अ 


अ >>... mms चक य छ आक ७ 








३२ द्विपछाश अध्याय ४९७. 


लग्न से ३।१०।११।६। स्थानों में चन्द्रमा, चन्द्रराशि स्थान से अर्थात्‌ अपने स्थान 
से ३।६।१०।११।७।१। स्थानों में, भौम से ३।६।१०।११।२।९।५। में, सूर्य से ३।६।१०' 
।११।८।३। में, गुरु से १।४।७।१०।११।८।१२। स्थानों में, शुक्र से &।४।५।३।११।७। 
१०। में, बुध से १।४।७।१०।११।३।५।८। में और शनि से ५।३।११।६। स्थानों में 
चन्द्रमा शुभ फलद होता है ॥ ३॥। | 

विशेष--इलोक के तृतीय पाद में गुरु के अष्टक विचार में 'केन्द्रायाष्टधनेषू” 


यह पाठ ग्रन्थान्तरों से भिन्न होने के कारण ग्रन्थान्तर सम्मत पाठ ही दिया,गया 
है॥ ३॥ 














स्पष्टार्थं सूर्याष्टक वर्ग चक्र स्पष्टार्थं चन्द्राष्ट वर्गे चक्र 

| ल. प्‌ | मे. हु. गु. च| च| 
१|३|१|३|५|६|१|३ ३|१|२|१ १|३|३|३ 
२|६|२|५|६|७|२|४ SN RIO SIS 
४ |१०|४| ६ | & |१२| ४ | ६ ७।६|५|४;२|५|६|१० 
७ ११७ | |११| |७ १० ८|७ ६५ ८|७|११११ 
|€ ८1१० ट १०|१०| ९ | ७:१०| &| | 

टे 22” १9 5.१२ १११११० ८:१-|१० | 

i र | i ११|१०;१२|११ | 

११) [११ ११ ११: 





भोमाष्टकवर्ग ज्ञान 
भोमो वृद्धिषु सात्मजासु रवितः साद्यासु लग्नाच्छुभः 
चन्द्रात्कमंविना च केन्द्रविवरस्वा'सिस्थितः स्वाद्गृहात्‌ । 
धर्मायाष्टमकण्टकेयु रविजाज्ज्ञात्रयायधीजत्रुवु 
शुक्रादन्त्यनवारिमृत्युषु गुरोः षड्लाभकमन्त्यिगः ॥ ४ ॥ 
रवि से ३।६।१०।११।५। स्थानों में, लग्न से ३।६।१०।११।१। में, चन्द्रमा से 
३।६।११ में अपने स्थान से अर्थात्‌ भौम से १।४।७।१०।८।२।११।से, शनि से ६1११1८ 
$१।४।७।१०।मे, बुध से ३।११।५।६।मे, शुक्र से १२।११।६।८। में और गुरु से ६।११। 
१०।१२। स्थानों में मङ्गल शुभ फल देने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
बुधाष्टक वर्ग ज्ञान 
ज्ञोञष्टायादिशुभार्थबन्धुषु सुताभ्रातृस्थितों भागंवात्‌ 
. भौसावर्यो: सदशास्तगो रिपुभवच्छिद्रान्त्यसंस्थो गुरोः । 
प्रप्त्यन्त्यारितपःसुतेषु तपनात्स्वात्स त्रिकर्मा दिषु 
स्वाज्ञायारिजलाध्मेघु शशिनो र्ग्नात्सपुर्वाच्छुभः ॥-५ ॥ 
शुक्र से ८।११।१।५।२।४।५।३। में, भौम और शनि से ८।११।१।४।२।४।१०।७। 


भे, गुरु से ६।११।८।१२। में, सूर्यं से ११।१२।६।९।५। में, बुघ से ११।१२।४।९।५।३ 


१ प्राप्ति । २ त्सायकर्मंत्रिगः । 


४६८ सारावलो 


।१०।१ में, चन्द्रमा से २।१०।११।६।४।८। में और लग्न से २।१०।११।६।४।८।१।में, 
बुध शुभ फल देने वाला होता है ॥ ५॥। 











स्पष्टार्थं भौमाष्टक वर्ग चक्र स्पष्टार्थं बुध।ष्टक वर्ग चक्र 
सूः च्‌. मः 3.3. शु. ग- छ सू, चं. मं.| बु. गु | शु.] श. ल. 
३| ३ १३६ ६१ १ ५| २| १, १| ६| ११ 
BEE 010 ४ 3 ६५२२८१२ 
६११) ४ ६११११ ७ ६ ९| ६ ५! ५११ ३| ४ ॐ 

(७.१४ 

१८ ११ १२ १२ ८१० ११ ८ ७ ६१२. ४ ८ द्‌ 
११ | < &११ १२१० ८ ९ ।०4 €; 
1.0 १०: ११| ८१० ८| ० 
| ०, ११ 

११ १) १ 11 ९१० 

| ९१.१२| [११११ 





जीवाष्टकवर्ग ज्ञान 

केन्द्रायाष्टधनेषु भुमितनयात्स्वात्सत्रिषु ब्राह्मणो 

भानोः सत्रिनवेषु धर्मदराधीस्वा'यारिगो भार्गवात्‌ । 

धर्मायास्तघनात्मजेषु शशिनः कोणात्त्रिबड्धीग्पये 

स्वाज्ञा याम्द्रुनवारिपुत्रतनुषु ज्ञात्सास्तगस्तूदयात्‌ ॥ ६॥ 

भौम से गुरु १।४।७।१०।११।८।२ इन स्थानों में अपने स्थान से अर्थात्‌ गुर से 

१।४।७।१०।११।८।२।३मे, सूर्यं से १।४।७।१०।११।८।२।३।६ में, शुक्र से ६1१०1५२ 
११।६ में, चन्द्रमा से ९।११।७।२।५ में, शनि से ३।६।५।१२ में, बुध से २।१०।११।४। 
९।६।५।१ में और लान ते २।१०।११।४।९।६।५।१।७ इन स्थानों में गु शुभ होता 
है॥ ६॥। 


शुक्राष्टकवगं ज्ञान 
लग्नादातनयायरन्घ्रनवगश्चन्द्रात्सितः सव्ययः 
स्वात्साज्ञेषु शुभो यमात्नवदशत्रयायाष्टपञ्चाम्बुषु । 
व्यन्त्यायारिसुहुन्नवेष रुधिराद्रिःफायरन्ध्र षिविनात्‌ 
ज्ञाञ्यायारिनवात्मजेष्वय गुरोर्धोखाष्टधर्मायगः ॥ ७॥ 
लग्न से १।२।३।४।५।११।८।९ इन स्थानों में, शुक्र, चन्द्रमा से १।२।३।४।५।११। 
८।।१२ में, अपने स्थान से अर्थात्‌ शुक्र से १।२।३।४।५।११।८।४।१० में, आनि से 
९।१०।३।११।८।१।४ में, भौम से ३।१२।११।६।४।६ में, सूर्य से १२।११।८में, बुध से 
३।११।६।४।५ में और गुरु से ५।१०।८।९।११ में शुक्र शुम होता है ॥७॥ 





१ लाभा । २ नर्वारः फ॒पुत्र । 





द्विपच्चाश अध्याय ४३९ 














स्पष्टार्थं जोवाष्टकवर्ग चक्र स्पष्टाथं शुक्राटकवगग चक्र 
| सु. चं. मं.| बु.| ”.| शु.| श.| ल. सू.| चं. मं. बु. गु. शु. श. ल. 
| १|२/१| १|3| २| ३| १ 2१२३१५१२३१ 
| २ ० २| २| २| ५| ५| २ ११२४५८२९४२ 
| ३ ७ ४४३६६४ : १२) ३ ६ ६ & ३| ५| ३ 
1४2९ ७ १ ४ ९१२ ५ ४ ६ ९१० ४ ८, ४ 
७११) ८| ६ ७१० | ६ ५११११११ ५ ९ ५ 
८ १०) ९) ८११ | ७ प्र | SS 
९| |११|१०,१० ९ ९ ८११) & 
| | ११ | १० 
|| | [११।११| | |° | ११ 
4११ ११ १२ “108 

















मन्दाष्टकवर्ग ज्ञान 
१स्वादायात्मजषट्त्रिकेषु रविजः सान्त्याम्बरस्थः कुजात्‌ 
भानोः केन्द्रधनायमृत्युषु तनोस्त्रयायारिखाद्यास्व्रुग: । 
आज्ञायाष्टनवान्त्यशत्रुषु बुधादिन्दोभंवारित्रिषु 


शुक्रादन्त्यभवारिषु हिजवरात्प्रा'प्त्यान्त्यघीरात्रुग: ।। ८ ॥ 
शनि अपने स्थान से ११।५।६।३ स्थानों में, भोम से ११।५।६।३।१२।१० में 


सूर्यं से १।४।७।१०।२।११।८। में, ठग्न से ३।११।६।१०।१।४ में, बुध से १०।११।८। 
६।१२।६ में, चन्द्रमा से ११।६।३ में, शुक्र से १२।११।६ में ओर गुरु से ११।१२।५। 
६ इन स्थानों शनि शुभ होता है॥ ८ ॥ 
फल कथन में विशेष 

इत्युक्तं शुभमन्यदेवमशुभं चारक्रमेण ग्रहाः 

शस्तारास्तविरोषितं विदधति प्रोत्कृष्टमेतत्फळस्‌ । 

स्वक्षंस्वोच्चसुहुद्गहेषु सुतरां शस्तं त्वनिष्ट समं 

उस्वस्वस्वामिगतं दशापतिवळाद्न्त्यए्वर्गो्भवम्‌ ॥ ९॥ 

रविरुधिरो भवनं प्रविशन्तौ गुर्भूगुजी ग॒हमध्यसमेतौ । 

दनिशशिनो खलु निर्गमकाछे शशितनय: फलदस्तु सदेव ॥ १० ॥ 


पूर्वोक्त कथित इन स्थानों में सूर्यादि ग्रह हे स्पष्टाथ मन्दाष्टकवर्ग चक्र _ 
शुभ होते हैं, तथा इन से भिन्न स्थानों में | धू. चं. मं. बु.| गु. शु.|श.| ल. 
चार वश ग्रह अशुभ होते हैं। प्रत्येक ग्रह ! १ | ३| ३| ६ ५ ६| ३1१ 
के अष्टकवगे में प्रति राशि में शुभाशुभ चिह्ब ! २ | 14 
जानकर जिस राशि में शुभ चिह्न अधिक हों. | ४ ११८१११ 
उस राशि में चार वश उस ग्रह के जानेपर | ७ | ११| ६ ९११ १२। ६ ४, 
शुभफल तथा अशुभ चिह्न राशि में ग्रहके | ८ |१०|१०|१२' |११| ६ 
संचार वश अशुभ फल ही ग्रह प्रदान (१० ॥११११| ; १२१९ 
करता है । 1११ ।१२।१२| | ११ 

१ स्वात्र्यायात्मज । २ स्वाध्याय । ३ स्वोच्चस्वामिगता । 








५०० सारावली 


यदि शुभाशुभ चिह्वस्थ राशि ग्रह की उच्च या स्वराशि या मित्र की राशि होः 
तो ग्रह विशेष रूप से फल देता है और अनिष्ट फल सामान्य रूप से होता है। दशा-. 
धीश के बल से यदि ग्रह बली हो तो अष्टकवगं से उत्पन्न शुभाशुभ फल का नाशक 
होता है । 

सूर्य व भौम प्रारम्भ में, गुरु व शुक्र राशि के मध्य मे, शनि चन्द्रमा राशि केः 
अन्त में और बुध समस्त राशि में फल रेने वाला होता है ॥ ६--१० ॥। 

इति कल्याणवमंविरचितायां अष्टकवर्गाध्यायो नाम द्विपश्चाशोष्ध्याय: ॥ 


त्रपञ्चाशोऽष्यायः । 


वियोनि जन्माध्याय का कथन 
देवविदां "प्रीतिकरं विश्वसनीयं समस्तलोकस्य । 
कनकाचायंस्य मताहियोनिसंज्ञं प्रवक्ष्यामि ॥ १॥। 
इस अध्याय में समस्त संसार के विश्वसनीय और ज्योतिषियों के लिए आनन्द- 
दायक कनकाचार्य के मत से मैं ग्रन्थकार वियोनिजन्म संज्ञक अध्याय को कहता हूँ ॥१॥ 
सृष्टि के समय योग ज्ञान 
लग्ने कर्कटके सशीतकिरणे वा सद्ग्रहैः सद्भते 
स्वक्षेस्थेजंगतो5स्य सु्टिमकरोद्विइदेश्वरः शाश्वतीम्‌ । 
यस्येव॑ भवति प्रसुतिसमये पुंसः स सम्पाल्येतु 
प्रेकोक्यं सुरसुन्दरोजनवृतः क्रीडां 'समासेवते ॥२॥ 


जिस समय ककेलग्न में चन्द्रमा वा शुभ ग्रह अपनी-अपनी राशि में थे तब 


ब्रह्माजी ने इस भूमि की रचना की थी इसलिए इस प्रकार का योग जिसके जन्म 
समय में हो वह जातक देवताओं की स्त्रियों के साथ खेल (क्रीडा) करता हुआ तीनों 
लोकों का पालन करता है ॥ २ ॥ 
स्थावर जङ्गम की अभिव्यक्ति 
समभिव्यनक्ति होर! सस्थादरजंगनं यथा डोके | 
कालनिभित्ताकार देशेन च तत्ञ्रवक्ष्येऽहम्‌ ॥ ३॥ 
समय-कारण (हेतु) आकृति व देश भेद से जैसे संसार में होरा शास्त्र स्थावर 
( वृक्षादि ) एवं जङ्गम ( पशु, पक्षी, कीटादि ) पदार्थो का जन्म ज्ञान जिस प्रकार 
अच्छी रीति से कराता है, उसका मैं वर्णन करता हूँ ॥ रे ॥ 
मनुष्येतर जन्म ज्ञान 
करे: सुबलसमेतः सोम्येविबळेधियोनिल्ग्ने वा। 
सौम्याकिस्यां केन्द्रेतदीक्षिते वा वियोनिः स्यात्‌ ॥ ४॥ 


_ १ नीतिकरं । २ समांसेवते । ३ तद्वीक्षिते चोदये । 


5d 
Po "GN TE 


1७७७७ : «बी. ०७ Sn त neds सा 


त्रिपश्चाश अध्याय ५०१ 


आधाने जन्मनि वा प्रदने वा हादशांशगे चन्द्रः । 
यस्मिन्व्यवस्थितः स्याल्लग्ने वा तत्समं सत्वम्‌ ॥५॥ 
यदि कुण्डली में समस्त पाप ग्रह वली हों व शुभ ग्रह निर्वल हों और वियोनि 
संज्ञक लग्न हो अथवा शनि व बुध केग् में हों या लग्न को देखते हों तो मनुष्य से 


` भिन्न का जन्म समझना चाहिये । वियोनि जन्म का निर्णय उक्त प्रकार से करके मनु- 


'्येतर कौन सी योनि है इस का विचार इस प्रकार से करना चाहिये । 
 आधानवा जन्म वा प्रश्न समय में चन्द्रमा या लग्न में जिस राशि का द्वादशांश 
-हो उस राशि के समान जन्तु का जन्म जानना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

वृ० जा० में कहा है--क्ररग्रहैः सुवलिभिविबलँशच सौम्येः क्लीवे चतुष्टयगते तदवे- 
क्षणाद्‌ वा। चन्द्रोपगद्विरसभागसमानछूपं सत्त्वं वदेद्‌ यदि भवेत्स विथोनिसंज्ञः' 
( ३ अ० १ इलो० ) ॥ ४--५ ।। 


वर्णाकुति भेद ज्ञान कथन 
वर्णाकृतिभेदाद्ग्रहयोगनि रोक्षणेमुनिभिरुक्ताः । 
तानहमपि प्रवक्ष्ये विशेषतः सारमादाय ॥ ६॥ 


ग्रहों के योग वा दृष्टि से जन्तुओं के वर्ण व आकार के भेद ऋषियों ने जो वर्णन 


किये हैं उन से सारभूत अंश को लेकर विशेषता पूर्वक उन को मैं भी कहता हूँ ॥ ६॥ 


पशु शरोर में राशि विभाग का ज्ञान 
मेषवृषो मुखगलयोरंसकपादेषु मिथुनमीनो स्तः । 
पृष्ठोदयपाइर्वेषु च निवेशितो ककिकुम्भघरो ॥ ७॥। 
सिहमृगो जघनस्थो पश्चिमचरण स्थितो युवतिचापौ । 
गुह्यवृषणप्रदेशस्फिक्पुच्छो जूककोटक्षां ॥ ८ ॥ 
मिथुनादयस्तुळान्ताः सव्ये भागे चतुष्पदानां च । 
वामे झबघटधरमृगकामु कभुद्वृश्चिकाश्चिन्त्याः ॥ ९॥ 
चार पैर वाळे पशुओं के मुख में मेष, गले में वृष, कन्धा और आगे के पैर में 
मिथून व मीन राशि, पीठ के दोनों भाग में कक और कुम्भ, सिह व मकर जंघा,- 
कन्या भौर धनु पिछले पैर में, तुळा गुरा व लिङ्ग में और वृश्चिक राशि पेट के दोनों 
तरफ व पुच्छ में समझना चाहिये । चार पैर वालों के दक्षिण भाग में मियुन से तुला 
पर्यन्त और वुश्चिक से मीन पर्यन्त वाम भाग में राशियों को जानना चाहिये ॥७-६॥ 


वियोनि का वर्ण व चिह्न ज्ञान 
सेवादिभिरुदयस्थेरं शर्वा ग्रहयुतेशच दृष्टर्वा । 
स्वं स्वं वणं ब्रयाद्गात्रे चिह्ल व्रणं वाऽपि॥१०॥ 


५०२ सारावली 


स्वगृहांशकसंयोगाहिद्यादवर्णान्परांशके रूक्षान्‌ । 
ससमसंस्थाः कुयु: पृष्ठ रेखां स्ववर्णंसमाम्‌ ॥ ११॥ 
वीक्षन्ते यावन्तो शवियोनिवर्णाश्च तावन्तः । 
बल्दीसो गगनचरः करोति वण वियोनीनाम्‌ ॥ १२॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में लग्नस्थ मेषादि राशि वा लग्नस्थ नवांश सद्दश वर्णे 
अर्थात्‌ लग्नस्थ राशि व नवांश में जो बलवान्‌ हो उसके समान वियोनि का वर्ण 
( रङ्ग) समझना चाहिये । 
यदि लग्न में ग्रह हो, या किसी ग्रह से दृष्ट हो तो ग्रह के समान वर्ण । 
यदि अधिक ग्रह हों तो बली ग्रह के समान वर्ण या वियोनि के शरीर में चिह्न 
( लहसनादि ) वा घाव कहना चाहिये । 
यदि ग्रह अपने घर में या अपने नवांश में हो तो स्पष्ट वर्ण कहना चाहिये । 
यदि दूसरे ग्रह की राशि या नवांश में ग्रह हो तो रूक्ष अर्थात्‌ अस्निग्ध वर्ण 
समझना चाहिये । 
यदि लग्न से सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के वर्ण समान वियोनि की पीठ 
पर चिह्न कहना चाहिये । जितने ग्रह लग्न को देखते हों उतने वर्ण वियोनि के होते 
हैं। उन ग्रहों में जो वली ग्रह होता है उसी का वर्ण प्रधान खूप से होता है॥१०-१२॥ 
वृ० जा० में कहा है-'लग्नांशाकाद्‌ ग्रहयोगेक्षणाद्वा वर्णान्वदेदथ युक्ताद वियोनौ । 
दृष्ट्या समाना्प्रवदेत्स्वसंस्यया रेखां वदेत्स्मरसंस्थेइच पृष्ठे'(३अ० '४इलो ० )॥१०-१२॥॥ 
ग्रहों के वर्णो का ज्ञान 
पीतं करोति जीवः शशी सितं भागंवो विचित्रं च । 
रक्तो दिनकररुधिरो रविजः कृष्णं बुधः शबल्स्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वे राशो परभागे परराशो स्वांदाके तिष्टन्‌। 
पयन्‌ ग्रहोऽपि ठग्ने सुवर्णवर्ण तदा कुरुते ॥ १४॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में लग्नस्थ बली गुरु हो तो वियोनि का पीला रङ्ग, चन्द्रमाः 
हो तो सफेद, शुक्र बली हो तो अनेक रङ्ग, सूयं व भौम हो तो लाल, शनि हो तो 
काला और बुध हो तो दूर्वा के समान वर्ण होता है ! 
यदि ग्रह अपनी राशि में व दूसरे के नवांश में स्थित होकर वा अपने नवांश में 
व दूसरे की राशि में स्थित होकर लग्न को देखें तो सोने ( सुवर्णं ) के समान 
वियोनि का वर्ण होता है ॥ १३--१४ ॥ 
प्रकारान्तर से वर्ण का ज्ञान 
परिघपरिवेशजलदे: दांकुकचेधेध्वंजश्व वक्षैश्च । 
वृषमृगदण्ड: सर्पे: शक्रधनुः पांसुभिर्वाधि॥ १५ ॥. 
यद्वणन वतः स्यादुग्रहस्तमिह वर्णमादिशेन्मतिमान्‌ । 
स्वाभाविकेग्रंहाणां वर्णेबणा भवन्ति जातानाम्‌ ॥ १६॥ 








PP I जना जक लन 


> SSDS DIDS So ओल्या oe ळा रू... जळ 


त्रिप-चाश अध्याय ५०३ 


यदि वियोनि जन्म लग्नस्थ ग्रह परिघ-मणडल-मेघ-शंकुवेध-ऽवज-वृक्ष-वृष-दण्ड-सूर्यं- 
इन्द्रधनुष या धूलि से आच्छादित हो तो उसी प्रकार का बुद्धिमान्‌ को वर्ण समझना 


चाहिये । यदि इनसे ग्रह आच्छादित न हो तो ग्रह के स्वाभाविक वर्ण के समान वर्ण 
जानना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


क्षो जन्म ज्ञान 
विहगोदितहृवकाणे ग्रहेण बल्ना युते च चरभांदो। 


बौधेंऽशो वा विहगाः स्थराम्बुजाः' शरिनिरीक्षिताः क्रमश:॥ १७ ॥ 
लग्ने जळजे बन्धौ ` पंक्तिः स्याद्वीक्षितेऽपि वा जलजा:3 | 
स्थल्जे वा तददृष्टे ग्रहवर्णसमस्थळप्रभवः ॥ १८ ॥। 
यदि वियोनि लग्नस्थ पक्षी द्रेष्काण ( पक्षी द्रेष्काण--मिथुन का दूसरा, सिह 
का पहिला, तुला का दूसरा व कुम्भ का प्रथम ) या चर राशि, नवांश, या बुध का 
नवांश हो और किसी बलवान ग्रह से युत हो व शनिसे दृष्टया युक्त हो तो भूमि 


स्थळ के पक्षी का, यदि उक्त स्थितिस्थ ग्रह चन्द्रमा से दृष्ट या युक्त हो तो जलचारी 
पक्षी का जन्म कहना चाहिये । 


अथवा यदि वियोनि लग्न में जलचर राशि हो और किसी बलवान्‌ ग्रह से यूत या 
दृष्ट हो तो जलचर पक्षी का, स्थल राशि लग्न हो तथा बली ग्रह से दृष्ट युत हो तो 


स्थल के पक्षी का ग्रह के समान वर्णं की भूमि में जन्म कहना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 
वृ० जा० में कहा है 'खगे दृकाणे बलसंयुतेन वा ग्रहेण युक्त चरभांश--- 
कोदये । बुधांशके वा विहगाः स्थलाम्बुजाः शनेश्वरेद्वीक्षणयोगसंभवाः' ( ३ अ० 
५ इलो ० ) ॥ १७-१८ ॥ 
वृक्ष जन्म योग ज्ञान 
४ ग्नारकंजीवचन्द्रेरबळं: शेषेशच मुल्योनिः स्यात्‌ । 
स्थलजलभवनविभागा यक्षादीनां प्रभेदकराः॥ १९॥ 


यदि वियोनि जन्म लग्न, सूर्य, गुरु व चन्द्रमा बलरहित हों तथा दोष ग्रह भी पूर्ण 
बलवान्‌ न हों तो वुक्षादि का जन्म कहना चाहिये। यदि लग्न में स्थल राशि का 


नवांश हो तो स्थल के वृक्ष का जन्म, यदि जलचर राशि का नवांश हो तो जल के 
वुक्ष का जन्म समझना चाहिये ॥ १९॥ 


बृ० जा० में कहा है--'होरेन्दुसूरिरविभिविबळंस्तरूणां तोयस्थले तरुभवोंऽशक्कतः 
प्रभेदः' ( ३ अ० ६ इलो० ) ॥१९ ॥ 
लग्नांश पति से वृक्षों के भेद का ज्ञान 
अन्तःसारान्दुक्षान्भानुईर्गार्करोति तद्रपान्‌ । 
क्षी रस्नेहसमेतान्‌ शशी गुरुः  फलससेतांद्च ॥ २० ॥ 
कदटुकण्टकिनो रुधिरः सुदुभंगांस्तरणिजस्तथा शुक्रः । 
कुसुमफलस्नेहयुतान्बुधच बलर्वाजतं जनयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


१ शनिशशीक्षणाद्योगात्‌. २ पक्षी. ३ जलजः. ४ लग्ने. 


५०४ सारादलो 


यदि वियोनि लग्नांशपति सूर्य हो तो भीतर की पुष्ट लकड़ी वाले अर्थात्‌ शीशम 
साखू आदि किले के उपयोगी वृक्ष, यदि लग्तांशपति चन्द्रमा हो तो दूधवाले वा स्निग्ध 
देवदारु आदि वृक्ष, गुरु हो तो फलबाले आम आदि वृक्ष, यदि भौम लग्नांश पति हो 
तो कडुवे व काँटे वाले वृक्ष, शनि हो तो दुर्भग अर्थात्‌ देखने में अप्रिय लगने वाले 
वृक्ष, शुक्र हो तो फल पुष्प वाले चिकने वृक्ष का और बुध लग्नांशपति हो तो फल से 
रहित वृक्ष का जन्म समझना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
बृ० जा० में कहा है--'अन्त:सारान्‌ जनयति रविदु भंगान्‌ सूर्ययूनु:, क्षीरोपेतांस्तु- 
हिनकिरण: कण्टकाढ्यांश्च भौम: । वागीशज्ञो सफलविफलानु पुष्पवृक्षाँश्च शुक्रः, स्तिग्धा- 
निन्दु: कटुकविटपान्‌ भूमिपुत्रश्च भूयः: ( ३ अ० ७ इलो० ) ॥ २०-२१॥ 
वक्ष के शुभाशुभ फल का ज्ञात 
क्रूरः सौम्यगृहस्थो वक्षमनिष्ट करोति शुभदेशे । 
सौम्यश्च पापमवने कुत्सितदेशो शुभं चापि ॥ २२॥ 
व्यामिश्रः शुभभूमो भवन्ति मिश्राः सदा वृक्षा: । 
स्थलजलळपतयस्तेषां स्थलजलजानां तु संभवे दक्षाः ॥ २३॥ 
यदि लग्नांशपति पापग्रह हो तथा शुभग्रह की राशि में स्थित हो तो अच्छे स्थान 
पर खराब वृक्ष का जन्म समझना चाहिये । 
यदि नवांशपति शुभग्रह हो और पापग्रह की राशि में स्थित हो तो बुरी (खराब) 
भूमि में अच्छे वृक्ष का जन्म समझना चाहिये । 
यदि अंशपति पाप शुभ मिश्रित हो तो सुन्दर भूमि में वुरे अच्छे वृक्षों का जन्म 
कहना चाहिये । उनमें जो स्थल राशिपति हो उससे स्थल का वृक्ष, जो जल राशिपति 
हो उससे जल का वृक्ष समझना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
वृ० जा० में कहा है--'शुभो शुभक्ष रुचिरं कुभूमिजं करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा” 
( ३ अ० ८ इलो० ) ॥ २२-२३ ॥ 
वृक्षों को संख्या का ज्ञान 
स्थळजलखगो विळग्नाद्यावति रशो तु तेऽपि तावन्तः । 
स्वांदात्परांदागामिषु यावत्संव्या भवन्ति तावन्तः ॥ २४॥ 
वियोति कुण्डली में ळग्नस्थ नवांगपति लग्न से जितनी राशि संख्या आगे हो 
उतनी संख्या वृक्षों की समझनी चाहिये । अथवा नवांशपति अपने नवांश से जितनी 
संख्या आगे हो उतनी संख्या वृक्षों की होती है ॥ २४॥ 
बृ० जा० में कहा है--'लग्नाद्‌ ग्रहः स्थळजलक्ष॑पतिस्तु यावांस्तावन्त एव तरवः 
स्थलतोयजाताः' ( ३ अ० ६ इलो० ) । 
( परांशके यावति विच्युतस्त्वका भवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाविधाः' ( ३ अ० 
८ ₹लो० ) ॥ २४॥ 





सह. 


त्रिपञ्चाशा अध्याय ५०५ 


प्रकारान्तर से वियोनि जन्म ज्ञान 
स्वाशे सौम्यरबर्छीवयोनिलग्ने वियोनिजातं च। 
तढदबर्लिमिः पापः स्वराशिसहृशांदासंयुक्तः ॥ २५ ॥ 
अबछग्रहराशिगता अस्तं याताः पराजिता भिन्नाः। 
क्र्रयुता दृष्टा वा सद्यो निघ्नन्ति ते नित्यम्‌ ॥ २६॥ 


यदि वियोनि लग्न में शुभग्रह निर्वेख होकर अपने नवांश में स्थित हों तथा पाप 
ग्रह बलवान्‌ होकर अपने नवांश में स्थित हों तो वियोनि का जन्म होता है। यदि 
रूग्नांश पत्ति निर्वळ ग्रह की राशि में या अस्त या युद्ध में पराजित या भेदित या पाप 
ग्रह खे दृष्ट या युत हो तो उत्पन्न विथोनि का शीघ्र नाश करते हैं ॥ २५-२६ ॥ 

वृ० जा० में इस २५वें इलोक के कुछ विपरीत कहा है--“पापा बलिनः 


-स्वभागगा पारक्ये विबलाइच शोभनाः । लग्न च वियोनिसंज्ञकं ( ३ अ० २ इलो० ) 


॥ २५--२६ ॥ 
वियोनि ज्ञान में विशेष कथन 
उद्धिज्जरायुजानां तथेव सस्वेदजाण्डजानाँ च । 
प्रसवं व्यस्तसमस्तं ग्रहयोगर्ळक्षणेवंक्ष्ये ॥ २७॥ 


उद्भिद ( वृक्ष तृण लतादि ), जरायुज, ( गर्भाशय से उत्पन्न मनुष्य, पश्वादि ) 


-स्वेदज ( कृमि दंशादि) अण्डज ( अण्डा से उत्पन्न पक्षि सर्पादि ) इन चारों 


प्रकार के जीवों के जन्म को ग्रहों के योगादि लक्षण सहित पृथक्‌-प॒थक्‌ वर्णन करता 


हु ॥ २७॥ 


चतुष्पद जन्म ज्ञान 
दुबंलग़हे ग्रहेन्द्रा मेषो राशिर्यदोदयं याति । 
भानुश्चतुष्परगृहे चतुष्प'पदस्तत्र भवति सामान्ये ॥ २८ ॥ 
सामान्येनाभिहितो वियोनिसंज्ञो मया समासेन। 
अधुना कोतुकजननं विशेषत: संप्रवक्ष्यामि ॥ २६ ॥ 
यदि निर्बेल राशि में निबेल ग्रह हों ओर सूर्य चतुष्पद राशि में हो व मेष लग्न 


-हो तो सामान्य रूप से चार पैर वाले का जन्म होता है। मैंने अभी तक सामान्य 


रीति से वियोनि जन्म ज्ञान का वर्णन किया हे । अब आइचर्यंजनक विशेषतापूर्वंक 


` वियोनि जन्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ ॥ २८-२६ ॥ 


विशेष रीति से वियोनि जन्स ज्ञान 


इह तु द्वादराभागो राशी रारो प्रचोदितः पूर्वस्‌ । 
जनयन्ति ते वियोनि याता वलिभिः शशाङ्करविलग्ने ।। ३० ॥ 





१ सम्भवति तत्र । 


५०६ सारावली 


सेषे "शाशी तदंशे दछागादिप्रसवमाहुराचार्याः । 
गोमहिषाणां गोऽ नररूपाणां तृतीयेऽ ॥ ३१ ॥ 
तत्र चतुर्थ भागे कूर्मादीनां भवेदुदकजानास्‌ । 
व्याघ्रादीनां परतः परतो ज्ञेयं नराणां च॥ ३२॥ 
वणिगंशे नरख्पा वृश्चिकभागे तथा भुजंगाद्याः । 
खरतुरगाद्या नवमे मृगरशिखिनां स्यात्तथा दशमे ॥ ३३ ॥ 
झेयाइच तत्र विविधा व॒क्षास्तृणजातयदिचत्राः । 
एकादश च पुरुषा जरजा नानाविधाइचान्त्ये ॥ ३४ ॥ 
मेषे द्वादशभागे जायन्ते जातयो «“विविधरूपाः । 
शेषेष्वपि चेवं स्याञट्टवनेछु यथाक्रमं नियतम्‌ ॥ ३५॥ 
इस ग्रन्थ में पहिले प्रत्येक राशि में जो द्वादशांशों का वर्णन किया गया है, वे 


द्वादशांश बलवानु यदि सूर्य, चन्द्रमा, लग्न में हों तो वियोनि संज्ञक द्वादशांदा में 
वियोनि का जन्म होता है। 


यदि मेष राशि व मेष के द्वादशांश में चन्द्रमा हो तो बकरा, भेडा आदि का जन्म 
कहना चाहिये । 


यदि वृष के द्वादशांश में हो तो गाय, भैसा आदि मिथुन के द्वादशांश में मनुष्य 
रूप (वानर आदि) का, कके के द्वादशांश में कछ्वा आदि जल में पैदा होनेवालों का, 
सिंह के द्वादशांश में सिंह व्याघ्र आदि का, कन्या के द्वादशांश में मनुष्यों का, तुला के 


द्वादशांश में मनुष्याकार का, वृश्चिक के द्वादशांश में सर्पे, विच्छू आदि का, धनु के 
द्वादशांश में गधा, घोड़ा आदि का, मकर के द्वादशांश में हिरन, मयूर आदि का तथा 


अनेक प्रकार के वृक्ष तृणादि का, कुम्भ के द्वादशांझ में मनुष्य का और मीन के द्वाद- 
शांश में अनेक प्रकार के जल जीवों का जन्म समझना चाहिये । जिस प्रकार मेष के 
द्वादशांश में अनेक प्रकार के जन्तुओं के जन्म का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार 
शेष राशियों में भी जानता चाहिये ।। ३०-३५ ॥ 

जन्तुओं की श्राति व यमलादि का ज्ञान 


यो यत्र भवेदारास्तस्याकृतिमादिशेत्कृते तत्र । 
ब्र यात्क्रमेण मतिसान्हाददाभागात्मके नवमे ॥ ३६ ॥ 
ज्ञेयादेवं पुंग्रहनवांशकलग्नगद्विसुतिभ्य: । 


आद्यांदो योगरपि जायन्ते बहुबिधा: सत्त्वाः ॥ ३७॥ 
जिस राशि में जिस राशि का प्रथम द्रादशांश वियोनि ग्न में हो तो उसी के 
समान जन्तु की आकृति जाननी चाहिये । बुद्धिमान्‌ को लग्नस्थ द्वादशांश के आधार 











पर उत्पन्न जीव की आकृति का ज्ञान करना चाहिये । जैसे पूर्व में ऊग्नस्थ पुरुष ग्रह . 


के नवांश व द्विस्वभाव राशि से यमल जन्म का वर्णन किया है उसी प्रकार प्रथम 


१ शशिनि । २ मृगाः समीनास्तथा । ३ वृक्षा गुल्मा । 





त्रिपञ्चाश अध्याय ५०७+ 


द्वादशांदा में पुरुष, स्त्री ग्रह राशि के द्वादशांश को द्विस्वभावादि राशि जानकर एकः 
या दो वा अनेक का जन्म कहना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
एक से अधिक वियोनि जन्म ज्ञान 
श्वप्रभृतीनां प्रसवे यावन्तो द्वादशांशका लग्ने । 
तावन्ति वदेत्प्राज्ञ: पुंखीसज्ञान्यपत्यानि ॥ ३८ ॥ 
लग्ने जीवोऽथवा सौरइचन्द्रो वाऽपि स्थितो भवेत्‌ । 
कूर्मादीनां तथा संख्या द्वादशांशपु यावती ॥ ३६॥ 
शुक्रो सोमो बुधो वाऽपि चन्द्रो वापि शनेइचरः । 
कुर्वन्ति बल्युक्तानि भागेष्वंगानि पूर्ववत्‌ ॥ ४० ॥ 
कुत्ता आदि जन्तुओ के जन्म के समय लग्न में द्वादशांश की संख्या जितनी हो 
उतनी पुरुष या स्त्री सन्तति होती है । 
यदि वियोनि लग्न में गुरु वा शनि वा चन्द्रमा हो तो लग्नस्थ छादशांश संख्या 
तुल्य कछुए आदि का जन्म कहना चाहिये । 
यदि वियोनि कुण्डली में शुक्र, भौम, बुध या चन्द्रमा अथवा शनि बलवान 
हों तो पुर्ववत्‌ अपने-अपने द्वादशांश के समान जीव के शरीर को कहते हैं 
॥ ३८-४० ॥। 
लोक विपरीत प्रसव ज्ञान 
स्वांशात्परस्य भागे यस्मिन्काले ग्रहाः समुपयान्ति । 
तत्र 'विकारा ज्ञेया लोकविरुद्धा ध्रवं प्राज्ञः ॥ ४१॥ 
यदि कुण्डली में प्रसव के समय ग्रह अपने नवांश से दूसरे ग्रह के नवांश में. 


>» 


जाये तो संसार के विरुद्ध उत्पन्न होनेवाले की आकृति विकारयुक्त अवश्य होती; 


है ॥ ४१ ॥ 
वृश्चिक लग्नस्थ हिपद वा नवस नवांश का फल 
बृझ्चिकळने भवने तन्नवभागेऽयवा द्विपदसंज्ञे । 
बिलवासिनां प्रसुति्घोराणा निर्दिशत्तत्र ॥ ४२ ॥ 
गोधानां सर्पाणां लछोमशानां च शल्यकाना च। 
सृषकबिलेशयानां राशिमतां चापि कोटानामु ॥ ४२ ॥ 
लतानां नकुलानां वृश्चिकषड्बिन्दुजातकानां च। 
अविषाणां सर्पाणां शन्नाइसनिवासिना चेव ॥ ४४ ॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में वृश्चिक लग्नस्थ नवम वा द्विपद नवांश हो तो बिल में 


रहने वाले गोह, सर्प, रोमवाले, शाही, चूहा, क्रीडा यूथ, मकड़ी, न्यौला, विच्छू,. 
गोजर, विषहीन सपं और सफेद पत्थर पर निवास करनेवाले भयानक जीवों का जन्मः 


समझना चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ 


१५०८ सारावलो 


धनु लग्न धनु नवांश वा धनु द्वादशांश का फल 
हयरविदेहरुग्ने दवादशभागे नवांशके वायि। 


पश्यति नरेन्द्रसचिवस्तत्रोत्पत्तिभेवेदेषाम्‌ ।। ४५ ॥ 
वाजिखराइदतराणां गोमहिषाणां तथोष्ट्राणामु । 
गुर्वर्णतुल्यङ्पान्प्रवदेन्मतिमान्डलेनेव ॥ ४६ ॥ 


यदि वियोनि कुण्डली में धनु लग्न में धनु राशि का नवांश वा द्वादशांश हो और 
"उसपर गुरु की दृष्टि हो तो घोड़ा, गधा, खच्चर, गाय, भैंसा, ऊंट का जन्म समझना 
“चाहिये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को गुरु के बलानुसार ही उत्पन्न के वर्ण और आकृति को 
“कहना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 
सकर लग्नस्थ सकर नवांश वा मकर द्वादशाँश का फल 
सुगवदने लग्नस्थे तन्नदभागे तथापि सूर्यारे। 
आरण्यानां सुति सत्वानां निदिदात्करपशः ॥ ४७ ॥ 
नागानां खड्गानां वकशरभवराहवानराणां च। 
ऋक्षो ग्रसृगाळानां व्यात्रादीनां भवेत्सृतिः ॥ ४८ ॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मकर लग्मस्य मकर का नवांश वा मकर का द्वादशांश 
हो तो हाथी, गेंडा, ईहा मृग, हिरन, सूकर, बन्दर, रीछ, व्यार, व्याघ्र आदि वळवानु 
“जङ्गली जीवों का जन्म जानना चाहिये ॥ ४७-४5 ॥ 
मोन लग्नस्थ सोन नवांश वा सीन द्वादशांश का फल 
सीने सीनांरो चा तज्जे सुक्ष्सांशाकेऽपि वा लग्ने । 
गुर्हट विज्ञेयो बहुदकोत्य: सदा सत्वः॥ ४६॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मीन लग्नश्य मीत का नवांश या मीन का द्वादशांश हो 
ओर उस पर गुरु की दृष्टि हो तो अधिक जछ में रहने वाले जीव का जन्म समझना 
"चाहिये ॥ ४९ !। 
मेष वा वष लग्नस्थ मेष वा वृष नवांश का फल 
मेषे मेषांशे वा भौमेन निरीक्षिते सदाजीवी । 
वृषभे तु वदेत्तद्वद्गोमहिषाद्यान्सदा भृगुणा ॥ ५० ॥ 
यदि वियोनि कुण्डली में मेष लग्तस्थ मेष का नवांश हो और उस पर भोम की 
दृष्टि हो तो बकरा, भेड़ आदि का जन्म कहना चाहिये । 
यदि वृष लग्नस्थ बृष नवांश शुक्र से दृष्ट हो तो गाय, भेंसा आदि का जन्म सम- 
झना चाहिये ॥ ५० ।) 
स्वं स्वं पुर्वबिळग्नं स्वं: स्वेृष्ट॒ यदेह पतिभिस्तु । 
स्वभवनसद्शान्दिद्वान्प्रवदेदविर्शाङ्कुतं तत्र ॥ ५१ ॥ 
जो राशि लग्न में हो और अपने नवांश से युक्त होकर अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट 
हो तो उस राशि के समान जन्तु का जन्म अवश्य कहना चाहिये ॥ ५१॥ 











हः 


त्रिपच्चाश अध्याय ५०३. 


ग्राम्यगृहेष नवांशाः पञ्च'मनवमांशसंयुक्ताः । 
आरण्यानां सुति ग्रामेष सुनिश्चिता कुयु: ॥ ५२॥ 
यदि ग्राम्य राशि लग्न में सिंह, वृश्चिक, या मकर का नवांश हो तो गाँव में पाठे 
हुए वनवासी जीव का अवश्य जन्म समझना चाहिये ॥ ५२॥ 
स्थलजळरादिविभागा नागरभवनेषु लग्नसंस्थेष । 
स्थलळजलचरसत्त्वानां जनयन्ति भवं हि विटपानास्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि ग्राम्य राशि लग्न में स्थल वा जल राशि का नवांश हो तो भूमिचारी वा. 
जलचारी जीव का जन्म समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
उदयति वणिग्विळग्ने तढुद्रेक्काणे त्तितेन संदष्ट । 
शुकसारिकान्यपुष्टाइचको रभासाइच जायन्ते ॥ ५४॥ 
यदि तुला लग्न में तुला का द्रेष्काण शुक्र से दृष्ट हो तो तोता, मैना, कोयल, अन्य 
पुष्ट, चकोर वा प्रभावशाली अर्थात्‌ कान्तिमान्‌ पक्षी का जन्म जानना चाहिये ॥५४॥ 
सिहोदये तथाद्य सूक्ष्मां रविनिरीक्षिते सुतिः । 
कुवकुटमयु रतित्तिरिपारावतवञ्जुलादीनास्‌ (?) ॥ ५५॥ 
यदि सिंह लग्न में सिंह का द्वादशांश सूयं से दृष्ट हो तो मुर्गा, मोर, तित्तिर, 
कबूतर और वञ्जुलादि ( अशोक आदि ) का जन्म समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
स्थिरभोदये तदंशे सौरग्रहसंयुते च दृष्ट च। 
प्रासादगृहादीनामुत्पस्तिः पुववज्ज्ञेया | ५६ ॥ 
यदि स्थिर रादि लग्न में स्थिर राशि का द्वादशांश शनि से दृष्ट हो तो मन्दिर 
मकान आदि की उत्पत्ति कहना चाहिये ॥ ५६॥ 
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारानल्यां वियोनिजन्माध्यायो नाम 
त्रिप्चाशोऽध्यायः ॥। 


चठु;पञ्चाशोऽध्यायः । 


प्रस्तार चक्र का ज्ञान 
तिर्यर्विइचोध्वनन्दं गिरिगिरिशपदं न्यस्य चक्रं तदृध्वं 
मेषाद्याः रारायः स्युग्रंहगणसहिता शिष्टिसिष्टस्प सद्य । 
तस्याधः सोऽपि मुख्य ग्रहगणमुदयं चाप्यधः क्ष्माक्रमेण 
त्यस्याधः स्वीयचक्रे स्वपदसहितभाक्‌ खाष्टके बिन्दुरेखा ॥ १॥ 


१ पश्चमदशमाष्टराशि.। 


*५१० सारावलो 


तेरह तिरछी रेखा व ९ खड़ी रेखा खींच कर इसके अतिरिक्त एक खड़ी रेखा व 
भएक तिरछो रेखा खींचने पर ११७ कोष्ठ का चक्र बनता है। ग्रन्थकार ने 'तदूध्वं' 
कहकर सिद्ध किया है कि १४ तिरछी व १० खड़ी रेखा खींचने पर ही ११७ कोष्ठ 
का चक्र बनता है न क्रि १३ तिरछी व < खड़ी रेखाओं से ११७ कोष्ठ का चक्र बन 
सकता है । इन १३ व ६ खड़ी रेखाओं से तो 5६ कोष्ठ का चक्र सिद्ध होता है । इस 

११७ कोष्ठक के चक्र में प्रथम एक कोष्ठक का त्याग करके बायीं ओर से प्रथम पंक्ति 
में १२ राशियों को ग्रहों के साथ लिखना चाहिये । तथा प्रथम एक कोष्ठक को छोड़ 
कर ऊर्ध्वं प्रथम पंक्ति में सूर्यादि सात ग्रह व लग्न को लिखना चाहिये । पुनः अपने- 
अपने अष्टक वर्ग में समागत द्वादश राशियों में शुभ अशुभ बिन्दु व रेखाओं को 
लिखना चाहिये ॥ १॥ 
प्रस्तार से फल ज्ञान 

पुर्णेबिन्दुभिरटभिः पदगतेहीनोषषि भूपो भवेत्‌ 

एक कोनतया क्रमात्‌ फलविधिः सर्वेप्सिताप्तियंश: । 

वित्तासिइच सुखेः सह प्रिययुहत्‌ प्राप्तिविषच्छून्यता 

वित्तानामंपि हानिराधिकृशता शून्यक्रमे संक्षय: ॥ २ ॥ 

जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में हो यदि उस राशि के आठों पद ( स्थान ) 
में बिन्दु हों तो जातक नीच कुल में जन्म लेकर भी राजा होता है ! यदि सातो पद 
-में बिन्दु हों तो समस्त अभीष्ट की सिद्धि, ६ में बिन्दु हों तो लोक में यश व धन की 
प्राप्ति, ५ में बिन्दु हों तो सुख के साथ प्रेमी मित्र की प्राप्ति, ४ में बिन्दु हों तो 
“विपत्ति का विनाश, ३ में बिन्दु हों तो धन का भी नाश, २ में बिन्दु हों तो चिन्ता, 
१ में बिन्दु हो तो शरीर में दुर्वेलता और आठों पदों में बिन्दु का अभाव हो तो हानि 
होती है ॥ २॥ 

सुर्यं के अष्टकवर्ग का फल 
सूर्यस्याष्टसु बिन्दुष क्षितिपतेराप्ता विभूतिधनं 
सञ्तस्वद्भुतकान्तिसौल्यविभवः षट्सु प्रतापोन्नतिः । 
पञ्चस्वर्थसमागमः सदसतो साम्यं चतुष्के त्रिके 
त्वध्वश्रान्तिरय द्विके गदभयं रूपेऽथ शान्ये मृतिः ॥ ३॥। 

जिसकी जन्म कुण्डली में सूर्य के अष्टक वर्ग में जिस राशि व भाव में ८ बिन्दु हो 
-तो उस राशि में सूर्य के संचार से जातक को राजा से ऐश्वर्य व धन की प्राप्ति होती 
है । जिसमें ७ बिन्दु हों तो सूर्य संचार वश शरीर पुष्ट व सुख तथा धतागम, ६ 
“बिन्दु हों तो प्रताप और उन्नति, ५ विन्दु हों तो धन का आगमन, ४ बिन्दु हों तो 
शुभ व अशुभ फल समान, ३ बिन्दु में मार्ग जनित परिश्रम, २ बिन्दु में रोग का भय, .. 
१ बिन्दु व शून्य बिन्दुस्थ राशि में सूर्य का संचार होने से जातक को प्रायः क्लेश वा _ 
-मरण भय होता है ॥ २ ॥ 





चतुपनचाश अध्याय ५११ 


चन्द्रमा के अष्टकवग का फल 
इन्दोर्भोगविभूतयोऽय विभवाः वस्त्रान्नगन्धोडूवा: 
सन्मंत्री द्विजसंगमादधृतिमती दुःखाढ्यसोख्यस्थिति: | 
दवेषो बन्घुजनंः प्रियार्थविरहो$कस्माद विपढ्दुस्तरा 
शोकोदुवेगजकष्टमत्र नियतं प्रोक्तं फलानामिदस्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हो उसमें चन्द्रमा के जाने पर 
-भोग व ऐदवर्य लाभ, ७ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर वरू-अन्न व सुगन्धित वस्तुओं से 
धनलाभ, ६ बिन्दुस्थ में सज्जनों से मित्रता, ५ विन्दुस्थ राशि में जाने पर ब्राह्मणों की 
सङ्गति ६ धैर्यं व सुन्दर मति का लाभ, ४ बिन्दुस्थ राशि में सुख व दुःख की समानता, 
३ बिन्द्रुस्थ राशि में बन्धु-वान्धवों से कलह, २ बिन्दुस्थ राशि में प्रेमीजन का विरह 
च धनहीनता, १ विन्दुस्थ राशि में अचानक कठिन विपत्ति और शून्य बिन्दुस्थ राशि में 
चन्द्रमा के जाने पर शोक व उद्वेग जन्य कष्ट होता है ॥ ४ ॥ 
सङ्कल के अष्टक वग का फल 
मआरस्यार्थमही सपत्नानजयाः सोभाग्यकान्तिप्रदाः 
राज्ञां वबल्लभता प्रसिद्रगुणता साम्यं विपत्संपदोः । 
आतृस्त्रीविरहो विपर्त्पारभवो राजाग्निपित्तञ्वरंः 
स्फोटं दू. घितगात्रता  जठररुड मुच्छ क्षिरुङः मृत्यवः ॥ ५॥ 
भौम के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उस राशि में भौम के संचार 
से जातक को धन व भूमिलाभ और शत्रु से विजय, ७ बिन्द्रुस्थ राशि में जाने पर 
सौभाग्य व सुन्दरता की वृद्धि, ६ विन्दुस्थ राशि में राजा की प्रियता, ५ बिन्दुस्थ 
राशि में विख्यात गुणता, ४ विन्दुस्थ राशि में सुख व दुःख की समता, ३ विन्दुस्थ 
राशि में भाई और स्त्री का वियोग, २ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर राजा, अग्नि तथा 
पित्तञ्वर से कष्ट, १ बिन्दुस्थ राशि में घाव व पेट रोग से शरीर में अस्वस्थता ओर 
न्य बिन्दुस्थ राशि में भौम की सत्ता वश मूर्च्छा ( मिर्गी ) नेत्र पीड़ा, व मृत्यु वा 
मृत्यु तुल्य शरीर कष्ट होता है॥ ५ ॥ 
बुध के अष्टक वर्ग का फल 
कस्य क्ष्मापतिमान्यता द्रविणतो विज्ञानसौख्याक्तयः । 
सर्वोद्योगफळोदयो नवसुहुत्प्रा्तिर्निरुद्योगता । 
चित्तव्याकुरताऽर्थहानिव दातः स्री पुत्र मित्रा दिभि-- 
बॅराद धैयभतिक्षयोऽथय सततं सर्वस्वहानिमृतिः॥ ६॥ 
बुध के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उस में बुध के गमत से जातक को 
राजा से सत्कार, ७ बिन्दुस्थ राशि में धन से विज्ञान व सुख की प्राप्ति, ६ बिन्दुस्थ 
राशि में समस्त कृत कार्यो में सफलता, ५ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर नवीन मित्रों की 
प्राप्ति, ४ बिन्दुस्थ राशि में उद्योग करने में गतिरोध, ३ बिन्दुस्थ राशि में धन की 








५१२ स्ाराबछ। 


हानि से चित्त में व्याकुलता, २ बिन्दुस्थ राशि में स्रो-पुत्रादि के द्वेष से धर्यं कः 
मति का क्षय और शून्य बिन्दुस्थ राशि में बुध्र के संचारवश निरन्तर सर्वस्व की हानि” 
तथा मरण भय होता है ॥ ६ ॥ 
गुरु के अष्टक वर्ग का फल 
जीवस्याच्छयशः सुखार्शनिचयः सौभाग्यसीख्याप्तयों 


वासो वाहनहेसटब्धिरहितध्वंसक्रियासिद्धयः । 
` छाभच्छेदविहीनता श्रवणदृक्‌-पु'स्त्वंत्रणाशादयो 
भूभुत्कोपभयं गदेविकळता बब्ध्वर्थपुत्रक्षयः ॥ ७॥ 


गुरु के अष्टक वर्गे में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उस राशि में गुरु के संचार 
से जातक का सुन्दर यश-सुख व धन बढ़ता है । ७ विन्दुस्थ राशि में सौभाग्य व सुख 
की प्राप्ति, ६ विन्दुस्थ राशि में चस्त्र-वाहन व सुवर्णं का लाभ, ५ विन्दुस्थ राशि में: 
गुरु के जाने पर शत्रुओं का विनाश, और कार्यो की सिद्धि, ४ विन्दुस्थ राशि में लाभ 
व हानि समान, ३ बिन्दुस्थ राशि में कान-आँख व उपस्थ में पीड़ा वा इनका नाश, २ 
बिन्दुस्थ राशि में राजा का कोप ( क्रोध ) डर, १ विन्दुस्थ राशि में रोगों से वेचेनी 
और शून्य बिन्दुस्थ राशि में गुरु के जाने पर बन्धु-धन-पुत्र का विनाश होता है 13911: 
शुक्र के अष्टक वर्ग का फल 
शुक्रस्याखिळभोगवसख्वनितापुष्पान्नपाना्ञयो 
भूषामो क्तिकपोष्यः ग्रियवधलाभः सुहुत्सङ गमः । 
मध्यत्वं शुभपापयोर्जनपदग्रामोच्चवि द्चेषिता 
स्थान भ्रंशरुज: कफरच विषम: सर्वापदां सङ्गमः ।। ८ ॥ 
शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ विन्दु हों उसमें संचार वश शुक्र के जाने 
पर जातक को समस्त प्रकार फे भोग सुख, वस्त्र, स्त्री पुष्प, (सुगन्ध) अन्न, पान की 
प्राप्ति, ७ बिन्दुस्थ राशि में जाने पर अलङ्कार व मोती का पुष्ट लाभ, ६ विन्दुस्थ राशि 
में प्रिय स्त्री का लाभ, ५ बिन्दुस्थ राशि में मित्रों का मिलाप, ४ बिन्दुस्थ राशि में 
शुभ ( सुख ) व पाप ( दुःख ) की समता, ३ विन्दुस्थ राशि में नगर व ग्राम के लोगों 
से गहन शत्रुता, २ बिन्दुस्थ राशि में कठिन कफ जन्य व्याधि और शून्य बिन्दुस्थ राशि 
में समस्त विपत्तियों का सङ्गम होता है ॥ ८॥ 
शनि के अष्टक वर्ग का फल 
सोरेग्रामपु रप्रजाद्यधिपता दासीखरोष्टराप्यः 
प॒जाचोरनिष!दसंऱ्यपतिभिर्धान्यार्थसोस्थागनः । 
अन्योपाश्रितसोख्यता सुतवधभृत्यार्थविध्व॑सर्न 
बन्धोद्वेगरुज: सहाऽघनतथा भार्यादितवबंक्षय: ॥ ९ ॥ 
शनि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में ८ बिन्दु हों उसमे संचार वश शनि के जाने 
प्र जातक को ग्राम या नगर वा प्रजा का स्वामित्व प्राप्त होता है । 


*4 >> सव, 


क 


"री... मिंडे. याक 


॥ हकक 


भर. 2७2 Sib य त्य 


२३ चतुःपश्चाग अध्याय ५१३ 


७ बिन्दुस्थ राशि में दासी, गधा तथा ऊंट की प्राप्ति, ६ बिरुस्थ राशि मे चोर 
निषाद के स्वामी से सत्कार, ५ बिन्दुस्थ राशि में धन, धान्य व सुख की प्राप्ति, ४ 
बिन्दुस्थ राशि में दूसरे के आश्रित रहने पर सुख, २ बिरदुरथ राशि भे पुत्र-स्त्री-नौकर 
व धन का नाश, २ बिन्दुस्थ राशि में बन्धन ( जेल ) उद्देग ( आवेश ) व रोग, १ 
बिन्दुस्थ राशि में अधिक निर्धनता और शून्य बिन्दुस्थ राशि में शनि के जाने पर स्त्री 
आदि समस्त वस्तुओं का नाश होता है॥ &॥ 


उपसंहार 

इत्णं होराशाख़ रचितं कल्याणकोविदेनंब । 

पु वचारयेनिभितमवलोषय मुदं प्रयातु दैवज्ञः १०॥ 

पौलिस-वसि्ट-रोमश-यदन-बादरायणाः शक्तिः । 

अचिइच भरद्वाजो विश्वामित्रो गुणास्निकेशों च॥ ११॥ 

गग-पराझर-जीवा  एतेरन्येदच विस्तरं रचितम्‌। 

कथर्यात शाखुक्तं जातर्कामति चित्रगुसक्तस्‌ ॥ १२॥ 

इस प्रकार पूर्वाचार्यो द्वारा रचित होरा शास्त्र का विद्वानु कल्याण वर्मा ने भी 

सारावली नाम से निर्माण किया, इसको देखकर ज्योतिषी जन प्रसन्नता का अनुभव 
करें। पहिले पोलिस-वशिष्ठ-रोमश-यवन-वादरायण-क्षत्ति-अन्रि-भरद्वाज-विदिवा मिन्र- 
गुणकेश-अग्निकेश-गगे-पराशर-जीवशर्मा इन आचारो ने तथा अन्याचायों ने भी जातक 
शास्त्र का निर्माण विस्तार से किया है, जो कि होराशास्त्र चित्रगुप्त के लिखे हुए 
प्राणियों के सुख व दुःख का ज्ञान कराता है ॥ १०-१२॥ 


॥ इति कल्याणवरमंविरचितायां सारावत्यां चतुः पः्चाशोऽध्यायः ॥ 


इति मथुरावास्तव्य श्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वदात्मजमृर लीधर- 
चतुर्वेदकतायां कान्तिमती हिन्दीव्यास्यायां सारावस्याः चतुःपः्वाश्ञोऽध्यायः ॥ 


अ. 


अकलत्रं सुखरहितं 


अकुलीनो विकलाङ्गः 


अकुशलकर्मा द्वेष्यः 
अगुहः प्रभिन्नदारः 
अग्नीनां परिचारका 
अङ्प्रत्यङ्गानां छेदं 
अङ्गारकोऽपि कुरुते 
अचतुरममृष्टवाक्यं 
अजवृषककिविलग्ने 
अजसंस्थानमुखः 
अजादितः क्र रशुभौ 
अटनप्रियाः सुरूपा 
अटनं प्रियोऽल्पसत्वः 
अटनमसुखं दरिद्र 
अत उत्तरेण चण्डाः 
अत एव विस्तरेभ्यो 
अतस्तृतीये नक्षत्रे 
अतिकमंकृदतितीक्ष्णो 
अतिकामं कुजहृष्टो 
अतिक्कष्णतनुं शुरं 
अतिचपलमतिविरूपं 
अतितप्तो वाचाटो 
अतिथिद्विजदेवरतिः 
अतिदुष्टदा रत्रुः 
मतिधनमतीव मधुरं 
अतिपरिभूतः कृपणः 


अतिमतिरतितेजस्वी 


अतिमतिरतिविभवबलो 


अतिमदमतौव सुभग 
अतिमधुरगमनमधनं 


अतिमलिनमति च शूरं 


. २५-५८ 


१६-२७ 





इलोकानुक्रमणिका 


अ० श्छो० | 


अतिमलिनमलसमटन 
अतिरूपदा रसौख्य॑ 
अतिरोद्रमति च शूरं 


३०-३४ | अतिललितमति च धनिनं 
४४-४० | अतिविभवमत्युदारं 


Narre ug 


st 


अतिशयधनो नयज्ञो 
अपिशयबलयुक्तः 
अतिशयरूपं .ललितं 
अतिशूरमतिप्राज्ञं 
अतिशूरं विक्रान्तं 
अतिसुभगमति च मलिनं 
अतोंशके ूग्नगते तु 
अत्यरिभवनं प्रातः 
अत्यर्थं द्युतिमन्त 
अत्युग्रतरो नृपतिः 
अत्युग्रमतिद्रव्यं महान्तं 
अत्युच्चस्था रुचिरवपुषः 
अथवा निषेककाले 
अथवाप्यन्यतरयुते 

अथ होरागतो भौमः 
अथ होरागतः सूर्यो 
अहृढस्मृति दरिद्रं 
अधनः कदशनतुष्टः 
अधनः परोपकारी 
अधनं दु:खितमटनं 
अधनं व्याधितमटनं 
अधिवद्वेष्यं स्त्रीणां 
अधिकमनिष्टं स्त्रीणां 
अघिमित्रगते केन्द्रे 
अधिमित्रांशगश्चन्द्रो 
अधियोगादयोऽन्येऽपि 


अध्वनिरतः सुपृण्यप्रसक्त 


अ० इलो० 


२८-३० 
३०-६८ 


“२८-५५ 


२७-३५ 
२३-६८ 
100८ 
२०-२७ 
२६-५३ 
२२-१८ 
२६-६३ 
२७-६० 
५ ०-१ 
३८-२१ 
२७-४४ 
२३-२ 
४४-१ 
३०-३३ 
८--३३ 
१०-५४ 
१०-९१ 
१०-८५ 
२३-४३ 
३०-२७ 


२६-१४ 


२३-६६ 
२३-४५ 
२८-५७ 
३०-६७ 


३५-१४५ 
३५-११२ 
१३१-३२३ 


२५-१३ 


पद्यानामकारादिकोशः । ५१५ 


3 oi 


अ० श्लो० अ० इलो० 
अनुपचयरा शिसंस्थे ८-२ | अर्काकिभ्यां हृष्टे २२-१२ 
अनिवारितरणवेय: २२-४६ | अर्कादिग्रहदैवतमन्त्रैः ४--१३ 
अनुदितचक्राधंयुते: ९-२२ | अपरश्चारुवचा २९-१३ 
अनुपमदेहं कुरुते २३-६२ | अर्थविहीनः प्रेष्यो न २४-३ 
अनुपमविद्यावृत्त २७-६६ | अर्थोत्पादनकुश २३-१९ 
अनुपहत देहबुद्धिः ३०-३८ अधेमेकस्थितो भागं ४१-१ 
अनुपातात्तिथिः कल्प्या ५१-४ | अल्सं मलिनं सधनं २३-७१ 
अनुयाति शिष्टपदवीं ४१-५३ | अलसशठः कुटिलनसो ५०-८४ 
अनृतप्रियं सुवाक्यं २६-२७ | अलसं सुखिनं स्थूलं ३०-७३ 
अनृतं वः्चनपापं २५-२८ | अललितसुखमित्रयुतो ३०-१५ 
अन्तदंशा ग्रहाणां Seid Feu २० ७ 
अन्तर्देशा दशायां भृगोः ४१-४७ | अलिनि त्रिविशयुक्त १०-११२ 
अन्तदेशा दशायां सितस्य ४१-८४ | व वन व मध्ये ळी क 
अन्तरंशा यदा (स्यात्‌) ४१-१० | अल्पायुबन्धनभाग्दीनो hE 
अन्तदंशा शुभायां ४१-५६ अविकलमति नयज्ञं २३-२६ 
अन्तविषमः कामी ४७-१५ अमल णा या २६-३७ 
अन्तःसारान्‌ वृक्षान्‌ पे जान २५-६४ 
अन्त्याष्टमादिभागे ३८-३ अविषादी करमेपर: ३०-२३ 
अन्त्ये तृतीयभागे जल ४६-३६ | * शपतेरचन्द्रस्य २४-२४ 
अन्त्ये तृतीयभागे लोष्टक ४६-३७ | अशाधिपजन्मपती tS 
अन्त्ये वयसि च लक्ष्मी २४-१८ | अशुचिः परान्नकांक्षी २२-५५ 
अन्ये: क्र रोत्पातँ: ३८-१२ | ७ वास: ३५-३ 
अन्योन्यभागगतयोः ४५-१८ अशुभशुभः सन्दष्ट १०-१२ 
अन्योन्य रविचन्द्रौ ८-१८ अशुभे क्षीणे$स्तगते ४५-१७ 
अपगतधृतिरूक्षरमश्रू ३७-२३ | अंशे मीनयुगाद्ये ४६-४४ 
अपरिमितायद्वारो ३०-६० / अंशोद्धवं विरूग्नात्‌ ३९-२ 
अवलग्रहराशिगता: ५३-२६ | अरिविन्यनुराधास्य: २५-१६५ 
अब्दाधिपाइचतुर्थाः ७-२ | अेष्टमगतस्य भानोः ४०-१८ 
अभिधाताद्विषपानात्‌ ४६-३० | “सिहेशकायः पूज्यः १६-१४ 
अभिजातं कुलपुत्रं २३-३४ | असहः प्रचण्डशूरः २५-९ 
अभिमुखकरप्रवाहः ३६-२८ | असहिष्णुरनिष्टसुतः ४७-१२ 
अयनक्षणदिवसतु क ४-१७ | असितजलदकान्ति: ३७१७९ 
अयमेव समुद्राख्यो ३५-९१ | असुरदयितोऽस्वतन्त्र ४४-१८ 
अको; कळिज्ृविषये ७-१४ ' अस्तंगतो विरदिम: ३६-४ 


५१६ 


अस्तेऽशुभयुतरृष्टे 
अस्त्राचार्यो मतिमानु 
अस्मिन्नायुर्दाये 
अस्वस्थो विकलाङ्गः 
अहितेभ्योऽर्जनभी रुः 
जा. 
आकरगिरिदुर्गरतं 
आग्नेयसौम्यहृष्टौ 
आचारशोचनिरतो 
आचारसत्यशुभशोच 
आचार्यो व्रतदीक्षा 


आजन्मतो नराणां 
आजीविनां कुहुकिनां 
आढ्यः कर्मोच्च क्तः 
आढ्यः नृपात्तकीति 
आढ्यस्त्वनेकविद्यो 
झाढ्यो रुचिरसुपुण्यो 


आताम्रदारिताक्षः 
आत्मत्रिकोण आकिः 
आत्मनि रक्षानिरतः 
आत्मादयो गगनगे: 
आत्मा रविः शीतकरः 
आत्मीयनाथहृष्टः 
आदित्यगुर्वाकिशशाङ्कुपुत्रा, 
आदित्यस्य दशायां शनैः 
आदित्ये हिबुकस्थे 

आदो दशासु फलदः 
आद्यन्तवयसि सुखिताः 
आद्चन्तवर्णेलोपात्‌ 
भाद्याम्बुसि क्तवसुधागरु 
आद्ये कन्यात्र्यंशे 


सारावली 


अ० इलो० 


८-८ 
३१-५८ 
३९-१ 
१६-२२ 
२-२ 


२५-४२ 
८-५४ 
२६-२२ 
"परे 1 
२७-१७ 
३४-६८ 
२०-३३ 
३२-१५ 
४४-२४ 
२८-४ 
२८-१४ 
४८-२२ 
४४--८ 
२१-३७ 
553९ 
४-१ 
३-२५ 
२०-४ 
४१-१७ 
३१-१६ 
४०--७५ 
२१-२६ 
२-२ 
३७-२१ 
४६-२२ 


आद्ये मिथुनत्र्यंशे 
आद्य ऽलिनस्त्रिभागे 
आद्ये वणिकत्रिभागे 
आधाने जन्मनि वा 
आधाने हि मयोक्त' 
आधानोदयशशिनो: 
आनृतिककितवबन्धन 
आनृतिकमधर्मपरं 
आनृतिकगु्तिपालाः 
आनृतिको बहुवित्तो 
आपुर्णमण्डलकलाकळितं 
आपूर्यमाणमूतिद्वादरा 
आभरणभूषणानां 
आयतकुल्जातानां 
आयनवळसमुपेतो 
आयुर्ज्ञानाभावे सवं 
आयुषो येन यहत्तं 
आये बुधेऽपि वग 
आरक्षकः प्रधानः 
आरण्यभवनळूग्ने 


आरस्यार्थमहीसपत्नविजयाः 


आरामपुत्र (बुद्धि) सेवा 
आर्योचितवाग्वृत्तिः 
आर्य ग्रामश्रेष्ठ कुटुम्बिनं 
आयें: कुलटाद्वेषी 
आविशते वेयुः 
आशाबलसमुपेतो 
आश्रययोगे ज्ञाता 
आहितकलासमूहः 
आहितधनः सुमेधाः 

ड्‌. 
इज्याव्रतनियमपराः 


अ० इला०. 


४६-२७ 
४६-३६ 
४६-२५. 
५३-५ 
| 
८-४७- 
२१०२ 
२९-२८ 
२१-२४ 
१३-२० 
३५-२८ 
११४ 
२८-५८ 
२८-४८ 
८-२७ 
१०-११ 
४०--१ 
३४-६१ 
४४-२८. 
९-१० 
५४-५ 
३२-६८ 
१७-३ 
२७-३७ 
२८-१६ 
३६-१२ 
५-२६ 


२१-७ 


५ १ ७ 


२७-५. 


३४-५ 





~ 


ति न ग 1 cis FF VN ति. अक है] 


इतिहासकाव्य कुशलं 
इतीरितोऽयं स्वगुण 
इत्याकृतिजा एते विशति 
इत्याधानविधानं 
इत्याधानं प्रथमं 

इत्युक्तं शुभमन्यदेवमशुभं 
इत्थं होराशास्त्रं 
इन्दु लं कुजो ऽग्नि जलम्‌ 
इन्दुसुतस्य दशाया 

'इन्दुः स्वोच्चे पश्यन्‌ 
इन्दूर्भागविभ्‌तिका*चन 
इषुकरणदस्युवन्धन 

इह तु द्वादशभागो 


ईड्येज्यावङङ्गिरा जीवः 
ई्यान्विता सुखपरा 
'ईश्वरभ्रृतको मूर्ख: 
ईषत्पिङ्गललो चनश्चृति 
उ 
-उक्तं बहुप्रकारं 
उक्त फलं गगननगा 
उक्तो हि यवनवुद्धं : 
उच्चबलेन समेतः परां 
उच्चवळं कन्यायां बुधस्य 
उच्चं भागत्रितयं वृष 
उच्च रा शिभंवेद्धो रा 
उच्चराशौ विलोमे च 
-उच्चस्थः शशितनयः 
उच्चस्थस्त्रिदशगुरुः 
उच्चाभिलाषी सविता 
'उद्धपतिकृतरिष्टानां 
उत्क्ृष्टवाक्‌ स्थिराङ्ग: 
उत्तमरूपो गुणवान्‌ 
उत्तरमयनं प्राप्ताः 
उत्तमगुहशयनानाँ 
उत्तमरामः सुभगो 


पद्यानामकारादिकोशः 


अ० इलो० 
२७-२६ 
४-३७ 
२१-१७ 
२१-६२ 
८-५२ 
५२-९ 
५४-१० 
परे 
४१-२० 
३५-१११ 
५४-८४ 
२१-३८ 


५ ३ —३० 


४-११ 
४५-२५ 
३१-७३ 

४८-२० 


२२-११५ 
१५-२३ 
५२८८३१ 
७५-२८ 

ष्‌ प १ 
MR 
३५-३६ 
५-१४ 
३५-११६ 
३५-१२१ 
३ ५ >>>. ८ 
११-२ 
COE 
३२-२४ 
४-२७ 
३२-१४ 
१३-२२ 


RR RR UF जज 


५१७ 


अ० इलो० 
उत्पातङ्ररहते तस्मात्‌ ८-३२ 
उत्सवसमाजशीलो ३२-११ 
उत्सृष्टवचाः स्मृतिमान्‌ १४-६ 
उत्सृष्टा सूर्यऽस्ते ५५-१६ 
उदकचरनवांशकेषु ३५-२७ 
उदयगिरिनिविष्टः ३५-७ 
उदयति गुरुरुच्चे ३५-१८ 
उदयति मीने शशिनि ३५-३४ 
उदयति वणिग्विळग्ने ५३-५४ 
उदयनवांशाधिपतेः ४६-२० 
उदयशिखरिसंस्थो ३५-१७९ 
उदयाद्वाविशतिम ० ४६-२२ 
उदयास्तगतेः पापैः ८-३६ 
उदये दिनकरपुत्रे ३४-७८ 
उदये चागस्त्यमुनेः १२६९ 
उदयेऽसुरमन्त्रिवरो ३५-७० 
उदितांशसमो मोहः ४६-२१ 
उद्गतदशा व्यतीता ५१-२० 
उद्धोणो रूक्षदेहः पृथुक २३-७२ 
उद्ण्डघोणकुक्षिः ५०-< ७ 
उद्धतमूर्ति: सुशिराः ४८-७ 
उद्‌बन्धनमतिचपलं २८-२६ 
उद्ध्रिज्जरायुजानाँ तथैव ५३-२७ 
उद्यानसुभवा ३०-७१ 
उद्य क्तकमंसुभगः ४७-८ 
उन्नतविततललाटः ५०-३८ 
उन्नासश्यामचक्षु: सुरत २३-१६ 
उन्नासो व्यायताक्षः २३-४४ 
उद्वेगरोगतप्तः २८-२१ 
उपकारी च परेषां २८-१० 
उपचयगुहसंस्थो जन्मपो ३५-३२ 
उपचयभवने शशभृद्हष्टो ८-५ 
उपचयगौ रविशुक्रो ८-११ 
उपासका वुद्धसमाश्रयं २०-३२ 
उभयस्थिरचरसंस्थ: २१-१८ 
उल्काया: पतने चैव ३८-११ 


५१८ सारावली 
अ० इलो० 

ऊ एतेषां फलयोगं कथयामि 
ऊनाति रिक्तदेहा २१-४५ | एते समस्तयोगाः 
ऊर्ध्वं पः्चदशास्तिः ३६-१२ | एते सर्वे भङ्गा मया 

क्‌ एभिलंग्ना धिगते: 
ऋक्षं भवननामानि ३-८ | एवं क्रमेण हृत्वा 
ऋग्वेदाधिपतिर्जी वो ४-१४ एवं क्र रेर्नाशो 
ऋणवान्‌ डम्भप्रायः १५-१5 | एवं त्रिभिश्चतुभिः 
ऋतुवाच्यो हगाणांशे ५१-२ | एवं त्र्थादिषु वाच्यं 

ए एवं फलनिर्देशः 
एक एव खगः स्वोच्चे ३५-३० | एवं महेन्द्रशास्त्रे 
एकतमे गुरुवगं ३४-२६ | एवं यद्भवति रजो गर्भेस्य 
एकत्रिशद्धिस्तु प्रवरा ३६-१६ | एंव सर्वे प्रयत्नेन जायमानस्य 
एकं त्रीनथवा वहन्ति २०-३४ | एवं स्थानविशेषैः | 
एकद्वित्रिचतुर्था ४१-७ | एष्विह भवन्त्यवश्यं 
एक्रभवनादिसंस्थ: २१-१९ os, 0 
एक््षं गतैः सर्वे: २०-२६ | ऐग्टरा्य परिवर्तेस्त्रितयं 
एकक्ष संस्थितदशा ४१-३ | ऐदवर्यरत्नकाञ्चन 
एकस्मिन्‌ पश्चक्कतौ पञ्चक्कतौ ३५-१६१ री ओ 
एकखिशद्धागैयु क्तः ७-४ | ओजक्षे गुरुसूयौं 
एकान्तरगेविहगे: ३५-६० | ओजसमरारिसंस्थौ 
एकादशगे धनवान्‌ ३०-३६ | ओजस्विनमतिशूरं 
एकादे तृतीये होरायां १०-६८ | ओजस्वी बहुशत्रुः 
एकादि पञ्च यावत्‌ ३६-१० ओजस्वी साहसिको 
एकांशस्थितयोर्वा ९-४० | ओजे स्थिताः पुमांसः 
एकेनापि न दष्ट ३४-९ औँ 
एकेनापि शशाङ्को ३८-१९ | औत्पातिक: कृशतनुनिशि 
एककेन फलं स्यात्‌ ८-७ | औत्पातिकाः सवितृलुप्त 
एको जन्माधिपतिः ११-१७ 
एकोन विशतिर्भानो: ३९-१३ | कटुकण्टकिनो रुधिरः 
एकोऽपि विहगः कुर्यात्‌ ३५-६४ कटुलवणतिक्तमिश्रित 
एकः पापोऽष्टमगः शुक्र १०-८ | कन्दर्परूपनिपूणः 
एकः स्वोच्चे शुभगगनगः ३५-१४१ | कन्दपंसदृशरूपं 
एते न यदा योगाः १३-२ | कन्याकुमारकाणां 
एतेनेव तु विधिना १०-६७ | कन्यानामतिदयितं 
एतेषां गुणदोषानु ३०१९ कन्यानुजो न बन्धुः 


अ० इलो 


२१-२५ 
३३-६३ 
१२१७४ 
३-३८ 
५१-१५ 
२४-४६. 
२१-८७ 
२३-४८. 
३४-६५ 
३६-३ 
८०४ 


१०-११५ 


३२-५१ 


ड ५ —¥¢ 


३-२२ 
३२-८ 


८३ 
८-२० 
२८-६२ 
२७-२ 
१५-३ 


१०-२ 


१३-३१ 
५-२७- 


५३-२१ 

४-१५ 
ole 
२६-४७ 
२६-५८ 
२५-४८ 


४७-१६ 








कन्यापुररक्षकरं 
कन्यामीनांशस्थानु 
कन्यायां पद्मिनीशत्रुः 
कन्यायां प्रथमेंशे 
कन्यायां बहुदारं 
कन्यालिवुषर्भाशहे 
कन्याविलाससत्वस्थितिः 
कन्येव स्वगृहे दुष्टा 
कफमारुत रोगातं: 
कफवातिककलिरुचिको 
कमलदहनदीसिः 
कमलभवनबवन्धुः 
करभखरदास्त्रतोयात्‌ 
करभाइवख रोष्ट्रे भ्यो 
करोत्युत्क्ृष्टोद्यदिनकृद० 
कर्कटकः दिमभागे 
कर्कटके शशिजीवौ 
कर्कंटधामनि सौम्यः 
कर्केटसंस्थः केन्द्र 
ककिणि मन्दे मकरे 
किणि लग्ने भीरुः 
कर्किलग्ने गुरुः सेन्दुः 
कर्तारो नृपतीनां 
कपू रजात्गुत्पलपुष्पगन्धो 
कर्मणि दिनकरसितयोः 
कर्मणि सुरेज्यशशिनो: 
कमंपरां शृद्धांगी 
कमेफललाभहेतुम्‌ 
कर्मसु चपलः ख्यातो 
कर्माम्बुवित्तसंस्थः 
कर्मासक्त कुरुते 
कर्मास्तजलहोरासु 
कर्मो क्तो दशमे 
कषेंकमतिकर्मकरं 


पद्यानामङ्ारादिकोशः 


अ० शलो ० 
२५-३८ 
८-२६ 
४६ ५ 
१०-११३ 
२३-४२ 
४०-२८ 
४७-२२ 
४५-६५ 
२२-३३ 
४७-२७ 
३७-२० 
३८-२४ 
४६-२४ 
४६-२५ 
३५-१६ 


४६-१० 


३५- १६३ 


१०-१० 
३५-११४६ 
४६-४ 
x ०--१'४ 
३६-२२ 
३८-१३ 
३७-१६ 
३१-२१ 
३१-३७ 
२८-४३ 
२-३ 
२२-२६ 
४६-१२ 
२३-५५ 
३५-६४ 
३०-३५ 
२२-६ 


कर्षेकमधनं कुरुते 
कर्षेणनिरतमथाढ्य 
कलह प्रियो मृदुवचा: 
कलहप्रियं कुलीनं 
कलहरुचिनिद्राल: 
कविकुसुमभोज्यमणि 
कष्टदशा व्यसनकरी 
कान्त: क्लेशसहिष्णु: 
कान्तः प्रतापगुणवान्‌ 
कान्तः श्र ताभिनिरतो 
कान्तं मधुर सुभगं 
कान्तानुरतो गोरो 
कान्तान्नपानगुहवस्त्र 
कान्तासुवर्णवेस र 
कान्तिविहीनं मलिनं 
कामपरमति च सुभगं 
कामर्रात गणमुख्यं 
कामीवहुतुरगनरः 
कामे विवादकुशलो 
कारकयोगे जाता 
कारकवेधो बलवान्‌ 
कामु के त्रिदशनायकमन्त्री 
कार्येविनाशनदक्षः षण्डो 
कालनरस्यावयवान्‌ 
काव्यकथास्वतिनिपुणः 
कीतिसुखमानविभर्वः 
कुकुलोद्गतां सुशीलां 
कुजज्ञबागीशसिताकि 
कुज भृगुबुधेन्दुरविशशि 
कुजसौरयोसित्रकोणे 
कुजाकंजीवाकिभिरत्र 
कुजा किदेवेड्य सितेन्दुपुत्रैः 
कुजा किसोमात्मजदेव 
कुजेन्दुसूर्यज्ञपुरो हितैशच 
कुजे विलग्ने च शशी 


५१६ 


अ० इलो० 


२३-३६ 
२६-२५ 
२५-३२३ 
३२-५५ 
७-२२ 
७-८ 
४०-६७ 
२ ७ ह प्‌ 


५०--१०६ 


२७-१४ 
२८-२४ 
५०-६५ 

१३-७ 
४०-४२ 
३२-६६ 
२८-२३६ 
२७-६४ 
१८-११ 

१६-५ 


३५-१२७ 


६-६ 
३५-२५ 
२२-४१ 

३-६ 

१०८ 
२१-१७ 
४७-६ 
२०-११ 
२-११ 
5-२७ 


५२० 


कुजे विलग्ने तरणेश्च 
कुजोऽलिगोऽथ मेषे 
कु त्सितयोषिद्रमणो 
कुत्सितराम।भर्ता 
कुत्सितशीलः कान्तः 
कुन्दाग्जकाशधवलः 
कुब्जाङ्गो वृत्तनेत्रः पृथु 
कुमुदगहुनबन्धु 
कुमुदगहनबन्धौ 
कुमुदवनसुबन्धुः 
कुम्भ; कुम्भधरो नरोऽथ 
कृम्भविलग्ने पुरुषः 
कृम्भस्य पः्चदशके 
कृम्भस्याष्टमभागे 
कृम्भेऽतिसत्यवाक्यं 
कृम्भे दिशति शशाङ्को 
कुम्भे प्रथ मत्र्यं 
कृम्भोदयो न शस्तो 
करुते ज्योतिषक्‌ शलं 
करते द्विमातृपितृकं 
करुते बान्धवरहितं 
कूरुते भयं कूलस्य 
कुरुते लोकढ्वेष्यं 

कुरुते जत्रुगुहेर्ष्को 
कुरुते शशी धनाढ्यं 
कुरुते शशी सुशील 
करुते हिमक रपुत्र: 
कूर्यात्तुद्गो त्रिकोणे वा 
कूल गुणवृद्धे्वादो 
कूल्टापतिः प्रगल्भ 
कृष्टभगन्दररोगे 


कूटकरो बह्वाशी 
कृतकोपचारकुशलः 
कृतधर्मेकीतिरग्रचस्तेजस्वी 


कुत्तिकारेवतीस्वाती 


सारावली 

अ० इलो० 

३५-१२5 | कृष्णनयनं सुकेशं 

३५-१5४ | क्कृष्णारबुधगुरुसिता 
१३-२३ | कृष्यादिकर्मंधनवान्‌ 

२२-८ | केतुर्यस्मिन्नक्षेऽभ्युदितः 

४७-४१ | केतोरुदयं पूर्व 

३५-१२५ | केन्द्रगौ यदि तु जीव 
३-५८ केन्द्रस्वोच्चमुपेत : 
३५-६० | केन्द्रात्परं पणफरमापो 
३५-४८ | केन्द्रादिसंस्थिते खेटे 
२०-२६ | केन्द्रा दिस्थैग्रं हैर्योगः 

२-४ | केन्द्रायास्तधनेषु 

४७-४२ << 

३५-१५४ केन्द्र रविमुषिततनु: 

केन्द्रे विछग्नाथ: श्रेष्ठ 

३१-११9 | केन्द्रे विळग्ननाथः सुहृद्धिः 
२३-७४ | केसरिगो महेन्द्रसचिवो 

१०-१११ | कौमारदारमाढ्यं 
४६-१२ | क्रुद्धो मायानिपुणः 
४७-४५ | क्ररदशायां क्रर 
२७-४० | क्र रभवने शशाङ्को 
२९-६० | क्र रराशौ स्थितः पाप: 
२३-२२ | क्रूरः साहसनिरतः 
४०-३२ | क्र रः सौम्यगुहस्थो 
२३-५२ | क्र रान्तस्थः सूर्य 
४४-१६ | क्र राहत: 
२३-५० | क्ररे जामित्रगते नवमे 
२३-८४ | क्र रेषु राशिसन्धिषु 
४४-१७ | ऋ, रयु सन्धिगत 
३५-६६ | क्ररेनीचै रिपुभवनगः 
४०-४७ | ऋ रविरूपदेहा लक्षण 

' कृ रे: सुबलसमेतेः सौम्यः 
१७-२६ 
३०-८१ | क्रोधापरोऽसदुवृत्तो 
२६-२ | क्लीबं गुरुविधत्ते 

२६-१४ | क्लीबाचारो द्वेष्यः 
१७-२८ | क्लीबाचारो मानी 

३५-१४ । क्लीबो विपन्नचेष्टः 


अठ ठ्लो ठ 
२८-३८ 
४-४० 
४७-२१ 
१०,४१२ 
१०-१०६ 


३ ५ हत १ ७८ | 


३ ५०७ र्ट 
३-३२ 
२८-८ 
१३-८ 
५२-६ 

१०-१०३ 
३ ५— १ १ ८ 

< ५ ३ ९ 

३ प्‌ कर र्‌ ¥ 

२७-४५ 
१६-३ 
छे 

११११ 
४२-३ 

३०-२६ 

५३-२२ 
८-३५ 
४-४२ 

४५-२० 
८-५७ 
८-५६ 

२५-१३१ 
€--२३ 
५३-४ 

२२-४७ 

४४-२१ 

१६-१२ 

१७-१८ 

२८-२० 


-क्लेशो मातुः क्र रेवंन्ध्व० 
'क्वचिद्राज्यं क्वचित्पुजां 
“क्वचित्‌ स्वभाग्यैः क्वचिदेव 
-क्षमासुत्तः स्वोच्चमुपाश्चितो 


क्षयरोगभयं शीयं 
क्षितितनयस्य दशायां 


`क्षित्याजाविकतान्त्रिक० 


-क्षणशरी रश्चन्द्रो 
-क्षीणेन्दुदशायोगे 
क्षीणेन्दुभौम रविचन्द्र 


'क्षीणे शशिनि विळग्ने कण्टक 
क्षीणे शशिनि विळग्ने पापैः 


क्षीणे शशिनि सपापे 
क्षोणं यदा शशाङ्क 
श्त्तुष्णातिः शोको 
क्षुद्रः कठारचोरः 
-क्षुद्र: परधनळूब्धो 
कषेत्रगुहाणां सुहृदां 
ेत्रग्रहेन्द्रतुल्यां 
क्षोणीभर्ता याने यस्य 


ख 
खष्ट्वा द्गपाशवुषकामु क० 


खष्ट्वास्थितिर्भेवनव० 


खरोष्ट्रयो: पञ्चवर्गः 
ख्यातो मृदुसुखमूतिः 
ख्यातं नरेन्द्रपुरुषं 
ख्यातं विशिष्टचेष्ट 
ख्यातः कमसु विभवी 


ग 


गगनस्थो दिवसकर: 
गगनस्थौ गुरुशुक्रो 
गजतुरगगोधनाढयं 


-गणोत्तमे रूग्ननवांशकोद्गतो 


-गण्डान्तविष्टिपरिघ० 
गण्डोदराक्षि रोग: 


पद्यानामकारादिकोश: । 


अ० इलो० 
tf 
—३<८ 


ककी 


०7 


419 


“८ 


| 
| 


३५-८६ । 


४१-१८ 
४२-२ 
४०-२४ 
१०-२० 
४०-६२ 
४६-११ 
१०-३८ 
१०-३२ 
5-४ 
१२-११० 
४०--२८ 
२८-२ 
३१-२८ 
२६-४७ 
३४-४४ 
२५-१५२ 


३७-३२ 

5-१८ 
३९-२४ 
५०-५५ 
२८-५६ 
इ ४-२ ३ 


१३-२१ 


१०-३ 
३१-७८ 
२८-५८ 

३५-६ 
२५-८८ 
४१-४३ 


: गम्भीरपिज्धलोद्धतदुक 


गन्धवंलेख्यपटुः कविः 
गम्भी रदृक्सुघोणो 


गम्भीरदुक्‌ स्थिरात्मा 


गम्भी रद गलसात्मा 


गम्भी रस्ताम्राणो 
गम्भीरः स्थिरसत्वो 
गर्ग" पराशर 

गर्भ प्रसवविधानं 
गर्भाधाने चरे राशौ 
गलितेन्द्वक भू पुत्र: 
गान्धर्वकलाकाम: 
गान्धर्वे शिल्पकुशल 


गम्भी ररयंसत्वमेधास्थान 


गिरिदुर्गतोयकानन 
गिरिवनचारी शूरः 
गीतज्ञः शीतभीरुः 
गीतापराधंभागी 
गुणवानु परदोषकर: 
गुणवान्‌ विपन्नशील: 
गुरुचन्द्रदानवेज्या: 
गुरुणा कविप्रधानं 
गुरुणा कुजेन भृगुणा 
गुरुदृष्टो मीनस्थो 
गुरुवुधचन्द्रा नवमे 
गुरुवुधशुक्राः सौम्याः 
गुरुभागे गुरुदष्टो 
गुरुभेऽसृक्‌ शनिहष्टः 
गुरुभौमसौरसूर्याः 
गुरुरपि दशमस्थाने 
गुरुम गे विळग्नस्थो 
गुरुविबुधातिथिभक्तो 
गुरुशशिरवयो नीचे 
गुरुशुक्रयोः स्ववर्णाः 
गुरुशुक्रो च केन्द्रस्थौ 


५०१ 


अ० इलो ० 
१३-१६ 
५०-६० 
५०-६० 
५०-१२ 
४७--३१ 
५०-६९ 
२२-२३५ 
५४-१२ 

८-४५ 
८-४५ 

४५-१६ 
५०-८५ 
४७-११ 
१३-१७ 
३१-५३ 
¥S—¥o 
२३-६५ 
४९-१८ 

४&-३ 

५०-१०४ 

३४-३० 

२४-५ 
५१-१४ 
२३-८३ 
३२-७१ 
४-९ 
२४-१६ 
२ ५— ६ ० 
३२-९४ 
३२-११ 
३८-१८ 
४१-३४ 
९-३ ३ 
२४-४६ 
१२-१३ 


५२२ 


गुरुसौम्य शुक्र चन्द्राः 
गुरुस्त्रिकोणे होरायां 
गुरुहिमगुरवीणामेकः 
गुरोः पञ्चदशाब्दानि 
गुह्वास्तुज्ञानरतं 
गुहृशयवसनगन्धैः 
गेयरतिः स्त्रीसंगो 
गोधानां सर्पाणां 
गोलपुगशुलपाशा: 
गोरो झषनेत्रगुरु 
गौरोऽतिरक्तनयनः 
गोरोऽपि रक्तदेहः 
गोरो मृगाक्ृतिमृदुः 
गौरो विशालनेत्र: 
गोरोऽशवमुखः सुरदो 
गौरो हयाकृतिमुखो 
गोरः पृथ्वायतहृत्‌ 
गोर: राठ: सुचक्षुः 
गौर: सुनेत्रवाग्मी 
गोरः स्थिरः प्रचण्डो 
ग्रहणोपगते चन्द्रे 
ग्रहयुक्त वा नियतं 
ग्रहाणां स्वोच्चसंस्थानां 
ग्रहाः समेयुर्वंहवो 
ग्रामक्षेत्रतरूणां 
ग्रामङुरश्रेणीनां पुरोग 
ग्रामसहस्राघिर्पात 
ग्राम्यगृहेपु नवांशाः 
ग्राहेण मद्यपानात्‌ 


घ 
घठशीर्षो शुचिकर्मा 
घटसिहवृश्रिकोदय 
घटोदये नोचगते: 
घण्टाशिरा: कुशिल्पी 
घण्टाशिरो नतास्यः 


सारावली 
अ० इलो० 
३२-१०५ | घण्टाशिरोऽल्पकेशो 
१०-९२ | घूतमण्डगौरगात्रो 
२०७२५ च्च 
३९-१४ | चक्रस्य पूर्वभागे पापाः 
२७-५२ | चण्डाकारो वझ्यो 
२७-२ | चण्डं साहसनिरतं 
४०-४६ | चतुरश्रस्थिताः पापाः 
५३-४३ | चतुरोऽल्पभाग्यवीरो 
२१-७५ | चतुर्थस्थानसंस्थस्य 
५०-३७ | चत्वारिदाद्य क्ताः पञ्चा० 
५०-२२ | चन्द्रः कुजरवियुक्तः 
५०-१०१ | चन्द्रः पुष्ये नृपति 
५०-७३ | चन्द्र: शुभवर्गस्थः 
५०-५६ | चन्द्रः संपूर्णतनुः 
५०-५८ | चन्द्रः स्वसुतसमेतः 
५०-८२ | चन्द्रचतु्थः क्र रैः 
५०-६६ चन्द्रज्ञकुज सुरेज्याः 
५०-१०३ | चन्द्रदशायां ज्ञदशा 
५०-२१ | चन्द्रदशायां प्राप्ता 
४८-२२ | चन्द्रदशायां वित्तं 
१०-२७ | चन्द्रदिवाकरगुरवो 
5-२० | चन्द्रबुधशुक़्रवयो 
५-४८ | चन्द्रवृहस्पतिशुक्राः 
१०-८७ | चन्द्रशनिशुक्रजीवाः 
२३-७६ | चन्द्रस्तरिपुष्करस्थः 
२६-१२ | चन्द्रात्त्रिकोणराशौ 
३६-१७ | चन्द्रादष्टमराशौ 
५३-५२ | चन्द्रादित्यौ तृतीयस्थौ 
४६-२९ | चन्द्रादुपचयसंस्था 
चन्द्रा द्ग्रहैनिगदिताः 
५०-२१ | चन्द्राहृशमे भानुभू पुत्रो 
१०-१०९८ ¦ चन्द्रादृ शमे भानुर्मातुः 
३८-६ | चन्दाहशमे सूर्य: 
५०-३६ ! चन्द्राध्यासितराशेर्नाथो 
५०-३३ । चन्द्रारभानुजसिताः 


अ० दळो०- 
५०-४८२ 
५०-४१. 


१०-३१. 
४७-१३ 


४१-२४ 


१०--७७ 
४६-६ 
४१-१३ 
३६-२६ 
१०-२७ 
३५-१६४. 
११-६ 
११--४ 
३२-३७ 
८--3८ 


३२-९१. 


४१-२० 
८१५८२१ 
४०-२९ 
३२-५४ 
२२-८८ 
३२-७४ 
३२-१०८ 
३४-७८ 
९-३६ 
१०--५० 


१०--७४ 


३५-१६७ 
३५-१७७ 
३३-३१ 
९-३५ 
३३-= 
४-१८ 


३२-१०४ 


८ 


चन्द्रा्केभागंवशशा ङ्कसुता: 
चन्द्राकेयोरेकतरे 
चन्द्रार्काभ्यां दृष्टे 
चन्द्रावनेयसोमजसित० 
चन्द्रे कुजेन दृष्टे पुष्पवती 
चन्द्रेक्षितस्तु क्रुते 
चन्द्रेन्दुपुत्रारसुरेड्यभास्करेः 
चन्द्रे भवति न शूरो 
चन्द्रे भौमांशगते 
चन्द्रोऽपि धनस्थाने 
चन्द्रो भार्गवसहितो 
चन्द्रो रुधिरसहायो 
चपलं नीचप्रक्कति 
चपल: शठः कृतघ्नो 
चपल्मसत्यं पापं 
चपलमहितं जनन्या 
चरराशिगते सूर्य 
चरराशिगतं सौरं 
चापस्याद्ये त्र्यंशे 
चापाध भगवानु 
चापे भवेत्पुरगुरुः 
चारित्रविहीनायाः पुत्रो 
चार्दीघभुजः थरु 
चित्रं नवं भृगुसुते 
चिन्तयेञजायमानस्य 
चिन्ता स्वप्नानुभवेः 
चिपिटाग्रनासिकः स्यातु 
चुडा यदाकंस क्त 
चोरः परदाररतः कृष्टी 
' चोरः प्रमादबहुलः 
चोरविघाते शूरं 
चोरस्वामी धष्ट: स्ववशो 


छ्‌. 
छलकृच्च मन्युदुष्टः 


अ० इलो ० 


२०-१५ 
४८-२५ 
३५-५ 
४०-२१ 
८-६ 
२७-३८ 
२०-८ 
३०-१८ 
३४-३२ 
३४-१८ 
२२-१८ 
३२-३६ 
२९-२६ 
४८-२१ 
२८-६ 
२५-६२ 
१०-५१ 
१०-५२ 
४६-३८ 
३५-२० 


३५-१४० 


१६-२३१ 
४-२६ 
ई 


1०5१ 


४०--७४ 


५०-८१ 
३४-३५ 


१८-२३ 
४८-२९ 
२५-३९ 
१३-१५ 


२६-६ 


ts टप, काका a RD PN 


पद्यानामकारादिकोश: । 


ज. 
जनयति गुरुखवनस्थो 


जनयति ब्रधेन दष्टो 
जनयति विदेशनिरतं 
जनयन्ति भाग्यसंस्थाः 
जन्मकाले विवाहे च 
जन्मनि मातुरनिष्टं 
जन्मपतिविकलाङ्गः 
जन्मविधावज्ञाते 
जन्मसमये ग्रहाणां 


जन्माधिपः सूर्यं सुतेन दष्टः 


जन्माधिपतिः केन्द्र 
जन्माधिपतिः पापः 
जन्माधिपतिर्वेलवानु 
जन्माधिपतिळंग्ने दृष्ट: 
जन्माधिपतिः सूर्यः 
जन्माष्टसप्तषष्टद्टादश 
जन्मोदयगृहवर्णा 
जन्मोदयभवनपती 
जलचरराशिनवांशक 
जलजीविनं समृद्धं 
जलमुक्तामणिपोतैः 
जळ्यन्त्रधातुपारदरसा 
जल्वणिजः सुसमृद्धया 
जलसंयानो विधन: 
जाङ्गलमथवानूपं 
जातकमिति प्रसिद्ध 
जातो न जीवति नरो 


जात्यन्धो वहुदुःखी 
जामित्रे रवियुक्ते लग्न 
जामित्रे सितशशिनो: 
जायतेऽभिजिति यः 
जायात्रिकोणसंस्थंः 
जायाभवने कुरुतः 


जायाविनाइकारणं 
जायासुखसुतहीनो 


५२३ 


अ० दलो०- 


२८-५८ 
२२-८२ 
३३-३१ 
२२-११४ 
४५-३२ 
२८-४४ 
२०-२४ 
४७-१ 
३६-२६. 
२०-२३ 
२५-११४ 
१०-१रक 
११-१२ 
११-१३ 
१०-१५ 
१०-५५ 
२-४१ 
३ ५ न ३ Yu 
३५-६१ 
२६-६२ 
३१-४६ 
१८-१६. 
३३-६८ 
२५-४८: 
३३-३ 
३-४ 
३-२१ 
१८-४४ 
«&--४१: 
२१-४० 
३५-८७ 
5-२१ 
३१-३६- 
२८-३६- 
३१-१६- 


५२४ 


"जिह्योऽतितीक्ष्णशोको 
जीर्णवधुजनरमणो 
जीव: पुनहितकरं 
जीवः सौरसहायो 
`जीवति माता म्रियते 


जीवति विद्यावादैविशिष्ट० 


जीवनिशाकरसूर्याः 
'जीवसहायः सूर्य: 
जीवसितयोविळग्ने 
जीवाकेर्योगु णयुतो 
'जीवाकेयोर्यूंवत्यां 


जीवार्कास्फुजितोऽह्लि विच्च 


'जीवेक्षितस्तुलायां 
-जीवे साध्वी नटी 
जीवोबुधो भृगुसुतोऽथ 
जूकस्य दशमे भागे 
जैवे गुणान्विता मन्दे 
जैवे सती शनौ 

-ज्ञस्य क्ष्मापतिमान्यता 
-ज्ञानकथास्मृतिबाह्यः 
-ज्ञानकलापरिहीनो 
ज्ञेयादेव पुंग्रहनवांझकैः 
ज्ञेयाच्च तत्र विविधाः 
ज्ञो नीचं रविभवने 
ज्ञोऽष्टायादिडभार्थंवन्धषु 
ज्येष्ठः पूज्य: सुहृदां 
-ज्योतिषकाव्यविधिज्ञं 


त. 
तत्कमंग्रहदिवसे तदेव 
तत्का लखुहृदरित्वं वलं 

-तत्काले यदि विजयी 
तत्तत्परं प्रमाणेन 
तत्र चतुर्थे भागे 

तत्र शुभाशुभ मिश्र: 

सत्र स्थितो रविसुतः 


सारावली 


अ० इलो० 


२५-२४ 
१५-१२ 

४४-७ 
३२-४५ 
१०-५६ 
१५-२० 


३५-१६८ 


३३-१६ 
३१-७५ 
३१-१४ 
३१-१६ 
४-३६ 
२३-४८ 
४५-७ 
३५-७५ 
३८-१६ 
डा टी 
४५-८ 
५४-६ 
CA 
२६-९ 
५३-३७ 
५३-२३४ 
२६-५१ 
NN 
२६-१९ 


२३-४० 


७-६ 
९४८ 
३६-५३ 
३३-३० 


८-१० 
३४-३ 


| 


from का”. 





६ 


| 
| 
| 


तत्रोच्चदशा राज्यं 
तनु द्विजास्यो द्रुतग: 
तन्वर्थंसहजबान्धव० 
तन्वंसबाहुभी रु: 

तपोगुहं यस्य भवेत्‌ 
तमसावृते समन्तात्‌ 
तरणित्रुधचन्द्रसौराः 


तल्लिप्तासप्तहृतात्‌ 
तस्मिन्नेव च भौमे 
तात्कालिकदिवसनिशा 
तामसनेत्रस्तीक्ष्णो 
ताञ्रसितारुणहरित ० 
ता म्राठुणाक्षवर्ण: 
तिमिरामयी दरिद्र: 
तिय॑ग्विश्वो ध्वंमन्द 
तीक्ष्णं चोरं क्षूद्र 
तीक्ष्णः परोपतापी 
तीक्ष्णालसधन रहिताः 
तीर्थेषु सदा रमते 
तीव्रफलराजयोगा 
तीब्रमदनं प्रकाशं 

तु ्गसुहृत्स्वगुहांशे 

तु गाच्च्युतस्य हि दशा 
तुङ्गायस्वगृहोदय 
तुङ्गांसगण्डभोक्ता 
तुङ्ग पु षड्विबुधमार्गचराः 
तुरगगजपत्तिसंपत्‌ 
तुलायां पद्मिनीवन्धुः 
तुलायां रुधिरे याते 
तुहिनकरस्य दशायां 


तृतीयगाः शुक्रेशशाङ्कभास्कराः 


तेजस्विनं कुतनयो 
तेजस्विनमतिसुभगं 
तेजस्विनं विशोक 
तेजस्वी निपुणमतिः 


अ० इलो ० 


४०-६१ 
३७-३४ 
३-२६ 
५०-५९ 
३५-७६ 
२३-१ 
३२-८९ 
५१-१९ 
३४-३३ 
१७-९ 
४-१२ 
५०-२६ 
१८¬१% 
५८-१ 
२३-४६ 
४१-३८ 
२१-४5 
१९-६ 
१०-११ 
२३-८० 
६-३ 


४0-प 


३५-१२२ 


५०-५२ 
२५-५० 
३१-२९ 
२८-१५ 
४६-१५ 
४१-२२ 
३५-७४ 

४४--२ 

५-३० 
३२-७७ 

१६-२ 


} 


तेजस्वी वित्तयुतः 


तेजस्वी सत्ययुतः 
तैक्ष््यादवाप्तसिद्धि: 


त्रपुसीसकाललोहक० 


त्रयो ग्रह! भ्रातृसुतायसंस्थाः 


त्रिकोणस्थो यदा चन्द्र: 
त्रिकोणे दक्षिणे सूर्यः 
त्रिचतुःपःच्चखगेन्द्राः 
त्रिदशगुरुभुमिसुतयोः 
त्रिदशगुरुमन्दसूर्याः 
त्रिदशगुरुसोरसूर्याः 


त्रिदशगुरो रविहिमकरस्य 


त्रिदशगुरौ सिंहस्थे 
त्रिदशपतिगुरुदशायां 


त्रिविधमिह शास्त्रकारा 


त्रिशङ्भागे भानुग्रेहस्य 
त्रिशत्षडभिः सहिता 
त्रिशत्सनत्रा गावो 
त्रिशान्मण्डलस हिता 
त्रिशांशबलेन तथा 
त्रिषु लोकेषु ख्यातो 
त्वङ्नखद्ृष्टिशिरोजँ: 
हि द्‌ 
दक्ष: प्रगल्भदाता 
दक्षिणमष्टमसंस्थः सव्यं 
दक्षो मधुमण्डलहक्‌ 
दद्रविच चिका्यंः 
दन्ताक्षिरोगतप्तः 
दम्भर्रुच पापरतं 
दयितं बालस्त्रीणां 
दयितं सत्रीणां सुभगं 
दशजलधिगुणाया० 
दराभागा ईड्स्य च 
दशमे कुरङ्गवगं 


अ० इलो० 


१७-३४ 

२५-१ 
४०-३१ 

७-१३ 
३५-९७ 
१०-७९ 
१०-७८ 


३२-११३ 


३१-५४ 
३३-३७ 
३२-६५ 
३५-१३५ 
२७-१० 
४०-४१ 
१०-३ 
९४७ 
३६-१९ 
३६-२१ 
३६-२० 
५-२३३ 
३१-१३ 
५०-९२ 


२६-३ 
१०-६४ 
५०—७७ 
४१-१४ 

२३-३ 
२६-४८ 
२७-३३ 
२७-५३ 
३६-२२ 
- ५-२३ 
३३-७५ 


पद्यानामका रादिकोश: । 


दशमे नक्षत्रपति (ते) 
दशमे वुधहिमकरयो: 
दशमे भास्करिजीवो 
दशमे विज्ञानयुतान्‌ 
दर्शनभागे सौम्या: 
दशविध चि ह्ञ ज्ञात्वा 


। दहनारूतस्करेभ्यो 


दाक्षिण्पदानगुणवान्‌ 


दाक्षिण्यरूपधनभोगगुणे: 


दाता परकार्यकरः 
दातासुतु गनासो 
दाता हर्ता दीप्तः 
दानरतो बहुभृत्यो 
दानवपूज्यः कुरुते 
दामिन्यामुपकारी 
दारमरणं च जनयति 
दारितपृथुमुखवक्षाः ` 
दारितमुखः स्थिरा ङ्गः 
दारिद्रय दुःखतप्त' 
दारिद्रथालस्ययुता० 
दारुविदारणदक्षः क्ष र० 
दासाः खला: सुरोद्रा: 
दिवस्थानकाळचेष्टाङ्तं 
दिक्स्थानकालादिबल: 
दिकस्थानचेष्टा 
दिग्भागराशिमण्डल 


दिय्वह्वथष्टाविशतितिथि ० 


दिनकरदष्ट: शुक्रो 


१ दिनकरसुतेन हृष्टो 


दिनकरसुतेन सहितो 
दिवसकराद्य: खस्थैः 


दिवसे मातापितरो 
दिवारात्रिप्रसूतस्य 
दिवौकसां पतेमेन्त्री 
दिव्यस्त्री भोगयुतः 
दिशति भयं शत्रृभ्यो 


५२५. 


अ इलो० 


३३-६ 
३१-३३ 


३१-५२ 
२३-४७ 


१०-१०६ 


१४७ लह २ 
४६-४१ 
२८-२२३ 
३०-१४ 

१९-८२ 
४८-२४ 
४९-१ 
२२०.2 
४४-५१ 
२१-५१ 
१४ १ नट 
४८-१७ 

५०-७१ 
२१-४६ 
२६-३१ 
१५-२२ 
३१-४२ 

४--३४ 


३५-१२३ 


४-४१ 
९-१४ 
३-३६ 

२८-३१ 

२८-४२ 

१०-६० 

३३-८१ 
८-२७ 
४००२ 


३५-१० ९. 


२२-५४ 
४१-२६ 


५२६ 


दीप्त विचरति पुरुषः 
'दीप्तः स्वस्थो मुदितः 
'दीर्घंविशालशरीरः 
'दीर्घेः कृशो विहारी 
दीर्घ: शठः प्रतापी 
दीर्घाननः सिरालः 
दीर्घायुरनुपमसुखः 
दीर्घास्यः स्वच्छकान्तिः 
दीर्घो बृहच्छिराः स्यात्‌ 
दीर्घो रोमशगात्रो 
दीर्घोऽसितः प्रतापी 
दुःखपरिप्लृतदेहः 
दुःखप्रायोऽल्पधनः 
दुःखी बहुप्रपञ्चो 
दुःखे्याधिभिररिभिः 
दुःशीलाभर्तारं 
'दुःशीलायाः पुत्रः पतिश्च 
दुर्गन्धी लघुतापनो 
दुर्गारण्य निवासं 
दुर्गारण्याभिरतं 
दुर्नामकुष्ठ रोगे रभिभूतो 
दुर्बेलचक्षुः शूरः 
दुर्वेलगुहे ग्रहेन्द्रा मेषो 
दुर्चिक्यगतो भाग्यं 
दूर्वाकुराभच पल: 
हढ़वैरसत्वधी रः 
हढ़सोहदो विनीतः 
हस्तो गजेन्द्रवयनः 
दृब्येते शूभदैः स्वकेन्द्र 
दृष्टो बुधेन चन्द्र; 
देवगुरौ भाग्यस्थे मन्त्री 


देवगुरौ भाग्यस्थे काव्याकंज० 


देवग्रामपुरप्रपोषण० 


7 


सारावली 


अ०० इलो० 


५-4 
५-२ 
५०-२८ 
४०-१० 
४९-३३ 
॥०--४८४ 
३०-६९ 
३७-३१ 
५०-१०५ 
१८-९ 
४०-०५ 
२२-९ 
RRS 
1051 
७0 
२८२२३ 
६-१5 
३७-२४ 
४०-१४ 
६-६० 
२२--४ ० 
१६-१३ 
५३-२५ 
३२-५ 
५०--८ 
२७-९ 
१५-१० 
५ ०--६ 
३५-३५ 
२३-४७ 
३२-६ 
३२-२२ 
१-५ 


देवप्रासादानां कृत्यकरं 
देवमन्त्री कुटुम्बस्थो 
देवारामतटाकान्करोति 
देवालयाम्बुपावक 


देशत्यागो व्याधि: 
देशभ्रंशं व्याधि 
देशाद्देशं गच्छति 
देहचिकित्सानिरताः 
दैवतपितृकार्यपरः 
दैवत पितृकार्यं रतो 
दैवविदां नीतिकरं 
रोषेविविधैः ख्यातं 
द्य्‌ निशोरर्कासितयो: 
द्यते रतोऽध्वनिरतः 
द्य नगतेऽके लग्ने 

द्य नचतुरश्रसंस्थे 

द्य नाष्टमगेः पापै० 
ययने कुजभागवयोः 
ययने तु कु जनवांश 

दय ने वुधसं युक्तो 

द्थूने वृद्धो मूर्ख; 
द्रव्यान्वितो नृपेष्टो 
द्रेक्काणजामित्रगतो 
द्रेक्काणे च दशामूते; 
द्रोहवधा हितबुद्धिः 
द्वावशभागच्छन्ने 
द्वादशमण्डलभगणं 
दवाभ्यां त्रिक्रोणसंस्थाभ्यां 
द्वावरिभवनसमेतौ 
द्वाबुच्चगो जनयतो 
डिगुणा द्विगुणं दद्युः 
द्विगुणाः स्युर्दीधितियो 
द्विघ्ताः षष्टिनिशा पञ्च 
द्विजमन्त्राणां लब्धिः 
द्विपदचतुष्पदभागिन० 


BIN 





“द्विपदचतुष्पदभागी 
द्विपदचतुष्पदरूप॑ 
द्विपदादयो विलग्नात्‌ 
द्विशरीरांशकयुक्तान्‌ 
द्विशरी रांशकयुक्तान्‌ 
द्वे चाधे यो ग संज्ञे 
(द्वेषपरो विषमो वा 
द्वेष्यः पतितः क्षुद्रो 
द्वेष्यः परकर्म रतः 
द्वौ द्वौ राशी मेषात्‌ 
द्वौ स्वगृहस्थो कुरुतः 
इचन्तरयोगाध्याये 
इचादिग्रहसंृष्ट 

5 १५1 : 
'घनकनकरत्नभाजं 


'घनकतकवस्त्रयोषित्‌ 
धनजनसुखहीनः 
धनदारपुत्रवन्तं 
'धनदारपुत्रसुखितो 
धनधान्यमूलवणिजः 
धनपुत्रदारनाशं 
धनपुत्रमित्रभागी 
धनरहितविकलदुःखित० 
धनराशी द्वादशभे चन्द्रः 
धनवान्‌ कल्यो वाग्मी 
घनवानु प्राज्ञः शुरो 
धनवान्‌ बहुसुतभागी 
धनवान्‌ भोजनसारो 
धनवान्‌ वनितानिन्द्य: 
धनवान्‌ विद्यायुक्तो 
धनवान्‌ विधेयभृत्यः 


धनवान्‌ सुखप्रधानः 
'धनसौख्यमानरहितं 


'धनहीनमनिष्टकरं 
'घनिनं नियुद्धक्‌शळं 


अ० इलो० 


३०-४ 
३३-३ 


८-२४ 
२१-६ 
RS 
३०-२५ 
२२-४४५ 
९-१३ 
४४-३२ 
३३-७ 
३४-१० 


~ 
डिश SRS DE RRR DERDERIAN ee se निति 


पद्यानामकारादिकोशः । 


धनिनं परदाररतं 
धनुषि च विशे जीवः 
धनुषि सुरेड्यः शशभृत्‌ 
धन्यो वित्ताहर्ता सुख० 
धर्म क्रियासु सिद्धिः 
धर्मपरः शास्त्रज्ञो 
धर्मपरो निपुणमति; 

धर्मे प्रियोऽतिवाग्मी 
धर्मरतं हिमरङ्मिः 

धर्म रहितोऽल्पधनिकः 
धर्मग्यवहारतो विनीत० 
धमे सुतयो स्त्रिकोणं 
धर्मायसहजसुतगा 
धमिष्ठमनृतभीरु 


धातुज्ञो धर्मेमयः स्वधर्म ० 


धात्विन्द्रजालकुशलः 


धीरो विदेशभागी 
धृतगीतनृत्तविभवः 


घृतिमेधा शीर्ययुतो 
धृतिसत्त्ववुद्धियुक्तो 
धृष्टो वरिष्ठबुद्धिः 
ध्वंसयति शत्रुपक्षं 


न. 
न केन्द्रे करिचदाग्नेयो 
नक्त बला मिथुनककि० 
नक्षत्रनाथसहितः 
नखरोमधरं मलिनं 
नगरग्रामपुराणां 
नगरजनयोगभोगे; 
नगरपुरवुन्दयोगेः 

न च केन्द्रगता पापा: 
न नीचगृहसंस्थिताः 

न नैधने ग्रहः कश्चित्‌ 
नन्दन्ति स्वेर्भाग्य: 

न प्राप्नोति जरामाशु 


५२७ 


अ० इळो० 


२९-६६ 


३५-१६० 


३५-१९ 
२५-१९ 
४०-३९ 
१३-२४ 

२५-६ 
२८-4३ 

४४--५ 
३०-८२ 
२९-२४ 

३-३० 
३४-७७ 
२७-२५ 

१५-७ 
१५-१६ 
४९-१७ 

२८ 
१३-२७ 

१४-७ 
Yo—Wo 
२२-६२३ 


१०-९४ 
३-२४ 


३५-१० ३ 


२३-७८ 
२१-४४ 
३४-६२ 
३४-६४ 
१०--९७ 
३५-४१ 
१०-९३ 

२१-5 
३५-२२ 


५२८ 


नयनविकारी पतितो 
नयनातुरः कूलीनः 
नरपतिपुरुषमधघन्यं 
नरपशुवुरिचिकजलजाः 


नवमगते भवति पुमान्‌ 
नवमसुतयोरशुभयोः 


नवमे दक्षिणकणं 

नवमे पश्चमराशौ 

न स्थूलोष्ठो न विषमवपुः 
नागानां खड्गानां 
नानारत्नधनानां 
नानाविद्याचार्यः 
नानाविधसौख्ययुतं 
नामानि चतुर्थस्य तु 
नारीषु दुष्टरतिषु 

नायू पचारप्रवरो 

नित्यं च धनप्रायं सुखिनं 

नित्यं विहसनशीलं 

नित्यं शुचिः प्रतापी 
नित्यं सुखप्रधानाः 
नित्योद्विग्नो रोगी 
निधनधनारिव्ययगाः 
निधनास्तव्ययळ्ग्न० 
निधने दक्षिणनयनं 
निधिकरणे निपुणधिथः 
निन्दितजतनी पुत्रः 
निपूणमतिर्ग्रामपुरेनित्यं 
निपुणो ज्योतिषवेत्ता 
निरन्तरं यदि भवनेषु 
निर्मेलचारुसु गौर: 
निलंज्ज: पावरतो 
निशाभर्ता चाये 
निःश्मश्रुरोमद्सिः 
नि:श्रीक: परिभूतः 
निषेककाले चरराशिगे5क 


सारावली 


अ० इलो ० 


३०-३७ 
१६८०-५८ 
२२-२४ 
३०-२३ 
३-४६ 
४६-७ 
१०--७० 
१०-६९ 
३७-२९% 
५३-४५ 
RRO 
२३-४ 
२७-५६ 
३-२९ 
२८-१२ 
४९-३५ 
२८-६० 
२९-२८ 
१७-९ 
Rl 
१८-१२ 
३४-७६ 
१०-९८ 
१०-६६ 
RNR 
३१-२२ 
१३-१४ 
२२-१ 
३५-९२ 
५०-२९ 
१६-१ 
३५-९ 
४९-२४ 
३०-८ 
पढ 


जक TT TT 
mm NE SESS SUFI "तलामा? ७. कि. क Sn 00 ०. So तो ntti 


निष्ठुरमलतिध्रवाचं 
नीचकुले संभूत: 
नीचक्रियासु निरतो 
नीचगानां ग्रहाणां च 
नीचः परकमं रत: 
नीचः पिशुनो द्वे षयो 
नीचमपुत्रममित्रं 
नीचक्षेगः सकलमेव 
नीचशत्रृगुहं प्राप्ताः 
नीचस्य दशा भानो: 
नीचस्थे भूशयनं चन्द्रे 
नीचापति विरूपं 
नीचापत्यं कृपणं 
नीचारिराशिसंस्थाः 
नीचारिवर्ग रहित: 
नीचे सौरनवांशे 
नीचोच्चादिविभेदेन 
नीचो मूर्ख: षण्डः 
नीचोऽलसो दरिद्रो 
नृत्तविधेविज्ञाता प्राज्ञो 
नुपक्कत्यकरं सुभगं 
नुपकोशकरं ख्यातं 
नुपजननीपत्नीनां 
नृपति नृपगुणयुक्त 
नृपति नृपतिप्रतिमं 
नृपति नृपतुल्यं वा 
नुपतिमतिवित्तवन्तं 
नपतिमथाढ्यं करुते 
नृपतिनृ पमन्त्री वा 
नृपतिविरुद्धं जनयति 
नपतिसपत्नं करुते 
नुपतिसमपितविभवं 
नुपतिसमो विख्यातो 
नृण्तीष्ट: सत्सुतवानु 
नुपतुल्यं स्निग्धतनुः 


४१-५५ 
२६१8 
२५-१७ 
qe 3 
२६-२५ 


~ 


३८ 
३ 

ए 
२८-५८ 
२९-५९ 
२५-६६ 
२३-५९ 
Rl 
२७-५५ 
२२३-२१ 
२९-४५ 
२१-११ 
१६-२१% 
२९-३८ 


~) 


> 
३— 
दु" 
> 
“रै वाको 


७ 


३४ 


नृपतेरर्थावाप्ति धैर्य 
नुपपुरुषं विख्प्रातं 
नपपुरुषशुरमुग्न 
नुपमन्त्रिणं गुणाढ्य 
नुपमन्त्रिणं नृपं वा 
नुपमन्त्री नृपतिसमो 
नुपमन्त्री नृपदयित: 
नपसचिवदुगंपालन-- 
नपसचिवो निरुजतनुः 
नृपसंमतः क्षताङ्गो 
नेत्रातुरोऽतिधनवानु 
नेकृतिकमल्समधनं 
नैशान्धो बहुदोषो 
नोच्छत्रकूटकामु क० 
नौमेदाल्मध्ये 
न्यूने कुलेऽपि जातो 
न्यूने मण्डल्शोध्य- 
न्यूनोपि कुमुदबन्धुः 
प्‌ 
पक्षबला द्रिपुनाशं 
पक्षे सिते भवति 
पङ्कुजविशारूनेत्रः 
पञ्चदशषट्समेतः 
पञ्चभिनिम्नगैः खेटैः 
पञ्चमनवमद्य ने 
पञ्चारिगुहे विहगाः 
पण्डितभार्यापतिकं 
पण्डितमाहुः सुभगो 
पत्नीसहस्रभर्ता 
पद्माक्षो दी घंमहाबाहुः 
परकर्मरतो नित्यं 
परगृहनिवासशीलो 
परतो दशक यावत्‌ 
परतो मण्डलभाजो 
परत: परतः किरणे: 
परदारगमनशील: 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० दलो० 
४०--२६ 
२८-५१ 
२७-२७ 
२४-८ 
४०-१२ 
२८-२१ 
२५-३५ 
३३-७७ 
३१-८० 
१६-२० 
१६-१० 
२८५२ 
२८-१ 
२१-२ 
४६-४५ 
१६-२५ 
३६--६ 
३५-१०६ 


५-४३ 
११-१८ 
४५--१० 

१०-११७ 
३८-१० 

5-२० 
४४-४४ 
२८-४६ 
३०-४१ 
४१-३७ 
४८-१८ 

१८०२ 

२५-७ 
३६-५१ 
२६-१८ 
३६-२५ 
१७-२८ 


परदारद्रोहर ति: 
परदाररतइचण्डो 


परदाररतश्चो रो 
परदाररतं पापं 


परदाररतः शुरः 
परदाररतिद्वष्यो 


परदेशगः सुधीरः 
परधनहरणे निपुणं 
परधनहरणे निपुणः 
परनीचं गते चन्द्रे 
परपुत्राणां पितरं 
परचाधको विशिष्टो 
परभागलव्धसौख्याः 
परमकुलीनापुत्रं 
परमोच्चगताः सर्वे 
परिमोच्चे शिशिरतनुः 
परमोच्चे स्थितरचन्द्रो 
(प) वरयुवतिधनविभूषण ० 
परयोषित्क्षेत्राणां प्रभुः 
परवः्चनासु निपुणः 
परविषयदुःख सुखिनं 
परकर्मको दरिद्रो मृदुः 
परिघर्पारवेषजलदेः 
परिभूतो दीर्घायु - 
परिभूतं सुखरहितं 
परिमण्डलाक्षवको 
परिविष्टो गगनचरः 
पयं्कशंखहरिशस्त्रमृदङ्ग० 
पर्वंतवनानुसारी 
पस्यति न गुरुः शशिनं 
पश्यति वक्रः समभे 
प्यति सौम्यो बलवान्‌ 
पश्यन्‌ ग्रहः स्वळग्नं 
पाकस्वामिनि लग्ने 
पाताले शशिशुक्रौ 


५२९ 


अ० इलो ० 


५०-६८ 
१४-५ 
१७-१२ 
३२-६ रे 
२२-३७ 
४०-२६ 
४७-१७ 
२५-२७ 
१६-४ 
३८-१४ 
REN 
२४-८ 
२१-& 
२८-३२ 
३५-४५ 
११-५ 
३५-३४ 
२३-७० 
RS 
३२-७५ 
२८-२५ 
१४—४ 
५३-१५ 
३०-५७ 
२३-८१ 
४-२५ 
१२-७ 
३७-२३६ 
¥७—२० 
८३२ 
८-१५ 
८२९ 
३४-८ 
४०-१६ 
३१-२८ 


५३० 


पातीह देशान्‌ खलु 
पादत्रितयं विदलं 
पानान्नबन्धुरहितः 
पानान्नसौख्यरहितः 
पापकरं सुदरिद्रं 


पापकरा जायन्ते 
पापग्रहमध्यगतो 


पापग्रहसं युक्तरुचर 
पापद्वय मध्यगते 


पापभवनं तृतीयं 


पापा निघ्नन्ति सूर्त्यादीन्‌ 


पापा यदि शुभवगें 
पापा व्रणं लाञ्छनमेषु 


पापास्तृतीयषष्ठाः 


पापास्त्रयोऽपि मिलिताः 


पापास्त्रिको णकेन्द्रे 
पापेऽष्टमे तु विधवा 


पापेनभःस्थलस्थेः 
पापेर्वेलि भियु क्त 
पापैरहार्ये वृत्तेः 
पापेयु क्त चन्द्रे मातुः 
पापं मलिनाचारं 
पारुष्यदण्डनिरतः 
पाथिवमन्त्रिणमग्र्‌ यं 
पाशुपतयज्ञदीक्षा 
पाशे बन्धनभाजः 
पाषण्डभागिनो वा 
पाषण्डव्रतनिरता 
पिङ्गो निम्नविलोचनः 
पितृमातृभक्तमायं 
पित्तरुगदतिदेहः 
पित्तानिलोष्ठरोगेः 
पित्तासृक्क्कतरोगो 
पित्तास ग्वक्तिभयं 
पित्रा रहितं बाल्ये 


सारावली 


अ० इलो० 


३७-३९ 
५१-१७ 
३१-७२ 
३१-६० 
२६-६६ 
१६-१६ 
१०-४७ 
१०-४९ 
१०-३५ 
३४-२१ 
३०-८६ 
१२-३ 
४-६ 
३३-६४ 
१६-३८ 
१०-१६ 
४५-२७ 
३३-६२ 
३४-३७ 
४७-२५ 
१६-३६ 
३२-४४ 
२६-१६ 
२६-४० 
२०-३५ 
२१-५० 
२१-४७ 
२०-३६ 
४-२७ 
२७-६२ 
२५-४३ 
४७--४ 
४१-४५ 
UH 
२९-४२ 


पिशुनः शठो दरिद्रो 


पिशुनस्त्वसत्य चेष्टो 
पिशुनो न साधुशीलः 


पीडां धातुत्रितयात्‌ 
पीडितहूदयो हिबुके 
पीतं करोति जीवः 
पीनांगो गौरः स्यात्‌ 
पीनो विशाळदेहः 
पुण्येष्वसिद्धिकलहं 
पुंराशिगैः शुभखगैः 
पुरुषाकृतिशं। लयुता 
पुरुषाभिमानपरक्कत्‌ 
पुष्कलयोगे पुरुषा: 
पुंस्त्रीभवनबलेन च 
पुज्य: सतां प्रशान्तो 
पुज्य: सतामतिधनो 
पूज्याः सुभगाः धीराः 
पूज्यो गणप्रधानो 
पूर्णाननः सुचक्षुः 
पुर्णेन्दुयुते भाग्ये 

पूर्ण बिन्दुभि रष्टभिः 
पूर्ण पश्यति रविजः 
पूर्वा्धे संभूतो जननी 
पूर्वोक्त चिन्तयेत्सवं 
प॒थुकण्ठनेत्रवदनः 
प॒थुपीनभुरननासः 


पृथ्वाननो वृहत्स्फिक्‌ 
पृथ्वायतवुत्ततनु 


पौलिशरोमशवासिष्ठ ० 


पौष्णे फाल्गुन्यां वा 
प्रकथित मु नियोगे 
प्रकृतिस्था लग्नेन्दो: 


प्रचुरतुरंगमदलितारातिः 


प्रचुराक्षपानविभवा 
प्रचुरामित्रस्तीन्री 


अ० इलो ० 


४७-४४ 
२६-२० 
२७-२१ 
¥Yo—Xo 
३०-७७ 
५३-१३ 
५०-६१ 

२७-२ 
४०-५१ 


प 
४५-४ 


५०-१०७ 
३५-१४६ 


५-३४ 
२२-४५ 
२५-११ 
३६-१४ 
१५-१४ 
५०-४८ 
३२-२८ 

५४-२ 

४-३३ 
२३-१५ 
३९-१६ 
५०-७८ 


५०-१०२ 


५०-२४ 
४८--४ 
५४-११ 


२५-१४८ 


२०-३७ 

४५-२ 
३१-४५ 
३०-६२ 
३०-१४ 








६ aad im. 


अज्ञाधनं प्रकाशं मिथुने 
अज्ञां सुचारुवेषां 
अणतानां हितकारी 
अणताशेषनराधिप ० 
प्रतिदिनमटनमधन्यं 
श्रतिरूपदासभूत्यं 
भ्रत्ययितं धनवन्तं 
भ्रधानबलसं युक्त: 
भ्रवलमदनं सुदेहं 
प्रबळमदनोदराग्निवेल 
ध्रबलमदनोदरारिनः सुर ० 
प्रमदापुत्रगुहाणां 
प्रमदाविभवय क्त 
प्रवदेत्तत्समदेशे 
प्रवरमतिकमंचेष्ट: 
प्रविशन्ती चन्द्रदशा 
प्रवेशे बलवान्‌ खेटः 
प्रब्रज्यायाः स्वामी रवि० 
प्रब्रज्येशे दिनकरगते 
घरशमितसमस्तशत्रुः 
प्रशमितसमस्तशत्रु : 
प्रश्‍नकाले विलग्नस्य 
घ्रश्रयशोचविहीनो 
घ्राकारतरुनदीषु च 
ध्राग्रात्रिभागेगिबळः 
ध्राच्यादिगुहद्वितीयं 
राज्ञ गुहीतवाक्यं 
राज्ञं चतुरं मधुरं 
प्राज्ञ धनचयनिरतं 
प्राज्ञ नरेन्द्रभृत्यं दूतं 
प्राज्ञ नृपति कुलजं 
राज्ञं पृथिवीपालं 
घाज्ञं बहुधनधान्यं 
प्राज्ञं मधुरं धनिनं 
प्राज्ञं मधुर सुभगं 


पद्यानामकारादिकोरः । 


अ० इलो० 
२३-१७ 
३००--४४ 
२५-४८ 
२१-३५ 
२८-५१ 
३०-७२ 
२६-२२ 
३५-११७ 
३०-७९ 
३०-७ 
३०-३१ 
२८-३५ 
२३-३५ 
३३-५ 
२०-४७ 
४१-३१ 
४२३-१ 
२०-२१ 
२०--२० 
३१-७४ 
३१-७३ 
१-१ 
२५-०२ 
च 
४- २९ 
5-1 ८ 
२६-२४ 
२७-२३४ 
२८—६्‌४ 
२६-४१ 
३२-१०५ 
२७-६१ 
२७-३६ 
२८-४० 
२५-२८ 


प्राज्ञं वावयविधिज्ञं 


प्राज्ञो दृढांसबाहु: 
प्राज्ञो बहुप्रलापी 


प्राज्ञो विदेशनिरत: 
प्राज्योनुपदेशात्‌ 
प्राणिवधपरं क्षुद्रं 


प्रात्ययिकं राजकुले 
प्रायेण चन्द्रसितयोः 
प्रायो दरिद्रदुःखी 
प्रायः शुभाः समेंताः 
प्रियकलहसमरसाहस० 
प्रियकलहस्त्वविनीतो 


प्रियपानभोंज्यनारी 
प्रियभाषी रुचिरतनुः 


प्रिययज्ञशिल्पविद्यः 
प्रियवस्त्रमाल्यगन्धं 


प्रियवाक्‌ सुभगः कान्तः 
प्रियवादिनं सुवाक्यं 
प्रियविग्रहस्तु वेत्ताचार्यो 
प्रेष्यो मूख: क्लीवः 
प्रेष्यः परकर्मरतो 

प्रेष्यः श्यामलने त्र: 


प्रोत्त गशि रा: स्थिरवित्‌ 
प्रोद्धतवेषक्री डो 


प्लुतमण्डलनेत्र: स्यात्‌ 


बधिरो धनवानु गे 
वन्धारिभंगभाजं 
बन्धुजनवित्तहीनः 
बन्धुजनाढ्य' सुखिनं 
वन्धुपरिच्छदरहितो 
बन्धुपरिच्छदवाहन० 
बन्धुप्रधानचतुरः 
बन्धुसुतमित्रहीनो 
बन्धुसुहुत्तनयसुख ० 


५३१ 


अ० इलो० 


२३-११ 
५०-६७ 
३१-१० 
२६-७ 
३३-७२ 
२८६-२७ 
२९-४१ 
३४-४८ 
१९-८ 
१६-३७ 
२१-३२ 
३१-१८ 
४-४ 
१४--८ 
२९-२२ 
२८-६५ 
१३-२५ 
२३-६४ 
२६-१ 
१८-१५ 
२२-६ 
१६-२८ 
२०-७० 
२५--४ 
॥५०--५७ 


१७-२५ 
४४-२० 

३१-७ 
२३-४१ 
३०-२९ 
३०-१७ 
४९--२७ 
३१-५६ 
३१-३१ 


५३२ 


बन्धुसुहृत्सपन्नः 
बन्धुसुहृत्सुखसहितः 
बन्धुसुहृत्सुखस हितं 
बन्धोल्वणवकूत्रः स्यात्‌ 
बन्ध्वर्थक्षय रोगाः 
बन्ध्वास्पदोदयविलग्न० 
बलिर हितेन्दुरविभ्यां 
बलवति सूये दष्ट 
बलिनः परिपूर्णस्य च 
बलिना कुजेन हृष्टे 
बलिनाममषंणपरः 
बलिभिवु धयुरुशुक्र हृ ष्टे 
बलिभिबु धगुरुशुक्रै : शशाङ्क» 
बहवो यदि बलयुक्ता 
बहवो यदि शुभफलदाः 
बहुकथनमधुरवचनं 
बहुताडनसंप्राप्तौ 
बहुदारं बहुविभवं 
बहुधनधान्यसमृद्ध 
बहुधनरत्नाः क्षितिपाः 
बहुधर्मो नृपसचिवः | 
बहुभिः क्षतैः कृशाङ्गो 
बहुभिर्व्याधिभिरार्तो 
बहुभृत्यधनसमृद्धो 
बहुभृत्यं त्वक्सारं 
बहुभृत्यो द्विगनमनाः 
बहुयुवतिरत्नसहितः 
बहुविषयपति ख्यातं 
बहुशत्रृ मित्रपक्षो 
बहुशत्रृमित्रपक्षः 
बहुशास्त्रज्ञानपटुः 
बहुशास्त्रदारितमुखो 
बहुशास्त्राणां कुशलो 
बहुशिल्पज्ञो लुब्धः 
बहुशीलोदारमतिः 


सारावली 


अ० इलो० 


३२-५२ 
३१-६४ 
३०-६५ 
४७-३३ 
४०-१४ 
१२-१४ 
२७-२८ 
९-२६ 
४०-६३ 
४६-१७ 
४७-३६ 
८-४२ 
४५-३१ 
९-४६ 
१२२१. 
२७-५४ 
३९-९ 
२७-४७ 
२६-६४ 
२१-३६ 
१५-५ 
२५-१७ 
२५-४४ 
२३-५ 
२३-६१ 
२२२+ 
२८-३ 
३२-७८ 
२२-१५ 
१८-२० 
१८-१७ 
२२-२३ 
२७-१५ 
२५-५१ 
४७-४९ 


बहुसाधनोऽपि राजा 
बह्वेनृत; सुमहान्‌ स्यात्‌ 
बह्वर्थंभाक्‌ स्थिराधंः 
बह्वायुः स्थिरविभवः 
बह्वाशिनो दरिद्राः 
बह्वेणबन्धनतप्तः 
वान्धवमात्रनिमित्तं 
बान्धवरहितः सहितो 
बान्धवसुतसुखहीनो 
बान्धवसुहृदुपकर्ता 
बाल: सुखी सुशीलरच 
बाल्ये मृतजननीक: 
वाह्यो मङ्गलवाद्यंः 
बिभद्रदिमिकरालपूर्ण 
बुधः कन्यालग्ने 

बुध: ककंटमारूढो 
बुधः स्वोच्चे लग्ने 
बुधगुरुभार्गवशनयो 
बुधगुरुशुक्रा भाग्ये 
बुधहृष्ट त्रिदशगुरुः 
वुधहष्टे प्राग्लग्ने 
बुधहृष्टो हास्यकरं 
बुधभवनगतः शुक्र: 
बुधभागे बुधहृष्टः 
बुधभागंवयो रस्ते 

बुध भृगुभानुजगुरवो 
बुधरविजरविसिताः 
बुधशुक्रयोयु वत्यां 
बुधशुक्रयो विलग्ने 
बुधशुक्रो हिबुकस्थौ 
बुधसूर्यंभागंवसुताः 
बुधोदये सप्तमगे 
बुध्योपाजितविभवो 
वृन्दग्रामपुराणां 


बृहस्पतिर्भोमगुहेष्टमस्थः 


वृहस्पतेभौ मदिवाकरे 


अ० इलो ०० 


४-११ 
र्ता 
४८-१४ 
३०-८४ 
२१-३४ 

२९-५ 
२७-४६. 
३१-४८ 

३१--३ 
४४-३६ 

५-५०. 
१६-१९. 
२९-१६ 
२५-५६. 


३५-१३६ 
३५-१८१ 


३५-२३ 
३३-६१ 
२२-८८ 
३४-१८ 
३४-४ 
२४-१६ 
२८-४१ 
२४-७ 
३४-५६. 


३२-११२ 


३२-७९. 
३१-६९ 
३१-६७ 
३१०६८ 
३३-३४ 
६५-८९. 
३०-३९, 
४००-४९ 
१०-४ 
३५-१७ ० 





न्बोधनगुर्वोर्दशमे 
-बोधनसितयो: कमणि 
ोधे पुंश्चेष्टिता जैवे 
बोधे विज्ञानसंयुक्ता 


-बौधे शिल्पान्विता नारी 
भ. 


'अद्गक्षयव्ययार्तो 
"अवति ख्यातो मल्लः 
“भवति नरस्य भ्रंशो 
'भवनाधिपविडःनाम 
भवनाधिपांशतुल्या: 
'झवनाधिपै: समस्तं 
'भवनांशसहशदेशे 


भागा: सदृशाः सहिताः 


-भाग्यगुहे रविशुक्रो 
भाग्यक्ष॑ंपतिः कस्मिन्‌ 
"भाग्ये शुभगमनसदो 
'भानुजबुधगुरु चन्द्राः 
“भानु जरविवुध गुरवो 
'भानुजरवि भूपुत्राः 
'भानु दशायां लभते 
भानु: प्राणी शशिगुहः 
'भानुभो मसमेतः 
भानुवंक्रसमेतो 

“भानु: शुक्रः क्षमापुत्रः 
भानु स्त्रिकोणसंस्थो 
“भानु: स्वुत्रसहितो 
'भानोरधे विहगैः शुराः 
भानो क्षीणे चेन्दौ 
भान्वर्केजयोमे दने 
'भान्विन्दुजेन्दुकुजजीव ० 
'भारसहं तामसिक 
भारस्तुलायां तुलितो 
'भाराध्वरोगतप्ता: 


भारो भवति नपाणां 


पद्यानामकारादिकोशः 


अ० इलो० 
३१-६६ 
३१-३० 
४५-११ 
४५-३२ 
४५-१० 


२२-४४ 
१६-६ 
४०-६४ 
३-२९ 
३१४४-४७ 
३-१२ 
६-३ 
४१-५ 
३२-६४ 
३२-३ 
३२-२५ 
३२-१०६ 
२३२२-९६ 
२२-२२ 
४०-२५ 
३५-१५६ 
३३-१४ 
३२-३१ 
४-८ 
४४-५ 
२१-२५ 
३-१२ 
३४-६८ 
३१-२४ 
२०-१९ 
२९-६४ 
३७-४४ 
३४-७ 
३७-७ 


= = आ 
त ला सि सिसि सि सिसि पि विधि सि विवि ती ति ति क a IS TIS SS Somes a mss St Si SO SD AS Wo ~ » ~ a + 


भार्गवरविभानुसुताः 
भारग ववाक्पतिसौम्ये 
भारगंवसहितः क्षितिजः 
भागंवसुरेज्यभोमाः 
भास्करसुतोऽपि कुरुते 
भास्करसूनुः कुरुते 
भास्करहिमकरसहितः 
भिक्षामटति त्र्याद्य : 
भिक्षुस्त्यक्ता शितभुक्‌ 
भिन्नशिरोरुहरोमा 
भीरुः प्रियसन्त्यक्तः 
भुवनभरसहिष्णो: 
भूपतिचरितः ख्यातो 
भूपतिमनुपम वीये 
भूपतिसमीपवर्ती 
भूमण्डलवर्धनभाक्‌ 
भुरिद्रविणो दाता 
भूषणयानगुहाणां 
भृगुसुतसहितः सौम्यः 


५३३ 


अ० इलो० 
३३-६८ 
३४-५७ 
३२-४३ 
३३-४२ 
४४-२२ 
४४-१५ 
१०-६ 
३८-२० 
४४-४१ 
५०-३५ 
१८--८ 
३६-२७ 
२२-२२ 
२६-६९ 
२५-५२ 
४७-२४ 
२२-७ 
२३-१३ 
२२-४६ 


भृगोरपत्यादुबुधभास्करात्मजौ ३५-१७१ 


भृत्यार्थंचोरचक्षुः 
भृत्ये धेने श्च पुत्रेर्वाहन० 
भोक्ता ख्यातः कुनखो 
भोजनमाल्याच्छादन 
भोज्यान्नपानविभवं 
भौमगुरुशुक्रमन्दाः 
भौमज्चशुक्रशनयो 
भौमज्ञसुरिशनयो 
भोमदशायां लभते 
भौमदिवाकरसौ रादिद्वद्रे 
भौमनिशाकरजीवाः 
भौमवुधमन्दगुरवो 
भोमबुधशुक्रसोराः 
भौमबुध सूय पुत्राः 
भौमभुगुजीवरविजाः 
भौमयुता द्र ष्काणा 


४०-२७ 
२८-४७ 
४७-५ 
२२-११ 
२७-६५ 
३३-६० 
३२-११० 
३२-१०% 
४०--२२ 
१००७ 
३२-६८ 
३३-५८ 
३२०५९ 
३३-४१ 
३२-१११ 
८-६१ 


५३४ 


भोमशनिद्रक्काणे पापे 
भौमसितबुधसुरेड्याः 
भोमसितशशिजचन्द्राः 
भोमः साहसनिरतं 
भोम: सुरगुरुसहितो 
भोमः सोमजसहितो 
भीमः सौरसहायो 
भौमादीनां बलं देशं 
भोमेशे कुजदृष्टो 
भौमे कळत्रसंस्थे 
भौमेन नरपतिसमं 
भौमेन सुवणंधनं 
भोमेन्दुजसुरपुज्याः 
भोमेन्दुशुक्रजीवाः 
भौमो वृद्धिषु सात्मजासु 
भोमः पः्चमभवने 
भौमः सुरगुरुयुक्तो 
भ्रमणरुचयो निकृष्टा 
भ्रमति च देशाद्देशं 
भ्रातृजनाश्रयणीयो 
भ्रातृ प्रियो5र्थ मुख्यः 

स्‌. 
मकरस्य पञ्चमांशे 
मकराद्ये द्रेक्काणे नृप० 
मगधेषु बुधो जातः 
माङ्गल्यदयाशोचस्व० 
सदनार्तो मृदुचित्तः 
मदवहुलः स्थिरजीवी 
मद्यरुचि: समधर्मा मानी 
मद्यस्त्रीकृतसोख्यं 
मधुपिद्धाक्षो गोरो 
मधुरवचनो लिपिज्ञः 
मधुरायताक्षकामी 
मध्या यतोऽतिदक्षो 
- मध्ये पापग्रहयोः 


सारावली 


अ० इलो० 
९-४३ 
३३-५७ 
३२-१०० 
३३-९ 
३३-२० 
३३-१५ 
३३-२२ 
१३-९ 
२४-१ 
३४-५० 
२४-२० 
२४-१४ 
३३-३५ 


३२-१०२ 


५२-४ 
३४-४१ 
३२-४२ 
२१-३१ 
३१-४५ 
३०-१६ 
४७-२६ 


३५-१६२ 
४६-४० 
७-१५ 
२७-२० 
४५-२३ 
३२-१६ 
२२-२७ 
२९-३६ 
४८-२४ 
२२-५२ 
४८--६ 
४८--५ 
३४-७४ 


मध्ये स्त्रीकृतदु:खे: 
मध्वीक्षण: प्रलापी 
मन्त्राभिचारकुशलो 


मन्त्रिणमथ नृपति वा 
मन्त्री गुणप्रधानो 
मन्त्री नृपस्य सुभगः 
मन्त्री राजप्रतिमः 
मन्दहृशं स्थिरवचनं 
मन्दोदरः प्रचण्डो 


मलिनः संस्कृतदेहो 
मलिनः पापाचारः 
मरिनमतीव च सुभगं 
मलिनं लुब्धं तीक्ष्णं 
मलिनशरीरः पापी 
मलिनासिकोष्टकुनखी 
मल्लमतिसारयुक्त' 
मस्तकशलनि रोधः 
महाधनस्त्रिभिइचेव 
महितकरिगलित० 
महीसुतात्सत्त्वमुदाहरन्ति 
माङ्गल्यधर्मेपौष्टिक० 
माण्डलिको मन्त्री वा 
मातुरपथ्यो विषमो 
मातुने शुभो मतिमानु 
मातृपितृदुःखतप्त: 
मातृपितृविप्रयुक्तो 
मातृरहितं सुशीलं 
मातृरहितं क्षताङ्गः 
मातृसपत्नीजनकं 
मातृसपत्नीजननं कन्या 
मातृसपत्नीजननं युवति० 


मात्रा रहितः सुभ गस्त्वग्दोषी 


मानधनज्ञानयुताः 
मानाज्ञाविभ वयुतः 
मानार्थविभवहीनो 


अ० इलो 


४६-४३ 
५०-२५ 
३०-४४ दे 
२७-५८ 
३१-५१: 
१९-५ 
३१-३५. 
१४-२ 
५०-३८- 
३०-७६ 
२५-४५. 
२७-६० 
२७-३०" 
२१-७५ 
४७-३५: 
२६-६१ 
४१-३३ 
४४-२८ 
४००७१ 

३७-३ 
७-११, 
२७-१८ 
२५-२२ 


२५८०-०५ 


३१-२. 


१७-७- 
२८-५६- 


२५-२६ 
३२-७२ 


२८-४४ 


२८-५० 
१७-३० 


२१-४४ 
३१-४१ 
१८-६- 





मान्दं सुतक्षेमिन्दु: 
मान्यो गुरुबन्घूनां 
मान्यो 5ल्पसत्वभी रु: 
सायापटुशचलमति: 


मारयति षोडशाहाच्छनेइचरः 


माला सर्पार्धेन्दू 
मासास्त्रिशद्गुणिता 


मासि तृतीये स्त्रीणां 


मासेष्वाधानादिषु गर्भस्य 


मासेऽष्टमे च तृष्णा 
मित्रकळत्रविरोधो 
मित्रगृहे$क: ख्यातं 
मित्रद्वादशभागे 

मित्रस्वगुहगतोऽधं 


मित्राणि सूर्याद्गुरुभौमचन्द्राः 


मित्रान्विताः सुवचसः 
मित्रेभ्यो धनलाभं 
मित्रैः सुते श्च हीनः 
मित्रोच्चोपचयस्थाने 
मिथुनविलर्ने जातः 
मिथुनस्य मनोभावो 
मिथुनादयस्तुळान्ताः 
मिथुनादिमे हगाणे 
मिथुने चापेऽकंगुरू 
मिथुने धनुरंशागतान्‌ 
मीनविलळग्ने जातो 
मीने निशाकरः पूर्णः 
मीने मीनांशे वा 
मीनोदये च हृष्टे 
मीनोदये दिनकरे 
मीनोदये वदेन्मीनं 
मीनोदयेंशे नवमे 
मुखरः सुभगः प्राज्ञो 
मुखरो धूर्तोऽनृतवाक्‌ . 
मुदिते विलसितमुदितो 


पद्यानामक्ारादिकोशः 


अ० शलो ० 


३४-२६ 
२७-६ 
ROS 
२२-५८ 
१०-१८ 
२१-२ 
७-३ 
८-४२ 
८-२५ 
८-३० 
४०-२५ 
४४-१२ 
३६-७ 
३४-६७ 
४-२८ 
२१-५२ 
३१-८४ 
३१-४ 
४०-१७ 
४१-१० 
८-१३ 
५३-९ 
४९-७ 
८-१६ 
4-९ 
४७-४८ 
३५-१५१ 
५३-४९ 
८--६० 
४६--८ 
५१-८ 
२९-२१ 
१७-१९ 
१६-३४ 
५-७ 


मुनिभागे दिवसनिशोः 
मूर्ख धृष्टमनायं 

मूर्ख प्रवासशीलं 
मूर्खो5धर्म रतोऽस्व- 
मूर्खोऽलसो वच्यिता 
मूर्त्यादयः पदार्थाः 

मूर्धालो चनक्नेगन्धवहनं 
मूलदशायामिन्दोः 


मूल दशाधिनाथस्थ कृत्वांशं 
मूलं दशाधिनाथस्य विबलस्य 
मृगवदने लग्नस्थे कृशगात्रो 

मृगवदने ळग्नस्थे तन्नवभागे 


मृगराशि परित्यज्य 
मृगे मन्दे लग्ने 
मृगोदये भूमिसुते 
मृतदारो रोगार्तो 
मृतसुतयुवतीषु रतो 
मृदुदेयालूबेहुदारभृत्यः 
मुद्ग ङ्गवान्वपुष्मान्‌ 
मृष्टान्नपानचतुरः 
मेधाविनमतिदयितं 
मेधाविनं सुनिपुणं 
मेधावी धमंपरः 
मेधावी बहुपुत्रो . 
मेधावी वाङ्मधुरो 
मेधावी श्राद्धरतो 
मेधावी सुकळत्रः 
मेषविळग्ने जातः 


मेषवृषमिथुनककंटसिहाः 


मेषवुषौ मुखगलयो 
मेषस्य सप्तमांशे 
मेषाक्षिमुखस्तीक्षणो 
मेषादिभिरुदयस्थेः 
मेषादीनां क्रियतावुरु० 
मेषाद्ये द्रेक्काणे 


५३५ 


अ० इलो ० 


८-५१ 
२८-२८ 
२३-६८ 
४४-२८ 

३७-६ 
३०-०१ 
४-५ 
१४०--१० 
४१-२ 
४२-१ 
४७-२८ 
५३-४७ 

३५-१०४ 

३५-१३ 
३५-१३८ 
३०-३२ 
५०-१७ 
२७-४ 
५०-१३ 
४६-२३ 
२६-४६ 
२५-५७ 
२७-११ 
२७-१३ 
२२-१८ 
१७-३५ 
२२-३६ 
४७-३२ 
३-३ 
५३-७ 

३०-१५८ 
५०-८८ 
५३-१० 

३-७ 
४६-२२ 


५३६ 


मेषालिमिथुनमृगहरि० 
मेषे दादशभागे जायन्ते 
मेषे मेषांशे वा 
मेषेऽकंजे सुरोषो 
मेषे शशी तदंशे 
मेषे सहस्ररर्मिः 
म्रिथते पापह ष्टे शशिनि 
य. 
यज्ञाघ्यापननिरतो 
यज्ञेन भङ्गमपरे सरोज० 
यत्प्रोक्तांशा दिफलं 
यत्रस्थस्तत्रस्थः स्वपुत्र ० 
यद्स्थस्त त्रस्थो रुघिरा० 
यथा यथा लग्यगृहाश्रयाणां 
यदा तूपचयः सर्वे: 
यदा होरा चतुर्थस्थः 
यदि पश्यति चन्द्रमसं 
यदि पश्यति दानवाचितं 
यदि होरागतः शुक्रः 
यद्वणन वृत: स्यात्‌ 
यन्त्रज्ञो बहुविभवो 
यन्त्रतृणकाष्ठगोमय० 
यःप्राग्विलग्ने द्रेक्काण: 
यमभूमिजयोवेर्गे 
यमे विलग्ने मकर० 
यवनाचायँवु द्ध: 
यवनाद्यं विस्तरतः 
यवनेन्द्रदर्शनाय : 
यस्मिन्द्रादशभागे 
यस्य ग्रहस्य भावो 
यस्योत्तरस्यां भगवान्‌ 
यस्योदग्रे जगदिदं 
याते भोमे कमंस्थान 
याहृक्‌ परयति सौम्यः 
यावन्तो नव भागाः 


सारावली 


अ० इलो० 
३-१६ 
५३-२३५ 
५३-५० 
२७-०२ 
५३-३१ 
३५-१२० 
९-३८ 


२६-१८ 
AR 
५०-११० 
१०-५४ 
१०-४४ 
४-३ 
३९-७ 
१०--८० 
३५-६५ 
३५-१०५ 
१०-९५ 
५३-१६ 
१८—७ 
४०-६५ 
१०-८ 
३४-५५ 
३५-१३७ 
१५-१ 
३१-१ 
५१-१६ 
८--४८ 
७-५ 
३५-६४ 
१-१ 
२५-१५२ 
९-४१ 
३४-२२ 


यावल्लग्नादुदितं 

युक्त: शुभफलदायिभिः 
युक्तः सौभाग्ययोगैः 
युगपच्चन्द्रा दित्यौ 
युद्धकुशलः समर्थः 
युद्धे च विजयी तस्मिन्‌ 


युवतिजनजनितसारं 
युवतिजनोपासनको 


युवतिद्वेष्यं कान्तं 
युवतिभवनस्थितेष्‌ 
युवतिविनाशितसारं 
युवतीनामतिसुभगः 
युवतीनां वशगः स्यात्‌ 
थे भुक्ताः राशिनोंशाः 
योगा ये बलयोगाः 
योगा विभक्ताश्चतुरादि 
योगे बलिन: स्थानं 
योद्धा प्राज्ञस्तीक्ष्णो 
यो बलयुक्तो निधनं 
यो यः पूर्णं शिशिरकिरणं 
यो यत्र भवेदाद्यस्तस्याकृति 
योषिद्गुरुमित्राणां 
योषित्पानप्रभवेः 

र्‌. 
रक्तच्छविचरणोढः 
रक्ताग्निपित्तदोषेः 
रक्तान्तहृक्‌ प्रगल्भो 
रक्तान्तहष्टिरलसो 
रक्तान्तपिङ्गदष्टिः 
रक्तान्तायतलोचनो 
रक्तावदातमतिमान्‌ 
रक्तासितवृत्ताक्ष 
रक्तास्योन्ततनासिकः 
रक्तोत्पलताम्रसुवर्ण ० 


अ० इलो० 
९-२५ 
११-८ 
२३-२३ 
१०-५८ 
१८-५ 
४३-२३ 
२९-३२ 
२८-९ 
२९-५४ 
५-५२ 
२६-४४ 
१३-१८ 
१५-२ 
१०-११४ 
३०-८७ 
२०-१ 
TOS 
१७-१३ 
४६-२ 
२३२५-४२ 
५३-२३६ 
२५-१४ 
२८-८ 


५०-२० 
२१-२६ 
४८--९ 
४८-२० 
४८-१५ 
४-२४ 
५०-६२ 
५०-८६ 
३७-३७ 
७-४ 


“रजकं मालाकारं 
-रजनिकरः षष्ठगतो 
रजनिकरेण दृष्टो 
'रतिधरमेरतः प्राज्ञो 
'रमते सर्वेवधूभि: 
'रविकिरणमुषितदीक्ष: 
'रविकुजवुधभानुसुता: 
रविकुजशशिशुक्र ₹चन्द्र० 
रविगुरुबुधभूतनयाः 
रविगुरुसितभार्गवरनयो 
रविगुएुवक्रा नवमे 
रविगुरुसितभानुसुताः 
रुविचन्द्रबुधा भाग्ये 
रविचन्द्रभौमराशिजाः 
रविचन्द्रमौमगुरुभिः 
रविचन्द्रभौमबुधजीव० 
रविचन्द्रसिता नवमे 
रविजवुधचन्द्रभोमाः 
रविजीवशुक्रसौम्याः 
रविजीवसीम्यसौराः 
रविजे जलजविळग्न 
रविणा युक्तः शशिजः 
रवितनयो जुकस्थः 
रविदृष्टे प्राग्लग्ने 
रविदृष्टे युक्त वा 
रविदृष्टः शनिभवने 
रविबुधगुरवो दशमे 
रविवुधगुरवो नवमे 
रविबुधजीवसिताः 
रविबुधशनयो दशमे 
रविबुधशुक्रा भाग्ये 
रविभागे रविदृष्ट 
रविभिजेन्मशिष्ट हि 
-रविभ्रगुजदेवपुज्याः 
-रविभोमचन्द्रपुत्राः 


पद्यानामकारादिकोहः । 


अ० श्लो० 
२६-४३ 
१०-६२ 
२६-२६ 
२८-७ 
३१-८२ 
४१-५७ 
३३-५२ 
२०-१६ 
३२-९० 
३३-५६ 
३२-५८ 
३२-९८ 
३२-५३ 
३२-५३ 
१०-१०० 
७-१ 
३२-५५ 
३२-१०१ 
३२३-५३ 
३३-५४ 
= 
१०-१०१ 
६-२ 
३४-१ 
३४-५८ 
२७-४ रे 
२२-२२ 
२२-६१ 
२२-८५ 
रे २-२५ 
३२-६२ 
२४-१३ 
५१-१० 
३३-२६ 
३३-२९ 


TT ian 


रविभौमदेवपुज्याः 
रविभोमवुधसुरेड्याः 
रविभौमबुधा नवमे 
रविभोमयोविळग्ने 


रविभौमौ धनसंस्थौ 
रविरपि विधनं जनयति 
रविरप्यधिमित्रस्थो 


रविरविजभूमितनयाः 
रविरुधिरी भवनं 


रविनंभस्थः स्वत्रिकोणगो 
रवियंदा चन्द्रमसः 
रविशशिकुजैरमेषे लग्ने 
रविशशिबुधशुक्र : 
रविशशिभवने शुक्रो 
रविसहितः शशितनयो 
रविसितबुधभानुसुताः 
रविसुठस हितश्चन्द्रो 
रविसौरिचान्द्रिभौमाः 
रविस्तृतीये भृगुनन्दनः 
रवीन्दुभौमेन्दुजजीव 
रवीन्दुवागीशशनैरच रश्च 
रवेद्वितीये बुधजीव० 
रवौ सरुधिरे द्य ने 
रक्मिप्रधानमेतत्‌ 
रहितो बुधगुरुशुक्र : 
राजपुरुषं प्रकाशां 
राजयोगाः समाख्याताः 
राजाधिनृपं स्वक्ष 
राजा रविः शशधरः 
राजा राजसमो वा 
राजोपयोगि शास्त्रं 
राजोपसेवकः स्यात्‌ 
राज्ञः संप्राप्घनो 

राज्ञः सुनीतिशिक्षा 
राज्यं ददाति विपुलं 


५२७, 


अ० इलो० 
३३-३० 
३३-५० 
३२-५७ 
३१-६ 
३४-१६ 
३४-१७ 
२५-११५ 
३४-१५ 
५२-१० 
३५-८१ 
१०-८१ 
३२५-१३३ 
३५-८२३ 
१०-९ 
३२-३२ 
३३-५५ 
३२-४० 
३२-५६२ 
३५-१६% 
२०-९ 
२०-१२ 
३५-१२४ 
४६-१८ 
३६-१ 
१०-४६ 
२५-४० 
३८-१३ 
४४-२५ 
४--७ 
२२-२८ 
२५-१ 
४४--३७ 
२१-६२ 
२७-२४ 
४०-५४ 


५३८ 


रात्रिदिवाबलपूर्ण: 
राभसिको दानरतः 
राशिदशावर्गभूपति० 
राशिपतो बलयुते 
राझिप्रभेदसंज्ञः कथितः 
राझिप्रमितेर्वषंः 

राशिफल यद्दृष्ट 
'राशेस्तदीशवरस्य च बलेन 


राशी होरान्तरं प्राप्य 
राशो ककंकटहोरायां 


राइयधिपेन च दृष्ट जीवे 
राइयन्तगतँः पापैः 
राश्यन्तगतैलेंग्नात्‌ 
राइयादिफलविभागः 
राइयादौ छग्नपतिः 
रासभमुखोऽसिताक्षो 
राहुइचतुष्टयस्थो मरणाय 
राहुः सप्तमभवने 


राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्‌ 
रिक्तातिरिक्तनिम्न० 


रिक्त वुधेन्दुभ गुजैः 
रिक्तोत्कटहृक्‌ क्र रो 
रिपुबान्धवक्कतपीडा 
रिपुभयकलहसमेतो 
रिपुभयकलहैर्मृक्तः 
रिपुभयविदेशगमनं 
रिपुभयविनाशदुःखेः 
रिपुभावे क्षितिसूनुः 
रिपुराशो त्रिभागोनं 
रिपुरोगपापमुक्तः 
रिपुहन्ता क्रोधपरो 
रुधिरगुहे शनिदृष्टो 


रुधिरदशायां झुक्र० 
रुधिरदानेशचरदृष्टो 


रुधिरसहितस्तु सौरः 


सारावली 


अ० इलो ० 


५-४१ 
२५०२ 
१०-३२ 
२३८८०६ 
ता 
१०-१८ 
RR 
NN 
१०-७१ 
१०-९६ 
३२-२२३ 
१०-३२३ 
का 


८-१ 


३५-१४७ 


५०-४६ 
१०-१५ 


१०-१०७ 


१२-४ 
४०--६९ 
NRG 

४८-१ 
RENO 
RNR 
४१-३६ 
४०-७३ 
४ १ न्न १ 
३४-४२ 
२९-१० 
४१-३२ 
२२-३४ 
२६-३० 
LR 
१०-४५ 
१०-५३ 


रुधिरा ङ्गसौरयुक्तः 
रुधिरे सुखेऽथवाक 


रुधिरः सोमजसहितो 
रूपान्वितमतिचतुरं 


रोगार्ताः कुकलत्रा मूर्खाः 
रोगार्तो मन्दसुतः 
रोगिणमरूपभारय 


रोमशगात्रो विकृतो 
रोमान्वितायतभूजः 
रोमोपचितांसभूजो 


लग्नं गणोत्तमोनं 

लग्नं मुक्त्वा विषमे 
लग्नं लग्नाधिपो 

लग्नं विहाय केन्द्र 
लग्नगा: सितशशाङ्कज 
लग्नगुहगस्य हि दशा 
लग्नछिद्रत्रिकोणेषु 
लग्नदायों5शतुल्य: स्यात्‌ 
लग्नदिवाकरचन्द्रा: 
लग्ननवभागतुल्या मूर्ति: 
ळग्नभागँः स्फुटरशमेः 
लग्नभाग क्रमेणैव 
लग्नव्ययदशमस्थः 
लग्नस्थःसुखसंस्थो 
लग्नस्थे रवितनये 


लग्नाच्छशी त्रिरिपुलाभ० 
लग्नात्‌ षष्ठमदाष्टमे 


लगनात्तक्षणमुदितं 


लग्तादातनयाय रन्भध्रनवग: 


लग्नादिकण्टकेभ्यः 
लग्ना विकेन्द्रवेश्मानि 


लग्नादीनां लिप्ता ज्ञेयाः 
लग्नादुपचयसंस्थेः शुभैः 
लग्नाइृशमे चन्द्र 
लग्नाइशमे राशो 


अ० इलो 
१०-६३ 
४६८००६. 
३२-४१ 
२६-५० 
२१-३० 
२५-२३ 
२६-६१ 
RNIN 
५७५०-४० 
५०—२० 


३८-५ 
८-१७ 
१०-१४ 
३५-१०७ 
३५-७२ 
४०-६६ 
४६-१९. 
३९-१७ 
३९-३ 
९-४५ 
३५-१७४ 
० १5६ 
३४-५४ 
सालो 
३४-५३ 
३५-५५ 
३४-१३ 
४-४ 
५२-७ 
RNS 
५१-११ 
३-१5 
१३-३२: 
३४-४० 
१२-९५: 


छर्नाद्भ्रातृदशायरात्रुष्‌ 
लग्नाद्विषमक्षंगतः 
ळग्नाद्द्वादशधनगेः 
ळगनाद्वच यरिपुगतयोः 
-लग्नाधिपजन्मपती 
लग्नाधिपलिः पापः 
लग्नाधिपतिः स्वोच्चे 
लग्नाधिपतेइचन्द्रो 
लग्नाधिपतेस्तुल्य: 
छग्नान्निशाकराद्वा 
लग्नान्त्यनवमन्तैधन० 
लग्नाकंजी वचन्द्रे: 
लग्नाकंशीतररमीनां यो 
लग्नाकेशीतरइमीनाँ याड 
लग्नांशलिप्तिका हत्वा 
लग्नास्तगते: सौम्य: 
लग्ने ककेटके सशीत० 
लग्ने चन्द्रेऽक वा पापा: 
लग्ने जलजे बन्धौ 
लग्ने जीवबुधौ दिवाकर 
लग्ने जीवः सितबुधयुतः 
लग्ने जीवाकंजयोः 
लग्ने जीवोऽथवा सौरः 
लग्ने त्रयो विगतशोक ० 
छगनेन्द्वोर्यो बलवान्‌ 
लग्ने बुधद्रेक्काणे 
लग्ने भौमो रविजसहितः 
लग्ने यद्द्रेक्काणा निगडा० 
लग्ने रविपूत्रसंयुते 
लग्ने रविमन्दकुजैः 
लग्ने रविसंयुक्त क्षीणेन्दौ 
लग्ने$क5ल्पकच: 
लग्ने शनैशचराँशे 
लग्नेश्वरस्य चन्द्रः 
लग्ने समराशिगते 


पद्यानामकारादिकोदा: । 


अ० श्लो० 


५२-३ 
८-२८ 
१०-२४ 
३४-५२ 
IOs 
१०-१०५ 
३५-११० 
१०-१०४ 
४-१८ 
२२०८०२ 
१०--४१ 
५३-१९ 
¥o०—३ 
४००५ 
२९-१८ 
२१-१४ 
५३-२ 
१०-४२ 
५३-१८ 
४-३५ 
४१-६० 
३१-७९ 
५३-२९ 
३४-१२ 
४५-५ 
३४-७१ 
३५-१०५ 
१०-१४ 
२५-६९ 


१०-१०२ 
८--४० 


३०-२ 
८--४९ 
११-१६ 
८-२१ 


लग्ने सुरेज्यश शिनो: 
लघुचित्तों मृदुनिपुण: 
लघुवीयों मकरस्थे 
लघृसत्वोऽसिततनयो 
ललितः कान्तः सुभगो 
ललितसरोगं सुभगं 
लाभधमे स्थिताः सौम्याः 
लाभे तृतीयषष्टे 
लाभे मन्दो गुरुभूगु 
लाभो भवति नराणां 
लावण्यवाही वहुभारवाही 
लिपिकरतस्करमुखरो 
लिपिकरपुस्तकवाचक० 
लिपिगणितकाव्यकुशलं 
लिपि पा ठ्यप रोऽभिज्ञो 
लिपिलेख्यकाव्यनिरतं 
लिपिलेख्यकाव्यपुस्तक० 
लब्धः कविः प्रधानः 
लब्धः कुस्त्रीसक्त: 
लूब्धः परस्वह्रणे 
लुब्धः समर्थमधुरो 
लूब्धः स्वाद्ददनपरः 
लूव्धाः कुकर्मनिरताः 
लूब्ध्रो वृत्तोरुजंघः 
लुव्धो व्याधिग्रस्त: 
लूतानां नकुलानां 
लेखकमतिसुकुमारं 
लोकनमस्य सुभगं 
लोहितसितशुकहरिताः 
व 


वक्रदशायां च गुरोः 

वक्रा कंशुक्रसौम्याः 
वक्राकंसोमात्मजदानवेड्याः 
वक्रिणस्तु महावीर्याः 

वक्री शनिभो मगुहं 


५३९7 


अ० इलो ० 


११-३४ 
२८-११. 
२७-१९: 
४७-३८ 
३२-१० 
२३-४९; 
३५-९६ - 


३५-१७५ 
३ ५- १८ द्‌ 


४०-४३ ' 
२७-१३ 
i 
१६-२५ 
२५-२३९ 
TANS 
१३-४६ 
२२-१४ 
१७-२०" 
२२-५६ 
४९-१० 
४८-२२ 
१-1 
ऊ: 
२३-५१. 
२७-२२ 
५२३-४१५ . 
२६-५६- 
२५-५५. 
३-४० 


४१०२७ - 
२२-५१. 
२०-१३ 
५-२३९. 
१०-४५. 


धव ५०४ ० 


-वक्रोपगस्य हिं दशा 
वक्रोऽपि तस्करर्पात 


वक्रो वा सौरो वा द्वादरा 


-चक्र त्रयोदशमितानि 
-वचसां पतिः सितयुतः 


वचसार्माधपः पूज्यं 
वचसि निपुणो महार्थः 
-बणिक्‌ कुलस्वभावः स्यात्‌ 


-वणिगंशे नररूपाः 
वदनाक्षिरोगतप्तः 
वधबन्धनकृन्मृत्युः 
वर्धबन्धनरोगार्तो 

-चनपर्वेतेषु रमते 
वनवासिचतुश्चरणात्‌ 
वनितासह्शाचार: 

-वयोनुमानाद्वर्षाणि 
वरयुवतिमाल्यवस्त्रैः 

-वर्गे पतच्चमराशौ 
वर्ग रविचन्द्रमसो: 

वर्गोत्तमगते चन्द्रे 

वर्गोत्तमस्त्रभवनेषु 
वर्गोत्तमे नवांशाः 


- वर्गोत्तमे त्रिप्रशृतिग्रहेन्द्राः 
-वर्गोत्तमे स्वकीये 
वर्गोत्तमे स्वभवने 
वर्गोत्तमे हिमकरः 
-वर्णाकृतिप्रभेदात्‌ 
-वर्धयति मित्रपक्षं 
वर्षानु मारयति शशी 
वसुसंचयवित्ससुहत्‌ 
-वस्त्रमणि रत्नभूषण 
'चस्त्राणां स्थुलाहतशिखि 
वहति मृदुसमीरो 
वाक्चपलमतिसुसौम्यं 
र्‍वाग्वुद्धिकमंनिरता: 


सारावली 


अ०० इलो० 


४०--६८ 
४४--६ 
१०-५७ 
३७-३० 
३३-२६ 
४४-१४ 
१६-७ 
१४-९ 
५२-२२ 
२२-१० 
हे ही 
१८-१३ 
२५-२१ 
४६-२८ 
१६७०-१० 
५१-५ 
२३-२१ 
३४-३१ 
३४-३६ 
३५-११ 
३५-३५ 
३-१३ 
३५-२९ 
२४-२२ 
३९-६ 
३५-६२ 
५३-६ 
४१-५४ 
१७-३१ 
१४-३ 
७-१२ 
६ 
३५-१४३ 
२६-६२ 
२६-२१ 


Pm mE RE PR अक इक त्याह सा) i RSD NUD ७ ७७३७3. “पाजा धारा सक © आता) अन्य आळा, “द क... समान न आळ), “जक ७० आर 5 nem: ७-७ २ 


वास्त्रुद्धियुतोदारः 
वास्बुद्धिविक्रमगुणैः 
वाख्बुद्धिवि भवपुत्रेः 
वाग्मीन्द्रजालनिरतः 
वाग्मी भ्रभुद्रेविणवानगदः 
वाचालः कल॒षकुशो 
वाजिखराइवतराणांँ 
वाणिज्यविपणिजीवाः 


वातव्याघिगुहीत 
वादविवादे कलहे 
वादिगुणः सम्पन्नः 
वादितगीतविधिज्ञः 
वानरमुखप्रवक्ता 


वामनो मकारान्त्ये लग्ने 
वारघ्नमनिहृताग्र' 
वासगृहे द्य नगतात्‌ 
वाहनधनन्रृत्ययुतं 
वाहननाशोद्वेगः 
वाहनबन्धुविहीनः 
विकलं कलहप्रायं 
विकलमहितं जनन्याः 
विकलनयनोऽष्टमस्थे 
विकल्शरीरः काणः 
विकलः पतितो मुखरो 
विकलः सुभगो वाग्मी 
विकलांग सुकलत्र: 
विकलांगो धनरहितः 
विकलो नीचाचारो 
विकलो रविलुप्तकरो 
विक्कतवदनोऽर्थभोक्ता 
विक्रम वित्तप्रायो 
विक्रान्तो बलयुक्तो 
विक्षतगात्रं मलिनं 
विख्यातं गुरुराढ्य 
विख्यातनामसारः 


अ० इलो० 


२८-२४ 
१३-६ 
२२-५० 
१८-१० 
१३-५ 
४2-३० 
५२-४६ 
३३-७२ 
२६-५७ 
३०-४ रे 
२७-१ 
२५-३४ 
५०-५९ 
८-५४६ 
५१-१५ 
९-१६ 
२८-५३ 
४०-५० 
३०-५ 
२५-५६ 
२३-८५ 
३०-५ 
३०-१३ 
३०-८५ 
१७-६ 
१७-२४ 
१६--९ 
१७-१६ 


३०-७५ 
१३-१० 
३०-४ 
२६-२९ 
४४-३ 
३०-४५ 


विख्यातंमल्लमोहित 
विख्यातोदारगुण: 


विख्यातो नुपमन्त्री 
विचरति नरेन्द्रभवने 
विचरति सुरपुज्यो 
विज्ञानकलाशास्त्र: 
विदधाति सावंभौमं 
विदित्वा त्रितयं ह्ये तत्‌ 
विद्याचार्य ख्यातं नृपति 
विद्यात्तृतीयभागे 
विद्यादानधनौधैः 
विद्याद्वितीयभागे 


विद्याधनजनहीनान्‌ 
विद्याधनधर्मरतः 


विद्याधनशौये यृतं 
विद्यामानयशोभिः 


विद्याशास्ताज्ञानं 
विद्याशास्त्राचायं 


विद्यासंस्कृतमतिरपि 
विद्रुमसुव्णेमणयः 
विद्वान्‌ लिपिलेख्यकरः 
विद्वान्‌ थिमातृपितृकः 
विद्वान्‌ सुरूपदेहः 
विद्वांसं धनवन्तं 
विद्वांसं धर्म रतं 
विद्विष्टो बहुदुःखो 
विद्वेषरतिन्‌ शंसो 
विधात्रा लिखिता यासों 
विनताङ्गः सत्रीलोळः 
'विन्ध्याचलसह्यगिरीन्‌ 
विपरोते स्थिते चन्द्र 
बिपुलविमलमूतिः 
विपुलश्रमैशच सुखितः 
विपुलाक्षिहृत्सुमेधाः 
विफलारम्भो भृतको 


पद्यानामकारादिकोदाः । 


अ० इलो ० 
३९-२९ 
२६-१७ 
२५-४६ 
२२-५२ 

३५-१७६ 

२८-५ 

३५-१५० 
१०-७३ 
१३-१२ 
४६-२६ 
४४-२० 
४६-२४ 
३३-४३ 

ho 
२५-३७ 
२२-३० 
४०-१२ 
२३-२० 
१६-२१ 
४१-१२ 
२२-३८ 
१७-२७ 
२७-७ 
३३-१० 
३३-४८ 
२३-७ 
२८-१५ 
र्क 
१६-१७ 
३७-३३ 
४०-१८ 


5-५० 


२५-१८ 
५०-९१ 
३१-५ 


विवुधगुरुयंदि भोमनवांशे 
विश्रान्तहृक्‌ प्रचण्डो 
विरळाग्ररदः श्याम: 
विलग्नं कथयेत्प्राज्ञः 
विलग्ननाथ: खलु लग्न 
विलग्नादिकला भाज्या 
विलग्नाधिपते: शत्रु; 
विविधधनागमलाभ 
विविधव्ययदुःखभुजां 
विविधस्त्री भोगग्रुतः 
विविधोपभोगमाढ्य 
विवृतोष्ठरदः कुष्ठी 
विशतिरंशाः सिहे 
विशतिरेकं द्वितयं 
विद्वासहासवश्य: 
विषमशरीरो ह्वस्वः 
विषमाः क्र रा निःस्वाः 
विषमे विषमांशगता 
विषशस्त्रयोगदोषेः 
विस्तरकृतानि मुनिभिः 
विस्तरतो निदिष्टाः 
विस्तीर्णमुजो नेता 
विस्तीर्णोपचितायत 
विहगोदितहृक्काणे 
वीक्षन्ते यावन्तो 


वुत्तानन उच्चनसस्त्वसिता० 


वुत्तासितदुक्‌ सुतनुः 
वुद्धचरितं कुलाग्र्यं 
वृद्धश्रावकभस्मधूलि 
वृद्धस्त्रीभिः क्रीडा 
वृद्धाकारो निस्वः 
वृद्धसभानां ज्येष्ठो 
वृर्चिककुळी रळग्ने 
वृर्चिकळग्ने पुरुषः 
वृद्चिकलग्ने भवने 


५४१३ 


अ० इलो० 


३५-७३ 
हक 
५०-८३. 
५१-६ 
३५-५३ 
३९-४ 
४२--४ 
४१-२५ 
४४-४३ 
२५-५२३ 
२५-६५ 
४७-४७- 
परक 
३९-२० 
४७-३२ 
१७-४ 
२१-४२ 
८-१४ 
४६-३२ 
र्र 
३८-१ 
१३-१९ 
१४८ १ < ी 
५३-१७ 
५३-१२ 
४८-१३ 
४०-२८ 
१३-२९ . 
२०-३१ 
४१-४८ 
RN 
२६-१४ 
९-८ 
४७-३० 
५२-४२. 


“५४२ 


-वुषभगणे दशमस्थे 
“चुषभविलग्ने शुरः 
“वुषसिही दशगुणितौ 
“बृषे शशी ऊग्नगतः 
-वेदाब्धिक्षंख्यैश्च मयूख 
-वेदार्थं शास्त्रवेत्ता 
-वेश्यामययू ते: 
*वेश्यामद्यव्यसने: 
-वेश्यारतिमृ दुवचा: 


-वेइयास्त्री कृतसौख्यः 
वेश्यास्त्रीजनवहुलाः 
-वेइयास्त्रीसं योगः 
-वेसरमहीसुवर्ण 
पवैधव्यं निधने चिन्त्यं 
-बैरप्रियोऽप्रहष्टः 
-व्पजनातपत्रसुमनो 
-व्ययगे$के शशिनि कृशे 
-व्ययभयपरिसन्तप्तो 
-व्ययभवनगतइचन्द्र 
-व्ययाम्बुधनखायेषु 
-व्ययाष्टषष्ठोदयगे 
-व्यवहारवोध्यशिक्षा 


-व्यसनपरिश्रमतप्तः 
व्यसनानि व्यसनानां 


-वपसृ जज्जगत्समस्तं 
व्याघ्राननः प्रगल्भः 
-व्याधेक्षणः सुदशनः 
-व्याधिप्रायोऽल्पायुः 
:व्याधिभिररिभिग्रंस्तं 
-व्याधिभिररिभिग्रंस्तः 
व्याधिभिररिभिग्रंस्तः 
:ब्पाधिभिररिभिव्यंसनः 
-व्याधिविनाशं सौख्यं 
व्याध्यार्तेश्रमबहुलः 
-च्यापन्नमातृवंशं 


सारावली 


अ० इलो० 


३३-६७ 

४७-७ 
५१-१३ 
३५-८५ 
३६-२४ 
२७-२३ 
४१-४२ 


, ४१-३१ 


२९-१२ 
३१-रे८ 
३४-६ 
३४-६३ 
४०--१८ 
४५-२ 
४७-४३ 
४०-४४ 
८--३७ 
Rc 
८-५५ 
४-२० 
१००--३ ० 
२९-१७ 
ए 
४१-२ 
३-२ 
५०-९७ 
५०-१८ 
३०-३३ 
२६-२२३ 
१८-१४ 
२२-५५ 
४१-१५ 
४१-४० 
२७-१६ 
३२-७० 


| 
| 


व्यापारश्रृतिसत्यश्‍चोर 
व्यामिश्रे:शु भभूमौ 
व्यायतगात्र रूक्षं 
व्यालमृगो रगहन्ता 
व्याल्म्बभुज: श्याम: 
व्याल: सुतुङ्गघोणो 
व्यालुप्तकेशगोरो 
व्यूढोरस्कोऽतिदाता 


व्योमळग्नप्रपन्नस्य 
व्योमाम्बुवातार्निमही 
व्योम्नि शङ्खधवलो 
ब्रणिताङ्गमरूपं वा 
ब्रतनियममङ्गलपराः 
श. 
शक्तिधनपौरुषगुह 


शक्रेज्यः ससितः शुचि: 
शङ्कप्रवालमणिभिः 
शङ्खा सिकुञजरगदा 
शत्रृगृहेऽके दशायां 
शत्रनीचनवांशेषु 
शत्र भयात्सोद्वेगो 
शनिवर्गस्थे चन्द्र 
शनिशुक्रबुधशशाङ्काः 
शर्निशुक्रामरगुरवो 
शनैश्चरश्च होरायां 
शनैशचरे लग्नगते 
शफरीयुगले चन्द्रः 
शब्दार्थविन्न्यायपटू: 
शमयति रिपुप्रतापं 
शयनोपचारकुशलं 


शरपःच्चाष्टमुनी न्द्रिय 
शशिगुरुसौरा नवमे 


शशिजलनिधिसंख्येः 
शशिज्ञगुरुभिः साध 


शरितनयोऽपि विधत्ते 


अ० इलो० 
२५-१५ 
५२-२२ 
२६-५४ 
२५-१० 
४९-२५ 
५०-१५ 
५०—४ 
२३-५ 
४१-५९ 
३७-११ 
३५-१६६ 
३२-६९ 
२१-२७ 


३५-१३० 
२२-६२ 
३७-४१ 
४०-५८ 
४०-१९ 
१६-१५ 
३४-३४ 

३२-१०७ 
३२-5२ 
१००८८ 

३५-१२९ 

२५-१८२ 
३७-१२ 
४१-१२ 
२३-७५ 

३-१५ 
३२-७५ 
३६-२२ 

५१-३ 
४४-१० 


म 
= 





शशिनो दशमे शुक्र: 
शाशिनोऽन्त्ये बुधसितयोः 
'शशिवुधरुघिराख्यैः 
आझरिबुधरुधिरांगेः 


झागिबुधसोरां नवमे 
शशिवक्राकिसुरेज्या 


शरिसुरगुरुबुधरवयो 
शशिसहिते केन्द्रस्ये 
शशी हयाणे रविजस्य 


शशीन्दुपुत्र क्षितिजाकं पुत्राः 


शशी पुरणः स्त्रांशं 
शस्त्रदहनप्रभेदैः 
-झस्त्रप्रहरणविद्याशक्ति 
'शास्त्रार्नियोनिपोषण 
शस्त्रात्सलिलादो नि 
शाकटिका मणिकारा: 
शान्ते प्रशान्तचित्तः 
शादू लप्नति माननो 
"शाश्वतसुलब्धविषयं 
“शास्त्रकुशलो नरेन्द्रः 
“शास्त्रार्थकाव्यवुद्धि 
“शास्त्रार्थक्कतिकलाभि: 
'शास्त्राथंतत्त्ववुद्धि: 
-शास्त्रवित्प्रवक्ता 
शास्त्रार्थ विद्धृतियुतः 
शास्त्रार्थं शिल्पकायेः 
'शिक्षाशास्त्रमतिः 
गशखिजळशस्त्रज्वर 
'शिरसो रुक्‌ गलरोगः 
शिल्गज्ञोऽतिसुशीलो 
शिर्ल्पाववादाभिरतो 
"शिल्पश्र तिशास्त्रज्ञो 
पशिल्पाचार्य ख्यातं 
ईशल्पादिकर्मान रत: 
"शिल्पोत्पन्नाधिकारो 


पद्यानामकारादिकोग: । 


अ० इलो० 
२३ १२ 
ज्य 
३५-१४४ 
३५-५८ 
३२-७३ 
३२-१०३ 
३२-८७ 
३५-१५४ 
२०-२२ 
२०-१४ 
२५-४७ 
३३-७९ 
१५-६ 
३१-६९ 
३३-५० 
३३-७१ 
५-८ 
३७-४० 
२७-३९ 
१७-२१ 
पर 
RR 
१६-२४ 
४९-२६ 
३७-४२ 
२७-१२ 
५०-७६ 
४६-१ 
४१-१६ 
३२-२० 
२६-१२ 
१५-१४ 
२२-३९ 
४७-३७ 
२३-७६ 


शिशिरकिरणशत्रुः 
शिशिरकिरणे स्वोच्चे 
शीतार्तो बहुभाषको 
शीर्षादि संस्पृशन्‌ 
दीर्षास्यवाहुहृदयं 


शीषाँदयक्ष षु गताः सवस्ताः 


शीर्षोदये विलग्ने मूर्धा 
शीर्षोदयेषु राशिषु 
शुक्रकुजयोविळग्ने 
शुक्रः कुट्म्बभवने 
शुक्रगुरुभोमरवयो 
शुक्रगुहे$्थ नवांशे 
शुक्रगुहे$केजदृष्ट: 
शुक्रज्ञभौमसुर्या: 
शुक्रदशायां पुपां 
शुक्रदशायाँ विजय: 
शुक्रनवांशे तस्मि० 
शुक्रबुधयोविलग्ने 
शुक्रवुधो रावतनयात्‌ 
शुक्रवृहस्पतिसोम्या: 
शुक्रभास्करेन्दवो 
शुक्रवाक्पतिबुधे: 
शुक्रशनेरच रश शिजा: 
शुक्रसहायः सूर्यो 
शुक्रः सुरगुरुसहितो 
शुक्रः सो रसहायः 
शुक्रस्याखिलभोगवस्त्र 
शुक्रारजीवरविशशि 
शक्राकेजौ चन्द्रमसोन 
शुक्राकेभोमर्शाशभिः 
शुक्रासितौ यदि परस्पर 
शुक्रण हश्यमानः 
शुक्रेण हृष्टमूतिः 
शक्रेण नुपतिसचिवं 
शुक्र न्दुजीवर्शाशजैः 


५४३ 


अ० इलो ० 
३८-९ 
३५-१२ 
३७-२२ 
4१-७ 
३-५ 
३५-३१ 
> << 
१२००२ 
३१-५५ 
३४-२० 
३२-९३ 
४५-२२ 
२६-२६ 
३२-८१ 
४१-४६ 
४०-४५ 
३४-३८ 
४५-२६ 
३५-१७२ 
३३-४५ 
३५-७१ 
३५-१५५ 
३२-८१ 
३२-२३४ 
३२-४८ 
रे २०२८ 
५४-८ 
८-३१ 
४--२६. 
८-१२ 
४५-१४ 
२५-४१ 
२४-१५ 
२४-३ 
३४-४५ 


Ee 


शुक्र न्दुभोमरवयो 
शुक्र न्दुयमा नवमे 


शक्रो घटे कुजो मेषे 
शक्रो भौमो बुधो वाऽपि 


शुक्रो रविशनिसहितो 


शक्लप्रतिपदशके मध्यबल: 


शभपणफरगा: शभप्रदा 
शभभवनसमेतः 


शभमूर्ति: शुभशी छो 
शृभवेषः प्रियभाषी 
शभस्य शभदः पूर्ण: 


शुभाधमदशा ज्ञेया 
शभे लग्न याते 


वान्येषु केन्द्रेषु शुभः 
शन्येऽस्ते कापुरुषो 
शरं नरेन्द्रयोधं 


शरं प्रमेहपीडितं 
शरं विकलशरीर 


शूरं कलाकाव्यनिधिः 
शरः क्षुधार्तेशचपलो 
शरः षण्डप्रकृति 


शरः संग्रामरुचि 
शरोऽथ सूत्रकारदचक्रधरो 


शरो भवत्यधुष्यो 

शूरो रणप्रतापी मल्लो 
शरो वित्तसमृद्धो नगरा 
शूरो त्रिद्वान्‌ वाग्मी 
शरो विमातृपितृको 
शोभनकर्मा मतिमान्‌ 
शोभनशिल्पाभिरतानु 
शोषभगन्दररागे 
शोचाचारश्रूतिवाक्‌ 
श्यामः कलासु निपुणः 
श्यामगुरुस्कन्धभुजो 
श्यामच्छविर्नेतन्न: 


सारावली 
अ० इलो ० 
३२-८५ | शपामः समग्रदशनो 
३२-७६ | श्यामः सुवाग्विनीतः 
३५-१७ | श्यामो ग्रुरुम॑नस्वी 
५३-४० | यामो मृगाक्षधन्यः 
१०-४३ | श्यामो मृदुः छृशाङ्गः 
५-१६ श्यामो मृदुमु गाक्षो 
काव्य श्यामो मृदुवंचस्वी 
३५-५१ | श्यामो$लसः सुभाषी 
३१-६३ | श्या मो विशालचक्ष 
हि श्रमनिरत: परिदीनः 
२५०५ | श्रमल्व्धवित्तशूरो 
४१-३ | श्रमशोकानर्थपरः 
४०--२४ 
ग्य श्रीदेवकीतिराजा 
कनी श्रीमान्‌ श्लिष्टाङ्गसन्धि 
४५-१५ श्रीमान्‌ स्ववाहुविभवो 
२७-६३ | श्रुतलिखितशिल्पचैत्य 
२६-५५ । श्रृतवान्‌ स्त्रीषु च रमते 
२३-२५ ¦ श्रृतिकल्पकलाभिज्ञः 
३७-५ | श्रुतिनीतिकाव्यनिरतं 
३७-१५ | श्रृतिशास्त्रगेयकुशलो 
२२-६० | श्रेणीगणराष्ट्राणां 
२२-१२ ¦ श्रेणीभृतिनगराणां 
१७-११ ¦ श्रेष्ठो राज्ञो मन्त्री 
३०-२८ | उवप्रभृतीनां प्रसवे 
१५०७-5८ ष. 
१५-२१ | षट्कोनं रिपुभवनं 
१७-३२ | षट्दशभवदुशिचिक्यानि 
१७-२३ | षड्‌ ग्रहाः स्वोच्चगाः 
२२-६१ | षड्भिः प्रवृद्धशव्दं 
३३-४० | षण्डमुखकामसेवी 
२२-२८ | षण्डाकारोऽतिशठः 
४७-४८ | षष्टिर्होरात्रिशच्चूडपदाना 
४६-३६ | षष्ठं द्यूनमथाष्टमं 
५०-३ पप्ठे साधुत्वयुतः 
५०-३२ | षष्ठे कुजाकिरवयः 


अ० इलो ०- 
५०—१०० 


४८-१६ 
५०-२७ 
४८-१६ 
५०-८२ 
५०-7७ 
५०-८० 
५०-८८; 
डैए-रेः 
३०—४०- 
२८-१३ 
२६-१५ 
३७-१ 
३७-२६ 
१३-०४ 
७-१० 
७५००-४० 
२६-६ 
३५-१५ 
१३-११ 
२७-८२ 
२६-५७ 
२२-३१ 
५८-३८ 


३-३१ 
३-३२३ 
४४-२५ 
४४-३४ 
४१-२३५ 
९८०५ 
३-१५ 
३५-२१ 
४७-२२ 


३५-१४२ 





See Ten रण 


4 


३५ 
स. 
सकलकरभारभारित 
सकलगगनगेहा: 


सक्लेशो निद्रेव्यः सुख 
संख्या नवांशतुल्या 
संग्रहनिरतं लुब्धं 
संग्रामकथाभिज्ञं 
संग्रामलव्धविजयो 
संग्रामे लव्धयशाः 
संग्रामे विक्कताज्ञ क्रू रः 
संग्रामोत्कटवीरयंः 
सचराचरस्य जगतो 
सचिव नुत्त मपुरुषानु 


सचिवो दानवेन्द्रस्य 
सञ्चयनिरतो बलवान्‌ 


संज्ञा वेश्‍माष्टमयोश्चतुरख्रं . 


सततमनारोग्यतनुं 
सततं मानार्थपरा 
सततोत्थितं विनीतं 
सत्यवचनं सुखाढयं 
सत्यं सतां गुरूणां 
सत्यसमाधिसुयुक्तः 
सत्योक्तं तूच्यते कश्चित्‌ 
सत्वेन वायोः पुरुषः 
सत्सुतभृत्याप्तयशाः 
सद्यः प्रतिरणविजयी 
सद्धर्मकर्मधनजैः 
सद्वस्तुभू षणयुतो 
सद्वित्तसारसुभगो 

सधनं नरेन्द्रपुज्यं 
सनाहका मणीनां 

सन्नो दरारिनपुंस्त्वः 
संनिरीक्ष्य रवेवीयं ग्रहाणां 
संपरप्रन्ति स्थानात्सदा 


सप्तमभवने भोमे 


अ० इलो० 


५४८४ 
२२-२९ 
२१--२७ 
३४-२७ 
२८-५२ 
२८-२२ 
३१-५८ 
२२--५१ 
२७-५७ 

RR 

२१-४ 
३३-४४ 
३८-२२ 
३०-१२ 

३-२८ 
३०-८० 
२१-३२ 
२६-४२ 
२६-२५ 
२७-५१ 

२७-५ 

४१-४ 
३७-१४ 
२२-६७ 
२५-२० 
२८-१७ 

२७-४ 
२८-१८ 
३३-२३ 
३३-७० 
३०-५५ 
१४-१० 

४-३२ 
४६-१४ 


पद्यानामकारादिकोश: । 


सप्तमभवने सौम्या ६ ` 
सप्तमभागे कोजे 
सप्तमळग्ने जातो 
सप्तक्षेग ग्रं हेन दे: 
सप्तारिभे ग्रहेन्द्राः 
सप्तांदाकबलसहितः 
सप्ताष्टमषष्टस्थाः 
संभूतारिष्टाख्या भङ्गः 
समकृष्णतनुः स्तव्धः 
समभिव्यक्ति होरा 
सममायततनुवित्तो 
समराशौ शशिसितयोः 
समाः स्वरैः सिहमृदङ्ग 
समुदितगुणं नरेन्द्र 
सम्पू्णंमुतिभेगवान्‌ 
सवंग्रहकृते योगे 
सकंग्रहयुतहष्ठे 
सवद्वन्द्ववि मुक्तो 
सरवंमपहाय चिन्त्यं 
सर्वेमर्ध तृतीयांशः 


सवसह: सुभद्रः समकायः 


सरवेस्य सरवेकालं 
सर्वातिशाय्यतिबलः 


सर्व क्र राः केन्द्र 

सर्व प्रणाममेते 
सवेर्गगनभ्रमणेह ष्टेः 
सरवेगंगनभ्रमणं ह ष्टेः 
सर्वे मित्र क्षं गतैः 
सलिलभवने च चन्द्रो 
सलिलमृगारण्यानां 
सलिलविषपादरोगातु 
सलिलाशयतो धनवानु 
सलिलाशयेषु रमते 
सलििलोपजीवविभवाः 


संवाहनादिकमें धु दक्षः 


५४६ 


सविता दशाफलानां ` 

` सवितुर्दशा च पुंसो 

स वितुस्तृती यप ्चम 
सव्यापसव्यभागे 
सव्यालोनिकशेलस्वणं 
सत्रणगात्रं रूक्षं 
संसक्ततनुः प्रमदाप्रियश्च 
संस्कारनाभमात्रा षिगुणा 
सहितौ चन्द्रजामित्रे 
साधुः कल्यशरीरो 
साध्वीतनयः प्रायः 
साध्वीव्रतभङ्गकरः 


सामान्यतश्च षोढा 
सामान्येनाभिहितो 
सारङ्गाक्षो वक्ता 
साहसकर्माभिरतः 
साहससङग्रामरुचिः 
साहसिकमति क्षुद्रं 
सितगुरुशशिजशशाङ्काः 
सितदृष्ट: शनिः कुम्भे 
सितभागे सितदृष्टे 
सितशशिकुजगुरुमन्देः 
` सितशशिवगं धीस्थे 
सितशशिसूत जीवैः 


सितारसूर्यात्मजजीवभास्करैः 


सितार्कभौमाकंसुताः 
सिते-दुजो त्राकं जसू्ये 
सिद्धारम्भो मान्यः 
सिंहवृषमेषकन्या 
सिहमृगौ जघनस्थो 
'सिहस्य समानमुखः 
शिहाजगो भिरुदये 
सिह! दिद्रेष्काणे दाता 
सिहे कमलिनीनाथ: 
सिहे दयितं ख्यातं 


सारावली 


अ० इलो० 
४०-४४ 
४०-५७ 
३५-१७३ 
१०-७२ 
७-७ 
३२-५२ 
५०-८४ 
५१८५१२ 
१०-७६ 
१८-१८ 
१६-२३ 
२५-३ 
४०-६० 
५२-२९ 
५०-४७ 
२२-३ 
३४-३ 
३२-६५० 
३२-१०५ 
३५-१5३ 
२४-४ 
२०-१७ 
३४-३९ 
३५-१३४ 
२०-७ 
२०-५ 
२०-१० 
३०-५८ 
३-३४ 
५३-८ 
४७-१९ 
६-४२ 
४८-१३ 
३५-१८० 
२७-४६ 


सिहोदये तथाद्ये 
सिहोदये दिनकरो 
सिंहोदये प्रसूतो 
सुकलत्रो हतशत्रु: 
सुकलाविदमत्याढ्यं 
सुकविः क्षोणीनाथः 
सुकुमारगौरदीर्घः 
सुकमा रमतिप्राज्ञ' 
सुकुमारमूतिकान्तः 
सुखतनुमदगाः शुभाः 
सुखधनमानाज्ञप्ति 
सुखधनसहितं शुक्रो 
सुखधनसौभाग्ययुतं 
सुखधनहीनमनार्यं 
सुखनयन विज्ञानयुतः 
सुखबुद्धिसत्वयुक्तः 
सुखभाक्‌ ख्यातो धनवान्‌ 
सुखरहितमथात्यन्तं 
सुखसुत मित्रविहीनं 
सुखसुत मित्रसमृद्धः 
सुखसुत मित्रोपचितं 
सुखसुत वित्तविहीनः 
सुखिनं कुजभे शशिजः 
सुखिनं धनिनं प्राज्ञ 
सुखिनमतीत्र हि ललितं 
सुगुहीतवाक्यमलसं 
सुतनुः शपितारिगणो 
सुतभवने शशिदेवनमस्यौ 
सुतभवनं शुभयुक्तं 
सुतसु खदुश्चिक्यगताः 
सुधामृणालोपमविम्ब 
सुनफाऽनफा दुरुधराः 
सुनभानभासरूपाः 
सुतयनमुदारदानं 
सुनयनवदनशरीरं 


अ० इलो० 
५३-५५ 
३५-५५ 
४७-१८ 
३१-६५ 
२८-४५ 
१६-२६ 
५०-५४ 
२६-५२ 
४८-११ 
३५-४५ 
४०-१३ 
३०-६४ 
२९-२ 
२९-४८ 
१३-२८ 
३१-३० 
२५-३६ 
२८-३७ 
३०-७८ 
२०-५४ 
३०-६६ 
३०--६ 
३६-२५ 
२७-५४६ 
२३-६२३ 
३०-४५ 
१६-३२ 
३५-७७ 
२४-२५ 
३५-६२३ 
३५-५७ 
१३-१ 
१३-३ 
२८-२६ 
३०-६२ 


सुप्तस्तु पश्यति 
सुप्रज्ञा च भवेत्‌ शोक्रे 
सुप्राज्ञोऽतिसुशीलः 
सुब हूना मुपयोज्याः 
सुवृहन्नसोजहष्टिः 
सुभगं ललितं सुखिनं 
सुभग पूज्यो लोके 
सुभगः सुतधन् युक्तो 
सुभगः सुरुचिरुदारः 
सुभगा: सेनापतयः 
सुभगान्वितो दरिद्रो 
सुभगो बहुभृत्यधनो 
सुभगो विद्वान्‌ वक्ता 
सुश्रळलाटकामी 
सुमधुरमतिवाचाटं 
सुमनस्क्रः सोन्मादो 
सुरगुरुपहितः सूर्यो 
सुरुगुरुसहिते चन्द्रे 
सुरपतिगुरुबंन्धुस्थाने 
सुरपतिगुरु: सेन्दुलंग्ने 
सुरपूज्य: शशिशुक्रौ 
सुरराजगुरुः साकिः 
सुरुचिरकारी दाता 
सुविस्तरं नीचकुलोद्भवाः 
सुशरीरं बलनाथं 

सुस्ती रत्ना थंश्रुतः 
सुहृदां संग्रहशीलः 
सूच्या दिकमे कुशलो 
सुयंजसहितः सौम्यो 
सूर्यनिशाकरसौरा 
सूयंशशिभौमगुरवः 
सूर्यरचतुष्पदस्थः शेषा 
सूय श्रन्द्रसहायो 
सूयेसहायः शुक्रो 
सूर्यः सौम्प्रसमेतो 
सूर्यः सौरसहायो 


पद्यानामकारादिकोशः । 


अ० श्लो० 
२७-२७ सूर्यस्याष्टसु बिन्दुषु 
४५-१३ | सूर्यः स्वपुत्रसहितो 


सूर्या ङ्गारकयोः खबन्धुगतयो 


३२-१७ 
२१-४६ | सूर्यात्‌ केन्द्रादिगतो 
५०-७४ | सूर्यादष्टमराशौ यदि 
२६-३५ | सूर्यादीनामुच्चाः 
१७-१४ | सूर्या दुद्वितीयराशौ 
२२३-६ | सुर्याद्वययगैर्वाशिद्दितीय 
३०-५६ ; सूर्यारचन्द्ररवयः 
२१-२५ | सूर्याशे यदि चन्द्र: 
२७-७ | सूर्यक्षिते गोनृपदेववासे 
१४-१२ | सूर्यण चोरघातकमथवा 
३२-२१ | सुयंण महामूखं 
५०-२३ | सुयेन्दुशुक्रार्यमहीसुतेषु 
दर सुयन्दुशुक्रायमहासुतेषु 
२६-२८ | सेनाचार्य: स्फीतो 
१८-२२ | सेनाधिपतिः शूरः 
२२-२३ | सेनानाथो निखिलनिरतो 
२२-३5 | सेनापति प्रचण्डं 
३५-१०१ | सेनापति समृद्ध 
२५-८० | सेर्ष्यं कन्यादयितं कामातं 
४-२० | सेवाकृदस्थिरधनो 
१९-२० | सेव्यं दिनकरदृष्टो 
४६-१४ | सोन्मादो गणमान्य: 
३५-९८ | सौभाग्यसोख्यविजय 
२१-५ | सौम्यः कान्तविलोचनः 
२१-७७ | सौम्यक्षेत्रे चन्द्रो होरा 
२२-६६ | सौम्यग्रहसंयुक्तः 
२६-२४ | सोम्यग्रहैरतिबले: 
२२-४७ | सौम्यदशायां प्राप्त 
२२-५६ । सौम्यवपुस्त्रीसुभगो 
२२-5४ सौम्यः शुक्रसहायो 


९-४४ । सौम्यः सुरगुरुस हितः 
३२-३० ! सौम्यः सौरसहायो 
३३-१७ | सोम्यस्त्रीधनलाभ: 
३३-१५ | सोम्याथंपुत्रमित्रश्नलमतिः 
३२-३५ | सोम्या: षष्टाष्टमगाः 





५८४७ 


अ० इलो० 


५४-३ 
३३-१८ 
४६-३ 
१३-३० 
१०-४८ 
३-३५ 
३४-७३ 
१४-१ 
३२-८६ 
३८-७५ 
जप री 
२४-२ 
२४-६ 
२०-२ 
३२-२३१ 
३१-५० 
३७-३५ 
२३-३२ 
२३-६० 
२८-४९ 
1 
२६-४९ 
१७-१५ 
४१-५२ 
४-२२ 
११-१० 
३१-४६ 
TN 
४०-३७ 
४९-५ 
३३-२४ 
३२-४५ 
३३-२५ 
४०-११ 
३०-३० 
१०-२२ 


५४८ 


सौम्ये चार्धमितो याति 
सोम्णे त्रिकोणसंस्थे 
सौम्येन धनी ज्ञेयः 
सौम्येन पापनिरतं 
सौम्ये पापफल प्रोक्त 
सौम्येलंग्ने पूर्ण स्वगृह 
सौम्यो धृष्यः सुखितः 
सौम्यो भास्करहष्टः 
सौरगुहे शनिहष्टः 
सौरक्षे शुभयोर्मध्ये 
सोरक्षं सौरगणो 
सौरसहायः शुक्रो 


सौरारगृहे तद्वत्‌ 
सौरांरोऽथ जलांशे 


सौरांशे शानिहष्टः 
सौरिः शुभभागस्थ' 
सौरिश्चतुर्थराशौ 

सौरे ग्रामपुराधिवाद्य 
सौरेण हृष्टमूतिः 
सौरेणाकृत्यकरं 
सोरेदंशां प्रपन्नः 

सौरे वृषभं याते 

सौरे व्याधिमवाप्नोति 
सौरो व्याधितदेहं 
सौवर्णाङ्ग: स्थिरस्वः 
सौवणिक: प्लृताक्षः 
स्त्रीकलहरुचिर्धेनभाक्‌ 
्त्रीक्षेत्रवित्तविभवः 
स्त्री चचलो5थंभागी 
स्त्रीच चलो विहारी 
स्त्रीजनहस्तिप्रायं 
स्त्रीणां चन्द्रसितो नपुंसक 
स्त्रीणां जन्मफलं तुल्यं 
स्त्रीणां वस्यः सुभगो 
स्त्रीतृल्यतनुह्णीमान्‌ 


सारावली 


अ० श्लो० 


३९-१२ 
८-५५ 
३२-७ 

२४-२१ 

४०-५२ 

९--७ 

३०-२० 

३४-२४ 

२८-६६ 
४६-६ 

३४-२८ 

३२-५० 

४५-१५ 
९-२७ 

२४-१९ 

२०-२८ 

३१-२३ 
परी 

२७--४८ 

२४-११ 

४०-४८ 
२८-४ 

१०--८० 

३३-१३ 
२३-१ 
१७-५ 

१७-३१ 
३-१३ 

४८-१२ 
४२-९२ 

३४-५८ 
४-१४ 
“५-१ 
३५४-२ 

२२-४२ 


्त्रीदुर्भंगः स्वतन्त्रो 
स्त्री दुर्भ गोऽल्पवित्तः 
स्त्रीद्वेषणो वपुष्मान्‌ 
स्त्रीनिजितं दरिद्र 
स्त्रीपुंनपुंसकाख्याः क्षेत्रेषु 
स्त्रीभरणदुःखतप्तः 
स्त्रीभिः सम्परिभूतो 
स्त्रीमण्डलेषु कुशलं 
स्त्रीमरणं हरणं वा 
स्त्रीमानयशोभूतिः 

स्त्री मित्रभागरसवित्‌ 
स्त्रीमृष्टपानभोजन 
स्त्रीरत्नानि सुखानि 
स्त्रीलोलुप: कुचरित: 
स्त्रीलोलो लम्बवाहुः 
स्त्री तस्त्र माल्य गन्धैः 
स्त्रीविरहदुःखखिन्नः 
सत्रीवे रान्नष्टधनः कुत्सित 
्त्रीवै रान्नष्टधनः शूरः 
स्त्रीसङ्गादुद्विग्नः 
सत्रीसत्वं स्त्रीललितं 
स्त्रीसम्पर्कजविभवाः 
स्त्रीसेवी युवतिधनः 
्त्रीहेतो दु: खातं 
स्तिमितं वुषभं स्त्रीणां 
स्थलजलराशिविभागाः 
स्थलजलखगो विळरनात्‌ 
स्थानधने₹व्येयु तं 
स्थनबलेन समेतः 


स्थितो भानोः पुत्रो 
स्थिरपुत्रदारसुह्ृदं 
स्थिरभोदये तदंशे 
स्थिरसत्वबुद्धिरतिमानु 
स्थूला स्थिमँन्द रोमा 
स्थूलोष्ठबाहुरुत्नततनुः 


अ० श्लो० 


२६-१० 
१५-१३ 
४९-९ 
२८--४८ 
४-२८ 
४५-१३ 
३१-२० 
२९-४२ 
४१-५० 
४९-३१ 
४८-२१ 
४८-१० 
३१-८५ 
३१-५७ 
२३-३७ 
५-& 
३१-८ 
६-८ 
३१-८१ 
२५-४७ 
२३-३२ 
३३-७५ 
२२-२३२ 
२८-२५ 
२८-६१ 
५२-५३ 
५३-२४ 
१६-३३ 
५-३५ 
३५-३७ 
२३-१२ 
५३-५६ 
५५-५९ 
२३-३० 
५०-२१ 


स्नानविभूषणनिरतः 
स्नानोपभोगभूषण 
स्निग्धच्छविः सुवाक्यः 
स्निरधच्छविः सुवेषः 
स्निरध्रमृदुपवनभाजो 
स्निग्धस्तेजो युक्तः 


स्निरधासिता च हरिता 


स्निग्धासितान्तपृथुद्ृक्‌ 
स्निर्धेर्भवन्ति भूपाः 
स्पष्टार्थेवित्कलाज्ञः 
स्फटिकोपल्संकाशा 
स्फीत धनस्त्रीस हितः 


स्फीतयशसो गुणाढ्या: 
स्फुटनासिकास्फुटः स्यात्‌ 


स्फुटवाक्य विगतधनं 
स्फुटिताग्रनसः कालो 
स्मृतिमतिकुलसंपन्नं 
स्यातां यद्यात्राने 
स्यान्मल्लः परपृष्टः 
स्रग्धौताम्बरयुक्तः 
स्रस्ताल्परोममुति: 
स्वक्षः प्रसन्नगौरः 
स्वक्षः स्थिरः सुकेशः 
स्वक्षेत्रे च चतुष्टये 
स्वगुहनवांशे लग्ने 
स्वगुहांशकसंयोगात्‌ 
स्वगृहे तृतीयभागे 
स्वगृहे मित्रभागेषु 
स्त्रगुहेऽसृक्‌सित दृष्ट: 
स्वगुहोच्चसौम्यवगे 
स्वजनपरिच्छदवाहन 
स्वजनायासवियोगं 
स्वजनावमर्दनपरो 
स्वजनाश्रयो दयावान्‌ 
स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु 


अ० इलो० 


२९-२० 
२८-२२ 
५०-५२ 
५०-प८द८ 
१२-८ 
३७-१० 
३७-१८ 
५०-७९ 
३७-५९ 
५०-९६ 
३७-१७ 
२४-४ 
२१-२८ 
५०-४९ 
२९-३१ 
५०-७२ 
२६-४५८ 
८-५३ 
१७-३३ 
१५-११ 
५०-४३ 
५०-६४ 
५०-१६ 
३७-२ 
९-४ 
५३-११ 
३५-६७ 
३५-४४ 
२५-२९ 
३४-१४ 
३०-५३ 
४१-२३ 
१४७ ७० ९ 
२१-२२ 
३७-४३ 


| 
| 
| 


१ 


पद्यानामका रादिकोग: 


स्वत्रिकोणगते: सर्वे: 
स्वत्रिकोणगुहं केचित्‌ 
स्वद्रेक्काणबलेनाहीनो 
स्वप्नेऽभिपर्यति सुवणं 

स्व मित्रक्षेत्रसंस्थानां 
स्वराशौ स्वत्रिकोणे च 
स्वक्षेत्रिकोणतुङ्गस्थाः 
स्वक्षंबलेन च सहितः 
स्वक्षेसुतनवमेशा द्रेक्काणानां 
स्वर्क्षात्‌ केन्द्रेषु यातं: 

स्वक्षे नक्षत्रनाथः 

स्वक्षे शशी विपुलरश्मि 
स्वर्भानुनोपसुष्टा यदि 
स्वल्पश्रृतमतिमूखरं 
स्वल्पसुखं स्वल्पधनं 

स्वल्पा कुञ्चित मूर्धजः 

स्वस्थः करोति जन्मनि 
स्वस्थशरीरसमागम 
स्वस्थानपरि भ्रष्ट: क्लिष्टः 
स्वं स्व पूर्वंविलग्नं 
स्वस्वामिहष्टयृक्त 
स्वात्केन्द्रायनवाष्टवित्तगुहगो 
स्वात्र्यायात्मजषट्त्रिकेषु 
स्वायुषो लग्नगे क्र रे 
स्वांशात्परस्य भागे यस्मिनु 
स्वांने दिनकरहष्टः 

स्वांशे दिवाकरो यस्य 
स्वांशेऽधिमित्रभावे 


स्वांशे रवो शीतकरे 
स्वांरो सौम्येरबलेः 
स्वे राशो परभागे 
स्वे स्वे भवने पुंसां 
स्वोच्चत्रिक्रोण गुहगैः 
स्वोच्चनीचत्रिकोणक्षं 
स्वोच्चप्राप्तस्य दशा 


4५४९ 


अ० इलो ० 


४४-३१ 
३८-१७ 
५-२१ 
३७-२५ 
५-४७ 
४०-२३ 
६-१ 
RR 
३-१४ 
३५-२६ 
३५-१० 
३५-८० 
१०-६० 
२६-४५ 
२८-३६ 
४-२१ 
५-६ 
५—Yo 
मार 
५३-०१ 
३२-४ 
५२-२ 
५ २-८ 
३९-१९ 
३-४१ 
२४-१० 
३५-८ 


३५-११३ 


३८-८ 
५३-२५. 
५३-१४ 
३२-२७ 

बेर 
४०-४५ ३ 
डच 


५५० 


स्वोच्चं याता: सर्वे 
स्वोच्चसिद्धो ग्रहः शोच्य: 
स्वोच्चस्थस्वगृहेऽथवापि 
स्वोच्चस्थितः शुभफलं 
स्वोच्चस्थे दश सूर्ये 
स्वोच्चस्थे र: भौमसौर 
स्वोच्चस्थो रवितनयो 
स्वोच्चस्वकालळबलिनः 
स्वोच्चः स्वकीयभवने 
स्वोच्चस्वरारिनिजभाग 
स्वोच्चाश्चिता श्रेष्ठवलाः 
स्वोच्चे गुराववनिजे 
स्वोच 1गुरुस्तनुगतः 
स्वोच्चे दशमे जीवे 
स्वोच्चे भवति च दीप्तः 
स्वोच्चे भानुः प्रकटितबलो 
स्वोच्चोदये कृतपदः 

हः 
हतपुत्रदारनिःस्वा 
हयनरविदेहलग्ने 
हितसमरिपुसंज्ञा ये 
हिवुकगते धरणिसुते 
हिवुकास्तकमंस हितैः 
हिवुक्रे$के वियाति कुजे 
हिमररिमरल्पपुण्यं 
हि्रोऽर्निकमे कुशलो 
हृद्रोगी बहुसत्वः सतां 
हेमप्रवालभूषण 
हेलिर्भानुः शशी चन्द्रः 


सारावली 


अ० इ्लो० 


४४-४६ 
२९-१५ 
११-१४ 
५-२५ 
३६-२ 
३५-५ 
225 ४ 
४०-२२ 


३०-४७ ४ 


३०-६ 
५-१५ 
३५-5 


३५-१२९ 


Sh 
५-३ 
३५-८४ 


३५-१०२ 


२१-४० 


५३-४४ 


४-३१ 
5-२२ 
४६-१२ 
४६-१० 
४४-१६ 
२१-४७ 
२-६४ 
३४-६० 
४-१० 


१ 
| 
| 
| 





होरागतैर्घनगतेः 


होराग्रहबल्साम्ये निसर्गजं 


होरा चतुर्थसञ्तमदशमेषु 
होरा जन्माधिपतेः 
हो रातृष्णार्तानां शिष्याणां 


होरादिकण्टकेभ्यः 
होरादिनेशशशिनां 
होरादिपतिद्य ने 
होरानिधनास्तगते: 
होरामनीक्षमाणे शशिनि 
होरायां कण्टके चन्द्रो 
होरायाँ कण्टके भौमो 
होरालेखामुपेतः स्फुट 
होराशशिनोबेलवान्‌ 
होराष्टमस्थितः सूर्य: 
होरा सवंबलोपेता 
होरासंस्थे जीवे सुशरीरः 
होरास्तगतैः शकटं 
होरेन्दुयुतैः सौम्यैः 
होरेन्द्रोर्वेलयोगाद्यो 
होरेश्वरम्तु मृत्यौ 
ह्रस्वः पिङ्गललोचनो 
ह्वस्वः पृथुचारुतनुः 
हुस्ववदनोन्नतांस: 
'हस्वाननस्वरूप: 
ह्वस्वास्तिमिगोजघटा 
ह्वस्वोदरः सुरोषो 
ह्वस्वोन्नतोष्ठघोणः 
ह्वस्वो मृदुः सुधीरो 
ह्रस्वो हठश्रूताथः 


इति सारावळीस्थपद्यानामकारादिक्रमकोशः सम्पुर्ण: । 


eR याळ ७ भभ. 


अ० इलो० 
३३-८२ 
५-२०: 
३१-१ 
४१-५८ 
१-६ 
२,१०0 
४०--४ 
१०-२६ 
१ ०--४० 
९-२८ 
१०-५५. 
१०-८३ 
३५-१३२ 
३३-६५ 
१०-८२ 
३९-५ 
३०-५० 


२१-१५. 
८-३४ 


३३-२ 
१०-२८. 
४-२३ 
४८-२३ 
५०-४३ 
४९-प८ 
३-३७ 
५०-१४ 
५०-६५ 
५०-१० ६ 
४८-१२ 


वये ० (७ १» (७) ७ ८ 


+9. 
+10. 


11, 
12. 
13. 
14. 


15. 
16. 
107. 
18. 


19. 
20. 


21. 


22. 


23. 
24. 
25. 
26. 
ET 


हमारे अन्य प्रकाशन 


, अंक विद्या--गोपेश कुमार ओझा 511. ९५. 5 
. अर्घमातेण्ड--मुकुन्दवल्लभ ( तेजी-मन्दी का हिन्दी में अनुभूत ग्रंथ ) शीक्र 
, अर्घमार्तण्ड ( 074० ९५. )--मुकुन्दवल्लभ 10 
. आप और आपकी राशि -_केवलानन्द जोशी 6 
, उड़ुदाय-प्रदीप--लघूपाराशरी भाष्य--भाष्यकार मुकुन्दवल्लभ 6 
. कर्मठगुरु—मुकुन्दवल्लभ 16 
. कालचक्र ( फलित ज्योतिष )--दीवान रामचन्द्र कपूर 8 
. कालचक्र की उत्पत्ति और विकास --राजेश्वर झा 6 


Key to Astro-Palmistry & Hand Psychology K. C. Sen Shortly 


Khandnkhadyaka of BrahmaguPta—With thc Comm. 
of Bhattotpala, Eng. Tr. Introduction and Notes— 


Bina Chatterji 125 
ग्रहलाघव--सं ० केदारदत्त जोशी शीघ्र 
गणितप्रवेशिका--केदारदत्त जोशी 2:50 
चन्द्रहस्तविज्ञान--चन्द्रदत्त पन्त शीघ्र 
चमत्कारचिन्तामणि--भट्टनारायणक्कत ( हिन्दी व्याख्या )--ब्रजविहारी 
लाल शर्मा ( अजिल्द ) 28; ( सजिल्द ) 35 
ज्योतिषजगत्‌---दुर्गादत्त शर्मा शीघ्र 
ज्योतिष तत्व प्रकाश--पं ० लक्ष्मीकान्त कन्याल 30 
ज्योतिषशास्त्र में स्वरविज्ञान--केदारदत्त जोशी 3 
ज्योतिष रहस्य--जगजीवनदास गुप्त, 200. ९. ( गणित खण्ड ) 5 
( फलित खण्ड ) 12 
ज्योतिविदाभरण कालिदासकृत मूल व हिन्दी टीका--रामचन्द्र पाण्डे शीघ्र 
जातकादेशमारग (चन्द्रिका) गोपेश कुमार ओझा 10 
जातक पारिजात-मूल हिन्दी व्याख्या सहित, सम्पादक--गोपेश कुमार ओझा 
प्रथम भाग ( अजिल्द ) 45; ( सजिल्द ) 60 
द्वितीय भाग शीघ्र 
ताजिक नीलकण्ठी भा० टी० केदारदत्त जोशी ( सजिल्द ) 45 
( अजिल्द ) 30 
त्रिफला ( ज्योतिष )--गोपेशकुमार ओझा 8 
दैवज्ञका मधेनु--मूल एवं हिन्दी, व्याख्याकार पं० केदारदत्त जोशी गीघ्र 
दशाफलूविचा र--जगजी वन दास गुप्त 310 60, 10 
प्रश्‍नचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पंत | 7 


Popular Hindu Astronomy—K. N. Mukberji 20 


५५२ 


28. फलदीपिका ( हिन्दी अनुवाद सहित ) गोपेश कुमार ओझा 22 
29. फलितमार्तण्ड--मुकुन्दवल्लभ 16 
30. Fundamentals of Astrology M. 1२, Bhat 60 
31. Bribat Samhita——M. R. Bhat Part 1 110; part I 90 
32. बृहद्‌ दैवज्ञरञ्जन सूल व हिन्दी--टीकाकार पं० मुरलीधर चतुर्वेदी शीघ्र 
33. भारतीय ळग्नसारणी--गोपेशकुमार ओझा शीघ्र 


34. मुह॒तेंचिन्तामणि--पीयूषधारा हिन्दी टीका सहित--केदा रदत्त जोशी 


49, हस्तरेखाविज्ञान--गोपेश कुमार ओझा 


50. होरारत्नम्‌--मुरलीधर चतुर्वेदी प्रथम भाग ( अजिल्द ) 50, ( सजिल्द ) 75 


24 | 


(अजिल्द ) 40; ( सजिल्द) 60 
35. रमल-प्ररनोत्तरी--रामचन्द्र कपूर 5 
36. राइयभिधानकल्पलता--मुकुन्दवल्लभ, 270 ९4. 5 
37. लधघुपाराशरी-सिद्धान्त--मेजर एस० जी० खोत 40 
38. ळग्नचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पन्त 36 
39. वषंचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पंत शीघ्र 
*40. षोडशांगं अर्थात्‌ तान्त्रिक पंचांग--पं० श्रीधर सिद्ध ( तप्रक ) 6 
41. षड्वर्गफळ प्रकार--मुकु न्दवल्लभ शीघ्र 
42. बृहदवकहड़ाचक्र---हिन्दी व्याख्या सहित--पं० केदारदत्त जोशी 3 
43. सत्य सिद्धान्त ज्योतिष--प्रभुलाल शर्मा 6 
44. सचित्र ज्योतिष शिक्षा--वी० एल० ठाकुर ज्ञान खण्ड : 9 
गणित खण्ड : प्रथम भाग 25 
» : द्वितीय भाग 10 
फलित खण्ड : प्रथम भाग 20 
११ » ¦ द्वितीय भाग 24 
११ 7 ¦ तृतीय भाग 40 
वर्षं फल खण्ड 25 
प्ररत खण्ड 25 
सुहुते खण्ड 16 

संहिता खण्ड 
45. सचित्र हस्तरेखा सामुद्रिक शिक्षा--एन० पी० ठाकुर 20 
46. 1000 Aphorisms on Love and Marriage——G. K. Ojha 30 
47. सुगमज्योतिषभ्रवेश्चिका--गोपेश कुमार ओझा 20 
48. सारावली--मुरलीधर चतुवंदी ( अजिल्द ) 30; ( सजिल्द ) 45 
20 


द्वितीय भाग ( अजिल्द ) 50; ( सजिल्द ) 75 


F 


। ॥॥? & ७ 





थि व्य ॥ 
% ब्‌; ख न 
Sd 
FSA ® } १ 


| अ? 


त हु 
i 





हमारे महत्त्वपुण ज्योतिष प्रकाशन 


अंक बिद्या--गोपेश कुमार ओझा १ 
त्रिफला (ज्योतिष) --गोपेश कुमार ओझा ८ 
कर्मेठग्रु--मुकुन्द॒ वल्लभ १६ 


ग्रहलाघव--सं० केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५० 
चमत्कारचिन्तामणि--भट्टनारायण 
( हिन्दी व्याख्या ) --ब्रजबिहारीलाल शर्मा 
(अजिल्द) रु० ४०; (सजिल्द) ६० 
जातकादेशमार्गं चन्द्रिका--गोपेश कुमार ओझा १० 
जातकपारिजात--गोपेश कुमार ओझा (दो 
भागों में ) प्रथम भाग (अजिल्द) ४५; (सजिल्द) ६० 
द्वितीय भाग , ६५; » ८५ 
ज्योतिष तत्त्व प्रकाश--लक्ष्मीकान्त कन्याल ३० 
ज्योतिषरहस्य--जगजीवनदास गुप्त 
(गणित खण्ड) ५; (फलित खण्ड) १२ 
ताजिक नीलकण्ठी भा० टी०--केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द) ३०; (सजिल्द) ४५ 


दशाफलविचार--जगजीवनदास गुप्त १० 
फलितमातंण्ड--मुकुन्दवल्लभ १६ 
फलदीपिका---गोपेश कुमार श्रोझा ४० 
बृहद्‌ देवज्ञमनोरळ्जन--मूल व हिन्दी टीकाकार 
--मुरलीधर चतुर्वेदी शीघ्र 


सुहतंचिन्तामणि--पीयूषधारा हिन्दी टीका सहित 
-केदारदत्त जोशी (अजिल्द) ४०; (सजिल्द) ६० 
लघुपाराशरी-सिद्धान्त--मेजर एस० जी० खोत ४० 





लग्नचन्द्रप्रकाश--चन्द्रदत्त पन्त ३६ 
सचित्र ज्योतिष शिक्षा--बी० एल० ठाकुर 
ज्ञान खण्ड : & 
गणित खण्ड : प्रथम भाग २५ 
1) : द्वितीय भाग १० 
फलित खण्ड : प्रथम भाग २० 
1 ३ : द्वितीय भाग २४ 
nn : तृतीय भाग ¥o 
वषं फल खण्ड २५; प्रशन खण्ड २५ 
मुहते खण्ड १६; संहिता खण्ड २४ 
सचित्र हस्तरेखा सामुद्रिक शिक्षा 
---एन० पी० ठाकुर २० 
सुगमज्योतिषप्रवेशिका--गोपेश कुमार ओझा २० 
हस्तरेखाविज्ञान--गोपेश कुमार ओझा २० 


मोतोलाल बनारसीदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 





श्रीमिश्रवलभद्रविरचितं 
होरारत्नम्‌ 
व्याख्याकार : डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी 

भारतीय ज्योतिषशास्त्र में होरा का अधिक महत्त्व है क्योंकि इसके आधार 
पर वार-गणना की जाती है तथा अहोरात्र के बारह लग्नों का और उनके आधार 
पर शुभाशुभ फल का ज्ञान होता हे । 

होरारत्न के दस अध्याय हैं। प्रस्तुत कृति होरारत्न का प्रथम भाग हे । इसमें 
प्रथम पांच अध्याय हिन्दी अनुवाद के साथ दिये हैं। 

प्रथम अध्याय--राशियों और ग्रहों की संज्ञा, स्वरूप, बलावल और फल का 
भिन्न-भिन्न रीतियों से विवेचन । द्वितीय अध्याय--जातक के जन्मकाल में निषिद्ध 
योगों का निरूपण, अशुभ-योग की शान्ति के उपाय, होराचक्र, उसमें अभिजित्‌ 
गणना का विचार, जन्मपत्री लिखने का क्रम, प्रभव आदि संवत्सरों के फल, 
पञ्चांग, षड्वगं, गण आदि के फल, डिम्भचक्र एवं उसके फल का विवेचन। 

तृतीय अध्याय--भावों की आवश्यकता, उनका आनयन, भावस्थ ग्रहों का 
फल, हिल्लाज के अनुसार भावफल, ग्रहचेष्टाश्रों एवं भावचेष्टाग्रों का विचार, 
अवस्था ज्ञान, पञ्चम, सप्तम और दशम भाव में ग्रहों की अवस्था का फल, शयन 
आदि अवस्था में सूर्यं आदि ग्रहों का फल, बारह राशियों में स्थित सूर्यादि ग्रहों 
का और उन पर ग्रहों की दृष्टि का फल। 

चोथा अध्याय--राशिस्थ ग्रहों तथा सूर्यादि ग्रहों का फल, उच्च, नीच, मित्र, 
शत्रु आदि में स्थित ग्रहों का फल । पांचवां अध्याय--गरिष्टविवेचन, आयुयोग, 
पितु-मातृ-कष्टप्रद योग, जातक के अरिष्ट-विनाशक योग, राजयोग, महापुरुष योग, 
) छाया व तत्त्वो के फल, ग्रहरश्मियों का ज्ञान और उनके फल का विवेचन । 

हिन्दी व्याख्या सरल, सुगम और स्पष्ट है । ज्योतिविदों के लिये अतीव 
उपयोगी है। प्रथम भाग: मूल्य (अजिल्द) रु० ५०; (सजिल्द) रु० ७५ 

ग्रहलाघव 
केदारदत्त जोशी 

सोलह अध्याय का यह ज्योतिष ग्रन्थ त्रिस्कन्ध ज्योतिष में गणित ज्ञान देने में 
सर्वोपरि है । आकाशीय वस्तुस्थिति का चमत्कारिक सिद्धान्त इसमें स्थापित 
किया गया है । बड़े लम्बे अंकों की संख्याओ्रों के गणित की गुणन भाजन की लम्बी 
और परिश्रम साध्य ग्रहगणित की ग्रसुविधा को समझकर लेखक ने लघु आंकड़ों 
से ग्रहसाधन की शुद्ध एवं सुक्ष्म चमत्कारिक गवेषणा की है--इसी कारण इस 
ग्रन्थ का सही नामकरण 'ग्रहलाघव' किया है। 

मूल एवं दो प्राचीन टीकाओं के साथ मूल ग्रन्थ को लेखक ने महान्‌ परिश्रम 
. से हिन्दी भाषा के माध्यम से उदाहरण सहित सरल एवं स्पष्ट कर दिया है। 
(अजिल्द) ३५; (सजिल्द) ५० 


सोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 





